सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 790 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रीमद्रोस्वामी तुलसीदासजीविरचित 


थश्रीरामचरितमानस 
[ केवल हिन्दी अनुवाद ] 


जे हि ० 


दर हू 
2 


५६” “!॥ 


श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई। 

नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 

अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥ 


टीकाकार --हनुमानप्रसाद पोह्दार 


॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीकी अनुपम कृति श्रीरामचरितमानस धर्म और संस्कृतिका 
विश्वकोष है। इसमें सम्पूर्ण मानवधर्म और विश्व-संस्कृतिका सम्यक्‌ विवेचन हुआ है। यह 
हिन्दी ही नहीं, अपितु विश्व-साहित्यकी अक्षय निधि है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने 
जीवनके प्रत्येक पक्षके वर्णनमें इसमें श्रीराम-भक्तिको इस प्रकार ओत-प्रोत कर दिया है 
कि वह जीवनका अभिन्न अंग बन गयी है। आदर्श गार्हस्थ्य जीवनके साथ सर्वोच्च भक्ति, 
ज्ञान, त्याग, वैराग्य, आदर्श राजधर्म, आदर्श पातिब्रत-धर्म, आदर्श भातृ-धर्म, आदर्श मित्र- 
धर्म, आदर्श प्रतिज्ञापगालन तथा सदाचारका यह ऐसा उदाहरण है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। 
कदाचित्‌ संसारके किसी भी भाषामें आजतक ऐसा ग्रन्थ-रत्न रचा ही नहीं गया। किसी 
भी देश, वेष, आयु, लिड्भवाले मनुष्यके लिये यह समान रूपसे उपयोगी है। भक्ति, नीति, 
ज्ञान तथा सदाचारका जितना प्रचार-प्रसार इस ग्रन्थके द्वारा समाजमें हुआ है उतना किसी 
और ग्रन्थके द्वारा नहीं हुआ। 

इस ग्रन्थकी सर्वव्यापी महत्तासे प्रभावित होकर अनेक विद्वान्‌ मनीषियोंने इसकी टीकाएँ 
लिखोीं। प्रत्येक संस्करण और टीकामें कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य है। कल्याणके आदि 
सम्पादक नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोह्ारने अन्यान्य दुर्लभ प्रतियोंके 
अध्ययनके बाद इस पवित्र ग्रन्थका न केवल सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थके रूपमें सम्पादन 
किया, अपितु सुन्दर सरल भाषामें इसकी टीका भी लिखी। यद्यपि इस पवित्र ग्रन्थके अनेक 
संस्करण मूल एवं टीकाके साथ गीताप्रेससे प्रकाशित हो रहे हैं, फिर भी पाठकोंकी माँग 
तथा जनसाधारणकी सुविधाको देखते हुए इस संस्करणके प्रकाशनका निर्णय किय गया। 
प्रस्तुत संस्करणमें श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा की गयी टीकामात्रको प्रकाशित किया गया 
है। जो सर्वसाधारणके लिये सच्चा पाथेय है। इस अलौकिक ग्रन्थके भावोंका जितना ही 
पठन-मनन किया जायगा, उतना ही जगत्‌का मड्नल होगा--इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है। जगत्‌में सुख, शान्ति एवं प्रेमका प्रसार करने तथा भगवत्कृपाका जीवनमें अनुभव करनमेमें 
यह पाठकोंका सहयोगी बने--भगवानूसे ऐसी प्रार्थना है। 


-“ प्रकाशक 


॥ श्रीहरि: ॥ 
श्रीरामचरितसमानसकी 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१-गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी ............ ८ 
२-श्रीरामशलाका प्रश्नावली .......................... ११ 
३-नवाह्पारायणके विश्राम-स्थान .........................- १३ 
४-मासपारायणके विश्राम-स्थान ........................... १३ 
५-मायामुक्त नारदजी ................................... श्ड 
बालकाण्ड 
६-मंगलाचरण ............................----०-००००००००--- श्ष्‌ 
७-गुरु-वन्दना ......................... «५५ --०५०-००००००००००००- १६ 
८-ब्राह्मण-संत-वन्दना ...........................------०-- १७ 
९->खल*वबन्दतों ५५.3 ..3:3: 7:73) 2, ::: १८ 
१०-संत-असंत-वन्दना .........................--.-----५-०००-- १९ 
११-रामरूपसे जीवमात्रकी वन्दना .........................- २१ 
१२-तुलसीदासजीकी दीनता और रामभक्तिमयी 
कविताकी महिमा .......................... ५-५० २२ 
१३- कवि-वन्दना ..........................--०-०-००००-०००००- २६ 
१४-वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदिकी 
वन्दता 3 35558 7 5205 77:52 40 २७ 
१५- श्रीसीताराम-धाम-परिकर-वन्दना ...................... २८ 
१६-श्रीनाम-वन्दना और नाम-महिमा ...................... ३० 
१७-श्रीरामगुण और श्रीरामचरितकी महिमा .............. ३५ 
१८-मानसनिर्माणकी तिथि ................................---- ४० 
१९-मानसका रूप और माहात्म्य ............................ ४० 
२०-याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद तथा प्रयाग-माहात्म्य ... . ४६ 
२१-सतीका भ्रम, श्रीरामजीका ऐश्वर्य और सतीका खेद... ४९ 
२२-शिवजीद्वारा सतीका त्याग, शिवजीकी समाधि ....... ५२ 
२३-सतीका दक्ष-यज्ञमें जाना ............................ ण्ण्‌ 
२४-पतिके अपमानसे दुःखी होकर सतीका 
योगाग्रिसे जल जाना, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस .............. ५६ 
२५-पार्वतीका जन्म और तपस्या ..........................- ५६ 
२६-श्रीरामजीका शिवजीसे विवाहके लिये अनुरोध ..... ६१ 
२७-सप्तर्षियोंकी परीक्षामें पार्वतीजीका महत्त्व ........... ६१ 
२८-कामदेवका देवकार्यके लिये जाना और भस्म होना... ६४ 
२९-रतिको वरदान ........................... ५-०० ६७ 
३०-देवताओंका शिवजीसे ब्याहके लिये प्रार्थना करना, 
सप्तर्षियोंका पार्वतीके पास जाना ................... ६७ 
३१-शिवजीकी विचित्र बारात और विवाहकी तैयारी ... . ६९ 
३२-शिवजीका विवाह ............................. ५-५५ ७१ 
३३-शिव-पार्वती-संवाद ............................. ८४ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
३४-अवतारके हेतु...................--००-«>>>____ञञञ--ध» ८ण्‌ 
३५-नारदका अभिमान और मायाका प्रभाव ............... ८७ 
३६-विश्वमोहिनीका स्वयंवर, शिवगणोंको तथा भगवान्‌को 
शाप और नारदका मोह-भंग ........................--- ९० 
३७-मनु-शतरूपा-तप एवं वरदान........................--- ९४ 
३८-प्रतापभानुकी कथा ........................... ५-०५ ९९ 


३९-रावणादिका जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा 


अत्याचार ..........................-------०००००००--००००००--- ११० 
४०-पृथ्वी और देवतादिकी करुण पुकार ................... ११४ 
४१-भगवान्‌का वरदान............................---००---००---- ११६ 
४२-राजा दशरथका पुत्रेष्टि यज्ञ, रानियोंका गर्भवती 

होना 82205 ००१ ४० 20 > 27 2077802% 57 ११७ 


४३-श्रीभगवान्‌का प्राकट्य और बाललीलाका आनन्द.. ११८ 
४४-विश्वामित्रका राजा दशरथसे राम-लक्ष्मणको माँगना १२६ 
४५-विश्वामित्र-यज्ञकी रक्षा ............................--------- १२७ 
४६-अहल्या-उद्धार ........................--५५---००५००-००«५+«+« १२८ 
४७-श्रीराम-लक्ष्मणसहित विश्वामित्रका जनकपुरमें प्रवेश १२९ 
४८-श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर जनकजीकी प्रेम-मुग्धता १३० 


४९-श्रीराम-लक्ष्मणका जनकपुर-निरीक्षण................. १३२ 

५०-पुष्पवाटिका-निरीक्षण, सीताजीका प्रथम दर्शन, 
श्रीसीतारामजीका परस्पर दर्शन.......................- १३६ 

५१-श्रीसीताजीका पार्वती-पूजन एवं वरदानप्राप्ति तथा 
राम-लक्ष्मण-संवाद ..........................------५--- १४० 


५२-श्रीराम-लक्ष्मणसहित विश्वामित्रका यज्ञशालामें प्रवेश १४२ 


५३-श्रीसीताजीका यज्ञशालामें प्रवेश ........................ १४६ 
५४-बन्दीजनोंद्वार जनकप्रतिज्ञाकी घोषणा .............. १४८ 
५५-राजाओंसे धनुष न उठना, 

जनककी निराशाजनक वाणी ..........................- १४९ 
५६-श्रीलक्ष्मणजीका क्रोध ......................... .. ... १४९ 
७५७-धनुषभंग ............................--०--०००-००-००-००-००-- श्प्ड 
५८-जयमाल पहनाना .............................. ५०-०० श्ण्ष 
५९-श्रीराम-लक्ष्मण और परशुराम-संवाद ................... १५८ 
६०-दशरथजीके पास जनकजीका दूत भेजना,अयोध्यासे 

बारातका प्रस्थान ............................----------- श्६५ 
६१-बारातका जनकपुरमें आना 

और स्वागतादि...................................-------- १७३ 
६२-श्रीसीता-राम-विवाह ............................... १८३ 
६३-बारातका अयोध्या लौटना और अयोध्यामें आनन्द १९५ 


[५] 


विषय पृष्ठ-संख्या 

६४- श्रीरामचरित सुनने-गानेकी महिमा .................... २०४ 
अयोध्याकाण्ड 

६०-मंगलाचरण ......................--०---००००«ल्‍न्‍्न्‍्व__-वन्‍->>>« र्ग्५ 


६६-रामराज्याभिषेककी तैयारी, देवताओंकी व्याकुलता 


तथा सरस्वतीजीसे उनकी प्रार्थना ................... २०७ 
६७-सरस्वतीका मन्थराकी बुद्धि फेरना,कैकेयी-मन्थरा-संवाद २११ 
६८-कैकेयीका कोपभवनमें जाना ...........................- २१६ 
६९-दशरथ-कैकेयी-संवाद और दशरथ-शोक, सुमन्त्रका 

महलमें जाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामजीको 

महलमें भेजना ........................--०५--०००००००-००००- २१७ 
७०-श्रीराम-कैकेयी-संवाद ..........................----------- २२४ 
७१-श्रीराम-दशरथ-संवाद, अवधवासियोंका विषाद, 

कैकेयीको समझाना ........................ ५ ---५५०- २२६ 
७२-श्रीराम-कौसल्या-संवाद ........................----०००००- २३० 
७३- श्रीसीता-राम-संवाद..........................- ००००-०० २३४ 
७४- श्रीराम-कौसल्या-सीता-संवाद ........................--- २३७ 
७५-श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद .........................----०---- २३८ 
७६-श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद ...........................----- २४० 
७७-श्रीरामजी, लक्ष्मणजी, सीताजीका महाराज दशरथके 

पास विदा माँगने जाना, दशरथजीका सीताजीको समझाना २४१ 
७८-श्रीराम-सीता-लक्ष्मणका वनगमन और नगर- 

निवासियोंको सोये छोड़कर आगे बढ़ना ............ २४३ 
७९- श्रीरामका श्रढ़वेरपुर पहुँचना, निषादके द्वारा सेवा. २४६ 
८०-लक्ष्मण-निषाद-संवाद, श्रीराम-सीतासे सुमन्त्रका 

संवाद, सुमन्त्रका लौटना ............................-- २४८ 
८१-केवटका प्रेम और गछ्ल-पार जाना ................... रण 
८२-प्रयाग पहुँचना, भरद्वाज-संवाद, 

यमुनातीरनिवासियोंका प्रेम .....................-----००-- रण५ 
८३-तापस-प्रकरण ........................- ५०००-०० र्‌ण्छ 
८४-यमुनाको प्रणाम, वनवासियोंका प्रेम ...................- २५८ 
८५-श्रीराम-वाल्मीकि-संवाद .......................... .------- र्‌दद५ 
८६-चित्रकूटमें निवास, कोल-भीलोंके द्वारा सेवा ....... २६९ 
८७-सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना और सर्वत्र शोक देखना २७४ 
८८-दशरथ-सुमन्त्र-संवाद, दशरथ-मरण .................. २७६ 


८९-मुनि वसिष्ठका भरतजीको बुलानेके लिये दूत भेजना २८० 


९०-श्रीभरत-शत्रुघ्करा आगमन और शोक................. २८१ 
९१-भरत-कौसल्या-संवाद और 

दशरथजीकी अनत्येष्टि-क्रिया ..........................«- २८३ 
९२-वसिष्ठ-भरत-संवाद, श्रीरमजीको लानेके लिये 

चित्रकूट जानेकी तैयारी .......................---------- २८६ 


९३-अयोध्यावासियोंसहित श्रीभरत-शत्रुतप़् आदिका वनगमन २९३ 
९४-निषादकी शट्ढ्रा और सावधानी .......................-- र९५ 
९५-भरत-निषाद-मिलन और संवाद एवं 


विषय 


भरतजीका तथा नगरवासियोंका प्रेम ................. 


पृष्ठ-संख्या 


२९७ 


९६-भरतजीका प्रयाग जाना और भरत-भरद्वाज-संवाद ३०२ 
९७-भरद्वाजद्वारा भरतका सत्कार ........................- ३०३ 
९८-इन्द्र-बृहस्पति-संवाद ..........................----- ३०९ 


९९-भरतजी चित्रकूटके मार्ममें .........................- ३११ 
१००- श्रीसीताजीका स्वप्र, श्रीरामजीको कोल-किरातोंद्वारा 
भरतजीके आगमनकी सूचना, रामजीका शोक, 


लक्ष्मणजीका क्रोध ........................... ३१३ 
१०१-श्रीरामजीका लक्ष्मणजीको समझाना एवं भरतजीकी 

महिमा कहना ...................... ५०००-०० ३१६ 
१०२-भरतजीका मन्दाकिनी-स्रान, चित्रकूटमें पहुँचना, 

भरतादि सबका परस्पर मिलाप, पिताका शोक 

आए आंदे! ५:2५ 8280 5287 37978 ३१७ 
१०३- वनवासियोंद्वारा भरतजीकी मण्डलीका 

सत्कार, कैकेयीका पश्चात्ताप ........................ ३२५ 
१०४- श्रीवसिष्ठजीका भाषण. ......................... ३२७ 
१०५- श्रीराम-भरतादिका संवाद ..........................- ३३० 
१०६- जनकजीका पहुँचना, कोल-किरातादिकी भेंट, 

सबका परस्पर मिलाप ........................---- ३३७ 
१०७- कौसल्या-सुनयना-संवाद, श्रीसीताजीका शील ... ३४० 
१०८-जनक-सुनयना-संवाद, भरतजीकी महिमा .......... ३४४ 
१०९-जनक-वसिष्ठादि-संवाद, इन्द्रकी चिन्ता, सरस्वतीका 

इन्द्रको समझाना.......................... ५०-५० ३४६ 
११०-श्रीराम-भरत-संवाद ............................------ ३४८ 
१११-भरतजीका तीर्थ-जल-स्थापन तथा चित्रकूटभ्रमण.. ३५६ 


११२- श्रीराम-भरत-संवाद,पादुका-प्रदान, भरतजीकी विदाई ३५७ 
११३-भरतजीका अयोध्या लौटना, भरतजीद्वारा पादुकाकी 
स्थापना, नन्दिग्राममें निवास और श्रीभरतजीके 


चरित्र-श्रवणकी महिमा ........................---- ३५८ 
अरण्यकाण्ड 

११४-मंगलाचरण ......................... ...--५--०००-०५०-०--- श्द्द५ 
११५-जयन्तकी कुटिलता और फललप्राप्ति................. ३६६ 
११६-अत्रि-मिलन एवं स्तुति ............................-- ३६७ 
११७- श्रीसीता-अनसूया-मिलन और अश्रीसीताजीको 

अनसूयाजीका पातिद्रतधर्म कहना .................. ३६८ 
११८-श्रीरामजीका आगे प्रस्थान, विराध-वध और शरभड़- 

प्रपक्त 20370 परतप व तप जप जा 5 आप: ३७० 
११९-राक्षस-वधकी प्रतिज्ञा करना .......................-- ३७२ 
१२०-सुतीक्ष्णजीका प्रेम, अगस्त्य-मिलन, अगस्त्य संवाद, 

रामका दण्डक-वन-प्रवेश और जटायु-मिलन .. ३७२ 
१२१- पशञ्चञवटी-निवास और श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद..... ३७६ 
१२२- शूर्पणखाकी कथा, शूर्पणखाका खर-दूषणके पास 

जाना और खर-दूषणादिका वध ................... ३७८ 


[६] 
पृष्ठ-संख्या 


विषय 

१२३- शूर्पणखाका रावणके निकट जाना, श्रीसीताजीका 

अग्रि-प्रवेश और माया-सीता......................- ३८२ 
१२४-मारीचप्रसंग और स्वर्णपृगरूपमें मारीचका 

मारा जाता .....ै..: ४२८ कप पप- सम सम सपम ३८४ 
१२५- श्रीसीताहरण और श्रीसीता-विलाप ................. ३८७ 
१२६-जटायु-रावण-युद्ध ................... ०५००० ३८८ 
१२७- श्रीरामजीका विलाप, जटायुका प्रसंग .............. ३८९ 
१२८-कबन्ध-उद्धार ..........................०५--००००००-०- ३९२ 
१२९-शबरीपर कृपा, नवधा भक्ति-उपदेश और 

पम्पासरकी ओर प्रस्थान ........................----- ३९३ 
१३०-नारद-राम-संवाद ..........................------०--- ३९७ 
१३१-संतोंके लक्षण और  सत्संग-भजनके 

लिये प्रेरणा ..........................५५--००५-०००-००-- ३९९ 

किष्किन्धाकाण्ड 

१३२-मंगलाचरण ..........................---००--०००-००--०-- ४०१ 
१३३-श्रीरामजीसे हनुमानूुजीका मिलना और 

श्रीराम-सुग्रीवकी मित्रता ........................----- ४०२ 
१३४-सुग्रीवका दुःख सुनाना, बालिवधकी 

प्रतिज्ञा, श्रीरामजीका मित्र-लक्षण-वर्णन .......... डण्ड 
१३५-सुग्रीवका वैराग्य .................................५५---- डण्प्‌ 
१३६-बालि-सुग्रीव-युद्ध, बालि-उद्धार .................... ४०६ 


१३७- ताराका विलाप, ताराको श्रीरामजीद्वारा उपदेश और 
सुग्रीवका राज्याभिषिक तथा अंगदको युवराजपद्‌ ४०७ 


१३८-वर्षा-ऋतु-वर्णन .....................-००००--००००---- ४०९ 
१३९-शरदू-ऋतु-वर्णन .....................----------००---- ४१० 
१४०- श्रीरामकी सुग्रीवपर नाराजी, लक्ष्मणजीका कोप. ४११ 
१४१-सुग्रीव-राम-संवाद और सीताजीकी खोजके लिये 

बंदरोंका प्रस्थान ..........................--५५--००--० ४१३ 
१४२-गुफामें तपस्विनीके दर्शन .......................----- ४१५ 
१४३-वानरोंका समुद्रतटपर आना, सम्पातीसे भेंट और 

बातचीत: 2५ 47 3277: 75,270 ४१५ 
१४४-समुद्र लाँघनेका परामर्श, जाम्बवन्तका हनुमान्‌ूजीको 

बल याद दिलाकर उत्साहित करना ............... ४१७ 
१४५- श्रीरामगुणका माहात्म्य ....................... ५-५ ४१८ 

सुन्दरकाण्ड 

१४६-मंगलाचरण ...........................-----०००-०-०००--- ४१९ 
१४७-हनुमानूजीका लड्ढको प्रस्थान, सुरसासे भेंट ,छाया 

पकड़नेवाली राक्षसीका वध .........................- ४१९ 
१४८- लड्जावर्णन, लड्डिनीपर प्रहार,लड्ढामें प्रवेश ...... ४२१ 
१४९-हनुमान्‌-विभीषण-संवाद ...........................-- डर२२ 
१५०- हनुमानूजीका अशोकवाटिकामें सीताको देखकर 

दुःखी होना और रावणका सीताजीको भय 

दिखलाना ......................---५--००--०--०-०----- डर४ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१०१-श्रीसीता-त्रिजटा-संवाद .........................----- डर५ 
१०२-श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद ...........................---- ४२६ 


१५३-हनुमान्‌जीद्वारा अशोकवाटिका-विध्वंस, अक्षयकुमार- 
वध और मेघनादका हनुमान्‌जीको नागपाशमें 


बाँधकर सभामें ले जाना ...........................- ४२९ 
१५४-हनुमान्‌-रावण-संवाद ..........................------ ४३० 
१५०-लड्ढा-दहन .......................---------- "० ०»न्‍ञञ-- ४३३ 
१५६- लड्ढा जलानेके बाद हनुमानूजीका सीताजीसे विदा 

माँगना और चूड़ामणि पाना .....................----- ४३३ 
१५७- समुद्रके इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन- 

प्रवेश,सुग्रीव-मिलन, श्रीराम-हनुमान्‌-संवाद ..... ४३३ 
१५८-श्रीरामजीका वानरोंकी सेनाके साथ चलकर 

समुद्रतटपर पहुँचना ..................................--- ४३८ 
१०५९-मन्दोदरी-रावण-संवाद ........................------- ४३८ 
१६०-रावणको विभीषणका समझाना और विभीषणका 

अपमान: ५६०४४४७- २५३४३ ४४०३८ ४०७ ४३९ 
१६१-विभीषणका भगवान्‌ श्रीरामजीकौो शरणके लिये 

प्रस्थान और शरणप्राप्ति ...........................--- ४४१ 
१६२-समुद्र पार करनेके लिये विचार, रावणदूत शुकका 

आना और लक्ष्मणजीके पत्रको लेकर लौटना ... ४४५ 
१६३-दूतका रावणको समझाना और लक्ष्मणजीका पत्र 

देना ४४७ 
१६४-समुद्रपर श्रीरामजीका क्रोध और समुद्रकी 

वित्रती ४ 0200 7, 70077 27200 डड९ 
१६५-श्रीराम-गुणगानकी महिमा .......................--- ४५० 

लड्ढाकाण्ड 
१६६-मंगलाचरण ...........................--००-०००-०७««>«> है 
१६७-नल-नीलद्वारा पुल बाँधना, श्रीरामजीद्वारा 
श्रीरामेश्वरकी स्थापना .........................----०- है 
१६८- श्रीरामजीका सेनासहित समुद्र पार उतरना, सुबेल 
पर्वतपर निवास, रावणकी व्याकुलता .............. डप्ड 
१६९-रावणको मन्दोदरीका समझाना, रावण-प्रहस्त- 
संवाद, 505 65 88: 02:४ 78347 डण्ड 


१७०-सुबेलपर श्रीरामजीकी झाँकी और चन्द्रोदयवर्णन, ४५७ 
१७१-श्रीरामजीके बाणसे रावणके मुकुट-छत्रादिका 


गिरना 30 20005 00 00005 0082, 756 5 755 डण्८ 
१७२-मन्दोदरीका फिर रावणको समझाना और श्रीरामकी 

महिमा कहना ...................-२०७०००००००००००००००००-- है 
१७३-अंगदजीका लंका जाना और रावणकी सभामें 

अंगद-रावण-संवाद .........................-----०५-«- ४६१ 
१७४-रावणको पुनः मन्दोदरीका समझाना ................ ४७१ 
१७५-अंगद-राम-संवाद ...........................----५-- ४७३ 
१७६८ युद्धारंस्भ। 07०४७) ४: ४४४४: 2:30 00:88 03: ४७३ 


[७] 


विषय पृष्ठ-संख्या 

१७७-माल्यवान्‌का रावणको समझाना ..................- ४७८ 
१७८- लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध, लक्ष्मणजीको शक्ति लगना ४८० 
१७९-हनुमानूजीका सुषेण वैद्यको लाना एवं संजीवनीके 

लिये जाना, कालनेमि-रावण-संवाद, मकरी- 

उद्धार, कालनेमि-उद्धार ........................- ४८२ 
१८०-भरतजीके बाणसे हनुमान्‌का मूच्छित होना, भरत- 

हनुमानू-संवाद ........................---००--०------०- ४८३ 
१८१-श्रीरमजीकी प्रलापलीला, हनुमानूजीका लौटना, 

लक्ष्मणजीका उठ बैठना .........................--- डटड 
१८२-रावणका कुम्भकर्णको जगाना, कुम्भकर्णका 

रावणको उपदेश और विभीषण-कुम्भकर्ण-संवाद ४८५ 
१८३-कुम्भकर्ण-युद्ध और उसकी परमगति .............. ड८७ 
१८४-मेघनादका युद्ध, रामजीका लीलासे नागपाशमें 

बंध, 3 2 2 5 ला टी 272, 57 ४९१ 
१८५-मेघनाद-यज्ञ-विध्वंस, युद्ध और मेघनाद-उद्धार .. ४९३ 
१८६-रावणका युद्धके लिये प्रस्थान और श्रीरामजीका 

विजय-रथ तथा वानर-राक्षसोंका युद्ध ............. ड९५ 
१८७-लक्ष्मण-रावण-युद्ध .....................-५५--०००--०० ४९८ 
१८८-रावण-मूर्च्छा, रावण-यज्ञ-विध्व॑ंस,राम-रावण- 

6 2 008 अत 00200 ४९९ 
१८९-इन्द्रका श्रीरामजीके लिये रथ भेजना, राम-रावण- 

2276 अल 6 कह ३ किन की 2 ५०२ 
१९०-रावणका विभीषणपर शक्ति छोड़ना, रामजीका 

शक्तिको अपने ऊपर लेना, विभीषण-रावण-युद्ध ... ५०५ 
१९१-रावण-हनुमान्‌-युद्ध, रावणका माया रचना, 

रामजीद्वारा माया-नाश ...........................----- "०६ 
१९२-धोर युद्ध, रावणकी मूर्च्छा ........................... ५०७ 
१९३-त्रिजटा-सीता-संवाद ..............................----- ०९ 
१९४-राम-रावण-युद्ध, रावण-वध, सर्वत्र जयध्वनि .... ५११ 
१९५-मन्दोदरी-विलाप, रावणकी अन्त्येष्टि-क्रिया ....... ५१३ 
१९६-विभीषणका राज्याभिषेक ...........................-- ५१५ 
१९७-हनुमानूजीका सीताजीको कुशल सुनाना, 

सीताजीका आगमन और अग्रि-परीक्षा ............. ण१० 
१९८-देवताओंकी स्तुति, इन्द्रकी अमृत-वर्षा............. ५१७ 


१९९-विभीषणकी प्रार्थना, श्रीरामजीके द्वारा भरतजीके 
प्रेमदशाका वर्णन,शीघ्र अयोध्या पहुँचनेका अनुरोध ५२२ 

२००-विभीषणका वस्त्राभूषण बरसाना और वानर-भालुओंका 
उन्हें पहनना ........................ ०००० ०००>>>०>०>>>>० 

२०१-पुष्पकविमानपर चढ़कर श्रीसीता-रामजीका अवधके 


ण्रर३े 


विषय पृष्ठ-संख्या 

लिये: प्रस्थान): 3 88: के पी ग नमन कि ण्र्४ड 

२०२-श्रीरामचरितकी महिमा .........................- ५२६ 
उत्तरकाण्ड 

२०३-मंगलाचरण ............................--५---००-०००-०-- ५२७ 
२०४-भरत-विरह तथा भरत-हनुमान्‌-मिलन, अयोध्यामें 

आनंद 277 2०7 20% 82070 702 77000 7२२०० ०४० ५२८ 
२०५-श्रीरामजीका स्वागत, भरत-मिलाप, सबका 

मिलनानतदं- ५००४ कलै्ड की रिककक ५२९ 
२०६-राम-राज्याभिषेक, वेदस्तुति, शिवस्तुति ............. ण्३५ 
२०७-वानरोंकी और निषादकी विदाई ....................- ५३९ 
२०८-रामराज्यका वर्णन ........................००५---००५००- "४१ 
२०९-पुत्रोत्पत्ति, अयोध्याजीकी रमणीयता,सनकादिका 

आगमन और संवाद ..........................५०५---- ण्डड 
२१०-हनुमानूजीके द्वारा भरतजीका प्रश्न और श्रीरामजीका 

'डपदेंश 2: 020720 652 002500 00% 20702 /0: ५४९ 
२११- श्रीरामजीका प्रजाको उपदेश (थश्रीरामगीता), 

पुरवासियोंकी कृतज्ञता ........................-----५--- ण्ण्३ 
२१२-श्रीराम-वसिष्ठ-संवाद, श्रीरामजीका भाइयोंसहित 

अमराईमें जाना .........................-००५०--०००--००-- ण्ण्ण्‌ 
२१३-नारदजीका आना और स्तुति करके ब्रह्मलोकको 

लौट जाता,,७-४७४४/७३ ४०४ कम 5४ ण्ण्६ 
२१४-शिव-पार्वती-संवाद, गरुड़-मोह, गरुड़जीका 

काकभुशुण्डिसे रामकथा और राम-महिमा सुनना ५५७ 
२१०५-काकभुशुण्डिका अपनी पूर्वजन्मकथा और 

कलिमहिमा कहना.................... ५५ -०००-०००- ५७९ 
२१६-गुरुजीका अपमान एवं शिवजीके शापकी बात 

सुनता 2५: 5003:00000000782 20707: 20 00773: ५८६ 
२१७-रुद्राष्ट्रक ........................ ००५०५ >०त>०_>+>५«५ ५८६ 
२१८-गुरुजीका शिवजीसे अपराध-क्षमापन, शापानुग्रह 

और काकभुशुण्डिकी आगेकी कथा ................ ५८७ 
२१९-काकभुशुण्डिजीका लोमशजीके पास जाना और 

शाप तथा अनुग्रह पाना.........................--- ५८९ 
२२०-ज्ञान-भक्ति-निरूपण, ज्ञादीपक और भक्तिकी 

महान महिमा 3; 5४४४ की + 5 27558: 46 ५९४ 
२२१- गरुड़जीके सात प्रश्न तथा काकभुशुण्डिके उत्तर ५९९ 
२२२-भजन-महिमा ...................... ००००-०० ६०१ 
२२३-रामायण-माहात्म्य, तुलसी-विनय और फलस्तुति ६०२ 
२२४-रामायणजीकी आरती....................... ००० ६०८ 


॥ श्रीहरि: ॥ 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 


प्रयागके पास चित्रकूट जिलेमें राजापुर नामक 
एक ग्राम है, वहाँ आत्माराम दूबे नामके एक 
प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी 
धर्मपत्रीका नाम हुलसी था। संवत्‌ १५८४ की 
श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्त मूल नक्षत्रमें 
इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक 
गर्भमें रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका 
जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास 
रोये नहीं, किन्तु उनके मुखसे 'राम' का शब्द 
निकला। उनके मुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद थे। 
उनका डील-डौल पाँच वर्षके बालकका-सा 
था। इस प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता 
अमड्गलकी शड्डासे भयभीत हो गये और 
उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने 
लगे। माता हुलसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता 
हुई। उन्होंने बालकके अनिष्टकी आशशष्डासे 
दशमीकी रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके 
साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे 
दिन स्वयं इस असार संसारसे चल बसीं। 
दासीने, जिसका नाम चुनियाँ था, बड़े प्रेमसे 
बालकका पालन-पोषण किया। जब तुलसीदास 
लगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी 
देहान्‍्त हो गया, अब तो बालक अनाथ हो 
गया। वह द्वार-द्वाः भटकने लगा। इसपर 
जगज्जननी पार्ववीको उस होनहार बालकपर 
दया आयी। वे ब्राह्मगका वेष धारणकर 
प्रतिदिन उसके पास जातीं और उसे अपने 
हाथों भोजन करा जातीं। 

इधर भगवान्‌ शंकरजीकी प्रेरणासे रामशैलपर 
रहनेवाले  श्रीअनन्तानन्दजीके प्रिय. शिष्य 


श्रीनरहर्यानन्दजीने इस बालकको ढूँढ़ निकाला 
और उसका नाम रामबोला रखा। उसे वे अयोध्या 
ले गये और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ शुक्ला पदञ्ञमी 
शुक्रवारको उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया। 
बिना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री- 
मन्त्रका उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग 
चकित हो गये। इसके बाद नरहरि स्वामीने 
वैष्णवोंक पाँच संस्कार करके रामबोलाको 
राममन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्याहीमें रहकर उन्हें 
विद्याध्ययन कराने लगे। बालक रामबोलाकौ 
बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुखसे जो सुन 
लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था। वहाँसे 
कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों शूकरक्षेत्र (सोरों) 
पहुँचे। वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासकों रामचरित 
सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आये। 
काशीमें शेषसनातनजीके पास रहकर तुलसीदासने 
पन्द्रह वर्षतक वेद-वेदाढ़का अध्ययन किया। 
इधर उनकी लोकवासना कुछ जाग्रतू हो उठी 
और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी 
जन्मभूमिको लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा 
कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने 
विधिपूर्वक अपने पिता आदिका श्राद्ध किया 
और वहीं रहकर लोगोंको भगवान्‌ रामकी कथा 
सुनाने लगे। 

संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको 
भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कनन्‍्याके साथ उनका 
विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी 
नवविवाहिता वधूके साथ रहने लगे। एक बार 
उनकी स्त्री भाके साथ अपने मायके चली 
गयी। पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा 


[९] 


पहुँचे। उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा 
और कहा कि 'मेरे इस हाड़-मांसके शरीरमें 
जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि 
भगवान्‌में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता।' 

तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये। वे एक 
क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँसे चल दिये। 

वहाँसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये। 
वहाँ उन्होंने गृहस्थवेशका परित्याग कर साधुवेश 
ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी 
पहुँचे। मानसरोवरके पास उन्हें काकभुशुण्डिजीके 
दर्शन हुए। 

काशीमें तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे। 
वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें 
हनुमानूजीका पता बतलाया। हनुमानूजीसे मिलकर 
तुलसीदासजीने उनसे अश्रीरघुनाथजीका दर्शन 
करानेकी प्रार्थना की। हनुमानूजीने कहा, “तुम्हें 
चित्रकूटमें रघुनाथजीके दर्शन होंगे।' इसपर तुलसीदासजी 
चित्रकूटकी ओर चल पढ़े। 

चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना 
आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले 
थे। मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 
दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर 
धनुष-बाण लिये जा रहे हैं। तुलसीदासजी उन्हें 
देखकर मुग्ध हो गये, परंतु उन्हें पहचान न सके। 
पीछेसे हनुमानूजीने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो 
वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे। हनुमानजीने उन्हें 
सान्त्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। 

संवत्‌ १६०७ की मौनी अमावस्या बुधवारके 
दिन उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट 
हुए। उन्होंने बालकरूपमें तुलसीदासजीसे 
कहा-बाबा! हमें चन्दन दो। हनुमान्‌जीने सोचा, 
वे इस बार भी धोखा न खा जाये, इसलिये 
उन्होंने तोतेका रूप धारण करके यह दोहा 


कहा-- 
चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर। 
तुलसिदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर॥ 

तुलसीदासजी उस अद्भुत छबिको निहारकर 
शरीरकी सुधि भूल गये। भगवान्‌ने अपने हाथसे 
चन्दन लेकर अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर 
लगाया और अत्तर्धान हो गये। 

संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानूजीकी आज्ञासे 
अयोध्याकी ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयागमें 
माघमेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये। पर्वके छः 
दिन बाद एक वटवृक्षके नीचे उन्हें भरद्वाज और 
याज्ञवल्क्य मुनिके दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही 
कथा हो रही थी, जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमें अपने गुरुसे 
सुनी थी। वहाँसे ये काशी चले आये और वहाँ 
प्रह्मदघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया। वहाँ 
उनके अंदर कवित्वशक्तिका स्फुरण हुआ और वे 
संस्कृतमें पद्य-रचना करने लगे। परंतु दिनमें वे जितने 
पद्य रचते, रात्रिमें वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना 
रोज घटती। आठवें दिन तुलसीदासजीको स्वप्न 
हुआ। भगवान्‌ शंकरने उन्हें आदेश दिया कि तुम 
अपनी भाषामें काव्य-रचना करो। तुलसीदासजीकी 
नींद उचट गयी। वे उठकर बैठ गये। उसी समय 
भगवान्‌ शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। 
तुलसीदासजीने उन्हें साष्टाड़ प्रणाम किया। शिवजीने 
कहा--' तुम अयोध्यामें जाकर रहो और हिन्दीमें 
काव्य-रचना करो। मेरे आशीर्वादसे तुम्हारी कविता 
सामवेदके समान फलवती होगी।' इतना कहकर 
श्रीगौरीशंकर अन्तर्धान हो गये। तुलसीदासजी उनकी 
आज्ञा शिरोधार्य कर काशीसे अयोध्या चले आये। 

संवत्‌ १६३१का प्रारम्भ हुआ। उस साल 
रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा 
त्रेतायुगमें रामजन्मके दिन था। उस दिन प्रातः 
काल श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसको रचना 


[१०] 


प्रारम्भ की। दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस दिनमें 
ग्रन्थकी समाप्ति हुई। संवत्‌ १६३३के मार्गशीर्ष 
शुक्लपक्षमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड पूर्ण 
हो गये। 

इसके बाद भगवान्‌की आज्ञासे तुलसीदासजी 
काशी चले आये। वहाँ उन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ 
और माता अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानस सुनाया। 
रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें रख 
दी गयी। सबेरे जब पट खोला गया तो उसपर 
लिखा हुआ पाया गया--'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌।' 
और नीचे भगवान्‌ शंकरकी सही थी। उस 
समय उपस्थित लोगोंने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' की 
आवाज भी कानोंसे सुनी। 

इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो 
उनके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बाँधकर 
तुलसीदासजीकी निनन्‍्दा करने लगे और उस 
पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयत्न करने लगे। 
उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे। 
चोरोंने जाकर देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके 
आस-पास दो वीर धनुष बाण लिये पहरा दे 
रहे हैं। वे बड़े ही सुन्दर श्याम और गौर वर्णके 
थे। उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी। 
उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया 
और भजनमें लग गये। तुलसीदासजीने अपने लिये 
भगवान्‌को कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान 
लुटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमलके यहाँ 
रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। 
उसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने 
लगीं। पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा। 

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन 


सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की। 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी-- 
आनन्दकानने ह्ास्मिञ्नड्रमस्तुलसीतरु: । 
कवितामझरी भाति रामभ्रमरभूषिता॥ 

'इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुलसीदास 
चलता-फिरता तुलसीका पौधा है । उसकी कवितारूपी 
मझ़री बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी 
भँवरा सदा मँडराया करता है।' 

पण्डितोंको इसपर भी संतोष नहीं हुआ। तब 
पुस्तककी परीक्षाका एक उपाय और सोचा गया। 
भगवान्‌ विश्वनाथके सामने सबसे ऊपर वेद, उनके 
नीचे शास्त्र, शास्त्रोंके नीचे पुराण और सबके नीचे 
रामचरितमानस रख दिया गया। मन्दिर बंद कर दिया 
गया। प्रातःकाल जब मन्दिर खोला गया तो लोगोंने 
देखा कि श्रीरामचरितमानस वेदोंके ऊपर रखा हुआ 
है। अब तो पण्डित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने 
तुलसीदासजीसे क्षमा माँगी और भक्तिसे उनका 
चरणोदक लिया। 

तुलसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे। रातको 
एक दिन कलियुग मूर्तरूप धारणकर उनके पास 
आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामीजीने 
हनुमान्‌जीका ध्यान किया। हनुमानजीने उन्हें विनयके 
पद रचनेको कहा; इसपर गोस्वामीजीने विनय- 
पत्रिका लिखी और भगवान्‌के चरणोंमें उसे समर्पित 
कर दी। श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये 
और तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया। 

संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको 
असीघाटपर गोस्वामीजीने राम-राम कहते हुए अपना 
शरीर परित्याग किया। 


श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती । उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे। अत: नीचे उसका स्वरूपमात्र अर्लित 
करके उससे प्रश्नोत्तत निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया जाता है। श्रीरामशलाका 


प्रश्नावलीका स्वरूप इस प्रकार है-- 


रत लि|किण कि हिकिलि[जिहि[िरि 


इस रामशलाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको 
जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा 
हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे 
अभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे 
कोष्ठकमें अँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और 
उस कोष्ठकमें जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे 
कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। प्रश्नावलीके 
कीष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे 
न तो प्रश्नावली गन्दी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक 


वह कोष्ठक भूल जाय। अब जिस कोष्ठकका अक्षर 
लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा 
उसके नवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना 
चाहिये। इस प्रकार प्रति नवें अक्षरको क्रमसे लिखते 
जाना चाहिये और तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक 
उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली अथवा शलाका 
न पहुँच जाय। पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके 
अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई 
पूरी हो जायगी, जो प्रश्नकत्तकि अभीष्ट प्रश्नका उत्तर 
होगी। यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी- 


[१२] 


किसी कोष्ठकमें केवल 'आ' की मात्रा () और किसी- 
किसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न 
तो मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो 
अक्षरोंवाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका 
कोष्ठक आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख 
लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे 
वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये। 

अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे 
किसी प्रश्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है। 
पाठक ध्यानसे देखें। किसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि 
प्रश्गावलीके* इस चिहसे संयुक्त 'म' वाले कोष्ठकमें 
अँगुली या शलाका रखा और वह ऊपर बताये क्रमके 
अनुसार अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप 
यह चौपाई बन जायगी-- 

हो इहि सो इ जो राम* र चि रा खा। 
को क रि त र्क ब॒ ढ़ा वै सा खा॥ 

यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके 
संवादमें है। प्रश्नकर्ताकों इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे 
यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह 
है, अत: उसे भगवानूपर छोड़ देना श्रेयस्कर है। 

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावलीसे 
आठ चौपाइयाँ और बनती हैं, उन सबका स्थान 
और फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है। कुल 
नौ चौपाइयाँ हैं-- 
१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 

स्थान--यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके 
गौरीपूजनके प्रसंगमें है। गौरीजीने श्रीसीताजीको 
आशीर्वाद दिया है। 

'फल--प्रश्नकर्त्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। 
२-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ 

स्थान--यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमानूजीके 


लट्ढ्में प्रवेश करनेके समयकी है। 
फल--भगवानूका स्मरण करके कार्यारम्भ करो, 
सफलता मिलेगी। 
३-उघरहिं अंत न होड़ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ 
स्थान--यह चौपाई बालकाण्डके आरम्भमें 
सत्संग-वर्णनके प्रसंगमें है। 
फल--इस कार्यमें भलाई नहीं है। कार्यकी 
सफलतामें सन्देह है। 
४-बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
स्थान--यह चौपाई भी बालकाण्डके आरम्भमें 
ही सत्संग-वर्णनके प्रसंगकी है। 
फल--खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो। कार्य 
पूर्ण होनेमें सन्देह है। 
७-मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
स्थान--यह चौपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी 
तीर्थके वर्णनमें है। 
फल--प्रश्न उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा। 
६-गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 
स्थान--यह चौपाई श्रीहनुमान्‌जीके लह्ढामें प्रवेश 
करनेके समयकी है। 
फल--प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा। 
७-बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काहूँ न धीरा॥ 
स्थान--यह चौपाई लड्ज्काण्डमें रावणकी मृत्युके 
पश्चात्‌ मन्दोदरीके विलापके प्रसंगमें है। 
फल--कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है। 
८-सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए सुखारे॥ 
स्थान--यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे 
पुष्प लानेपर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है। 
'फल-- प्रश्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा। 
इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलीसे कुल 
नौ चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके 
प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित हैं। 


हट नवाह्पारायणके विश्राम-स्थान हे 
पृष्ठ-संख्या 

पहला विश्राम ८४ 

६57 मम शत की ला असम री ली ली मिड अर मी रत मिली हे हर १४२ 

तीस 5025 88 202 0000 2000 0 लय 22 0 कर २०२ 

्ाथा। शा 558 व 0 0 थक 2५ ५ हक पर 2 २६० 

पाचता १३5 00४४ 20% 28020 00,050 0000 70400. 3:5 002: 007 ::05 ३१८ 

छल ३८९ 

जातित्रा 3० 8 2 7 7 275 200066 6७३0०: 20000 2 00722:5. ४५८ 

आडिवा 55705 40,220: 47725: 277 0:07: ५३४ 

जता: 020४8) 62000 200 00 72000 7: 00000 20000, 2400 7600 0725: 55 ६०७ 

ह मासपारायणके विश्राम-स्थान फ 

पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 
पहला विश्राम ................................-.---- ३४ | सोलहवाँ विश्राम ................................. २६० 
लग ० कप 26727 222 दे? 205 ५१ | सत्रहवाँ. ,, .....................-५५०५५५५७५---- २६९ 
तीखर। 52070 20277: 20720: ६७ | अठारहवाँ ,,...................................- २८९ 
न्चोथार 28३०3 072० 60062 800 :58: ८४ | उन्नीसवाँ .,, .................................--- ३०८ 
पांचवा | ०73 दि के, 70 कह ९९ | बीसवाँ. ,, .................................. ३१८ 
जला 0 ११४ | इक्कीसवाँ. ,, ........................ ०-५५ ३६४ 
सांतबा" 62०72 20 को 77 १२९ | बाईसवाँ. ,, ........................- ५५-०० ४०० 
2 कर रा आन मत १४४ | “तेईसैबा... .५, «४३७० 3संभ्कररमतकी कल मेल से ४१८ 
जी. 22 00058 67 60 १७६ || चोबीसंबा 5५४3 3 5 ४५० 
ला 8 ला टह १७३ | पचीसवाँ ,, .....................५- ५५०५-०० ४७८ 
यारा १८७ | छब्बीसवाँ ,, ............................-----०-- ५०९ 
बारहवाँ ,, .......................................-- २०४ | सत्ताईसवाँ ,,..................................--- ५२६ 
तरल 00 रह४ | अंदाईसवा 25०२०: १३४॑ल+ तप मजाक ५्धर 
सा २३३४: | अमतासता "५ ४2202 ०40 अल बे 2 ५९३ 
पद्रहला २४९ || तीसवाँ. ,, ................... ५५-५५ ६०७ 


3] 


ै 
- 


7 


| 


॥ 


॥[ 
४ ॥, 
/(। | २ 


मायामुक्त नारदजी 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान 


(_बालकाण्ड_> 
_ बालकाण्ड » 


अक्षरों, अर्थसमूहों, रसों, छन्‍दों और मंगलोंकी करनेवाली सरस्वतीजी 
और गणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ॥ १॥ 

श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशड्डूरजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख 
सकते॥ २॥ 

ज्ञानमय, नित्य, शद्भधूररूपी गुरुकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके आश्वित होनेसे 
ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है॥ ३॥ 

श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले, विशुद्धध 
विज्ञानसम्पन्न कवी श्वर श्रीवाल्मीकिजी और कपीश्वर श्रीहनुमानजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ॥ ४॥ 

उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) और संहार करनेवाली, क्लेशोंकी हरनेवाली तथा 
सम्पूर्ण कल्याणोंकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको मैं 
नमस्कार करता हूँ॥ ५॥ 

जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, त्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी 
सत्तासे रस्सीमें सर्पके भ्रमकी भाँति यह सारा दृश्य-जगत््‌ सत्य ही प्रतीत होता 
है और जिनके केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र 
नौका हैं, उन समस्त कारणोंसे पर ( सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ ) 
राम कहानेवाले भगवान्‌ हरिकी मैं वन्दना करता हूँ॥ ६॥ 

अनेक पुराण, वेद और | तन्‍्त्र ] शास्त्र्से सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित 
है और कुछ अन्यत्रसे भी उपलब्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलसीदास अपने 
अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामें विस्तृत करता है ॥ ७॥ 


१६ * रामचरितमानस * 


जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणोंके स्वामी और सुन्दर 
हाथीके मुखवाले हैं, वे ही बुचश्द्ेकि राशि और शुभ गुणोंके धाम ( श्रीगणेशजी ) 
मुझपर कृपा करें॥ १॥ 

जिनकी कृपासे गूँगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है और लँगड़ा-लूला 
दुर्गण पहाड़पर चढ़ जाता है, वे कलियुगके सब पापोंको जला डालनेवाले 
दयालु ( भगवान्‌ ) मुझपर द्रवित हों ( दया करें ), ॥ २॥ 

जो नील कमलके समान शयामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमलके समान 
जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं, वे भगवान्‌ ( नारायण ) 
मेरे हृदयमें निवास करें॥ ३॥ 

जिनका कुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान ( गौर ) शरीर है, जो पार्वतीजीके 
प्रियतम और दयाके धाम हैं और जिनका दीनोंपर स्नेह है, वे कामदेवका मर्दन 
करनेवाले ( शट्जूरजी ) मुझपर कृपा करें।॥ ४॥ 

मैं उन गुरु महाराजके चरणकमलकी वन्‍न्दना करता हूँ, जो कृपाके समुद्र 
और नररूपमें श्रीहरि ही हैं और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके 
नाश करनेके लिये सूर्य-किरणोंके समूह हैं।॥ ५ ॥ 

मैं गुरु महाराजके चरणकमलोंकी रजकी वन्दना करता हूँ, जो सुरुचि 
( सुन्दर स्वाद ), सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। वह अमर मूल 
( सज्जीवनी जड़ी ) का सुन्दर चूर्ण है, जो सम्पूर्ण भवरोगोंके परिवारको नाश 
करनेवाला है॥ १॥ 

वह रज सुकृती ( पुण्यवान्‌ पुरुष ) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल 
विभूति है और सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर 
दर्पणके मैलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे गुणोंके समूहको वशमें 
करनेवाली है॥ २॥ 

श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है, 
जिसके स्मरण करते ही हृदयमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश 
अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है; वह जिसके हृदयमें आ जाता है, 
उसके बड़े भाग्य हैं।॥ ३॥ 

उसके हृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी 
रात्रिके दोष-दुःख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्रसूूपी मणि और माणिकय, गुप्त 
और प्रकट जहाँ जो जिस खानमें है, सब दिखायी पड़ने लगते हैं--- ॥ ४॥ 

जैसे सिद्धाख्जनको नेत्रोंमें लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों 
और पृथ्वीके अंदर कौतुकसे ही बहुत-सी खानें देखते हैं। १॥ 

श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमल और सुन्दर नयनामृत-अद्धथन 
है, जो नेत्रोंक दोषोंका नाश करनेवाला है। उस अखज्धजनसे विवेकरूपी 


* बालकाण्ड * ५७ 


नेत्रोंकोी निर्मल करके मैं संसाररूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले श्रीरामचरित्रका 
वर्णन करता हूँ॥ १॥ 

पहले पृथ्वीके देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, जो अज्ञानसे 
उत्पन्न सब संदेहोंको हरनेवाले हैं। फिर सब गुणोंकी खान संत-समाजको 
प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूँ॥ २॥ 

संतोंका चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन )-के समान शुभ है, जिसका 
फल नीरस, विशद्‌ और गुणमय होता है। ( कपासकी डोडी नीरस होती 
है, संत-चरित्रमें भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है; कपास 
उज्ज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित 
होता है, इसलिये वह विशद्‌ है, और कपासमें गुण (तन्‍्तु ) होते हैं, 
इसी प्रकार संतका चरित्र भी सदगुणोंका भण्डार होता है, इसलिये वह 
गुणमय है।) [| जैसे कपासका धागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन 
देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने 
जानेका कष्ट सहकर भी वस्त्रके रूपमें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय 
स्थानोंको ढकता है उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके 
छिद्रों ( दोषों )-को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत्में वन्दनीय यश 
प्राप्त किया है॥ ३॥ 

संतोंका समाज आनन्द और कल्याणमय है, जो जगत्‌में चलता-फिरता 
तीर्थराज ( प्रयाग ) है। जहाँ ( उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें ) रामभक्तिरूपी 
गड्डाजीकी धारा है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं।॥ ४॥ 

विधि और निषेध (यह करो और यह न करो ) रूपी कर्मोकी कथा 
कलियुगके पापोंको हरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैं और भगवान्‌ विष्णु 
और शड्जूरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द 
और कल्याणोंकी देनेवाली हैं।॥ ५॥ 

[ उस संतसमाजरूपी प्रयागमें | अपने धर्ममें जो अटल विश्वास है वह 
अक्षयवट है, और शुभकर्म ही उस तीर्थराजका समाज ( परिकर ) है। वह 
( संतसमाजरूपी प्रयागराज ) सब देशोंमें, सब समय सभीको सहजहीमें प्राप्त हो 
सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको नष्ट करनेवाला है॥ ६॥ 

वह तीर्थराज अलौकिक और अकशथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; 
उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।॥। ७॥ 

जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और 
समझते हैं और फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते 
ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों फल पा जाते हैं॥ २॥ 

इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है कि कौए 


१८ * रामचरितमानस * 


कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि 
सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है॥ १॥ 

वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे अपनी होनी 
( जीवनका कृत्तान्त ) कही है। जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-चेतन जितने जीव इस जगतमें हैं, ॥ २॥ 

उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्रसे बुद्द्धि, 
कीर्ति, सदगति, विभूति ( ऐश्वर्य ) और भलाई पायी है, सो सब सत्संगका 
ही प्रभाव समझना चाहिये। वेदोंमें और लोकमें इनकी प्राप्तिका दूसरा 
कोई उपाय नहीं है॥ ३॥ 

सत्संगके बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजीकी कृपाके बिना वह 
सत्संग सहजमें मिलता नहीं। सत्संगति आनन्द और कल्याणकी जड़ है। 
सत्संगकी सिरिद्धि ( प्राप्ति) ही फल है और सब साधन तो फूल हैं।॥ ४॥ 

दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा 
सुहावना हो जाता है ( सुन्दर सोना बन जाता है )। किन्तु देवयोगसे यदि कभी 
सज्जन कुसंगतिमें पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी साँपकी मणिके समान अपने 
गुणोंका ही अनुसरण करते हैं ( अर्थात्‌ जिस प्रकार साँपका संसर्ग पाकर 
भी मणि उसके विषको ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशको 
नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ठोंके संगमें रहकर भी दूसरोंको 
प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता )॥ ५॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन 
करनेमें सकुचाती है; वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग- 
तरकारी बेचनेवालेसे मणियोंके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते॥ ६॥ 

मैं संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है, जिनका न कोई 
मित्र है और न शत्रु! जैसे अज्जलिमें रखे हुए सुन्दर फूल [ जिस हाथने 
'फूलोंको तोड़ा और जिसने उनको रखा उन ] दोनों ही हाथोंको समानरूपसे 
सुगन्धित करते हैं [ वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे 
कल्याण करते हैं ]॥ ३ ( क )॥ 

संत सरलहदय और जगत्‌के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और 
स्नेहको जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल-विनयको सुनकर कृपा 
करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे प्रीति दें॥। ३ ( ख )॥ 

अब मैं सच्चे भावसे दुष्टोंको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन, 
अपना हित करनेवालेके भी प्रतिकूल आचरण कर ते हैं। दूसरोंके हितकी 
हानि ही जिनकी दृष्टिमें लाभ है, जिनको दूसरोंके उजड़नेमें हर्ष और बसनेमें 
विषाद होता है॥ १॥ 


* बालकाण्ड * १९ 


जो हरि और हरके यशरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान 
हैं" अर्थात्‌ जहाँ कहीं भगवान्‌ विष्णु या शट्डूरके यशका वर्णन होता है, 
उसीमें वे बाधा देते हैं ) और दूसरोंकी बुराई करनेमें सहस्त्रबाहुके समान वीर हैं। 
जो दूसरोंके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं और दूसरोंके हितरूपी घीके 
लिये जिनका मन मक्खीके समान है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार मक्खोी घोमें 
गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट 
लोग दूसरोंके बने-बनाये कामको अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं )॥ २॥ 

जो तेज ( दूसरोंको जलानेवाले ताप ) में अग्वि और क्रोधमें यमराजके 
समान हैं, पाप और अवगुणरूपी धनमें कुबेरके समान धनी हैं, जिनकी 
बढ़ती सभीके हितका नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) के समान है, और 
जिनके कुम्भकर्णकी तरह सोते रहनेमें ही भलाई है॥ ३॥ 

जैसे ओले खेतीका नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरोंका 
काम बिगाड़नेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते हैं। मैं दुष्ठोंकी [| हजार 
मुखवाले ] शेषजीके समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषोंका 
हजार मुखोंसे बड़े रोषके साथ वर्णन करते हैं॥ ४॥ 

पुनः उनको राजा पृथु ( जिन्होंने भगवानका यश सुननेके लिये दस 
हजार कान माँगे थे) के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार 
कानोंसे दूसरोंके पापोंको सुनते हैं। फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी विनय 
करता हूँ, जिनको सुरा (मदिरा ) नीकी और हितकारी मालूम देती है 
[ इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात्‌ देवताओंकी सेना हितकारी है ]॥ ५॥ 

जिनको कठोर वच्नरूपी वच्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार 
आँखोंसे दूसरोंके दोषोंको देखते हैं॥ ६॥ 

दुष्ठोंकी यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसीका भी 
हित सुनकर जलते हैं । यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे 
विनय करता है॥ ४॥ 

मैंने अपनी ओरसे विनती की है, परन्तु वे अपनी ओरसे कभी नहीं 
चूकेंगे। कौओंको बड़े प्रेमसे पालिये; परन्तु वे कया कभी मांसके त्यागी हो 
सकते हैं 2॥ १॥ 

अब मैं संत और असंत दोनोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ; दोनों ही 
दुःख देनेवाले हैं, परन्तु उनमें कुछ अन्तर कहा गया है। वह अन्तर यह 
है कि एक (संत ) तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे ( असंत ) 
मिलते हैं तब दारुण दुःख देते हैं। ( अर्थात्‌ संतोंका बिछुड़ना मरनेके 
समान दुःखदायी होता है और असंतोंका मिलना )॥ २॥ 


२० * रामचरितमानस * 


दोनों (संत और असंत ) जगतमें एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक 
साथ पैदा होनेवाले ] कमल और जोंककी तरह उनके गुण अलग-अलग 
होते हैं। (कमल दर्शन और स्पर्शसे सुख देता है, किन्तु जोंक शरीरका 
स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है।) साधु अमृतके समान (९ मृत्युरूपी 
संसारसे उबारनेवाला ) और असाथ्ु मदिराके समान (मोह,प्रमाद और 
जड़ता उत्पन्न करनेवाला ) है, दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगदरूपी अगाध 
समुद्र एक ही है। | शास्त्रोंमें समुद्रमन्‍न्थनसे ही अमृत और मदिरा दोनोंकी 
उत्पत्ति बतायी गयी है ]॥ ३॥ 

भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और 
अपयशकी सम्पत्ति पाते हैं। अमृत, चन्द्रमा, गड़ाजी और साधु एवं विष, 
अग्नि, कलियुगके पापोंकी नदी अर्थात्‌ कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला 
व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; किन्तु जिसे जो भाता है, 
उसे वही अच्छा लगता है॥ ४-५॥ 

भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये 
रहता है। अमृतकी सराहना अमर करनेमें होती है और विषकी मारनेमें ॥ ५ ॥ 

दुष्ठोंके पापों और अवगुणोंकी और साधुओंके गुणोंकी कथाएँ--दोनों 
ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसीसे कुछ गुण और दोषोंका वर्णन 
किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो 
सकता॥ १॥ 

भले, बुरे सभी ब्रह्माके पैदा किये हुए हैं, पर गुण और दोषोंको 
विचारकर वेदोंने उनको अलग-अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और 
पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह सृष्टि गुण-अवगुणोंसे सनी हुई है॥ २॥ 

दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव- 
देवता, ऊँच-नीच, अमृत-विष, सुजीवन (९ सुन्दर जीवन )-मृत्यु, माया- 
ब्रहा, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा, काशी-मगध, गड़्ढा- 
कर्मनाशा, मारवाड़-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्ग-नरक, अनुराग-वैराग्य, 
[ ये सभी पदार्थ ब्रह्माकी सृष्टिमें हैं।] वेद-शास्त्रोंने उनके गुण-दोषोंका 
विभाग कर दिया है॥ ३--५ ॥ 

विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है; किन्तु संतरूपी 
हंस दोषरूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हैं।॥ ६॥ 

विधाता जब इस प्रकारका ( हंसका-सा ) विवेक देते हैं, तब दोषोंको 
छोड़कर मन गुणोंमें अनुरक्त होता है। काल-स्वभाव और कर्मकी 
प्रबलतासे भले लोग (साथु ) भी मायाके वशमें होकर कभी-कभी 
भलाईसे चूक जाते हैं॥ १॥ 


* बालकाण्ड * २१२ 


भगवान्‌के भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं और दुःख-दोषोंको 
मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम सड़ पाकर 
भलाई करते हैं; परन्तु उनका कभी भंग न होनेवाला मलिन स्वभाव 
नहीं मिटता॥ २॥ 

जो | वेषधारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा (साधुका-सा ) वेष बनाये 
देखकर वेषके प्रतापसे जगत्‌ पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चोौड़े 
आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि, रावण 
और राहुका हाल हुआ॥ ३॥ 

बुरा वेष बना लेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है, जैसे जगतूमें 
जाम्बवान्‌ और हनुमानूजीका हुआ। बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे 
लाभ होता है, यह बात लोक और वेदमें है और सभी लोग इसको 
जानते हैं ॥ ४॥ 

'पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर 
बहनेवाले ) जलके संगसे कीचड़में मिल जाती है। साधुके घरके तोता-मैना 
राम-राम सुमिरते हैं और असाधुके घरके तोता-मैना गिन-गिनकर गालियाँ देते 
हैं॥ ५॥ 

कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआँ [ सुसंगसे ] 
सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखनेके काममें आता है और वही धुओआँ 
जल, अग्नि और पवनके संगसे बादल होकर जगत्‌ूको जीवन देनेवाला 
बन जाता है॥ ६॥ 

ग्रह, ओषधि, जल, वायु और वस्त्र--झये सब भी कुसंग और सुसंग 
पाकर संसारमें बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील 
पुरुष ही इस बातको जान पाते हैं॥ ७ ( क )॥ 

महीनेके दोनों पखवाड़ोंमें उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, 
परन्तु विधाताने इनके नाममें भेद कर दिया है ( एकका नाम शुक्ल और 
दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया )। एकको चन्द्रमाका बढ़ानेवाला और 
दूसरेकी उसका घटानेवाला समझकर जगत्‌ने एकको सुयश और दूसरेको 
अपयश दे दिया॥ ७ ( ख )॥ 

जगतूमें जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन 
सबके चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ॥ ७९ ग)॥ 

देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पश्ली, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निशाचर 
सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझपर कृपा कीजिये॥ ७ (घ )॥ 

चौरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके (स्वेदज, अण्डज, उद्ध्िज्ज, 
जरायुज ) जीव जल, पृथ्वी और आकाशमें रहते हैं, उन सबसे भरे हुए 


२२ * रामचरितमानस * 


इस सारे जगत्‌॒को श्रीसीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
करता हूँ॥ १॥ 

मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोग मिलकर 
छल छोड़कर कृपा कीजिये। मुझे अपने बुदर्द्धव-बलका भरोसा नहीं है, 
इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ॥। २॥ 

मैं श्रीरघुनाथजीके गुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धद्धि 
छोटी है और श्रीरामजीका चरित्र अथाह है। इसके लिये मुझे उपायका 
एक भी अंग अर्थात्‌ कुछ ( लेशमात्र ) भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और 
बुर्द्रि कंगाल हैं, किन्तु मनोरथ राजा है॥ ३॥ 

मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह 
तो अमृत पानेकी है, पर जगतमें जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी 
ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे बालवचनोंको मन लगाकर ( प्रेमपूर्वक ) 
सुनेंगे।। ४॥ 

जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें 
प्रसन्न मनसे सुनते हैं। किन्तु क्रूर, कुटिल और बुरे विचारवाले लोग 
जो दूसरोंके दोषोंको ही भूषणरूपसे धारण किये रहते हैं ९ अर्थात्‌ जिन्हें 
'पराये दोष ही प्यारे लगते हैं ), हँसेंगे।॥ ५ ॥ 

रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती ? 
किन्तु जो दूसरेकी रचनाको सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगतूमें बहुत 
नहीं हैं, ॥ ६॥ 

हे भाई! जगतमें तालाबों और नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक 
हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़से बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ अपनी ही उचन्नतिसे प्रसन्न 
होते हैं )। समुद्र-सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण 
देखकर (९ दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है॥ ७॥ 

मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास 
है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे।॥ ८ ॥ 

किन्तु दुष्ठोंके हँसनेसे मेरा हित ही होगा। मधुर कण्ठवाली कोयलको 
कौए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंसको और मेढक पपीहेको 
हँसते हैं, वैसे ही मलिन मनवाले दुष्ट निर्मल वाणीको हँसते हैं॥ १॥ 

जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
प्रेम है, उनके लिये भी यह कविता सुखद हास्यरसका काम देगी। प्रथम 
तो यह भाषाकी रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह हँसनेके 
योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं।॥ २ ॥ 

जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम हे और न अच्छी समझ होी है, 


* बालकाण्ड * २३ 


उनको यह कथा सुननेमें फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु ) 
और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी बुद्द्धि 
कुतर्क करनेवाली नहीं है [जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी 
कल्पना नहीं करते ], उन्हें श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी॥ ३॥ 

सज्जनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित 
जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, 
न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे 
रहित हूँ॥ ४॥ 

नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलड्जार, अनेक प्रकारकी छन्‍्दरचना, 
भावों और रसोंके अपार भेद और कविताके भाँति-भाँतिके गुण-दोष 
होते हैं ॥ ५॥ 

इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं 
कोरे कागजपर लिखकर [ शपथपूर्वक ] सत्य-सत्य कहता हूँ।॥ ६॥ 

मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस, जगत्प्रसिद्ध एक गुण 
है। उसे विचारकर अच्छी बुद्द्धविवाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको 
सुनेंगे।। ९॥ 

इसमें श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद- 
पुराणोंका सार है, कल्याणका भवन है और अमड्ुलोंको हरनेवाला है, 
जिसे पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शिवजी सदा जपा करते हैं॥ १ ॥ 

जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी 
रामनामके बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर 
स्त्री सब प्रकारसे सुसज्जित होनेपर भी वस्त्रके बिना शोभा नहीं देती॥ २॥ 

इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताको भी, 
रामके नाम एवं यशसे अंकित जानकर, बुद्द्धिामानू लोग आदरपूर्वक 
कहते और सुनते हैं; क्योंकि संतजन भौरेकी भाँति गुणहीको ग्रहण 
करनेवाले होते हैं।॥ ३ ॥ 

यहापि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि 
इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है। मेरे मनमें यही एक भरोसा है। भले 
संगसे भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया ?॥ ४॥ 

धुआँ भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपनको 
छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परन्तु इसमें जगत्‌का कल्याण 
करनेवाली रामकथारूपी उत्तम बवस्तुका वर्णन किया गया है। [ इससे 
यह भी अच्छी ही समझी जायगी ]॥ ५॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली 


श्ड * रामचरितमानस * 


और कलियुगके पापोंको हरनेवाली है। मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी 
चाल पवित्र जलवाली नदी (गड़ाजी ) की चालकी भाँति टेढ़ी है। प्रभु 
श्रीरघुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे यह कविता सुन्दर तथा सज्जनोंके 
मनको भानेवाली हो जायगी। एमशानकी अपवित्र राख भी श्रीमहादेवजीके 
अंगके संगसे सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करनेवाली 
होती है। 

श्रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी, जैसे 
मलय पर्वतके संगसे काष्ठमात्र | चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता है, फिर 
क्‍या कोई काठ [ की तुच्छता ] का विचार करता है ?7॥ १० (क )॥ 

झ्यामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी 
होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गाँवारू भाषामें 
होनेपर भी श्रीसीता-रामजीके यशको बुदिद्विमानू लोग बड़े चावसे गाते 
और सुनते हैं॥ १० ( ख )॥ 

मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छबि है, वह साँप, पर्वत 
और हाथीके मस्तकपर वैसी शोभा नहीं पाती। राजाके मुकुट और 
नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते 
हैं॥ १॥ 

इसी तरह, बुदर्द्विमानू लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न 
और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविकी 
वाणीसे उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार 
तथा उसमें कथित आदर्शका ग्रहण और अनुसरण होता है )। कविके 
स्मरण करते ही उसकी भक्तिके कारण सरस्वतीजी ब्रहालोकको छोड़कर 
दौड़ी आती हैं।॥ २॥ 

सरस्वतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवरमें 
उन्हें नहलाये बिना दूसरे करोड़ों उपायोंसे भी दूर नहीं होती। कवि और 
पण्डित अपने हृदयमें ऐसा विचारकर कलियुगके पापोंको हरनेवाले 
श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं।॥ ३॥ 

संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने 
लगती हैं [ कि मैं क्‍यों इसके बुलानेपर आयी ]। बुर्द्विमानू लोग हृदयको समुद्र, 
बुच्द्िको सीप और सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं।॥ ४॥ 

इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर 
कविता होती है॥ ५॥ 

उन कवितारूपी मुक्तामणियोंको युक्तिसे बेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर 
तागेमें पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदयमें धारण करते हैं, जिससे 


* बालकाण्ड * २५ 


अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा होती है ( वे आत्यन्तिक प्रेमको प्राप्त होते हैं )॥ १५५ ॥ 

जो कराल कलियुगमें जन्मे हैं, जिनकी करनी कौएके समान है और 
वेष हंसका-सा है, जो वेदमार्गको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो 
कपटकी मूर्ति और कलियुगके पापोंके भाँड़े हैं॥ १॥ 

जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते हैं, जो धन (लोभ ), 
क्रोध और कामके गुलाम हैं और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी 
( धर्मकी झूठी ध्वजा फहरानेवाले--दम्भी ) और कपटके धन्धोंका बोझ 
ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है॥ २॥ 

यदि मैं अपने सब अवगुणोंको कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जायगी 
और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया 
है। बुच्द्विमान्‌ लोग थोड़ेहीमें समझ लेंगे।॥ ३ ॥ 

मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको 
सुनकर दोष नहीं देगा। इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक 
मूर्ख और बुर्द्धिकि कंगाल हैं।॥ ४॥ 

मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार 
श्रीरामजीके गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ 
संसारमें आसक्त मेरी बुद्द्धि!।॥ ५॥ 

जिस हवासे सुमेरु-जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने 
रूई किस गिनतीमें है। श्रीरामजीकी असीम प्रभुताको समझकर कथा 
रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है--- ॥ ६॥ 

सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण--ये 
सब 'नेति-नेति' कहकर (पार नहीं पाकर 'ऐसा नहीं', 'ऐसा नहीं' कहते 
हुए ) सदा जिनका गुणगान किया कर ते हैं॥ १२॥ 

यद्यपि प्रभु अश्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुताको सब ऐसी ( अकथनीय ) ही 
जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदने ऐसा कारण 
बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है। (९ अर्थात्‌ 
भगवान्‌की महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता; परन्तु जिससे 
जितना बन पड़े उतना भगवान्‌का गुणगान करना चाहिये। क्‍योंकि 
भगवान्‌के गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका 
नाना प्रकारसे शास्त्रोंमें वर्णन है। थोड़ा-सा भी भगवान्‌का भजन मनुष्यको 
सहज ही भवसागरसे तार देता है )॥ १॥ 

जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप 
और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द और परमधाम हैं और जो 
सबमें व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवानने दिव्य शरीर धारण करके 


२६ * रामचरितमानस * 


नाना प्रकारकी लीला की है॥ २॥ 

वह लीला केवल भक्तोंके हितके लिये ही है; क्योंकि भगवान्‌ परम 
कृपालु हैं और शरणागतके बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता 
और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी 
क्रोध नहीं किया॥ ३॥ 

वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाले, 
गरीबनिवाज  ( दीनबन्धु ), सरलस्वभाव, सर्वशक्तिमानू और सबके 
स्वामी हैं। यही समझकर बुदर्द्विामानू लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन 
करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल (मोक्ष और दुर्लभ 
भगवत्प्रेम ) देनेवाली बनाते हैं ॥ ४॥ 

उसी बलसे ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं, परन्तु महान्‌ फल देनेवाला 
भजन समझकर भगवत्कृपाके बलपर ही ) मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहूँगा। इसी विचारसे 
[ वाल्मीकि, व्यास आदि ] मुनियोंने पहले हरिकी कीर्ति गायी है, भाई! 
उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम होगा॥ ५॥ 

जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उनपर पुल बँधा देता 
है तो अत्यन्त छोटी चींटियाँ भी उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार 
चली जाती हैं [ इसी प्रकार मुनियोंके वर्णनके सहारे मैं भी श्रीरामचरित्रका 
वर्णन सहज ही कर सकूँगा ]॥ १३ ॥ 

इस प्रकार मनको बल दिखलाकर मैं श्रीरघुनाथजीकी सुहावनी 
कथाकी रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, 
जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका सुयश वर्णन किया है॥ १॥ 

मैं उन सब (९ श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ, वे 
मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें। कलियुगके भी उन कवियोंको मैं प्रणाम 
करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है॥ २॥ 

जो बड़े बुद्द्धिमान्‌ प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषामें हरिचरित्रोंका वर्णन 
किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं 
और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ॥ ३॥ 

आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी 
कविताका सम्मान हो; क्‍योंकि बुद्दध्रिमानू लोग जिस कविताका आदर 
नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं।॥ ४॥ 

कीर्ति, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गड़ाजीकी तरह सबका 
हित करनेवाली हो। श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बड़ी सुन्दर ( सबका अनन्त 
कल्याण करनेवाली ही ) है, परन्तु मेरी कविता भद्दी है। यह असामझ्जस्य 


* बालकाण्ड * २७ 


है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिलता ), इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 

परन्तु है कवियो! आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो 
सकती है। रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है॥ ६॥ 

चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें 
निर्मल चरित्रका वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैरको 
भूलकर सराहना करने लगें॥ १४ ( क )॥ 

ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्द्ेकि होती नहीं और मेरे बुद्द्िका बल 
बहुत ही थोड़ा है। इसलिये बार-बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियो! 
आप कृपा करें, जिससे मैं हरियशका वर्णन कर सकूँ ॥ १४ ( ख )॥ 

कवि और पण्डितगण! आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर 
हंस हैं, मुझ बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर सुझपर 
कृपा करें॥ १४ ( ग )॥ 

मैं उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने 
रामायणकी रचना की है, जो खर (राक्षस ) सहित होनेपर भी खर 
( कठोर ) से विपरीत बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूषण (राक्षस ) 
सहित होनेपर भी दूषण अर्थात्‌ दोषसे रहित है॥ १४ ( घ )॥ 

मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ, जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये 
जहाजके समान हैं तथा जिन्हें श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते 
स्वप्नमें भी खेद ( थकावट ) नहीं होता॥ १४ ( डर-)॥ 

मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, 
जहाँसे एक ओर संतरूपी अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर 
दुष्ट मनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुएु॥ १४ ( च )॥ 

देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह---इन सबके चरणोंकी वन्दना करके हाथ 
जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको 
पूरा करें॥ १४ ( छ )॥ 

फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गड़ाजीकी वबन्दना करता हूँ। दोनों 
पवित्र और मनोहर चरित्रवाली हैं। एक ( गड़ाजी ) स्नान करने और जल 
पीनेसे पापोंको हरती हैं और दूसरी ( सरस्वतीजी ) गुण और यश कहने 
और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं॥ १॥ 

श्रीमहेश और पार्वतीको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरू और माता- 
पिता हैं, जो दीनबन्धु और नित्य दान करनेवाले हैं, जो सीतापति 
श्रीरामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदासका 
सब प्रकारसे कपटरहित ( सच्चा ) हित करनेवाले हैं।॥ २॥ 

जिन शिव-पार्वतीने कलियुगको देखकर, जगत्‌के हितके लिये, शाबर 
मन्त्रसमूहकी रचना की, जिन मन्त्रोंके अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई 


२८ * रामचरितमानस * 


ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका 
प्रभाव प्रत्यक्ष है॥ ३ ॥ 

वे उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर [| श्रीरामजीकी ] इस कथाको 
आनन्द और मड़लकी मूल (९ उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे। इस प्रकार 
पार्वतीजी और शिवजी दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं 
चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ।॥ ४॥ 

मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जैसी 
तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथाको 
प्रेमसहित एवं सावधानीके साथ समझ-बूझकर कहें-सुनेंगे, वे कलियुगके 
पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके 
प्रेमी बन जायँगे।॥।| ५-६ ॥। 

यदि मुझपर श्रीशिवजी और पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता 
हो, तो मैंने इस भाषा, कविताका जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो ॥ १५॥ 

में अति पवित्र श्रीअयोध्यापुरु और कलियुगके पापोंका नाश 
करनेवाली श्रीसरयू नदीकी वन्दना करता हूँ। फिर अवधपुरीके उन नर- 
नारियोंको प्रणाम करता हूँ जिनपर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नहीं है 
( अर्थात्‌ बहुत है )॥ १॥ 

उन्होंने [| अपनी पुरीमें रहनेवाले ] सीताजीकी निन्‍दा करनेवाले ( धोबी 
और उसके समर्थक पुर-नर-नारियों ) के पापसमूहको नाश कर उनको 
शोकरहित बनाकर अपने लोक ( धाम ) में बसा दिया। मैं कौसल्यारूपी 
पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल 
रही है॥ २॥ 

जहाँ ( कौसल्यारूपी पूर्व दिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले और 
दुष्टरूपी कमलोंके लिये पालेके समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा 
प्रकट हुए। सब रानियोंसहित राजा दशरथजीको पुण्य और सुन्दर 
कल्याणकी मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्मसे प्रणाम करता हूँ। 
अपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्माजीने 
भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण 
महिमाकी सीमा हैं ॥ ३-४॥ 

मैं अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके 
चरणोंमें सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयालु प्रभुके बिछुड़ते ही अपने प्यारे 
शरीरको मामूली तिनकेकी तरह त्याग दिया।॥ १६॥ 

मैं परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका 
श्रीरामजीके चरण्ोमें गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोगमें छिपा 


* बालकाण्ड * २९ 


रखा था, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह प्रकट हो गया॥ १२॥ 

[ भाइयोंमें ] सबसे पहले मैं श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता 
हूँ, जिनका नियम और ब्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका 
मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें भौरेकी तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका 
पास नहीं छोड़ता ॥ २॥ 

मैं श्रीलक्ष्म्णजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर 
और भक्तोंको सुख देनेवाले हैं। श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरूपी विमल 
पताकामें जिनका ( लक्ष्मणजीका ) यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले ] 
दंडके समान हुआ॥ ३॥ 

जो हजार सिरवाले और जगत्‌के कारण (हजार सिरोंपर जगत्‌को 
धारण कर रखनेवाले ) शेषजी हैं, जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके 
लिये अवतार लिया, वे गुणोंकी खानि कृपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी 
मुझपर सदा प्रसन्न रहें।॥ ४॥ 

मैं श्रीशत्रुघ्जीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, 
सुशील और श्रीभरतजीके पीछे चलनेवाले हैं। मैं महावीर श्रीहनुमानूजीकी 
विनती करता हूँ, जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने श्रीमुखसे ) 
वर्णन किया है॥ ५॥ 

मैं प्रनकुमार श्रीहनुमानजीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनको 
भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं, जो ज्ञानकी घनमूर्ति हैं और जिनके 
हृदयरूपी भवनमें धनुष-बाण धारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं॥ १७॥ 

वानरोंके राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्बवानजी, राक्षसोंके राजा 
विभीषणजी और अंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर 
चरणोंकी मैं वन्दना करता हूँ, जिन्होंने अधम (पशु और राक्षस आदि ) 
शरीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त कर लिया॥ १॥ 

पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके 
उपासक हैं, मैं उन सबके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो 
श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं।॥ २॥ 

शुकदेवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी 
श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरतीपर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ; 
हे मुनीश्वरो! आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये ॥ ३॥ 

राजा जनककोी पुत्री, जगत्‌की माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रियतमा श्रीजानकीजीके दोनों चरणकमलोंको मैं मनाता हूँ, जिनकी 
कृपासे निर्मल बुदर्द्धि पाऊँ॥ ४॥ 

फिर मैं मन, वचन और कर्मसे कमलनयन, धनुष-बाणधारी, भक्तोंकी 
विपत्तिका नाश करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके 


३० * रामचरितमानस * 


सर्वसमर्थ चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ॥५॥ 

जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जलकी लहरके समान 
कहनेमें अलग-अलग हैं, परन्तु वास्तवमें अभिन्न (एक ) हैं, उन 
श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं वन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन-दुखी बहुत 
ही प्रिय हैं॥ १८ ॥ 

मैं श्रीरघधुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो कृशानु ( अग्नि ), 
भानु ( सूर्य / और हिमकर (८ चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ '(र' 'आ' और 'म' 
रूपसे बीज है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है। वह वेदोंका 
प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है॥ १॥ 

जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका 
उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी 
जानते हैं, जो इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं।॥ २॥ 

आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलटा 
नाम (“'मरा', “मरा” ) जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वच्चननको 
सुनकर कि एक राम-नाम सहस्त्र नामके समान है, पार्वतीजी सदा अपने 
पति ( श्रीशिवजी ) के साथ राम-नामका जप करती रहती हैं।॥ ३ ॥ 

नामके प्रति पार्वतीजीके हदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित 
हो गये और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (९ पतिब्रताओंमें शिरोमणि ) 
पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अड़में धारण 
करके अर्द्धांड्रिनी बना लिया )। नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति 
जानते हैं, जिस ( प्रभाव ) के कारण कालकूट जहरने उनको अमृतका 
'फल दिया॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु है, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम 
सेवकगण धान हैं और “राम” नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके 
महीने हैं॥ १९॥ 

दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र 
हैं, भक्तोंके जीवन हैं तथा स्मरण करनेमें सबके लिये सुलभ और सुख 
देनेवाले हैं, और जो इस लोकमें लाभ और परलोकमें निर्वाह करते हैं 
( अर्थात्‌ भगवानके दिव्य धाममें दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्त 
रखते हैं )॥ १॥ 

ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे (सुन्दर और 
मधुर ) हैं; तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका 
('“र!' और '“म' का) अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति बिलगाती है 
( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण, अर्थ और फलमें भिन्नता 


* बालकाण्ड * ३१ 


दीख पड़ती है) परन्तु हैं ये जीव और ब्रह्मके समान स्वभावसे ही साथ 
रहनेवाले ( सदा एकरूप और एकरस )॥ २॥ 

ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगत्‌का पालन 
और विशेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं। ये भक्तिरूपिणी सुन्दर 
स्त्रीके कानोंके सुन्दर आभूषण ( कर्णफूल ) हैं और जगत्‌के हितके लिये 
निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं।॥ ३॥ 

ये सुन्दर गति (मोक्ष ) रूपी अमृतके स्वाद और तृप्तिके समान हैं, 
कच्छप और शेषजीके समान पृथ्वीके धारण करनेवाले हैं, भक्तोंके मनरूपी 
सुन्दर कमलमें विहार करनेवाले भौरेके समान हैं और जीभरूपी यशोदाजीके 
लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान ( आनन्द देनेवाले ) हैं ॥ ४॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं-- श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी 
शोभा देते हैं, जिनमेंसे एक (रकार ) छत्ररूप ( रेफ )से और दूसरा 
( मकार ) मुकुटमणि ( अनुस्वार  ) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं॥ २०॥ 

समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी और 
सेवकके समान प्रीति है ( अर्थात्‌ नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे 
स्वामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं। प्रभु 
श्रीरामजी अपने 'राम ' नामका ही अनुगमन कर ते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते 
हैं )। नाम और रूप दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगवान्‌के नाम और रूप ) 
दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुन्दर ९ शुद्ध भक्तियुक्त ) ब॒ुच्द्विसि ही इनका 
[ दिव्य अविनाशी ] स्वरूप जाननेमें आता है॥ १॥ 

इन (नाम और रूप ) में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो 
अपराध है। इनके गुणोंका तारतम्य ( कमी-बेशी ) सुनकर साथ्ु पुरुष 
स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके बिना रूपका 
ज्ञान नहीं हो सकता॥ २॥ 

कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेलीपर रखा हुआ भी 
पहचाना नहीं जा सकता और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय 
तो विशेष प्रेमके साथ वह रूप हृदयमें आ जाता है॥ ३॥ 

नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है। 
वह समझनेमें सुखदायक है, परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
निर्गुण और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है और दोनोंका यथार्थ ज्ञान 
करानेवाला चतुर दुभाषिया है॥ ४॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला 
चआहता है तो मुखरूपी द्वारकी जीभरूपी देहलीपर रामनामरूपी मणि- 
दीपकको रख ।॥ २१॥ 


३२ * रामचरितमानस * 


बरह्माके बनाये हुए इस प्रपञज्ञ (दृश्य जगत्‌ ) से भलीभाँति छूटे हुए 
वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हुए | तत्त्व- 
ज्ञानरूपी दिनमें ] जागते हैं और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, 
अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं॥ १॥ 


जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको ( यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं, वे 
( जिज्ञासु> भी नामको जीभसे जपकर उसे जान लेते हैं। [ लौकिक 
सिद्द्वियोंके चाहनेवाले अर्थार्थी | साधक लौ लगाकर नामका जप करते हैं 
और अणिमादि | आठों ] सिद्द्वायोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं॥२॥ 

[ संकटसे घबराये हुए ] आर्त भक्त नामजप करते हैं तो उनके बड़े 
भारी बुरे-बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगतमें चार 
प्रकारके ( १-अर्थार्थी--धनादिकी चाहसे भजनेवाले, २-आर्त--संकटकी 
निवृत्तिके लिये भजनेवाले, ३-जिज्ञासु-- भगवान्को जाननेकी इच्छासे 
भजनेवाले, ४-ज्ञानी--भगवान्‌को तत्त्वसे जानकर स्वाभाविक ही 
प्रेमसे भजनेवाले ) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित और 
उदार हैं॥ ३॥ 

चारों ही चतुर भक्तोंको नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको 
विशेषरूपसे प्रिय है। यों तो चारों युगोंमें और चारों ही वेदोंमें नामका 
प्रभाव है, परन्तु कलियुगमें विशेषरूपसे है। इसमें तो [ नामको छोड़कर ] 
दूसरा कोई उपाय ही नहीं है॥ ४॥ 

जो सब प्रकारकी ( भोग और मोक्षकी भी ) कामनाओंसे रहित और 
श्रीरामभक्तिके रसमें लीन हैं, उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके 
सरोवरमें अपने मनको मछली बना रखा है ( अर्थात्‌ वे नामरूपी सुधाका 
निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं 
चाहते )॥ २२॥ 

निर्गुण और सगुण--ब्रह्यके दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, 
अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा है, 
जिसने अपने बलसे दोनोंको अपने वशमें कर रखा है॥ १॥ 

सज्जनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न 
समझें। मैं अपने मनके विश्वास, प्रेम और रुचिकी बात कहता हूँ। [ निर्गुण 
और सगुण ] दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निके समान है। निर्गुण उस 
अप्रकट अग्निके समान है जो काठके अंदर है, परन्तु दीखती नहीं; और 
सगुण उस प्रकट अग्निके समान है जो प्रत्यक्ष दीखती है। | तत्त्वतः 
दोनों एक ही हैं; केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे भिन्न मालूम होती हैं। 
इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्त्वतः एक ही हैं। इतना होनेपर भी ] 


* बालकाण्ड * ३३ 


दोनों ही जाननेमें बड़े कठिन हैं, परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीसे मैंने 
नामको | निर्गुण ] ब्रह्मसे और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा है, ब्रह्म व्यापक है, 
एक है, अविनाशी है; सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी घनराशि है॥ २-३ ॥ 

ऐसे विकाररहित प्रभुके हृदयमें रहते भी जगत्‌॒के सब जीव दीन और 
दुखी हैं। नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य 
और प्रभावको जानकर )नामका जतन कररनेसे ( श्रद्धापूर्वक नामजपरूपी 
साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नके जाननेसे 
उसका मूल्य ॥ ४॥ 

इस प्रकार निर्गुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है। अब अपने 
विचारके अनुसार कहता हूँ कि नाम [ सगुण ] रामसे भी बड़ा है॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करके स्वयं 
कष्ट सहकर साधुओंको सुखी किया; परन्तु भक्तगण प्रेमके साथ नामका 
जप करते हुए सहजहीमें आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं॥ १॥ 

श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्त्री ( अहल्या ) को ही तारा, परन्तु नामने 
करोड़ों दुष्ठोंकी बिगड़ी बुच्द्रिको सुधार दिया। श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके 
हितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना और पुत्र ( सुबाह ) 
सहित समाप्ति की; परन्तु नाम अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका 
इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रिका। श्रीरामजीने तो स्वयं 
शिवजीके धनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही संसारके सब भयोंका 
नाश करनेवाला है॥ २-३॥ 

प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु 
नामने असंख्य मनुष्योंके मनोंको पवित्र कर दिया। श्रीरघुनाथजीने 
राक्षसोंके समूहको मारा, परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पापोंकी जड़ 
उखाड़नेवाला है॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; 
परन्तु नामने अगनित दुष्टोंका उद्दधधार किया। नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें 
प्रसिद्ध है॥। २४॥ 

श्रीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपने शरणमें रखा, यह 
सब कोई जानते हैं; परंतु नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की है। नामका 
यह सुन्दर विरद लोक और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है॥ १॥ 

श्रीरामजीने तो भालू और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल 
बाँधनेके लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परंतु नाम लेते ही संसार- 
समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण! मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोंमें कौन 
बड़ा है ]॥ २॥ 


३४ * रामचरितमानस * 


श्रीरामचन्द्रजीने कुटुम्बसहित रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित 
उन्होंने अपने नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध 
उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं। 
परंतु सेवक (भक्त ) प्रेमपूर्वक नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम 
मोहकी प्रबल सेनाको जीतकर प्रेममें मग्न हुए अपने ही सुखमें विचरते हैं, 
नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३-४॥ 

इस प्रकार नाम | निर्गुण ] ब्रहा और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा है। 
यह वरदान देनेवालोंको भी वर देनेवाला है। श्रीशिवजीने अपने हृदयमें 
यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेंसे इस “राम” नामको | साररूपसे 
चुनकर ] ग्रहण किया है॥ २०॥ 

मासपारायण, पहला विश्राम 

नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं और अमड्रल वेषवाले होनेपर 
भी मड्नलकी राशि हैं। शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण 
नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको भोगते हैं।॥ १॥ 

नारदजीने नामके प्रतापको जाना है। हरि सारे संसारको प्यारे हैं, 
[ हरिको हर प्यारे हैं] और आप (९ श्रीनारदजी ) हरि और हर दोनोंको 
प्रिय हैं। नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की, जिससे प्रह्लमाद भक्तशिरोमणि 
हो गये ॥ २॥ 

क्षुवजीने ग्लानिसे ( विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकामभावसे ) 
हरिनामको जपा और उसके प्रतापसे अचल अनुपम स्थान ( श्रुवलोक ) 
प्राप्त किया। हनुमानूजीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने 
वशमें कर रखा है॥ ३॥ 

नीच अजामिल, गज और गणिका (वेश्या ) भी श्रीहरिके नामके 
प्रभावसे मुक्त हो गये। मैं नामकी बड़ाई कहाँतक कहूँ, राम भी नामके 
गुणोंको नहीं गा सकते॥ ४॥ 

कलियुगमें रामका नाम कल्पतरू ( मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) और 
कल्याणका निवास ( मुक्तिका घर) है, जिसको स्मरण करनेसे भाँग- 
सा ( निकृष्ठट ) तुलसीदास तुलसीके समान [ पवित्र ] हो गया॥ २६॥ 

[ केवल कलियुगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोंमें, तीनों कालोंमें 
और तीनों लोकोंमें नामको जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद, पुराण 
और संतोंका मत यही है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीरामजीमें [या 
रामनाममें ] प्रेम होना है॥ १॥ 

पहले ( सत्य ) युगमें ध्यानसे, दूसरे ( त्रेता ) युगमें यज्ञसे और द्वापरमें 
पूजनसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं; परंतु कलियुग केवल पापकी जड़ और 


* बालकाण्ड * ३७ 


मलिन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमें मछली बना हुआ है 
( अर्थात्‌ पापसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान,यज्ञ और 
पूजन नहीं बन सकते )॥ २॥ 

ऐसे कराल ( कलियुगके ) कालमें तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण 
करते ही संसारके सब जंजालोंको नाश कर देनेवाला है। कलियुगमें 
यह रामनाम मनोवाडि्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हितैषी और 
इस लोकका माता-पिता है ( अर्थात्‌ परलोकमें भगवान्‌का परमधाम देता 
है और इस लोकमें माता-पिताके समान सब प्रकारसे पालन और रक्षण 
करता है )॥ ३॥ 

कलियुगमें न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक 
आधार है। कपटकी खान कलियुगरूपी कालनेमिके [ मारनेके ] 
लिये रामनाम ही बुर्द्विमान्‌ और समर्थ श्रीहनुमानजी हैं ॥ ४ ॥ 

रामनाम श्रीनूसिंह भगवान्‌ है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप 
करनेवाले जन प्रह्लादके समान हैं; यह रामनाम देवताओंके शत्रु 
( कलियुगरूपी दैत्य ) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा॥ २७॥ 

अच्छे भाव (९ प्रेम ) से, बुरे भाव (वैर ) से, क्रोधसे या आलस्यसे, 
किसी तरहसे भी नाम जपनेसे दसों दिशाओंमें कल्याण होता है। उसी 
( परम कल्याणकारी ) रामनामका स्मरण करके और अश्रीरघुनाथजीको 
मस्तक नवाकर मैं रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ॥ १॥ 

वे ( श्रीरामजी ) मेरी [ बिगड़ी ] सब तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा 
कृपा करनेसे नहीं अघाती। राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक! 
इतनेपर भी उन दयानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है॥ २॥ 

लोक और वेदमें भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह 
विनय सुनते ही प्रेमको पहचान लेता है। अमीर-गरीब, गँवार-नगरनिवासी, 
'पण्डित-मूर्ख, बदनाम-यशस्वी, ॥ ३ ॥ 

सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्द्धकि अनुसार 
राजाकी सराहना करते हैं। और साथु, बुदर्द्विमान, सुशील, ईश्वरके अंशसे 
उत्पन्न कृपालु राजा--- ॥ ४॥ 

सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालको 
पहचानकर सुन्दर ( मीठी ) वाणीसे सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। 
यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका है, कोसलनाथ अश्रीरामचन्द्रजी तो 
अतुरशिरोमणि हैं।॥ ५ ॥ 

श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमसे ही रीझते हैं, पर जगतमें मुझसे बढ़कर 
मूर्ख और मलिनबुद्द्धि और कौन होगा 2॥ ६॥ 


३६ * रामचरितमानस * 


तथापि कृपालु श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको 
अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरोंको जहाज और बन्दर-भालुओंको बुद्द्विमान्‌ 
मन्त्री बना लिया॥ २८ ( क )॥ 

सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं और मैं भी [ बिना लज्जा- 
संकोचके ] कहलाता हूँ ( कहनेवालोंका विरोध नहीं करता ); कृपालु 
श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे स्वामीका 
तुलसीदास-सा सेवक है॥ २८ ( ख )॥ 

यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने 
भी नाक सिकोड़ ली है ( अर्थात्‌ नरकमें भी मेरे लिये ठौर नहीं है )। यह 
समझकर मुझे अपने ही कल्पित डरसे डर हो रहा है, किंतु भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने तो स्वप्नमें भी इसपर (मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) 
ध्यान नहीं दिया॥ १॥ 

वरं मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीनी तो इस बातको सुनकर, देखकर और 
अपने सुचित्तरूपी चश्षुसे निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्द्विकी [ उलटे ] 
सराहना की। क्योंकि कहनेमें चाहे बिगड़ जाय ( अर्थात्‌ मैं चाहे अपनेको 
भगवान्‌का सेवक कहता-कहलाता रहूँ ), परंतु हृदयमें अच्छापन होना 
चहिये। ( हृदयमें तो अपनेको उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर 
पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है।) श्रीरामचन्द्रजी भी दासके 
हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं॥२॥ 

प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती 
(वे उसे भूल जाते हैं) और उनके हृदय | की अच्छाई--नीकी ] को 
सौ-सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पापके कारण उन्होंने बालिको 
व्याधकी तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीवने चली॥ ३॥ 

वही करनी विभीषणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्रमें भी 
उसका मनमें विचार नहीं किया। उलटे भरतजीसे मिलनेके समय 
श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनके गुणोंका 
बखान किया ॥ ४॥ 

प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) तो वृक्षके नीचे और बंदर डालीपर (€ अर्थात्‌ 
कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सच्चिदानन्द्न परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ 
पेड़ोंकी शाखाओंपर कूदनेवाले बंदर )। परन्तु ऐसे बंदरोंको भी उन्होंने 
अपने समान बना लिया। तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे 
शीलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं॥ २९ ( क )॥ 

हे श्रीरामजी! आपकी अच्छाईसे सभीका भला है ( अर्थात्‌ आपका 
कल्याणमय स्वभाव सभीका कल्याण करनेवाला है )। यदि यह बात 
सच है तो तुलसीदासका भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ ( रख )॥ 


* बालकाण्ड * ३७ 


इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर 
मैं श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करता हूँ जिसके सुननेसे कलियुगके 
पाप नष्ट हो जाते हैं॥ २९ ( ग )॥ 

मुनि याज्ञवल्क्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी 
थी, उसी संवादको मैं बखानकर कहूँगा; सब सज्जन सुखका अनुभव 
करते हुए उसे सुनें॥ १॥ 

शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके 
पार्वतीजीको सुनाया। वही चरित्र शिवजीने काकभुशुण्डिजीको रामभक्त 
और अधिकारी पहचानकर दिया।॥ २॥ 

उन काकभुशुण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर 
उसे भरद्वाजजीको गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता ( याज्ञवल्क्य 
और भरद्वाज ) समान शीलवाले और समदर्शी हैं और श्रीहरिकी लीलाको 
जानते हैं॥ ३ ॥ 

वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी बातोंको हथेलीपर रखे हुए आँवलेके 
समान ( प्रत्यक्ष ) जानते हैं। और भी जो सुजान ( भगवान्‌की लीलाओंका 
रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, 
सुनते और समझते हैं।॥ ४॥ 

फिर वही कथा मैंने वाराह-श्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस 
समय मैं लड़कपनके कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार 
( अच्छी तरह ) समझा नहीं ॥ ३० ( क )॥ 

श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता ( कहनेवाले ) और श्रोता ( सुननेवाले ) 
दोनों ज्ञानके खजाने ( पूरे ज्ञानी ) होते हैं। में कलियुगके पापोंसे ग्रसा हुआ 
महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था ?॥ ३० ( ख )॥ 

तो भी गुरुजीने जब बार-बार कथा कही, तब बुद्द्धिकि अनुसार 
कुछ समझमें आयी । वही अब मेरे द्वारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको 
सनन्‍तोष हो॥ १॥ 

जैसा कुछ मुझमें बुच्द्धि और विवेकका बल है, मैं हृदयमें हरिकी प्रेरणासे 
उसीके अनुसार कहूँगा। मैं अपने सन्देह, अज्ञान और भ्रमको हरनेवाली कथा 
रचता हूँ, जो संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है॥ २॥ 

रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाली, सब मजनुष्योंकोी प्रसन्न 
करनेवाली और कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली है। रामकथा 
कलियुगरूपी साँपके लिये मोरनी है और विवेकरूपी अग्निके प्रकट 
करनेके लिये अरणि (मन्थन की जानेवाली लकड़ी ) है, ९ अर्थात्‌ इस 
कथासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है )॥ ३ ॥ 


३८ * रामचरितमानस * 


रामकथा कलियुगमें सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गौ 
है और सज्जनोंके लिये सुन्दर सझ्जीवनी जड़ी है। पृथ्वीपर यही अमृतकी 
नदी है, जन्म-मरणरूपी भयका नाश करनेवाली और भ्रमरूपी मेढकोंको 
खानेके लिये सर्पिणी है॥ ४॥ 

यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और 
साधुरूप देवताओंके कुलका हित करनेवाली पार्वती (दुर्गा) है। यह 
संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण 
विश्वका भार उठानेमें अचल पृथ्वीके समान है॥ ५॥ 

यमदूतोंके मुखपर कालिख लगानेके लिये यह जगतमें यमुनाजीके 
समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही है। यह 
श्रीरामजीको पवित्र तुलसीके समान प्रिय है और तुलसीदासके लिये हुलसी 
( तुलसीदासजीकी माता ) के समान हृदयसे हित करनेवाली है॥ ६॥ 

यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है, यह सब 
सिद्द्धियोंकी तथा सुख-सम्पत्तिकी राशि है। सदगुणरूपी देवताओंके उत्पन्न 
और पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है। श्रीरघुनाथजीकी 
भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी है॥ ७॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर 
(निर्मल ) चित्त चित्रकूट है, और सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें 
श्रीसीतारामजी विहार करते हैं॥ ३५१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोंकी सुबुदर्द्धरूपी 
स्त्रीका सुन्दर श्रड्भरार है। श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्‌का कल्याण 
करनेवाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं॥ १॥ 

ज्ञान, वैराग्य और योगके लिये सदगुरु हैं और संसाररूपी भयंकर 
रोगका नाश करनेके लिये देवताओंके वैद्य ( अश्विनीकुमार ) के समान 
हैं। ये श्रीसीतारामजीके प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और 
सम्पूर्ण ब्रत, धर्म और नियमोंके बीज हैं।॥ २॥ 

पाप, सन्‍ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक 
और परलोकके प्रिय पालन करनेवाले हैं। विचार ( ज्ञान ) रूपी राजाके 
शूरवीर मन्त्री और लोभरूपी अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य 
मुनि हैं॥ ३॥ 

भक्तोंके मनरूपी वनमें बसनेवाले काम, क्रोध और कलियुगके 
पापरूपी हाथियोंके मारनेके लिये सिंहके बच्चे हैं। शिवजीके पूज्य और 
प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लिये कामना 
पूर्ण करनेवाले मेघ हैं।॥ ४॥ 

विषयरूपी साँपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं। ये 


* बालकाण्ड * ३९ 


ललाटपर लिखे हुए कठिनतासे मिटनेवाले बुरे लेखों ( मन्द प्रारब्ध ) को 
मिटा देनेवाले हैं। अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके लिये सूर्यकिरणोंके 
समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान हैं।॥ ५॥ 

मनोवाडिछत वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पवृक्षके समान हैं और सेवा करनमेमें 
हरि-हरके समान सुलभ और सुख देनेवाले हैं। सुकविरूपी शरद-ऋतुके 
मनरूपी आकाशको सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और 
श्रीरामजीके भक्तोंके तो जीवनधन ही हैं ॥ ६॥ 

सम्पूर्ण पुण्योंके फल महान्‌ भोगोंके समान हैं। जगत्‌का छलरहित 
( यथार्थ > हित करनेमें साधु-संतोंके समान हैं। सेवकोंके मनरूपी 
मानसरोवरके लिये हंसके समान और पवित्र करनेमें गड़ाजीकी तरक्ग- 
मालाओंके समान हैं।॥ ७॥ 

श्रीरामजीके गुणोंके समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुगके 
कपट, दम्भ और पाखण्डके जलानेके लिये वैसे ही हैं जैसे ईंधनके 
लिये प्रचण्ड अग्नि॥ ३२ ( क )॥ 

रामचरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेवाले 
हैं, परन्तु सज्जनरूपी कुमुदिनी और चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी 
और महान्‌ लाभदायक हैं॥ ३२ ( ख )॥ 

जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीेशिवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे 
श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र 
कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा।॥ १॥ 

जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। 
जो ज्ञानी इस विचित्र कथाको सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं 
करते कि संसारमें रामकथाकी कोई सीमा नहीं है ( रामकथा अनन्त है )॥ 
उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार 
हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार रामायण हैं॥ २-३॥ 

कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों 
प्रकारसे गाया है। हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह न कीजिये और आदरसहित 
प्रेमसे इस कथाको सुनिये॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी 
कथाओंका विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, 
वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे ॥ ३३॥ 

इस प्रकार सब संदेहोंको दूर करके और श्रीगुरूुजीके चरणकमलोंकी 
रजको सिरपर धारण करके मैं पुन: हाथ जोड़कर सबकी विनती करता 
हूँ, जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे ॥ १॥ 

अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर अश्रीरामचन्द्रजीके 


४० * रामचरितमानस * 


गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ। श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१९ 
में इस कथाका आरम्भ करता हूँ॥ २॥ 

चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र 
प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि 
उस दिन सारे तीर्थ वहाँ ( श्रीअयोध्याजीमें ) चले आते हैं।। ३ ॥ 

असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्याजीमें आकर 
श्रीरधुनाथजीकी सेवा करते हैं। बुद्द्धिमानू लोग जन्मका महोत्सव मनाते 
हैं और श्रीरामजीकी सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं।॥ ४ ॥ 

सज्जनोंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान 
करते हैं और हृदयमें सुन्दर श्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके 
नामका जप कर ते हैं॥ ३४॥ 

वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान 
पापोंको हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, 
जिसे विमल बुदर्द्विवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १॥ 

यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली 
है, सब लोकोंमें प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र है। जगतूमें [ अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज् और जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव 
हैं, इनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें 
नहीं आते (९ जन्म-मृत्युके चक्‍करसे छूटकर भगवान्‌के परमधाममें निवास 
करते हैं )॥ २॥ 

इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिर्द्रियोंकी देनेवाली और 
कल्याणकी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके 
सुननेसे काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं।॥ ३ ॥ 

इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति 
मिलती है। मनरूपी हाथी विषयरूपी दावानलमें जल रहा है, वह यदि इस 
रामचरितमानसरूपी सरोवरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय ॥ ४ ॥ 

यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस सुहावने और पवित्र 
मानसकी शिवजीने रचना की। यह तीनों प्रकारके दोषों, दुःखों और 
दरिद्रताको तथा कलियुगकी कुचालों और सब पापोंका नाश करनेवाला 
है॥ ५॥ 

श्रीमहादेवजीने इसको रचकर अपने मनमें रखा था और सुअवसर 
पाकर पार्वतीजीसे कहा। इसीसे शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर 
और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर 'रामचरितमानस' नाम रखा॥ ६॥ 

मैं उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे सज्जनो! 
आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिये॥ ७॥ 


* बालकाण्ड * ४१ 


यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतुसे 
जगतूमें इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्रीउमा-महेश्वरका 
स्मरण करके कहता हूँ॥ ३५७॥ 

श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमें सुन्दर बुस्द्ोिका विकास हुआ, 
जिससे यह तुलसीदास श्रीरामचरितमानसका कवि हुआ। अपनी बुद्द्धिके 
अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है। किंतु फिर भी हे सज्जनो! 
सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये॥ १॥ 

सुन्दर ( सात्त्विकी ) बुरद्द्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान हे, 
वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं। वे (साथुरूपी मेघ ) 
श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर और मड्ुलकारी जलकी 
वर्षा करते हैं॥ २॥ 

सगुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही राम-सुयशरूपी 
जलकी निर्मलता है, जो मलका नाश करती है; और जिस प्रेमाभक्तिका 
वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जलकी मधुरता और सुन्दर 
शीतलता है॥ ३॥ 

वह ( राम-सुयशरूपी >) जल सत्कर्मरूपी धानके लिये हितकर है 
और श्रीरामजीके भक्तोंका तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्द्वरूपी 
पृथ्वीपर गिरा और सिमटकर सुहावने कानरूपी मार्गसे चला और मानस 
( हृदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर 
सुन्दर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया॥ ४-५ ॥ 

इस कथामें बुब्द्ोसि विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम 
संवाद ( भुशुण्डि-गरुड़, शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और तुलसीदास 
और संत ) रचे हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर 
घाट हैं॥ ३६॥ 

सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको 
ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण 
( प्राकृतिक गुणोंसे अतीत ) और निर्बाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णन 
किया जायगा, वही इस सुन्दर जलकी अथाह गहराई है॥१॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है। इसमें 
जो उपमाएँ दी गयी हैं वही तरड्रोंका मनोहर विलास है। सुन्दर चौपाइयाँ 
ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन ( कमलिनी ) हैं और कविताकी युक्तियाँ 
सुन्दर मणि (९ मोती ) उत्पन्न करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हैं॥ २॥ 

जो सुन्दर छनन्‍्द, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलोके 
समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग 
( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्पसस ) और सुगन्ध हैं।॥ ३ ॥ 


४२ * रामचरितमानस * 


सत्कर्मों ( पुण्यों ) के पुद्च भौंरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं, ज्ञान, वैराग्य और 
विचार हंस हैं । कविताकी ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी 
मनोहर मछलियाँ हैं ॥ ४ ॥ 

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--ये चारों, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कहना, 
काव्यके नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्यके प्रसंग---ये सब इस सरोवरके 
सुन्दर जलचर जीव हैं।॥ ५॥ 

सुकृती ( पुण्यात्मा ) जनोंके, साधुओंके और श्रीरामनामके गुणोंका 
गान ही विचित्र जल-पक्षियोंके समान है। संतोंकी सभा ही इस सरोवरके 
चारों ओरकी अमराई ( आमकी बगीचियाँ ) हैं और श्रद्धा वसन्‍्त-ऋतुके 
समान कही गयी है॥ ६॥ 

नाना प्रकारसे भक्तिका निरूपण और क्षमा, दया तथा दम 
( इन्द्रियनिग्रह ) लताओंके मण्डप हैं। मनका निग्रह, यम ( अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह )) नियम ( शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान ) ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंमें 
प्रेम ही इस ज्ञानसरूपी फलका रस है। ऐसा वेदोंने कहा है॥ ७॥ 

इस ( रामचरितमानस ) में और भी जो अनेक प्रसड्रोंकी कथाएँ हैं, 
वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग-बिरंगे पक्षी हैं। ८ ॥ 

कथामें जो रोमाज्न होता है वही वाटिका, बाग और वन हैं; और 
जो सुख होता है, वही सुन्दर पश्चियोंका विहार है। निर्मल मन ही माली है 
जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रोंद्रारा उनको सींचता है।॥। ३७॥ 

जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस तालाबके 
चअतुर रखवाले हैं और जो स्त्री-पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, 
वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता हैं॥ १॥ 

जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस 
सरोवरके समीप नहीं जाते। क्‍योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोंघे, 
मेढक और सेवारके समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं॥ २ ॥ 

इसी कारण बेचारे कौवे और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते 
हुए हृदयमें हार मान जाते हैं। क्योंकि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत 
हैं। श्रीरीमजीकी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता॥ ३॥ 

घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही 
बाघ, सिंह और साँप हैं। घरके काम-काज और गृहस्थीके भाँति-भाँतिके 
जंजाल ही अत्यन्त दुर्गम बड़े-बड़े पहाड़ हैं।॥ ४॥ 

मोह, मद और मान ही बहुत-से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके 
कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं॥ ५॥ 

जिनके पास अश्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं है और संतोंका साथ नहीं 


* बालकाण्ड * ४३ 


है और जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त 
ही अगम है। ९ अर्थात्‌ श्रद्धा, सत्संग और भगवत्प्रेमके बिना कोई इसको 
नहीं पा सकता )॥ ३८ ॥ 

यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ 
जाते ही उसे नींदरूपी जूड़ी आ जाती है। हृदयमें मूर्खतारूपी बड़ा कड़ा 
जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं 
कर पाता॥ १॥ 

उससे उस सरोवरमें स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, 
वह अभिमानसहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] 
पूछने आता है, तो वह [ अपने अभाग्यकी बात न कहकर ] सरोवरकी 
निन्‍दा करके उसे समझाता है ॥ २॥ 

ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी 
सुन्दर कृपाकी दृष्टिसे देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें स्नान करता है 
और महान्‌ भयानक त्रितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
तापोंसे ) नहीं जलता ॥ ३॥ 

जिनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम हे, वे इस सरोवरको 
कभी नहीं छोड़ते। हे भाई! जो इस सरोवरमें सत्रान करना चाहे वह मन 
लगाकर सत्संग करे॥ ४॥ 

ऐसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रोंसे देखकर और उसमें गोता लगाकर 
कविकी बुद्द्धि निर्मल हो गयी, हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया 
और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया॥ ५॥ 

उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली, जिसमें श्रीरामजीका 
निर्मल यशरूपी जल भरा है। इस ( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरयू 
है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मदड़्लोंकी जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 
दो सुन्दर किनारे हैं॥ ६॥ 

यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और 
कलियुगके [ छोटे-बड़े ] पापरूपी तिनकों और वृक्षोंको जड़से उखाड़ 
फेंकनेवाली है॥ ७॥ 

तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर 
बसे हुए पुरवे, गाँव और नगर हैं; और संतोंकी सभा ही सब सुन्दर 
मड़लोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है॥ ३९॥ 

सुन्दर कीर्तिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गड्डाजीमें जा मिलीं। 
छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना 
महानद सोन उसमें आ मिला॥ १॥ 

दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गड़ाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित 


४४ * रामचरितमानस * 


शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापोंको डरानेवबाली यह तिमुहानी नदी 
रामस्वरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है॥ २॥ 

इस (९ कीर्तिरूपी सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचरित ) है और यह 
[ रामभक्तिरूपी ] गड़ाजीमें मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सज्जनोंके 
मनको पवित्र कर देगी। इसके बीच-बीचमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
विचित्र कथाएँ हैं वे ही मानो नदीतटके आस-पासके वन और बाग हैं॥ ३ ॥ 

श्रीपार्वतवीजी और शिवजीके विवाहके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके 
असंख्य जलचर जीव हैं। श्रीरघुनाथजीके जन्मकी आनन्द-बधाइयाँ ही 
इस नदीके भँवर और तरंगोंकी मनोहरता है।॥ ४॥ 

चारों भाइयोंके जो बालचरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग-बिरंगे 
बहुत-से कमल हैं। महाराज श्रीदशशरथजी तथा उनकी रानियों और 
कुटुम्बियोंके सत्कर्म ( पुण्य ) ही भ्रमर और जल-पक्षी हैं॥ ४० ॥ 

श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वही इस नदीमें सुहावनी छबि 
छा रही है। अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके 
विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं॥ १॥ 

इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके 
सहारे-सहारे चलनेवाले यात्रियोंका समाज शोभा पा रहा है। परशुरामजीका 
क्रोध इस नदीकी भयानक धारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ वचन ही 
सुन्दर बँधे हुए घाट हैं॥ २॥ 

भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी 
कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभीको सुख देनेवाली है। इसके कहने- 
सुननेमें जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो 
प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं।। ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मड़ल साज सजाया गया, 
वही मानो पर्वके समय इस नदीपर यात्रियोंके समूह इकटरठे हुए हैं। 
कैकेयीकी कुबुर्द्रि ही इस नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी 
विपत्ति आ पड़ी॥ ४॥ 

सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदी- 
तटपर किया जानेवाला जपयज्ञ है। कलियुगके पापों और उदुष्टोंके 
अवगुणोंके जो वर्णन हैं वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और बगुले- 
कौए हैं।॥ ४१ ॥ 

यह कीर्तिरूपिणी नदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है। सभी समय यह परम 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त-ऋतु है। 
श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर-ऋतु है॥ १॥ 


* बालकाण्ड * डए्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मड्गलमय ऋतुराज 
वसंत है। श्रीरामजीका वनगमन दुःसह ग्रीष्म-ऋतु है और मार्गकी कथा 
ही कड़ी धूप और लू है॥ २॥ 

राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा-ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके 
लिये सुन्दर कल्याण करनेवाली है। रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, 
विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देनेवाली सुहावनी शरद्‌-ऋतु है॥ ३॥ 

सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जलका 
निर्मल और अनुपम गुण है। श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर 
शीतलता है, जो सदा एक-सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता॥ ४॥ 

चारों भाइयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक-दूसरेसे प्रेम 
करना, हँसना और सुन्दर भाईपना इस जलकी मधुरता और सुगन्ध हैं।॥ ४२॥ 

मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका 
कम हलकापन नहीं है (९ अर्थात्‌ अत्यन्त हलकापन है )। यह जल बड़ा 
ही अनोखा है, जो सुननेसे ही गुण करता है और आशारूपी प्यासको 
और मनके मैलको दूर कर देता है॥ १॥ 

यह जल अश्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ठ करता है, कलियुगके 
समस्त पापों और उनसे होनेवाली ग्लानिको हर लेता है। संसारके ( जन्म- 
मृत्युरूप ) श्रमको सोख लेता है, सन्‍्तोषको भी सनन्‍्तुष्ट करता है और 
पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोंको नष्ट कर देता है॥ २॥ 

यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल 
ज्ञान और वैराग्यका बढ़ानेवाला है। इसमें आदरपूर्वक स्त्रान करनेसे और 
इसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं।॥ ३॥ 

जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपी ) जलसे अपने हृदयको नहीं धोया, वे 
कायर कलिकालके द्वारा ठगे गये। जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके 
रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हुए जलके भ्रमको वास्तविक जल समझकर पीनेको 
दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे ( कलियुगसे ठगे 
हुए ) जीव भी [ विषयोंके पीछे भटककर ] दुःखी होंगे।॥ ४॥ 

अपनी बुद्द्धकि अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर, उसमें 
अपने मनको स्नान कराकर और श्रीभवानी-शड्लूरको स्मरण करके कवि 
( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता है॥ ४३ ( क )॥ 

मैं अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारणकर और उनका 
प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियोंके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन 
करता हूँ॥ ४३ ( ख )॥ 


४६ * रामचरितमानस * 


भरद्वाजमुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त 
प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीतचित्त, जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके 
मार्गमें बड़े ही चतुर हैं।॥ १ ॥ 

माघमें जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयागको 
आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक 
त्रिवेणीमें स्नान करते हैं॥ २॥ 

श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते हैं और अक्षयवटका 
स्पर्शकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही 
पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है॥ ३॥ 

तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज 
वहाँ ( भरद्वाजके आश्रममें ) जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान 
करते हैं और फिर परस्पर भगवान्‌के गुणोंकी कथाएँ कहते हैं ॥ ४ ॥ 

बहाका निरूपण, धर्मका विधान और तत्त्वोंके विभागका वर्णन करते 
हैं तथा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त भगवान्‌की भक्तिका कथन करते हैं॥ ४४॥ 

इसी प्रकार माघके महीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने- 
अपने आश्रमोंको चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द 
होता है। मकरमें स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं॥ १॥ 

एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने 
आश्रमोंको लौट गये। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्थ मुनिको चरण पकड़कर 
भरद्वाजजीने रख लिया॥ २॥ 

आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बड़े ही पवित्र आसनपर 
उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्यजीके सुयशका वर्णन किया 
और फिर अत्यन्त पवित्र और कोमल वाणीसे बोले--- ॥ ३ ॥ 

हे नाथ! मेरे मनमें एक बड़ा सन्‍्देह है; वेदोंका तत्त्व सब आपकी 
मुट्ठीमें है ( अर्थात्‌ आप ही वेदका तत्त्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा 
सन्देह निवारण कर सकते हैं ) पर उस सन्देहको कहते मुझे भय और 
लाज आती है [ भय इसलिये कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी 
परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिये कि इतनी आयु बीत गयी, अबतक 
ज्ञान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [ क्‍योंकि 
अज्ञानी बना रहता हूँ ]॥ ४॥ 

हे प्रभो! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन 
भी यही बतलाते हैं कि गुरुके साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान 
नहीं होता॥ ४५ ॥ 

यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ! सेवकपर 
कृपा करके इस अज्ञानका नाश कीजिये। संतों, पुराणों और उपनिषदोंने 


* बालकाण्ड * ४७9 


रामनामके असीम प्रभावका गान किया है॥ १॥ 

कल्याणस्वरूप, ज्ञान और गुणोंकी राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु 
निरन्तर रामनामका जप करते रहते हैं। संसारमें चार जातिके जीब हैं, 
काशीमें मरनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं॥ २॥ 

हे मुनिराज! वह भी राम [| नाम ] की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी 
महाराज दया करके [ काशीमें मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश 
करते हैं [| इसीसे उनको परमपद मिलता है ]। हे प्रभो! मैं आपसे पूछता 
हूँ कि वे राम कौन हैं ? हे कृपानिधान! मुझे समझाकर कहिये॥ ३॥ 

एक राम तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा 
संसार जानता है। उन्होंने स्त्रीके विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध 
आनेपर युद्धमें रावणको मार डाला ॥ ४॥ 

हे प्रभो! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते 
हैं ? आप सत्यके धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर 
कहिये॥ ४६ ॥ 

हे नाथ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही 
कथा विस्तारपूर्वक कहिये। इसपर याज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले, 
श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम जानते हो॥ १॥ 

तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो। तुम्हारी चतुराईको 
मैं जान गया। तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गुणोंको सुनना चाहते हो; इसीसे 
तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो ॥ २॥ 

हे तात! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; मैं श्रीरामजीकी सुन्दर 
कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी 
कथा | उसे नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैं।॥ ३॥ 

श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी 
चअकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही सन्‍्देह पार्वतीजीने किया था, तब 
महादेवजीने विस्तारसे उसका उत्तर दिया था॥ ४॥ 

अब मैं अपनी बुद्द्ेकि अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद 
कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतुसे हुआ, उसे हे मुनि! तुम 
सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा॥ ४७॥ 

एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये। उनके साथ 
जगज्जननी भवानी सतीजी भी थीं। ऋषिने सम्पूर्ण जगत॒के ईश्वर जानकर 
उनका पूजन किया॥ १॥ 

मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख 
मानकर सुना। फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने 
उनको अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] भक्तिका निरूपण किया।॥ २॥ 


४८ * रामचरितमानस * 


श्रीरधुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी 
वहाँ रहे। फिर मुनिसे विदा माँगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ 
घर ( कैलास ) को चले॥ ३॥ 

उन्हीं दिनों पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार 
लिया था। वे अविनाशी भगवान्‌ उस समय पिताके वचनसे राज्यका 
त्याग करके तपस्वी या साधथधुवेशमें दण्डकवनमें विचर रहे थे॥ ४॥ 

शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस 
प्रकार हों। प्रभुने गुप्तरुूपसे अवतार लिया है, मेरे जानेसे सब लोग जान 
जायँगे॥ ४८ ( क )॥ 

श्रीशड्डूरजीके हृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो 
गयी, परन्तु सतीजी इस भेदको नहीं जानती थीं। तुलसीदासजी कहते 
हैं कि शिवजीके मनमें [ भेद खुलनेका ] डर था, परन्तु दर्शनके लोभसे 
उनके नेत्र ललचा रहे थे॥ ४८ ( ख )॥ 

रावणने [ ब्रह्माजीसे | अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी। 
बरह्माजीके वचनोंको प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता 
हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, 
परन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी॥ १॥ 

इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये। उसी समय नीच रावणने 
जाकर मारीचको साथ लिया और वह ( मारीच ) तुरंत कपटमृग बन गया ॥ २॥ 

मूर्ख ( रावण ) ने छल करके सीताजीको हर लिया। उसे श्रीरामचन्द्रजीके 
वास्तविक प्रभावका कुछ भी पता न था। मृगको मारकर भाई 
लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रममें आये और उसे खाली देखकर (९ अर्थात्‌ 
वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये।॥ ३॥ 

श्रीरधुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई 
वनमें सीताको खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग 
नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन 
ही जानते हैं। जो मन्दबुदर्द्वि हैं, वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमें 
कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।॥ ४९॥ 

श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें 
बहुत भारी आनन्द उत्पन्न हुआ। उन शोभाके समुद्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
को शिवजीने नेत्र भरकर देखा, परन्तु अवसर ठीक न जानकर परिचय 
नहीं किया॥ १॥ 

जगत्‌के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर 


* बालकाण्ड * ४९ 


कामदेवका नाश करनेवाले श्रीशिवजी चल पड़े। कृपानिधान शिवजी बार- 
बार आनन्दसे पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे॥ २॥ 

सतीजीने शट्डरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा सन्देह 
उत्पन्न हो गया। [ वे मन-ही-मन कहने लगीं कि ] शद्भूरजीकी सारा जगत्‌ 
वन्दना करता है, वे जगत्‌के ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके 
प्रति सिर नवाते हैं।॥ ३॥ 

उन्होंने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया 
और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अबतक उनके 
हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रूकती ॥ ४॥ 

जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और 
भेदरहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्‍या वह देह धारण करके 
मनुष्य हो सकता है ?2॥ ५०॥ 

देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णुभगवानू हैं, 
वे भी शिवजीकी ही भाँति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपति और 
असुरोंके शत्रु भगवान्‌ विष्णु क्‍या अज्ञानीकी तरह स्त्रीको खोजेंगे ?2॥ १॥ 

फिर शिवजीके वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते 
हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सतीके मनमें इस प्रकारका अपार सन्‍्देह 
उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं 
होता था॥ २॥ 

यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्‍न्तर्यामी शिवजी सब 
जान गये। वे बोले--हे सती! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है। ऐसा सनन्‍्देह 
मनमें कभी न रखना चाहिये॥ ३॥ 

जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने 
मुनिको सुनायी, ये वही मेरे इष्टदेव श्रीरघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी 
मुनि सदा किया करते हैं।॥ ४॥ 

ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान 
करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र “नेति-नेति' कहकर जिनकी कॉर्ति 
गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी, मायापति, नित्य 
परम स्वतन्त्र बअ्रहासरूप भगवान्‌ श्रीरामजीने अपने भक्तोंके हितके लिये 
[ अपनी इच्छासे ] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार लिया है। 

यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया, फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका 
उपदेश नहीं बैठा। तब महादेवजी मनमें भगवान्‌की मायाका बल जानकर 
मुसकराते हुए बोले--- ॥ ५१॥ 

जो तुम्हारे मनमें बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं 


७० * रामचरितमानस * 


लेती ? जबतक तुम मेरे पास लौट आओगी तबतक मैं इसी बड़की छाँहमें 
बैठा हूँ॥ १॥ 

जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो, [ भलीभाँति ] 
विवेकके द्वारा सोच-समझकर तुम वही करना। शिवजीकी आज्ञा पाकर 
सती चलीं और मनमें सोचने लगीं कि भाई! क्‍या करूँ ( कैसे परीक्षा 
लूँ)2॥ २॥ 

इधर शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका 
कल्याण नहीं है। जब मेरे समझानेसे भी सन्‍्देह दूर नहीं होता तब [ मालूम 
होता है ] विधाता ही उलटे हैं, अब सतीका कुशल नहीं है॥ ३॥ 

जो कुछ रामने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा 
( विस्तार ) बढ़ावे। [ मनमें |] ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका 
नाम जपने लगे और सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
थे॥ ४॥ 

सती बार-बार मनमें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस 
मार्गगी ओर आगे होकर चलीं, जिससे [ सतीजीके विचारानुसार ] 
मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे॥ ५२॥ 

सतीजीके बनावटी वेषको देखकर लक्ष्मणजी चकित हो गये और 
उनके हृदयमें बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह 
नहीं सके। धीरबुदर्द्रि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे॥ १॥ 

सब कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओंके 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटको जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे 
अज्ञानका नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं।॥ २॥ 

स्त्रीस्वभावका असर तो देखो कि वहाँ (उन सर्वज्ञ भगवानके सामने ) 
भी सतीजी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी मायाके बलको हदयमें 
बखानकर, श्रीरामचन्द्रजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले॥ ३॥ 

पहले प्रभुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित 
अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ 
वनमें अकेली किसलिये फिर रही हैं?॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा 
संकोच हुआ। वे डरती हुई ( चुपचाप ) शिवजीके पास चलीं, उनके 
हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी---॥ ७५३॥ 

कि मैंने शद्भूरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका 
श्रीरामचन्द्रजीपर आरोप किया। अब जाकर मैं शिवजीको क्‍या उत्तर 
दूँगी? [ यों सोचते-सोचते ] सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पैदा 
हो गयी॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ५१ 


श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तब उन्होंने 
अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सतीजीने मार्गमें जाते 
हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित 
आगे चले जा रहे हैं। [ इस अवसरपर सीताजीको इसलिये दिखाया कि 
सतीजी श्रीरामके सच्च्चिदानन्दमय रूपको देखें, वियोग और दुःखकी 
कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों ]॥ २॥ 

[ तब उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मणजी 
और सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये। वे जिधर 
देखती हैं, उधर ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध 
मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं॥ ३॥ 

सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़कर 
असीम प्रभाववाले थे। [ उन्होंने देखा कि ] भाँति-भाँतिके वेष धारण किये 
सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा कर रहे हैं॥ ४॥ 

उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखीं। जिस- 
जिस रूपमें ब्रह्मा आदि देवता थे, उसीके अनुकूल रूपमें [ उनकी ] ये 
सब [ शक्तियाँ ] भी थीं।॥ ५४॥ 

सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोंसहित वहाँ उतने 
ही सारे देवताओंको भी देखा। संसारमें जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक 
प्रकारसे सब देखे।॥ १॥ 

[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी 
पूजा कर रहे हैं। परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। 
सीतासहित श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक नहीं 
थे॥ २॥ 

[ सब जगह ] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी---सती 
ऐसा देखकर बहुत ही डर गयीं। उनका हृदय काँपने लगा और देहकी 
सारी सुध-बुध जाती रही। वे आँख मूँदकर मार्गमें बैठ गयीं।॥ ३ ॥ 

फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी (सतीजी ) को कुछ 
भी न दीख पड़ा। तब वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
वहाँ चलीं जहाँ श्रीशिवजी थे॥ ४॥ 

जब पास पहुँची, तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशल-प्रश्न करके 
कहा कि तुमने रामजीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच- 
सच कहो ॥ ५५७ ॥ 


मासपारायण, दूसरा विश्राम 
सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे 


५२ * रामचरितमानस * 


छिपाव किया और कहा--हे स्वामिन्‌! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, 
[ वहाँ जाकर ] आपकी ही तरह प्रणाम किया॥ १॥ 

आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बड़ा ( पूरा ) 
विश्वास है। तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र 
किया था, सब जान लिया॥ २॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके 
सतीके मुँहसे भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजीने मनमें विचार किया 
कि हरिकी इच्छारूपी भावी प्रबल है।॥ ३॥ 

सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयमें 
बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता 
हूँ तो भक्तिमार्ग लुपत हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है॥ ४॥ 

सती परम पवित्र हैं, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा 
पाप है। प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके हृदयमें बड़ा 
सन्‍्ताप है॥ ५६ ॥ 

तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और 
श्रीरामजीका स्मरण करते ही उनके मनमें यह आया कि सतीके इस 
शरीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूपमें ] भेंट नहीं हो सकती और शिवजीने अपने 
मनमें यह सड्डूल्प कर लिया॥ १॥ 

स्थिरबुद्ध्रि शड्डरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए 
अपने घर ( कैलास ) को चले। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई 
कि हे महेश! आपकी जय हो। आपने भक्तिकी अच्छी दृढ़ता की॥ २॥ 

आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप 
श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान्‌ हैं। इस आकाशवाणीको 
सुनकर सतीजीके मनमें चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे 
पूछा--- ॥ ३ ॥ 

हे कृपालु! कहिये, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो! आप 
सत्यके धाम और दीनदयालु हैं। यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, 
परन्तु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा॥ ४॥ 

सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये। 
मैंने शिवजीसे कपट किया, स्त्री स्वभावसे ही मूर्ख और बेसमझ होती 
हैं॥५७(क )॥ 

प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधके साथ मिलकर ] 
दूधके समान भाव बिकता है; परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही 
पानी अलग हो जाता है (दूध फट जाता है) और स्वाद [| प्रेम ] जाता 
रहता है॥ ५७ ( ख )॥ 


* बालकाण्ड * रे 


अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमें इतना सोच है और 
इतनी अपार चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। | उन्होंने 
समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकटमें 
उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा॥ १॥ 

शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग 
कर दिया और वे हृदयमें व्याकुल हो उठीं। अपना पाप समझकर कुछ 
कहते नहीं बनता, परन्तु हृदय [ भीतर-ही-भीतर ] कुम्हारके आँवेके समान 
अत्यन्त जलने लगा॥ २॥ 

वृषकेतु शिवजीने सतीको चिन्‍न्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये 
सुन्दर कथाएँ कहीं। इस प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिहासोंको कहते 
हुए विश्वनाथ कैलास जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 

वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़के पेड़के नीचे 
परद्यासन लगाकर बैठ गये। शिवजीने अपना स्वाभाविक रूप सँभाला। 
उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी॥ ४॥ 

तब सतीजी कैलासपर रहने लगीं। उनके मनमें बड़ा दुःख था। इस 
रहस्यको कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक-एक दिन युगके 
समान बीत रहा था॥ ५८ ॥ 

सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस 
दुःख-समुद्रके पार कब जाऊँगी। मैंने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान किया और 
फिर पतिके वचनोंको झूठ जाना---॥ १॥ 

उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उच्चित था वही किया; परन्तु 
हे विधाता! अब तुझे यह उचित नहीं है जो शड्डूरसे विमुख होनेपर भी 
मुझे जिला रहा है॥ २॥ 

सतीजीके हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्द्विमती सतीजीने 
मनमें श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया और कहा-हे प्रभो! यदि आप 
दीनदयालु कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि आप 
दुःखको हरनेवाले हैं, ॥ ३ ॥ 

तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट 
जाय। यदि मेरा शिवजीके चरणोमें प्रेम है और मेरा यह | प्रेमका ] त्रत 
मन, वचन और कर्म ( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४॥ 

तो हे सर्वदर्शी प्रभो! सुनियेि और शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे 
मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह [ पति-परित्यागरूपी ] असहाय 
विपत्ति दूर हो जाय॥ ५९॥ 

दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारुण 
दुःख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्तासी हजार वर्ष 


"डे * रामचरितमानस * 


बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि खोली ॥ १॥ 

शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि 
अब जगत्‌के स्वामी ( शिवजी ) जागे। उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम 
किया। शिवजीने उनको बैठनेके लिये सामने आसन दिया॥ २॥ 

शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्ष 
प्रजापति हुए। ब्रह्माजीनी सब प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको 
प्रजापतियोंका नायक बना दिया॥ ३॥ 

जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदयमें अत्यन्त 
अभिमान आ गया। जगतूमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता 
पाकर मद न हो ॥ ४ ॥ 

दक्षने सब मुनियोंको बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। 
जो देवता यज्ञका भाग पाते हैं, दक्षने उन सबको आदरसहित निममन्त्रित 
किया ॥ ६०॥ 

[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता 
अपनी-अपनी स्त्रियोंसहित चले । विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीको छोड़कर 
सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥ 

सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा 
रहे हैं। देव-सुन्दरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान छूट 
जाता है॥ २॥ 

सतीजीने [ विमानोंमें देवताओंके जानेका कारण ] पूछा, तब शिवजीने 
सब बातें बतलायीं। पिताके यज्ञकी बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुईं 
और सोचने लगीं कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें, तो इसी बहाने कुछ 
दिन पिताके घर जाकर रहूँ।॥ ३॥ 

क्योंकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था, 
पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आरिर सतीजी 
भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोलीं--- ॥ ४॥ 

हे प्रभो! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा 
हो तो हे कृपाधाम! मैं आदरसहित उसे देखने जाऊँ।॥ ६१॥ 

शिवजीने कहा--तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मनको भी 
पसंद आयी। पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्षने अपनी 
सब लड़कियोंको बुलाया है; किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने तुमको 
भी भुला दिया॥ १॥ 

एक बार ब्रह्माफकी सभामें हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अब 
भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी! जो तुम बिना बुलाये जाओगी 
तो न शील-स्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी॥ २॥ 


* बालकाण्ड * जज 


यदापि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर 
बिना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, 
उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता॥ ३॥ 

शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके हृदयमें 
बोध नहीं हुआ। फिर शिवजीने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी, 
तो हमारी समझमें अच्छी बात न होगी ॥ ४॥ 

शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी 
प्रकार भी नहीं रुकीं, तब त्रिपुरारि महादेवजीने अपने मुख्य गणोंको 
साथ देकर उनको विदा कर दिया॥ ६२॥ 

भवानी जब पिता (दक्ष ) के घर पहुँचीं, तब दक्षके डरके मारे 
किसीने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदरसे 
मिली। बहिनें बहुत मुसकराती हुई मिलीं॥ १॥ 

दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, सतीजीको देखकर 
उलटे उनके सारे अड्रा जल उठे। तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ 
कहीं शिवजीका भाग दिखायी नहीं दिया॥ २॥ 

तब शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया। स्वामीका 
अपमान समझकर सतीका हृदय जल उठा। पिछला ( पतिपरित्यागका ) 
दुःख उनके हृदयमें उतना नहीं व्यापा था, जितना महान्‌ दुःख इस समय 
( पति-अपमानके कारण ) हुआ॥ ३ ॥ 

यद्यपि जगत्में अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान 
सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया। 
माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४॥ 

परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें 
कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभाको हठपूर्वक डाँटकर क्रोधभरे 
वचन बोलीं--- ॥ ६३ ॥ 

हे सभासदो और सब मुनीश्वरो! सुनो। जिन लोगोंने यहाँ शिवजीकी 
निन्‍्दा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और 
मेरे पिता दक्ष भी भलीभाँति पछतायँगे।॥ १ ॥ 

जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णुभगवान्‌की निनन्‍दा सुनी जाय 
वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस (९ निन्‍्दा करनेवाले ) 
की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूँदकर वहाँसे भाग जाय॥ २॥ 

त्रिपुर देत्यको मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हैं, 
वे जगत्पिता और सबका हित करनेवाले हैं। मेरा मन्दब॒ुब्द्धि पिता उनकी 
निन्‍दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उत्पन्न है॥ ३ ॥ 

इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृषकेतु शिवजीको 


५६ * रामचरितमानस * 


हृदयमें धारण करके मैं इस शरीरको तुरंत ही त्याग दूँगी। ऐसा कहकर 
सतीजीने योगाग्रिमें अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालामें 
हाहाकार मच गया।॥ ४॥ 

सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ 
विध्वंस होते देखकर मुनीश्चवर भूगुजीने उसकी रक्षा की॥ ६४॥ 

ये सब समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको 
भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको 
यथोचित फल ( दण्ड ) दिया॥ १॥ 

दक्षकी जगत्प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है। 
यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया।॥ २॥ 

सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें 
शिवजीके चरणोंमें अनुराग रहे। इसी कारण उन्‍होंने हिमाचलके घर 
जाकर पार्वतीके शरीरसे जन्म लिया॥ ३॥ 

जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्‍्मीं तबसे वहाँ सारी सिदिद्वियाँ और 
सम्पत्तियाँ छा गयीं। मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और 
हिमाचलने उनको उच्चित स्थान दिये।॥ ४॥ 

उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प- 
फलयुक्त हो गये और वहाँ बहुत तरहकी मणियोंकी खानें प्रकट 
हो गयीं॥ ६५ ॥ 

सारी नदियोंमें पवित्र जल बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी 
सुखी रहते हैं। सब जीवोंने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वतपर 
सभी परस्पर प्रेम करते हैं।॥ १॥ 

पार्वतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा 
रामभक्तिको पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस ( पर्वतराज ) के घर 
नित्य नये-नये मड़लोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं॥२॥ 

जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलके 
घर पधथधारे। पर्वतराजने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको 
उत्तम आसन दिया॥ ३॥ 

फिर अपनी स्त्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके 
चरणोदकको सारे घरमें छिड़काया। हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत 
बरखान किया और पुत्रीको बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया।॥ ४॥ 

[ और कहा-- ] हे मुनिवर! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी 
सर्वत्र पहुँच है। अतः आप हदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण 
कहिये।॥ ६६ ॥ 


* बालकाण्ड * ५9 


नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा--तुम्हारी कन्या 
सब गुणोंकी खान है। यह स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील और समझदार 
है। उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं॥ १॥ 

कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न है, यह अपने पतिको सदा प्यारी 
होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश 
पावेंगे॥ २॥ 

यह सारे जगत्‌में पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ 
न होगा। संसारमें स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पतिद्रतरूपी तलवारकी 
धारपर चढ़ जायँगी।॥ ३॥ 

हे पर्वतराज! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है। अब इसमें जो दो-चार 
अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, 
उदासीन, संशयहीन ( लापरवाह ), ॥ ४॥ 

योगी, जटाधारी, निष्कामहदय, नंगा और अमड़ल वेषवाला, ऐसा 
पति इसको मिलेगा। इसके हाथमें ऐसी ही रेखा पड़ी है॥ ६७॥ 

नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसको हृदयमें सत्य जानकर पति- 
पत्नी (हिमवान्‌ और मैना ) को दुःख हुआ और पार्वतीजी प्रसन्न हुईं। 
नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक- 
सी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी॥ १॥ 

सारी सरिबयाँ, पार्वती, पर्वतराज हिमवान्‌ और मैना सभीके शरीर 
पुलकित थे और सभीके नेत्रोंमें जल भरा था। देवर्षिके वचन असत्य 
नहीं हो सकते, [ यह विचारकर ] पार्वतीने उन वच्नोंको हृदयमें धारण 
कर लिया॥ २॥ 

उन्हें शिवजीके चरणकमलोंमें स्नरेह उत्पन्न हो आया, परन्तु मनमें 
यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर 
उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और फिर वे सखीकी गोदमें जाकर 
बैठ गयीं॥ ३॥ 

देवर्षिकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मैना और 
सारी चतुर सरिब्रयाँ चिन्ता करने लगीं। फिर हृदयमें धीरज धरकर 
पर्वतराजने कहा--हे नाथ! कहिये, अब क्‍या उपाय किया जाय ?2॥ ४॥ 

मुनीशरने कहा--हे हिमवान्‌! सुनो, विधाताने ललाटपर जो कुछ 
लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी 
नहीं मिटा सकते॥ ६८ ॥ 

तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह 
सिद्ध हो सकता है। उमाको वर तो निःसन्देह वैसा ही मिलेगा जैसा 
मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है॥ १॥ 


५८ * रामचरितमानस * 


परन्तु मैंने वरके जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे सभी 
शिवजीमें हैं। यदि शिवजीके साथ विवाह हो जाय तो दोषोंको भी सब 
लोग गुणोंके समान ही कहेंगे।॥। २ ॥ 

जैसे विष्णुभगवान्‌ शेषनागकी शखय्यापर सोते हैं, तो भी पण्डित लोग 
उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोंका 
भक्षण करते हैं, परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ३॥ 

गड़ाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र 
नहीं कहता। सूर्य, अग्रि और गड़ाजीकी भाँति समर्थको कुछ दोष नहीं 
लगता॥ ४॥ 

यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैं तो 
वे कल्पभरके लिये नरकमें पड़ते हैं। भला, कहीं जीव भी ईश्वरके समान 
( सर्वथा स्वतन्त्र ) हो सकता है ?॥ ६९॥ 

गड़ाजलसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संत लोग कभी उसका 
पान नहीं करते। पर वही गड़ाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, 
ईश्वर और जीवमें भी वैसा ही भेद है॥ १॥ 

शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्‍योंकि वे भगवान्‌ हैं। इसलिये इस 
विवाहमें सब प्रकार कल्याण है। परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन है, 
फिर भी क्लेश ( तप ) करनेसे वे बहुत जल्द सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं॥ २॥ 

यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा 
सकते हैं। यद्यपि संसारमें वर अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर 
दूसरा वर नहीं है॥ ३॥ 

शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, 
कृपाके समुद्र और सेवकोंके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं। शिवजीकी 
आराधना किये बिना करोड़ों योग और जप करनेपर भी वाडज्छित फल 
नहीं मिलता ॥ ४॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌का स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद 
दिया। [ और कहा कि-- ] हे पर्वतराज! तुम सन्देहका त्याग कर दो, 
अब यह कल्याण ही होगा॥ ७०॥ 

यों कहकर नारद मुनि ब्रहालोकको चले गये। अब आगे जो चरित्र 
हुआ उसे सुनो। पतिको एकान्तमें पाकर मैनाने कहा--हे नाथ! मैंने मुनिके 
वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥ १॥ 

जो हमारी कनन्‍्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह 
कीजिये। नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे (मैं अयोग्य वरके साथ 
उसका विवाह नहीं करना चाहती ); क्योंकि हे स्वामिन्‌! पार्वती मुझको 
प्राणोंके समान प्यारी है॥ २॥ 


* बालकाण्ड * ५९ 


यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत 
स्वभावसे ही जड (९ मूर्ख ) होते हैं। हे स्वामी)! इस बातको विचारकर 
ही विवाह कौजियेगा, जिसमें फिर पीछे हृदयमें सन्‍ताप न हो॥३॥ 

इस प्रकार कहकर मैना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं। 
तब हिमवानने प्रेमसे कहा--चाहे चन्द्रमामें अग्नि प्रकट हो जाय, पर 
नारदजीके वचन झूठे नहीं हो सकते॥ ४॥ 

हे प्रिये! सब सोच छोड़कर श्रीभगवानका स्मरण करो। जिन्होंने 
पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण करेंगे॥ ७१॥ 

अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि 
वह ऐसा तप करें जिससे शिवजी मिल जायूँ। दूसरे उपायसे यह क्लेश 
नहीं मिटेगा॥ १॥ 

नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त 
सुन्दर गुणोंके भण्डार हैं। यह विचारकर तुम | मिथ्या ] सन्देहको छोड़ दो। 
शिवजी सभी तरहसे निष्कलड्डः हैं॥ २॥ 

पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके 
पास गयीं। पार्वतीको देखकर उनकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसे स्नेहके 
साथ गोदमें बैठा लिया॥ ३॥ 

फिर बार-बार उसे हदयसे लगाने लगीं। प्रेमसे मैनाका गला भर 
आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं। 
[ माताके मनकी दशाको जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली कोमल 
वाणीसे बोलीं--- ॥ ४॥ 

माँ! सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ; मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक 
सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने ऐसा उपदेश दिया है--- ॥ ७२॥ 

हे पार्वती! नारदजीने जो कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर 
तप कर। फिर यह बात तेरे माता-पिताको भी अच्छी लगी है। तप सुख 
देनेवाला और दुःख-दोषका नाश करनेवाला है॥ १॥ 

तपके बलसे ही ब्रह्मा संसारको रचते हैं और तपके बलसे ही 
विष्णु सारे जगत्‌का पालन करते हैं। तपके बलसे ही शम्भु | रुद्ररूपसे 
जगत्‌का ] संहार करते हैं और तपके बलसे ही शेषजी पृथ्वीका भार 
धारण करते हैं॥ २॥ 

हे भवानी! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है। ऐसा जीमें जानकर 
तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और 
उसने हिमवानूको बुलाकर वह स्वप्न सुनाया॥ ३॥ 

माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप 


६० * रामचरितमानस * 


करनेके लिये चलीं। प्यारे कुटुम्बी, पिता और माता सब व्याकुल हो 
गये। किसीके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 

तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वतीजीकी 
महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया॥ ७३॥ 

प्राणगपति (शिवजी ) के चरणोंको हृदयमें धारण करके पार्वतीजी 
वनमें जाकर तप करने लगीं। पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके 
योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब भोगोंको 
तज दिया॥ १॥ 

स्वामीके चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें 
ऐसा मन लगा कि शरीरकी सारी सुध बिसर गयी। एक हजार वर्षतक 
उन्होंने मूल और फल खाये, फिर सौ वर्ष साग खाकर बिताये॥ २॥ 

कुछ दिन जल और वायुका भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर 
उपवास किये। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक 
उन्हींको खाया॥ ३॥ 

फिर सूखे पर्ण (पत्ते) भी छोड़ दिये, तभी पार्वतीका नाम “अपर्णा! 
हुआ। तपसे उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी 
हुई-- ॥ ४ ॥ 

हे पर्वतराजकी कुमारी! सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब 
सारे असहा क्लेशोंको ( कठिन तपको ) त्याग दे। अब तुझे शिवजी 
मिलेंगे॥ ७४॥ 

हे भवानी! धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा ( कठोर ) 
तप किसीने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्माफणी वाणीको सदा सत्य 
और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदयमें धारण कर॥ १॥ 

जब तेरे पिता बुलानेको आवें, तब हठ छोड़कर घर चली जाना 
और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना॥ २॥ 

[ इस प्रकार ] आकाशसे कही हुई ब्रह्माफी वाणीको सुनते ही 
पार्वतीजी प्रसन्न हो गयीं और [ हर्षके मारे ]| उनका शरीर पुलकित हो 
गया। | याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे बोले कि ] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र 
सुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो॥ ३॥ 

जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया, तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य 
हो गया। वे सदा श्रीरघुनाथजीका नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने लगे॥ ४॥ 

चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण 
लोकोंको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रजी >) को हृदयमें 
धारण कर ( भगवान्‌के ध्यानमें मस्त हुए ) पृथ्वीपर विचरने लगे।॥ ७५ ॥ 


* बालकाण्ड * ६१ 


वे कहीं मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके 
गुणोंका वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे 
भगवान्‌ अपने भक्त ( सती ) के वियोगके दुःखसे दुःरी हैं।॥ १ ॥ 

इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित नयी 
प्रीति हो रही है। शिवजीके [ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके 
हृदयमें भक्तिकी अटल टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने ] देखा, ॥ २॥ 

तब कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले ), कृपालु, रूप और शीलके भण्डार, 
महान्‌ तेजपुल्ल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरहसे 
शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा (कठिन ) 
ब्रत कौन निबाह सकता है॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका 
जन्म सुनाया। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी 
अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया॥ ४॥ 

[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा--- ] हे शिवजी! यदि मुझपर आपका 
स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिये। मुझे यह माँगे दीजिये कि 
आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर लें॥ ७६॥ 

शिवजीने कहा--यद्यपि ऐसा उच्चित नहीं है, परन्तु स्वामीकी बात 
भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ! मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी 
आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन करूँ॥ १॥ 

माता, पिता, गुरू और स्वामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ 
समझकर करना ( मानना ) चाहिये। फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम 
हितकारी हैं। हे नाथ! आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है॥ २॥ 

शिवजीकी भक्ति, ज्ञान और धर्मसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु 
रामचन्द्रजी सन्‍्तुष्ट हो गये। प्रभुने कहा--हे हर! आपकी प्रतिज्ञा पूरी 
हो गयी। अब हमने जो कहा है उसे हृदयमें रखना॥ ३॥ 

इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये। शिवजीने उनकी 
वह मूर्ति अपने हृदयमें रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये। 
प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे--- ॥ ४ ॥ 

आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और 
हिमाचलको कहकर [| उन्हें पार्वतीको लिवा लानेके लिये भेजिये तथा ] 
पार्वतीको घर भिजवाइये और उनके सन्देहको दूर कीजिये॥ ७9॥ 

ऋषियोंने [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको कैसी देखा, मानो मूर्तिमान्‌ तपस्या 
ही हो। मुनि बोले--हे शैलकुमारी! सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर 
तप कर रही हो 2॥ १॥ 

तुम किसकी आराधना करती हो और क्‍या चाहती हो ? हमसे अपना 


६२ * रामचरितमानस * 


सच्चा भेद क्‍यों नहीं कहतीं ? [ पार्वतीने कहा-- ] बात कहते मन बहुत 
सकुचाता है। आपलोग मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे।। २॥ 

मनने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाल 
उठाना चाहता है। नारदजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना 
ही पाँखके उड़ना चाहती हूँ॥ ३॥ 

हे मुनियो! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही 
पति बनाना चाहती हूँ।॥ ४॥ 

पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और बोले--तुम्हारा 
शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ है! भला, कहो तो नारदका उपदेश 
सुनकर आजतक किसका घर बसा है ?॥ ७८ ॥ 

उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंकोी उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर 
लौटकर घरका मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट 
किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपुका हुआ॥ १॥ 

जो स्त्री-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-बार छोड़कर अवश्य ही 
भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं। वे 
सभीको अपने समान बनाना चाहते हैं॥ २॥ 

उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावसे 
ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेषवाला, नर-कपालोंकी माला 
पहननेवाला, कुलहीन, बिना घर-बारका, नंगा और शरीरपर साँपोंको लपेटे 
रखनेवाला है॥ ३॥ 

ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हें क्या सुख होगा ? तुम उस ठग (९ नारद ) 
के बहकावेमें आकर खूब भूलीं। पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे 
विवाह किया था, परन्तु फिर उसे त्यागकर मरवा डाला॥ ४॥ 

अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख माँगकर खा लेते हैं और 
सुखसे सोते हैं। ऐसे स्वभावसे ही अकेले रहनेवालोंके घर भी भला 
क्‍या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं ?7॥ ७९॥ 

अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा 
है। वह बहुत ही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका 
यश और लीला वेद गाते हैं॥ १॥ 

वह दोषोंसे रहित, सारे सदगुणोंकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और 
वैकुण्ठपुरीका रहनेवाला है। हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे। 
यह सुनते ही पार्वतीजी हँसकर बोलीं--- ॥ २॥ 

आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ 
है। इसलिये हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय। सोना भी पत्थरसे 
ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाये जानेपर भी अपने स्वभाव (९ सुवर्णत्व )- 


* बालकाण्ड * ६३ 


को नहीं छोड़ता॥ ३॥ 

अतः मैं नारदजीके वचनोंको नहीं छोड़ेँगी; चाहे घर बसे या उजड़े, 
इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसको 
सुख और सिदिद्वि स्वप्लमें भी सुगम नहीं होती ॥ ४॥ 

माना कि महादेवजी अवगुणोंके भवन हैं और विष्णु समस्त 
सदुणोंके धाम हैं; पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे 
काम है॥ ८०॥ 

हे मुनीश्चवरो! यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर- 
माथे रखकर सुनती। परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार 
चुकी। फिर गुण-दोषोंका विचार कौन करे ?॥ १॥ 

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाहकी बातच्नीत ( बरेख्ी ) 
किये बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसारमें वर-कन्या बहुत हैं। 
खिलवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं [ और कहीं जाकर 
कीजिये ]॥ २॥ 

मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी, 
नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिवजी सौ बार कहें, तो भी नारदजीके 
उपदेशको न छोड़ँगी॥ ३ ॥ 

जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। आप 
अपने घर जाइये, बहुत देर हो गयी। [ शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा ] प्रेम 
देखकर ज्ञानी मुनि बोले--हे जगज्जननी! हे भवानी! आपकी जय हो! 
जय हो!!॥ ४ ॥ 

आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हैं। आप दोनों समस्त जगत्‌के 
माता-पिता हैं। [ यह कहकर ] मुनि पार्वतीजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
चल दिये। उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे॥ ८१॥ 

मुनियोंने जाकर हिमवान्‌को पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती 
करके उनको घर ले आये; फिर सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उनको 
पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी॥ १॥ 

पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्र हो गये। सप्तर्षि प्रसन्न 
होकर अपने घर ( ब्रहालोक ) को चले गये। तब सुजान शिवजी मनको 
स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे॥ २॥ 

उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बल, 
प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालोंको 
जीत लिया, सब देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित हो गये॥ ३ ॥ 

वह अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था। देवता 
उसके साथ बहुत तरहकी लड़ाइयाँ लड़कर हार गये। तब उन्होंने ब्रह्माजीके 


द्द्ड * रामचरितमानस * 


पास जाकर पुकार मचायी। ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुःखी देखा।॥ ४॥ 

बहाजीने सबको समझाकर कहा--इस देैत्यकी मृत्यु तब होगी जब 
शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्धमें वही जीतेगा॥ <८२॥ 

मेरी बात सुनकर उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो 
जायगा। सतीजीने जो दक्षके यज्ञमें देहका त्याग किया था, उन्होंने अब 
हिमाचलके घर जाकर जन्म लिया है॥ १॥ 

उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है, इधर शिवजी 
सब छोड़-छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हे तो बड़े असमंजसकी 
बात; तथापि मेरी एक बात सुनो॥ २॥ 

तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमें 
क्षोभ उत्पन्न करे ( उनकी समाधि भड् करे )। तब हम जाकर शिवजीके 
चरणोंमें सिर रख देंगे और जबरदस्ती (९ उन्हें राजी करके ) विवाह करा 
देंगे। ३ ॥ 

इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय 
नहीं है ] सबने कहा--यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओंने बड़े 
प्रेमसे स्तुति की, तब विषम ( पाँच ) बाण धारण करनेवाला और मछलीके 
चिह्नयुक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४॥ 

देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेवने 
मनमें विचार किया और हँसकर देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ 
विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है॥ ८३ ॥ 

तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको 
परम धर्म कहते हैं। जो दूसरेके हितके लिये अपना शारीर त्याग देता 
है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं॥ १॥ 

यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको 
हाथमें लेकर [ वसन्‍्तादि ] सहायकोंके साथ चला। चलते समय कामदेवने 
हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण 
निश्चित है॥ २॥ 

तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारको अपने वशमें 
कर लिया। जिस समय उस मछलीके चिह्लनकी ध्वजावाले कामदेवने कोप 
किया, उस समय क्षणभरमें ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी॥ ३॥ 

बहाचर्य, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग 
गयी॥ ४॥ 

विवेक अपने सहायकोंसहित भाग गया, उसके योद्द्धा रणभूमिसे पीठ 
दिखा गये। उस समय वे सब सदग्रन्थरूपी पर्वतकी कनन्‍्दराओंमें जा छिपे 


* बालकाण्ड * ६७ 


( अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रन्थोंमें ही लिखे रह 
गये; उनका आचरण छूट गया )। सारे जगतूमें खलबली मच गयी [ और 
सब कहने लगे--- ] हे विधाता! अब क्‍या होनेवाला है, हमारी रक्षा 
कौन करेगा? ऐसा दो सिरवाला कौन है, जिसके लिये रतिके पति 
कामदेवने कोप करके हाथमें धनुष-बाण उठाया है? 

जगत्में स्त्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब 
अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके वश हो गये।॥ ८४॥ 

सबके हृदयमें कामकी इच्छा हो गयी। लताओं ( बेलों ) को देखकर 
वृक्षोंकी डालियाँ झुकने लगीं। नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं 
और ताल-तलैयाँ भी आपसमें संगम करने ( मिलने-जुलने ) लगीं॥ १॥ 

जब जड (वृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन 
जीवॉंकी करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वीपर 
विचरनेवाले सारे पशु-पक्षी [ अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके 
वश हो गये॥ २॥ 

सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये। चकवा-चकवी 
रात-दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, 
बेताल--- ॥ ३ ॥ 

ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशाका 
वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान्‌ योगी भी कामके 
वश होकर योगरहित या स्त्रीके विरही हो गये।॥ ४॥ 

जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये, तब पामर 
मनुष्योंकी कौन कहे ? जो समस्त चराचर जगत्‌को ब्रह्ममय देखते थे, 
वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ सारे संसारको पुरुषमय देखने 
लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ीतक सारे ब्रह्माण्डके 
अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक ( तमाशा ) रहा। 

किसीने भी हृदयमें थेर्य नहीं धारण किया, कामदेवने सबके मन हर 
लिये। श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे ॥ ८५ ॥ 

दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास 
पहुँच गया। शिवजीको देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर 
जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया॥ १॥ 

तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले (नशा पिये 
हुए ) लोग मद (नशा ) उतर जानेपर सुखी होते हैं। दुराधर्ष (जिनको 
पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है) और दुर्गम ( जिनका पार पाना 
कठिन है ) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यरूप 
छः: ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) रुद्र ( महाभयड्डर ) शिवजीको देखकर कामदेव 


६६ * रामचरितमानस * 


भयभीत हो गया॥ २॥ 

लौट जानेमें लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आरिवर 
मनमें मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज 
वसनन्‍्तको प्रकट किया। फूले हुए नये-नये वृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो 
गयीं॥ ३॥ 

वन-उपवन, बावली-तालाब और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर 
हो गये। जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनोंमें 
भी कामदेव जाग उठा॥ ४॥ 

मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा, वनकी सुन्दरता कही नहीं 
जा सकती। कामरूपी अग्गरिका सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन 
चलने लगा। सरोवरोंमें अनेकों कमल स्िल गये, जिनपर सुन्दर भौरोंके 
समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने 
लगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगीं। 

कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ (उपाय ) 
करके हार गया, पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव 
क्रोधित हो उठा॥ ८६॥ 

आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोधसे भरा हुआ 
कामदेव उसपर चढ़ गया। उसने पुष्प-धनुषपर अपने [ पाँचों ] बाण 
चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे [| लक्ष्यकी ओर ] ताककर उन्हें कानतक 
तान लिया॥ १॥ 

कामदेवने तीक्ष्ण पाँच बाण छोड़े, जो शिवजीके हृदयमें लगे। तब 
उनकी समाधि टूट गयी और वे जाग गये। ईश्वर (शिवजी ) के मनमें 
बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा॥ २॥ 

जब आमके पत्तोंमें [| छिपे हुए] कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध 
हुआ, जिससे तीनों लोक काँप उठे। तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, 
उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया॥ ३॥ 

जगतूमें बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये, देैत्य सुखी हुए। 
भोगी लोग कामसुखको याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी 
निष्केंटक हो गये।॥ ४॥ 

योगी निष्केटक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह 
दशा सुनते ही मूर्च्छित हो गयी। रोती-चिल्लाती और भाँति-भाँतिसे करुणा 
करती हुई वह शिवजीके पास गयी। अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे 
विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। शीघ्र प्रसन्न होनेवाले 
कृपालु शिवजी अबला ( असहाया स्त्री) को देखकर सुन्दर ( उसको 
सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले-- 


* बालकाण्ड * ६७ 


हे रति! अबसे तेरे स्वामीका नाम अनड्र होगा। वह बिना ही शरीरके 
सबको व्यापेगा। अब तू अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन॥ ८७॥ 

जब पृथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीकृष्णका 
अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र ९ प्रद्युस्न ) के रूपमें उत्पन्न होगा। मेरा यह 
वचन अन्यथा नहीं होगा॥ १॥ 

शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी। अब दूसरी कथा बखानकर 
( विस्तारसे ) कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो 
वे वैकुण्ठको चले॥ २॥ 

फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके 
धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब 
शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये॥ ३॥ 

कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हे देवताओ! कहिये, आप किस लिये 
आये हैं ? ब्रह्माजीनी कहा--हे प्रभो! आप अनन्‍्तर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी! 
भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ।॥ ४॥ 

हे शझ्भूर! सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ! 
वे अपनी आँखोंसे आपका विवाह देखना चाहते हैं।॥ ८८ ॥ 

हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले! आप ऐसा कुछ कीजिये 
जिससे सब लोग इस उत्सवको नेत्र भरकर देखें। हे कृपाके सागर! 
कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा 
किया॥ १॥ 

हे नाथ! श्रेष्ठ स्वामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले 
दण्ड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वतीने अपार तप किया है, 
अब उन्हें अड्भरीकार कीजिये॥ २॥ 

बह्यजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचचनोंको याद 
करके शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा---' ऐसा ही हो।' तब देवताओंने नगाड़े 
बजाये और फूलोंकी वर्षा करके “जय हो! देवताओंके स्वामीकी जय 
हो!' ऐसा कहने लगे॥ ३॥ 

उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये और ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हें 
हिमाचलके घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वतीजी थीं और 
उनसे छलसे भरे मीठे ( विनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले ) वचन बोले-- ॥ ४॥ 

नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब 
तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेवजीने कामको ही भस्म 
कर डाला॥ ८९॥ 


मासपारायण, तीसरा विश्राम 


६८ * रामचरितमानस * 


यह सुनकर पार्वतीजी मुसकराकर बोलीं--हे विज्ञानी मुनिवरो! आपने 
उचित ही कहा। आपकी समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया है, 
अबतक तो वे विकारयुक्त ( कामी ) ही रहे!॥ १॥ 

किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्‍्द्य, 
कामरहित और भोगहीन हैं और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर 
ही मन, वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की है--- ॥ २॥ 

तो हे मुनीथश्वरो! सुनिये, वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको 
सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, 
यही आपका बड़ा भारी अविवेक है॥ ३॥ 

हे तात! अग्रिका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप 
कभी जा ही नहीं सकता और जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा। महादेवजी 
और कामदेवके सम्बन्धमें भी यही न्याय ( बात ) समझना चाहिये।॥ ४॥ 

पार्वतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि 
हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये और 
हिमाचलके पास पहुँचे ।॥| ९०॥ 

उन्होंने पर्ववराज हिमाचलको सब हाल सुनाया। कामदेवका भस्म 
होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियोंने रतिके वरदानकी 
बात कही, उसे सुनकर हिमवानने बहुत सुख माना॥ १॥ 

शिवजीके प्रभावको मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोंको आदरपूर्वक 
बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर 
वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया॥ २॥ 

फिर हिमाचलने वह लग्रपत्रिका सप्तर्षियोंकों दे दी और चरण 
पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्रपत्रिका ब्रह्माजीको 
दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदयमें प्रेम समाता न था।॥ ३॥ 

ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और 
देवताओंका सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, 
बाजे बजने लगे और दसों दिशाओंमें मड्॒ल-कलश सजा दिये गये।॥ ४॥ 

सब देवता अपने भाँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे, 
कल्याणप्रद मड़ल शकुन होने लगे और अप्सराएँ गाने लगीं॥ ९१॥ 

शिवजीके गण शिवजीका श्रृड़्ार करने लगे। जटाओंका मुकुट 
बनाकर उसपर साँपोंका मौर सजाया गया। शिवजीने साँपोंके ही कुण्डल 
और कड्कूण पहने, शरीरपर विभूति रमायी और वस्त्रकी जगह बाघम्बर 
लपेट लिया॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ६९ 


शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गड़ाजी, तीन नेत्र, साँपोंका 
जनेऊ, गलेमें विष और छातीपर नरमुण्डोंकी माला थी। इस प्रकार उनका 
वेष अशुभ होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं॥ २॥ 

एक हाथमें त्रिशूल और दूसरेमें डमरू सुशोभित है। शिवजी बैलपर 
चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजीको देखकर देवाड्नाएँ मुसकरा 
रही हैं [ और कहती हैं कि] इस वरके योग्य दुलहिन संसारमें नहीं 
मिलेगी॥ ३॥ 

विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों )- 
पर चढ़कर बरातमें चले। देवताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम 
सुन्दर ) था, पर दूल्हेके योग्य बरात न थी॥ ४॥ 

तब विष्णुभगवान्‌ने सब दिक्‍पालोंको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा--सब 
लोग अपने-अपने दलसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२॥ 

हे भाई! हमलोगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं है। कया पराये नगरमें 
जाकर हँसी कराओगे ? विष्णुभगवानकी बात सुनकर देवता मुसकराये 
और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये॥ १॥ 

महादेवजी [| यह देखकर ] मन-ही-मन मुसकराते हैं कि विष्णुभगवानके 
व्यड्रब-वचन (दिलल्‍लगी ) नहीं छूटते। अपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के 
इन अति प्रिय वचनोंको सुनकर शिवजीने भी भूड़ीको भेजकर अपने 
सब गणोंको बुलवा लिया॥ २॥ 

शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने स्वामीके 
चअरणकमलोंमें सिर नवाया। तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरहके 
वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी हँसे॥ ३॥ 

कोई बिना सुखका है, किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई बिना हाथ- 
पैरका है तो किसीके कई हाथ-पैर हैं। किसीके बहुत आँखें हैं तो किसीके 
एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही 
दुबला-पतला है॥ ४॥ 

कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र 
वेष धारण किये हुए है। भयड्डर गहने पहने हाथमें कपाल लिये हैं 
और सब-के-सब शरीरमें ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर 
और सियारके-से उनके मुख हैं। गणोंके अनगिनत वेषोंको कौन गिने? 
बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाचत्र और योगिनियोंकी जमातें हैं। उनका वर्णन 
करते नहीं बनता। 

भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखनेमें बहुत 
ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं।॥ ९३ ॥ 

जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही बरात बन गयी है। मार्गमें चलते हुए 


७० * रामचरितमानस * 


भाँति-भाँतिके कौतुक (तमाशे ) होते जाते हैं। इधर हिमाचलने ऐसा 
विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता॥ १॥ 

जगतूमें जितने छोटे-बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं 
मिलता तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचलने सबको 
नेवता भेजा॥ २॥ 

वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर 
सुन्दरी स्त्रियों और समाजोंके साथ हिमाचलके घर गये। सभी स्नेहसहित 
मड़लगीत गाते हैं॥ ३॥ 

हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन- 
उन स्थानोंमें सब लोग उतर गये। नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी 
रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी।॥ ४॥ 

नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। 
वन, बाग, कुएँ, तालाब, नदियाँ सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन 
कर सकता है? घर-घर बहुत-से मड्गलसूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ 
सुशोभित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर और चतुर स्त्री-पुरुषोंकी छबि देखकर 
मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते हैं। 

जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, कया उसका वर्णन हो सकता 
है? वहाँ ऋच्द्धि, सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित नये बढ़ते जाते हैं॥ ९४॥ 

बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल मच गयी, 
जिससे उसकी शोभा बढ़ गयी। अगवानी करनेवाले लोग बनाव-- श्रृंगार 
करके तथा नाना प्रकारकी सवारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको 
लेने चले॥ १॥ 

देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णुभगवान्‌को 
देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किन्तु जब शिवजीके दलको देखने 
लगे तब तो उनके सब वाहन ( सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके बैल 
आदि ) डरकर भाग चले॥ २॥ 

कुछ बड़ी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के 
तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते 
हैं, तब वे भयसे काँपते हुए शरीरसे ऐसा वचन कहते हैं--- ॥ ३ ॥ 

क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है या यमराजकी 
सेना ? दूल्हा पागल है और बैलपर सवार है। साँप, कपाल और राख 
ही उसके गहने हैं।॥ ४॥ 

दूल्हेके शरीरपर राख लगी है, साँप और कपालके गहने हैं; वह नड्भा, 
जटाधारी और भयड्डर है। उसके साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, 
योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बरातको देखकर जीता बचेगा, सचमुच 


* बालकाण्ड * 9१ 


उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वतीका विवाह देखेगा। लड़कोंने 
घर-घर यही बात कही। 

महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता 
मुसकराते हैं। उन्होंने बहुत तरहसे लड़कोंको समझाया कि निडर हो 
जाओ, डरकी कोई बात नहीं है॥ ९५॥ 

अगवान लोग बरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे 
ठहरनेको दिये। मैना ( पार्वतीजीकी माता ) ने शुभ आरती सजायी और 
उनके साथकी स्त्रियाँ उत्तम मड्गरलगीत गाने लगीं॥१॥ 

सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्षके साथ 
शिवजीका परछन करने चलीं। जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा 
तब तो स्त्रियोंके मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया॥ २॥ 

बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयीं और शिवजी जहाँ 
जनवासा था, वहाँ चले गये। मैनाके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने 
पार्वतीजीको अपने पास बुला लिया॥ ३॥ 

और अत्यन्त स्नरेहसे गोदमें बैठाकर अपने नील कमलके समान नेत्रोंमें 
आँसू भरकर कहा--जिस विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस 
मूर्खने तुम्हारे दूल्हेको बावला कैसे बनाया ?॥ ४॥ 

जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावला 
कैसे बनाया ? जो फल कल्पवृशक्षमें लगना चाहिये, वह जबर्दस्ती बबूलमें 
लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़से गिर पड़ेगी, आगमें जल जाऊँगी 
या समुद्रमें कूद पड़ेंगी। चाहे घर उजड़ जाय और संसारभरमें अपकीर्ति 
फैल जाय, पर जीते-जी मैं इस बावले वरसे तुम्हारा विवाह न करूँगी। 

हिमाचलकी स्त्री (मैना ) को दुःखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल 
हो गयीं। मैना अपनी कनन्‍्याके स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती 
और कहती थीं---॥ ९६॥ 

मैंने नारदका क्‍या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ 
दिया और जिन्होंने पार्वतीको ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले 
वरके लिये तप किया॥ १॥ 

सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया, न उनके धन है, न 
घर है और न स्त्री ही है; वे सबसे उदासीन हैं। इसीसे वे दूसरेका घर 
उजाड़नेवाले हैं। उन्हें न किसीकी लाज है, न डर है। भला, बाँझ स्त्री 
प्रसवकी पीड़ाको क्‍या जाने॥ २॥ 

माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी 
बोलीं--हे माता! जो विधाता रच देते हैं, वह टलता नहीं; ऐसा विचारकर 
तुम सोच मत करो!॥ ३॥ 


७२ * रामचरितमानस * 


जो मेरे भाग्यमें बावला ही पति लिखा है तो किसीको क्‍यों दोष 
लगाया जाय ? हे माता! क्‍या विधाताके अड्डू तुमसे मिट सकते हैं ? वृथा 
कलड्डूका टीका मत लो॥ ४॥ 

हे माता! कलड्डू मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करनेका नहीं 
है। मेरे भाग्यमें जो दुःख-सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी, वहीं पाऊँगी।! 
पार्वतीजीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने 
लगीं और भाँति-भाँतिसे विधाताको दोष देकर आँखोंसे आँसू बहाने लगीं। 

इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और 
सप्तर्षियोंको साथ लेकर अपने घर गये॥ ९७॥ 

तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और 
कहा ] कि हे मैना! तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात्‌ 
जगज्जननी भवानी है॥ १॥ 

ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके 
अर्व्धाड्रमें रहती हैं। ये जगत्‌की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली 
हैं; और अपनी इच्छासे ही लीला-शरीर धारण करती हैं॥ २॥ 

पहले ये दक्षके घर जाकर जनमी थीं, तब इनका सती नाम था, 
बहुत सुन्दर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शहड्जूरजीसे ही ब्याही गयी 
थीं। यह कथा सारे जगतूमें प्रसिद्ध है॥ ३॥ 

एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए [ राहमें ] रघुकुलरूपी 
कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजीको देखा, तब इन्हें मोह हो गया और 
इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर भ्रमवश सीताजीका वेष धारण 
कर लिया॥ ४॥ 

सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया, उसी अपराधके कारण 
शड्डूरजीने उनको त्याग दिया। फिर शिवजीके वियोगमें ये अपने पिताके 
यज्ञमें जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म हो गयीं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म 
लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है ऐसा जानकर सनन्‍्देह छोड़ 
दो, पार्वतीजी तो सदा ही शिवजीकी प्रिया ( अद्धांड्िनी ) हैं। 

तब नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभरमें 
यह समाचार सारे नगरमें घर-घर फैल गया।॥ ९८ ॥ 

तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दमें मग्न हो गये और उन्होंने बार- 
बार पार्वतीके चरणोंकी वन्दना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध 
नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए॥ १॥ 

नगरमें मड्रलगीत गाये जाने लगे और सबने भाँति-भाँतिके सुवर्णके 
कलश सजाये। पाकशास्त्रमें जैसी रीति है, उसके अनुसार अनेक भाँतिकी 
ज्योनार हुई ( रसोई बनी )॥ २॥ 


* बालकाण्ड * 9३ 


जिस घरमें स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) 
का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हिमाचलने आदरपूर्वक सब 
बरातियोंको---विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंको बुलवाया॥ ३॥ 

भोजन [ करनेवालों ] की बहुत-सी पड़तें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने 
लगे। स्त्रियोंकी मण्डलियाँ देवताओंको भोजन करते जानकर कोमल 
वाणीसे गालियाँ देने लगीं॥ ४॥ 

सब सुन्दरी स्त्रियाँ मीठे स्वरमें गालियाँ देने लगीं और व्यंग्यभरे वचन 
सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिये 
भोजन करनेमें बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा, 
वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता। [ भोजन कर चुकनेपर ] 
सबके हाथ-मुँह ध्ुलवाकर पान दिये गये। फिर सब लोग, जो जहाँ 
ठहरे थे, वहाँ चले गये। 

फिर मुनियोंने लौटकर हिमवानूको लगन ( लग्नपत्रिका ) सुनायी और 
विवाहका समय देखकर देवताओंको बुला भेजा॥ ९९॥ 

सब देवताओंको आदरसहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य 
आसन दिये। वेदकी रीतिसे वेदी सजायी गयी और स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ 
मड्ुलगीत गाने लगीं॥ १॥ 

वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ] 
का वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया 
हुआ था। ब्राह्यणोंको सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका 
स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठ गये॥ २॥ 

फिर मुनीश्वरोंने पार्वतीजीको बुलाया। सरिब्याँ श्रुद्गार करके उन्हें ले 
आयीं। पार्वतीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये। संसारमें 
ऐसा कवि कौन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके !॥ ३ ॥ 

पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन- 
ही-मन प्रणाम किया। भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं। करोड़ों मुखोंसे 
भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती॥ ४॥ 

जगज्जननी पार्वतीजीकी महान्‌ शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी 
करते नहीं बनता। वेद, शेषजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा 
जाते हैं, तब मन्दबुद्द्धि तुलसी किस गिनतीमें है। सुन्दरता और शोभाकी 
खान माता भवानी मण्डपके बीचमें, जहाँ शिवजी थे, वहाँ गयीं। वे 
संकोचके मारे पति (शिवजी ) के चरणकमलोंको देख नहीं सकतीं, 
परन्तु उनका मनरूपी भौंरा तो वहीं [ रस-पान कर रहा ] था। 

मुनियोंकी आज्ञासे शिवजी और पार्वतीजीने गणोशजीका पूजन किया। 
मनमें देवताओंको अनादि समझकर कोई इस बातको सुनकर शद्जबा न 


७४ * रामचरितमानस * 


करे [ कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी सन्‍्तान हैं, अभी विवाहसे पूर्व 
ही वे कहाँसे आ गये ]॥ १००॥ 

वेदोंमें विवाहकी जैसी रीति कही गयी है, महामुनियोंने वह सभी रीति 
करवायी। पर्वतराज हिमाचलने हाथमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ 
पकड़कर उन्हें भवानी ( शिवपत्नी ) जानकर शिवजीको समर्पण किया।॥ १॥ 

जब महेश्वर ( शिवजी ) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया, तब | इन्द्रादि ] 
सब देवता हृदयमें बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोंका उच्चारण 
करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे॥ २॥ 

अनेकों प्रकारके बाजे बजने लगे। आकाशसे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा 
हुई । शिव-पार्वतीका विवाह हो गया। सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया॥ ३॥ 

दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक 
प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोनेके बर्तन गाड़ियोंमें लद॒वाकर दहेजमें दिये, 
जिनका वर्णन नहीं हो सकता॥ ४॥ 

बहुत प्रकारका दहेज देकर, फिर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा--हे 
शड्डूर! आप पूर्णकाम हैं, मैं आपको क्‍या दे सकता हूँ? [ इतना कहकर ] 
वे शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये। तब कृपाके सागर शिवजीने 
अपने ससुरका सभी प्रकारसे समाधान किया। फिर प्रेमसे परिपूर्णहदय 
मैनाजीने शिवजीके चरणकमल पकड़े [ और कहा-- ]। 

हे नाथ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है। आप इसे 
अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते 
रहियेगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये। १०१॥ 

शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया। तब वे शिवजीके 
चरणोंमें सिर नवाकर घर गयीं। फिर माताने पार्वतीको बुला लिया और 
गोदमें बैठाकर यह सुन्दर सीख दी---॥ १॥ 

हे पार्वती! तू सदा शिवजीके चरणकी पूजा करना, नारियोंका यही 
धर्म है। उनके लिये पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस 
प्रकारकी बातें कहते-कहते उनकी आँखोंमें आँसू भर आये और उन्होंने 
कनन्‍्याको छातीसे चिपटा लिया॥ २॥ 

[ फिर बोलीं कि ] विधाताने जगत्में स्त्रीजातिको क्‍यों पैदा किया? 
पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुईं माता प्रेममें 
अत्यन्त विकल हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर ( दुःख करनेका अवसर 
न जानकर ) उन्होंने धीरज धरा॥ ३॥ 

मैना बार-बार मिलती हैं और [ पार्वतीके ] चरणोंको पकड़कर गिर 
पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब 
स्त्रियोंसे मिल-भेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटीं॥ ४॥ 


* बालकाण्ड * ५ 


पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलीं, सब किसीने उन्हें योग्य 
आशीर्वाद दिये। पार्वतीजी फिर-फिरकर माताकी ओर देखती जाती थीं। 
तब सरिब्याँ उन्हें शिवजीके पास ले गयीं। महादेवजी सब याचकोंको 
सनन्‍्तुष्ट कर पार्वतीके साथ घर ( कैलास ) को चले। सब देवता प्रसन्न 
होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे और आकाशमें सुन्दर नगाड़े बजने लगे। 

तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ 
चले। वृषकेतु (शिवजी ) ने बहुत तरहसे उन्हें सन्‍तोष कराकर विदा 
किया॥ १०२॥ 

पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतों और 
सरोवरोंको बुलाया। हिमवानने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक 
सबकी विदाई की॥ १५॥ 

जब शिवजी कैलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने 
लोकोंको चले गये। [ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] पार्वतीजी और 
शिवजी जगतूके माता-पिता हैं, इसलिये मैं उनके श्रड्रारका वर्णन नहीं 
करता॥ २॥ 

शिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित 
कैलासपर रहने लगे। वे नित्य नये विहार करते थे। इस प्रकार बहुत 
समय बीत गया॥ ३॥ 

तब छः: मुखवाले पुत्र ( स्वामिकार्तिक ) का जन्म हुआ, जिन्होंने | बड़े 
होनेपर ] युद्धमें तारकासुरको मारा। वेद, शास्त्र और पुराणोंमें स्वामिकार्तिकके 
जन्मकी कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत्‌ उसे जानता है॥ ४॥ 

घडानन (९ स्वामिकार्तिक ) के जनम, कर्म, प्रताप और महान्‌ 
पुरुषार्थको सारा जगत्‌ जानता है। इसलिये मैंने वृषकेतु (शिवजी ) के 
पुत्रका चरित्र संक्षेपसे ही कहा है। शिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको 
जो स्त्री-पुरुष कहेंगे और गायेंगे, वे कल्याणके कार्यो और विवाहादि 
मड़लोंमें सदा सुख पावेंगे। 

गिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) है, उसका 
पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यन्त मन्दब॒ुण्द्ि और गँवार तुलसीदास 
उसका वर्णन कैसे कर सकता है!॥ १०३॥ 

शिवजीके रसीले और सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने 
बहुत ही सुख पाया। कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी। 
नेत्रोंमें जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी॥ १ ॥ 

वे प्रेममें मुग्थ हो गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा 
देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए [| और बोले--- ] हे मुनीश! 
अहा हा! तुम्हारा जन्म धन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी प्राणोंके समान 


७६ * रामचरितमानस * 


प्रिय हैं ॥ २॥ 

शिवजीके चरणकमलोंमें जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको 
स्वप्नमें भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणोंमें निष्कपट 
( विशुद्ध ) प्रेम होना यही रामभक्तका लक्षण है॥ ३ ॥ 

शिवजीके समान रघुनाथजी [ की भक्ति ] का ब्रत धारण करनेवाला 
कौन है? जिन्होंने बिना ही पापके सती-जैसी स्त्रीको त्याग दिया और 
प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखा दिया। हे भाई! श्रीरामचन्द्रजीको 
शिवजीके समान और कौन प्यारा है ?॥ ४॥ 

मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम 
श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो॥ १५०४॥ 

मैंने तुम्हागा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्रीरघुनाथजीकी 
लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि! सुनो, आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमें 
जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता॥ १॥ 

हे मुनीश्वर! रामचरित्र अत्यन्त अपार है। सौ करोड़ शेषजी भी उसे 
नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणीके स्वामी ( प्रेरक ) 
और हाथमें धनुष लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता 
हूँ॥ २॥ 

सरस्वतीजी कठपुतलीके समान हैं और अनन्‍्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
[ सूत पकड़कर कठपुतलीको नचानेवाले ] सूत्रधार हैं। अपना भक्त 
जानकर जिस कविपर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयरूपी आँगनमें 
सरस्वतीको वे नचाया करते हैं॥ ३॥ 

उन्हीं कृपालु श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हींके निर्मल 
गुणोंकी कथा कहता हूँ। कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय 
है, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा निवास करते हैं।॥ ४॥ 

सिब्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह उस 
पर्वतपर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी 
सेवा करते हैं॥ १५०५॥ 

जो भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी धर्ममें 
प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्रमें भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वतपर 
एक विशाल बरगदका पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल (९ छहों 
ऋतुओं ) में सुन्दर रहता है॥ १॥ 

वहाँ तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द और सुगन्ध ) वायु बहती रहती 
है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजीके विश्राम करनेका 
वक्ष है, जिसे वेदोंने गाया है। एक बार प्रभु श्रीशिवजी उस वृशक्षके 
नीचे गये और उसे देखकर उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ॥ २॥ 


* बालकाण्ड * 9७9 


अपने हाथसे बाघम्बर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभावसे ही (बिना 
किसी खास प्रयोजनके ) वहाँ बैठ गये। कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके 
समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएँ थीं और वे मुनियोंके- 
से ( वल्‍्कल ) वस्त्र धारण किये हुए थे॥ ३॥ 

उनके चरण नये ( पूर्णरूपसे खिले हुए) लाल कमलके समान थे, 
नखोंकी ज्योति भक्तोंके हदयका अन्धकार हरनेवाली थी। साँप और भस्म 
ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुरकके शत्रु शिवजीका मुख शरद 
( पूर्णिमा )-के चन्द्रमाकी शोभाको भी हरनेवाला ( फीकी करनेवाला ) 
था।॥ ४॥ 

उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गड्ढडाजी [ शोभायमान ] थीं। 
कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे। उनका नील कण्ठ था और वे सुन्दरताके 
भण्डार थे। उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था॥ १०६॥ 

कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो 
शान्तरस ही शरीर धारण किये बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी 
माता पार्वतीजी उनके पास गयीं॥ १॥ 

अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार 
किया और अपनी बायीं ओर बैठनेके लिये आसन दिया। पार्वतीजी प्रसन्न 
होकर शिवजीके पास बैठ गयीं। उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो 
आयी॥ २॥ 

स्वामीके हृदयमें | अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा ] अधिक प्रेम समझकर 
पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन बोलीं। [ याज्ञवल्क्थजी कहते हैं कि ] जो 
कथा सब लोगोंका हित करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती 
हैं॥ ३॥ 

[ पार्वतीजीने कहा--- ] हे संसारके स्वामी! हे मेरे नाथ! हे त्रिपुरासुरका 
वध करनेवाले! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें विख्यात है। चर, अचर, 
नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं।॥ ४॥ 

हे प्रभो! आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणस्वरूप हैं। सब कलाओं 
और गुणोंके निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके भण्डार हैं। आपका 
नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है॥१५०७॥ 

हे सुखकी राशि! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी 
दासी | या अपनी सच्ची दासी ] जानते हैं, तो हे प्रभो! आप श्रीरघुनाथजीकी 
नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये॥ १॥ 

जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, वह भला दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको 
क्यों सहेगा ? हे शशिभूषण! हे नाथ! हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्द्धिके 
भारी भ्रमको दूर कीजिये॥ २॥ 


७८ * रामचरितमानस * 


हे प्रभो! जो परमार्थतत्त्व ( ब्रह्म ) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे 
श्रीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं; और शेष, सरस्वती, वेद और 
पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हैं॥ ३॥ 

और हे कामदेवके शात्र! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम 
जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हैं? या अजन्मा, 
निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं 2॥ ४॥ 

यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्ा कैसे ? [ और यदि ब्रह्म हैं तो] स्त्रीके 
विरहमें उनकी मति बावली कैसे हो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर 
और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुदर्द्रि अत्यन्त चकरा रही है॥ १०८ ॥ 

यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ! मुझे 
उसे समझाकर कहिये। मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न लाइये। जिस 
तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिये॥ १॥ 

मैंने [ पिछले जन्ममें ] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु 
अत्यन्त भयभीत होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं। तो 
भी मेरे मतल्िन मनको बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह 
पा लिया॥ २॥ 

अब भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है। आप कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर 
विनती करती हूँ। हे प्रभो! आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया 
था [ फिर भी मेरा सन्देह नहीं गया ], हे नाथ! यह सोचकर मुझपर 
क्रोध न कीजिये॥ ३॥ 

मुझे अब पहले-जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी 
रूचि है। हे शेषनागको अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओंके नाथ! 
आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये॥ ४॥ 

मैं पृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और 
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर 
श्रीरघधुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये।॥ १०९॥ 

यहापि स्त्री होनेके कारण मैं उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, 
तथापि मैं मन, वचन और कर्मसे आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त 
अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्त्व भी उससे नहीं छिपाते॥ १ ॥ 

हे देवताओंके स्वामी! मैं बहुत ही आर्तभाव ( दीनता ) से पूछती हूँ, 
आप सुझपर दया करके श्रीरघुनाथजीकी कथा कहिये। पहले तो 
वह कारण विचारकर बतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण 
करता है॥ २॥ 

फिर हे प्रभु! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहिये तथा 
उनका उदार बालचरित्र कहिये। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकीजीसे 


* बालकाण्ड * 9९ 


विवाह किया, वह कथा कहिये और फिर यह बतलाइये कि उन्होंने 
जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे॥ ३॥ 

हे नाथ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस 
तरह रावणको मारा, वह कहिये। हे सुखस्वरूप शड्भर! फिर आप उन 
सारी लीलाओंको कहिये जो उन्होंने राज्य [ सिंहासन ] पर बैठकर की 
थीं॥ ४॥ 

हे कृपाधाम! फिर वह अदभुत चरित्र कहिये जो श्रीरामचन्द्रजीने 
किया--वे रघुकुलशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने धामको 
गये 2॥ ११५०॥ 

हे प्रभु! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें 
ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और 
वैराग्यका विभागसहित वर्णन कीजिये॥ १॥ 

[ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीेके और भी जो अनेक रहस्य (छिपे 
हुए भाव अथवा चरित्र ) हैं, उनको कहिये। हे नाथ! आपका ज्ञान अत्यन्त 
निर्मल है। हे प्रभो! जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु! उसे भी 
आप छिपा न रखियेगा॥ २॥ 

वेदोंने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस 
रहस्यको क्‍या जानें! पार्वतीजीके सहज सुन्दर और छलरहित ( सरल ) 
प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ ३॥ 

श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचरित्र आ गये। प्रेमके मारे उनका 
शरीर पुलकित हो गया और ननेत्रोंमें जल भर आया। श्रीरघुनाथजीका 
रूप उनके हृदयमें आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी 
अपार सुख पाया॥ ४॥ 

शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में डूबे रहे; फिर उन्होंने 
मनको बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र 
वर्णन करने लगे॥ १५५॥ 

जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने 
रस्सीमें साँपका भ्रम हो जाता है; और जिसके जान लेनेपर जगत्‌का उसी 
तरह लोप हो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्रका भ्रम जाता रहता है॥ १॥ 

मैं उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम 
जपनेसे सब सिद्द्वियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मड्भनलके धाम, अमड्भरलके 
हरनेवाले और श्रीदशरथजीके आँगनमें खेलनेवाले वे ( बालरूप ) 
श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें॥ २॥ 

त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके 
आनन्दमें भरकर अमृतके समान वाणी बोले--हे गिरिराजकुमारी पार्वती! 


८० * रामचरितमानस * 


तुम धन्य हो! धन्य हो!! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है॥ ३॥ 

जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसड्र पूछा है, जो कथा समस्त 
लोकोंके लिये जगत्‌को पवित्र करनेवाली गड़ाजीके समान है। तुमने 
जगत्‌के कल्याणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
प्रेम रखनेवाली हो॥ ४॥ 

हे पार्वती! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्रमें 
भी शोक, मोह, सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११५२॥ 

फिर भी तुमने इसीलिये वही (९ पुरानी ) शट्ढटा की है कि इस प्रसड्रके 
कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानोंसे भगवान्‌की 
कथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र साँपके बिलके समान हैं॥ १॥ 

जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके 
पंखोंपर दीखनेवाली नकली आँखोंकी गिनतीमें हैं। वे सिर कड़वी तूँबीके 
समान हैं, जो श्रीहरि और गुरुके चरणतलपर नहीं झुकते॥ २॥ 

जिन्होंने भगवान्‌की भक्तिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया, वे प्राणी 
जीते हुए ही मुर्देके समान हैं। जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान 
नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान है॥ ३॥ 

वह हृदय वज़्के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवानके चरित्र 
सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, यह 
देवताओंका कल्याण करनेवाली और देैत्योंको विशेषरूपसे मोहित 
करनेवाली है॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंको 
देनेवाली है, और सत्पुरुषोंके समाज ही सब देवताओंके लोक हैं, ऐसा 
जानकर इसे कौन न सुनेगा!॥ ११५३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली है, जो सन्देहरूपी 
पक्षियोंको उड़ा देती है। फिर रामकथा कलियुगरूपी वृक्षको काटनेके 
लिये कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो॥ १॥ 

वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी 
अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी 
तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं॥ २॥ 

तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी 
मेरी बुद्धि है, उसीके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती! तुम्हारा प्रश्न 
स्वाभाविक ही सुन्दर, सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे तो बहुत 
ही अच्छा लगा है॥ ३॥ 

परन्तु हे पार्वती! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने 
मोहके वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई 


* बालकाण्ड * ८१९ 


और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं --- ॥ ४॥ 

जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, भगवानके चरणोंसे 
विमुख हैं और जो झूठ-सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही 
इस तरह कहते-सुनते हैं॥ १५४ ॥ 

जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर 
विषयरूपी काई जमी हुई है; जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल 
हैं और जिन्होंने कभी स्वप्रमें भी संत-समाजके दर्शन नहीं किये;॥ १॥ 

और जिन्हें अपनी लाभ-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध 
बातें कहा करते हैं। जिनका हृदयरूपी दर्पण मैला है और जो ननेत्रोंसे 
हीन हैं, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजीका रूप कैसे देखें!॥ २॥ 

जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत 
बातें बका करते हैं, जो श्रीहरिकी मायाके वशमें होकर जगतूमें ( जन्म- 
मृत्युके चक्रमें ) भ्रमते फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भव 
नहीं है॥ ३॥ 

जिन्हें वायुका रोग ( सन्निपात, उनन्‍्माद आदि ) हो गया हो, जो भूतके 
वश हो गये हैं और जो नशेमें चूर हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं 
बोलते। जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहनेपर कान 
न देना चाहिये। ४॥ 

अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंको भजो। हे पार्वती! भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये 
सूर्यकी किरणोंके समान मेरे वचनोंको सुनो!॥ ११५॥ 

सगुण और निर्गुणमें कुछ भी भेद नहीं है--मुनि, पुराण, पण्डित और 
वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप ( निराकार ), अलखा (९ अव्यक्त ) 
और अजन्मा है, वही भक्तोंके प्रेमवश सगुण हो जाता है॥ १॥ 

जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं। 
( दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं।) जिसका 
नाम भ्रमरूपी अन्धकारके मिटानेके लिये सूर्य है, उसके लिये मोहका 
प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है ?॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रिका 
लवलेश भी नहीं है। वे स्वभावसे ही प्रकाशरूप और [ षडेश्वर्ययुक्त ] 
भगवान्‌ हैं, वहाँ तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। ( अज्ञानरूपी 
रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल हो; भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानस्वरूप 
हैं।)॥ ३॥ 

हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान--ये सब जीवके 
धर्म हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप, परात्पर प्रभु 


८२ * रामचरितमानस * 


और पुराणपुरुष हैं। इस बातको सारा जगत्‌ जानता है॥४॥ 

जो [ पुराण ] पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं, सब रूपोमें 
प्रकट हैं, जीव, माया और जगत्‌ सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं--ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक 
नवाया॥ ११६॥ 

अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीपर उसका आरोप करते हैं, जैसे आकाशमें बादलोंका पर्दा 
देखकर कुविचारी ( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादलोंने सूर्यकफो ढक 
लिया॥ १॥ 

जो मनुष्य आँखमें उँगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो 
अन्द्रमा प्रकट (९ प्रत्यक्ष ) हैं। हे पार्वती! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार 
मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाशमें अन्धकार, धूएँ और 
धूलका सोहना ( दीखना )। [ आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको 
कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
नित्य निर्मल और निर्लेप हैं ]॥ २ ॥ 

विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा--ये सब एककी 
सहायतासे एक चेतन होते हैं। (९ अर्थात्‌ विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, 
इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे और इन्द्रियदेवताओंका चेतन जीवात्मासे 
प्रकाश होता है।) इन सबका जो परम प्रकाशक है (९ अर्थात्‌ जिससे 
इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रजी 
हैं॥ ३॥ 

यह जगत्‌ प्रकाश्य है और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं। वे 
मायाके स्वामी और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हैं। जिनकी सत्तासे, मोहकी 
सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी भासित होती है॥ ४॥ 

जैसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [ बिना हुए भी ] 
प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालोंमें झूठ है, तथापि इस 
भ्रमको कोई हटा नहीं सकता॥ ११५७॥ 

इसी तरह यह संसार भगवानके आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य 
है, तो भी दुःख तो देता ही है; जिस तरह स्वप्रमें कोई सिर काट ले 
तो बिना जागे वह दुःख दूर नहीं होता॥१५॥ 

हे पार्वती! जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है, वही 
कृपालु श्रीरघुनाथजी हैं। जिनका आदि और अन्त किसीने नहीं [ जान ] 
पाया। वेदोंने अपनी बुद्द्धवसि अनुमान करके इस प्रकार (नीचे लिखे 
अनुसार ) गाया है--- ॥ २॥ 

वह ( ब्रह्म ) बिना ही पैरके चलता है, बिना ही कानके सुनता है, 


* बालकाण्ड * ८३ 


बिना ही हाथके नाना प्रकारके काम करता है, बिना मुँह (जिह्ला) के 
ही सारे ( छहों ) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत 
योग्य वक्ता है॥३॥ 

वह बिना ही शरीर (त्वचा) के स्पर्श करता है, बिना ही आँखोंके 
देखता है और बिना ही नाकके सब गन्धोंको ग्रहण करता है ९ सूँघता 
है )। उस ब्रहाकी करनी सभी प्रकारसे ऐसी अलौकिक है कि जिसकी 
महिमा कही नहीं जा सकती॥ ४॥ 

जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका 
ध्यान धरते हैं, वही दशरथनन्दन, भक्तोंके हितकारी, अयोध्याके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं॥१५१८॥ 

[ हे पार्वती!] जिनके नामके बलसे काशीमें मरते हुए प्राणीको 
देखकर मैं उसे [ राममन्त्र देकर ] शोकरहित कर देता हूँ (मुक्त कर देता 
हूँ ), वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड़-चेतनके स्वामी और सबके 
हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं।॥ १॥ 

विवश होकर (बिना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्योंके 
अनेक जन्‍्मोंमें किये हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक 
उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसाररूपी [ दुस्तर ] समुद्रको गायके खुरसे 
बने हुए गड्ढेके समान ( अर्थात्‌ बिना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते 
हैं॥ २॥ 

हे पार्वती! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। उनमें भ्रम [ देखनेमें आता ] 
है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यन्त ही अनुचित है। इस प्रकारका सनन्‍्देह 
मनमें लाते ही मनुष्यके ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सदगुण नष्ट हो जाते 
हैं॥ ३॥ 

शिवजीके भ्रमनाशक वच्नोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोॉकी 
रचना मिट गयी। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो 
गया और कठिन असम्भावना ( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या 
कल्पना ) जाती रही॥ ४॥ 

बार-बार स्वामी ( शिवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने 
कमलके समान हाथोंको जोड़कर पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर 
वचन बोलीं॥ ११९॥ 

आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा 
अज्ञानरूपी शरद्‌-ऋतु ( क्‍्वार ) की धूपका भारी ताप मिट गया। हे कृपालु! 
आपने मेरा सब सनन्‍्देह हर लिया, अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप 
मेरी समझमें आ गया॥ १॥ 

हे नाथ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके 


८४ * रामचरितमानस * 


चअरणोंके अनुग्रहसे मैं सुखी हो गयी। यद्यपि मैं स्त्री होनेके कारण 
स्वभावसे ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी 
जानकर--- ॥ २॥ 

हे प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे 
पूछी थी, वही कहिये। [ यह सत्य है कि ] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, चिन्मय 
( ज्ञानस्वरूप ) हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी नगरीमें 
निवास करनेवाले हैं॥ ३॥ 

फिर हे नाथ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया? 
हे धर्मकी ध्वजा धारण करनेवाले प्रभो! यह मुझे समझाकर कहिये। 
पार्वतीके अत्यन्त नम्न वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीकी कथामें उनका 
विशुद्ध प्रेम देखकर--- ॥ ४॥ 

तब कामदेवके शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमें 
बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकारसे पार्वतीकी बड़ाई करके फिर 
बोले-- ॥ १२० (क )॥ 


नवाह्नपारायण, पहला विश्राम 


मासपारायण, चौथा विश्राम 


हे पार्वती! निर्मल रामचरितमानसकी वह मड्रलमयी कथा सुनो जिसे 
काकभुशुण्डिने विस्तारसे कहा और पक्षियोंके राजा गरुड़जीने सुना 
था॥ १५२०९ ख)॥ 

वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम 
श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका परम सुन्दर और पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र 
सुनो ॥ १२९० ( ग )॥ 

श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और 
असीम हैं। फिर भी हे पार्वती! मैं अपनी बुच्द्ेकि अनुसार कहता हूँ, 
तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ )॥ 

हे पार्वती! सुनो, वेद-शास्त्रोंने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मल 
अरित्रोंका गान किया है। हरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह कारण 
“बस यही है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते हैं 
और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता )॥ १॥ 

हे सयानी! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्द्धि, मन और वाणीसे 
श्रीरामचन्द्रजीकी तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद 
और पुराण---अपनी-अपनी बुर्द्विके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, ॥ २॥ 

और जैसा कुछ मेरी समझमें आता है, हे सुमुखि! वही कारण में 


* बालकाण्ड * ८५ 


तुमको सुनाता हूँ। जब-जब धर्मका हास होता है और नीच अभिमानी 
राक्षस बढ़ जाते हैं॥ ३॥ 

और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा 
ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तब वे कृपानिधान प्रभु 
भाँति-भाँतिके [ दिव्य ] शरीर धारण कर सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं।॥ ४॥ 

वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [ श्वासरूप ] 
वेदोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं और जगतूमें अपना निर्मल यश फैलाते 
हैं। श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारण है॥ १२१॥ 

उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं। कृपासागर 
भगवान्‌ भक्तोंके हितके लिये शरीर धारण करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके 
जन्म लेनेके अनेक कारण हैं, जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥ १ ॥ 

हे सुन्दर बुच्द्रेिवाली भवानी! मैं उनके दो-एक जन्‍न्मोंका विस्तारसे 
वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्रीहरिके जय और विजय 
दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं ॥ २॥ 

उन दोनों भाइयोंने ब्राह्मण ( सनकादि ) के शापसे असुरोंका तामसी 
शरीर पाया। एकका नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरेका हिरण्याक्ष। ये 
देवराज इन्द्रके गर्वको छूड़ानेवाले सारे जगतूमें प्रसिद्ध हुए॥ ३॥ 

वे युद्धमें विजय पानेवाले विख्यात वीर थे। इनमेंसे एक (९ हिरण्याक्ष ) 
को भगवानने वराह (सूअर )का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे 
( हिरण्यकशिपु ) का नरसिंहरूप धारण करके वध किया और अपने 
भक्त प्रह्मादका सुन्दर यश फैलाया॥ ४॥ 

वे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण 
और कुम्भकर्ण नामक बड़े बलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा 
जगत्‌ जानता है॥ १२२॥ 

भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे (हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) 
इसीलिये मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्माणके वचन (शाप ) का प्रमाण तीन 
जन्मके लिये था। अतः एक बार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी 
भगवान्‌ने फिर अवतार लिया॥ १॥ 

वहाँ ( उस अवतारमें ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, 
जो दशरथ और कौसल्याके नामसे प्रसिद्ध थे। एक कल्पमें इस प्रकार 
अवतार लेकर उन्होंने संसारमें पवित्र लीलाएँ कीं॥ २॥ 

एक कल्पमें सब देवताओंको जलन्धर देत्यसे युद्धमें हार जानेके 
कारण दुःखी देखकर शिवजीने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर 
वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था॥३॥ 

उस देत्यराजकी स्त्री परम सती (बड़ी ही पतिब्रता ) थी। उसीके 


८६ * रामचरितमानस * 


प्रतापसे त्रिपुरासुर [ जैसे अजेय शत्रु ] का विनाश करनेवाले शिवजी भी 
उस देैत्यको नहीं जीत सके॥ ४॥ 

प्रभुने छलसे उस स्त्रीका ब्रत भड़ कर देवताओंका काम किया। 
जब उस स्त्रीने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान्‌को शाप 
दिया॥ १२३॥ 

लीलाओके भण्डार कृपालु हरिने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया 
( स्वीकार किया )। वही जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने 
युद्धमें मारकर परमपद दिया॥ १॥ 

एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण 
किया। हे भरद्वाज मुनि! सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने 
नाना प्रकारसे वर्णन किया है॥ २॥ 

एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पमें उसके लिये अवतार 
हुआ। यह बात सुनकर पार्वतीजी बड़ी चकित हुईं [| और बोलीं कि ] नारदजी 
तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं॥ ३॥ 

मुनिने भगवानको शाप किस कारणसे दिया? लक्ष्मीपति भगवान्‌ने 
उनका क्‍या अपराध किया था? हे पुरारि ( शड्डूरजी )) यह कथा मुझसे 
कहिये। मुनि नारदके मनमें मोह होना बड़े आश्वर्यकी बात है॥ ४॥ 

तब महादेवजीने हँसकर कहा--न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्रीरघुनाथजी 
जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता 
है॥ १२४ ( क )॥ 

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-- ] हे भरद्वाज! मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी 
कथा कहता हूँ, तुम आदरसे सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं--मान 
और मदको छोड़कर आवागमनका नाश करनेवाले रघुनाथजीको 
भजो॥ १२४ ( ख )॥ 

हिमालय पर्वतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुन्दर 
गड़ाजी बहती थीं। वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके 
मनको बहुत ही सुहावना लगा॥ १॥ 

पर्वत, नदी और वनके [ सुन्दर ] विभागोंको देखकर नारदजीका 
लक्ष्मीकान्त भगवान्‌के चरणोंमें प्रेम हो गया। भगवान्‌का स्मरण करते ही 
उन (नारद मुनि ) के शापकी (जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था 
और जिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते थे ) गति रुक गयी 
और मनके स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे उनकी समाधि लग गयी॥ २॥ 

नारद मुनिकी | यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया। 
उसने कामदेवको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] 
मेरे [ हितके ] लिये तुम अपने सहायकोंसहित [ नारदकी समाधि भड़ 


* बालकाण्ड * ८७9 


करनेको ] जाओ। [| यह सुनकर ] मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर 
चअला॥ ३॥ 

इन्द्रके मनमें यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) 
का निवास (राज्य ) चाहते हैं। जगतमें जो कामी और लोभी होते हैं, 
वे कुटिल कौएकी तरह सबसे डरते हैं।॥ ४॥ 

जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह 
मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डीको सिंह छीन न ले, वैसे ही इन्द्रको 
[ नारदजी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते ] लाज नहीं आयी॥ १२५॥ 

जब कामदेव उस आश्रममें गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्‍्त- 
ऋतुको उत्पन्न किया। तरह-तरहके वृक्षोंपर रंग-बिरंगे फूल खिल गये, 
उनपर कोयलें कूकने लगीं और भौंरे गुंजार करने लगे॥ १॥ 

कामाग्निको भड़कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द और सुगन्ध ) 
सुहावनी हवा चलने लगी। रम्भा आदि नवयुवती देवाड्नाएँ, जो सब- 
की-सब कामकलामें निपुण थीं, ॥ २॥ 

वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरड्गके साथ गाने लगीं और हाथमें गेंद 
लेकर नाना प्रकारके खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकोंको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल 
किये॥ ३॥ 

परन्तु कामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर सकी। तब 
तो पापी कामदेव अपने ही [| नाशके ] भयसे डर गया। लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
जिसके बड़े रक्षक हों, भला, उसकी सीमा ( मर्यादा ) को कोई दबा सकता 
है 2॥ ४॥ 

तब अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें 
हार मानकर बहुत ही आर्त ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा 
पकड़ा॥ १२६॥ 

नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर 
कामदेवका समाधान किया। तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी 
आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोंसहित लौट गया।॥ १॥ 

देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी 
करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने 
मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको सिर नवाया॥ २॥ 

तब नारदजी शिवजीके पास गये। उनके मनमें इस बातका अहंकार 
हो गया कि हमने कामदेवको जीत लिया। उन्होंने कामदेवके चरित्र 
शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन (नारदजी ) को अत्यन्त प्रिय 
जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी--- ॥ ३॥ 


८८ * रामचरितमानस * 


हे मुनि! मैं तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा 
तुमने सुझे सुनायी है, उस तरह भगवान्‌ श्रीहरिको कभी मत सुनाना। 
चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।॥ ४॥ 

यदाषि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी 
न लगी। हे भरद्वाज! अब कौतुक ( तमाशा ) सुनो। हरिकी इच्छा बड़ी 
बलवान्‌ है॥ १२७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, ऐसा कोई नहीं 
जो उसके विरुद्ध कर सके। श्रीशिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे 
नहीं लगे, तब वे वहाँसे ब्रह्दालोकको चल दिये॥ १॥ 

एक बार गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा 
लिये, हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप 
( मूर्तिमान्‌ वेदान्ततत्त्व ) लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं॥ २॥ 

रमानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि 
( नारदजी ) के साथ आसनपर बैठ गये। चराचरके स्वामी भगवान्‌ हँसकर 
बोले--हे मुनि! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की ॥ ३॥ 

यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही बरज रखा था, तो भी नारदजीने 
कामदेवका सारा चरित्र भगवानूको कह सुनाया। श्रीरघुनाथजीकी माया 
बड़ी ही प्रबल है। जगतूमें ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर 
दे॥४॥ 

भगवान्‌ रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले--हे मुनिराज! आपका 
स्मरण करनेसे दूसरोंके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जोते हैं 
[ फिर आपके लिये तो कहना ही क्‍या है? ]॥ १२८ ॥ 

हे मुनि! सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हृदयमें ज्ञान- 
वैराग्य नहीं है । आप तो ब्रह्मचर्यत्रतमें तत्पर और बड़े धीरबुदरिद्धि हैं। भला, 
कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है ?2॥ १॥ 

नारदजीने अभिमानके साथ कहा-- भगवन्‌! यह सब आपकी कृपा है। 
करुणानिधान भगवानने मनमें विचारकर देखा कि इनके मनमें गर्वके 
भारी वृक्षका अंकुर पैदा हो गया है॥ २॥ 

मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूँगा, क्योंकि सेवकोंका हित करना हमारा 
प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और 
मेरा खेल हो॥ ३॥ 

तब नारदजी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें 
अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवानने अपनी मायाको 
प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो॥ ४॥ 

उस (हरिमाया ) ने रास्तेमें सौ योजन (चार सौ कोस) का एक 


* बालकाण्ड * ८९ 


नगर रचा। उस नगरकी भाँति-भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके 
नगर (९ बवैकुण्ठ ) से भी अधिक सुन्दर थीं॥ १२९॥ 

उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी बसते थे मानो बहुत-से कामदेव 
और [| उसकी स्त्री ] रति ही मनुष्य-शरीर धारण किये हुए हों। उस नगरमें 
शीलनिधि नामका राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी 
और सेनाके समूह ( टुकड़ियाँ ) थे॥ १॥ 

उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोंके समान था। वह रूप, तेज, 
बल और नीतिका घर था। उसके विश्वमोहिनी नामकी एक |[ ऐसी 
रूपवती ] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो 
जायँं॥ २॥ 

वह सब गुणोंकी खान भगवान्‌की माया ही थी। उसकी शोभाका 
वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती 
थी, इससे वहाँ अगणित राजा आये हुए थे॥ ३॥ 

खिलवाड़ी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरवासियोंसे उन्होंने 
सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजाके महलमें आये। राजाने 
पूजा करके मुनिको | आसनपर ] बैठाया॥ ४॥ 

[ फिर ] राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया [ और 
पूछा कि--- ] हे नाथ! आप अपने हृदयमें विचारकर इसके सब गुण- 
दोष कहिये॥ १३०॥ 

उसके रूपको देखकर मुनि बैराग्य भूल गये और बड़ी देरतक उसकी 
ओर देखते ही रह गये। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने-आपको भी 
भूल गये और हृदयमें हर्षित हुए, पर प्रकटरूपमें उन लक्षणोंको नहीं 
कहा॥ १॥ 

[ लक्षणोंको सोचकर वे मनमें कहने लगे कि] जो इसे ब्याहेगा, 
वह अमर हो जायगा और रणभूमिमें कोई उसे जीत न सकेगा। यह 
शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा 
करेंगे॥। २॥ 

सब लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रख लिया और राजासे 
कुछ अपनी ओरसे बनाकर कह दिया। राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर 
नारदजी चल दिये। पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि-- ॥ ३॥ 

मैं जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ, जिससे यह कन्या 
मुझे ही बरे। इस समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता! 
मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी 2॥ ४॥ 

इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, 
जिसे देखकर राजकुमारी मुझपर रीझ जाय और तब जयमाल | मेरे गलेमें ] 


९० * रामचरितमानस * 


डाल दे॥ १३१॥ 

[ एक काम करूँ कि ] भगवानूसे सुन्दरता माँगूँ; पर भाई! उनके पास 
जानेमें तो बहुत देर हो जायगी। किन्तु श्रीहरिके समान मेरा हितू भी कोई 
नहीं है, इसलिये इस समय वे ही मेरे सहायक हों॥ १॥ 

उस समय नारदजीने भगवान्‌की बहुत प्रकारसे विनती की। तब 
लीलामय कृपालु प्रभु [| वहीं ] प्रकट हो गये। स्वामीको देखकर नारदजीके 
नेत्र शीतल हो गये और वे मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम 
बन ही जायगा॥ २॥ 

नारदजीने बहुत आर्त ( दीन) होकर सब कथा कह सुनायी [ और 
प्रार्था की कि ] कृपा कीजिये और कृपा करके मेरे सहायक बनिये। 
हे प्रभो! आप अपना रूप मुझको दीजिये और किसी प्रकार मैं उस 
( राजकन्या ) को नहीं पा सकता॥ ३॥ 

हे नाथ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र कीजिये। मैं आपका 
दास हूँ। अपनी मायाका विशाल बल देख दीनदयालु भगवान्‌ मन- 
ही-मन हँसकर बोले--- ॥ ४ ॥ 

हे नारदजी! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही 
करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता॥ १३२॥ 

हे योगी मुनि! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगे तो वैद्य 
उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली है। 
ऐसा कहकर भगवान्‌ अनन्‍्तर्धान हो गये॥ १॥ 

[ भगवान्‌की ] मायाके वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे 
भगवान्‌की अगूढ़ ( स्पष्ट ) वाणीको भी न समझ सके। ऋषिराज नारदजी 
तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी भूमि बनायी गयी थी॥ २॥ 

राजालोग खूब सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर बेठे 
थे। मुनि ( नारद ) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर 
है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरेको न वरेगी॥ ३ ॥ 

कृपानिधान भगवानने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना 
दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता; पर यह चरित कोई भी न 
जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ।॥ ४॥ 

वहाँ दो शिवजीके गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका 
वेष बनाकर सारी लीला देखते-फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे॥ १३३॥ 

नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज 
(पंक्ति ) में जाकर बैठे थे, ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं बैठ 
गये। ब्राह्मणके वेषमें होनेके कारण उनकी इस चालको कोई न 
जान सका॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ९१२ 


वे नारदजीको सुना-सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे--भगवानने इनको 
अच्छी 'सुन्दरता' दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी 
और 'हरि' ( वानर ) जानकर इन्हींको खास तौरसे वरेगी॥ २॥ 

नारद मुनिको मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ 
( मायाके वश ) में था। शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे। 
यद्यपि मुनि उनकी अटपटोी बातें सुन रहे थे, पर बुद्द्धि भ्रममें सनी हुई 
होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं ( उनकी बातोंको 
वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे )॥ ३॥ 

इस विशेष चरितको और किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने 
[ नारदजीका ] वह रूप देखा। उनका बन्दरका-सा मुँह और भयंकर शरीर 
देखते ही कनन्‍्याके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो गया।॥ ४॥ 

तब राजकुमारी सरिवयोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो 
राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल-जैसे हाथोंमें जयमाला लिये 
सब राजाओंको देखती हुई घूमने लगी॥ १५३४॥ 

जिस ओर नारदजी [| रूपके गर्वमें ] फूले बैठे थे, उस ओर उसने 
भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते 
हैं। उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुसकराते हैं॥ १॥ 

कृपालु भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। 
राजकुमारीने हर्षित होकर उनके गलेमें जयमाला डाल दी। लक्ष्मीनिवास 
भगवान्‌ दुलहिनको ले गये। सारी राजमण्डली निराश हो गयी॥२॥ 

मोहके कारण मुनिकी बुदिद्धि नष्ट हो गयी थी, इससे वे [ राजकुमारीको 
गयी देख ] बहुत ही विकल हो गये। मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर 
गयी हो। तब शिवजीके गणोंने मुसकराकर कहा--जाकर दर्पणमें अपना 
मुँह तो देखिये!॥३॥ 

ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनिने जलमें 
झाँककर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ 
गया। उन्होंने शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया॥ ४॥ 

तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हँसी 
की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना॥ १३५७॥ 

मुनिने फिर जलमें देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया; 
तब भी उन्हें सन्‍तोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मनमें 
क्रोध [ भरा ] था। तुरंत ही वे भगवान्‌ कमलापतिके पास चले॥ १॥ 

[ मनमें सोचते जाते थे--- ] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा। 
उन्होंने जगतमें मेरी हँसी करायी। दैत्योंके शत्रु भगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमें 
ही मिल गये। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं॥ २॥ 


९२ * रामचरितमानस * 


देवताओंके स्वामी भगवानने मीठी वाणीमें कहा--हे मुनि! व्याकुलकी 
तरह कहाँ चले ? ये शब्द सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया; मायाके 
वशीभूत होनेके कारण मनमें चेत नहीं रहा॥ ३ ॥ 

[ मुनिने कहा--- ] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या 
और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजीको बावला बना 
दिया और देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।॥ ४॥ 

असुरोंको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और 
सुन्दर [ कौस्तुभ ] मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। 
सदा कपटका व्यवहार करते हो॥ १३६॥ 

तुम परम स्वतन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मनको 
भाता है, [ स्वच्छन्दतासे ] वही करते हो। भलेको बुरा और बुरेको भला 
कर देते हो। हृदयमें हर्ष -विषाद कुछ भी नहीं लाते॥ १॥ 

सबको ठग-ठगकर परक गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे 
[ ठगनेके काममें ] मनमें सदा उत्साह रहता है। शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधा 
नहीं देते। अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था॥२॥ 

अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है (९ मेरे-जैसे जबर्दस्त आदमीसे 
छेड़खानी की है )। अतः अपने कियेका फल अवश्य पाओगे। जिस 
शरीरको धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण 
करो, यह मेरा शाप है॥३॥ 

तुमने हमारा रूप बन्दरका-सा बना दिया था, इससे बन्दर ही तुम्हारी 
सहायता करेंगे। [ मैं जिस स्त्रीको चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर ] 
तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्रीके वियोगमें दुःखी 
होगे।॥ ४ ॥ 

शापको सिरपर चढ़ाकर, हृदयमें हर्षित होते हुए प्रभुने नारदजीसे 
बहुत विनती की और कृपानिधान भगवानने अपनी मायाकी प्रबलता 
खींच ली॥ १३७॥ 

जब भगवानने अपनी मायाको हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही 
रह गयीं, न राजकुमारी ही। तब मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके 
चरण पकड़ लिये और कहा--हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले! मेरी 
रक्षा कीजिये॥ १॥ 

हे कृपालु! मेरा शाप मिथ्या हो जाय। तब दीनोंपर दया करनेवाले 
भगवानने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा [| से हुआ ] है। मुनिने कहा--मैंने 
आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। मेरे पाप कैसे मिटेंगे 7॥ २॥ 

[ भगवानने कहा--- ] जाकर शझद्भूरजीके शतनामका जप करो, इससे 
हृदयमें तुरंत शान्ति होगी। शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस 


* बालकाण्ड * ९३ 


विश्वासको भूलकर भी न छोड़ना ॥ ३॥ 

हे मुनि! पुरारि (शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति 
नहीं पाता। हृदयमें ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वीपर विचरो। अब मेरी 
माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी॥ ४॥ 

बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर (ढाढ़स देकर ) तब प्रभु 
अन्तर्धान हो गये और नारदजी श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हुए 
सत्यलोक ( ब्रहालोक ) को चले॥ १३८ ॥ 

शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न होकर 
मार्गमें जाते हुए देखा तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास 
आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले--- ॥ १॥ 

हे मुनिराज! हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजीके गण हैं। हमने बड़ा अपराध 
किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु! अब शाप दूर करनेकी 
कृपा कीजिये। दीनोंपर दया करनेवाले नारदजीने कहा--- ॥ २॥ 

तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान्‌ ऐश्वर्य, तेज और बलकी 
प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओंके बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, 
तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका शरीर धारण करेंगे॥ ३॥ 

युद्धमें श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे 
और फिर संसारमें जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर 
चले और समय पाकर राक्षस हुए॥ ४॥ 

देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोंको सुख देनेवाले और पृथ्वीका भार 
हरण करनेवाले भगवानने एक कल्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार 
लिया था॥ १३९॥ 

इस प्रकार भगवान्‌के अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलौकिक जन्म 
और कर्म हैं। प्रत्येक कल्पमें जब-जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं और 
नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं, ॥ १॥ 

तब-तब मुनीश्चरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका 
गान किया है और भाँति-भाँतिके अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है, 
जिनको सुनकर समझदार ( विवेकी ) लोग आश्चर्य नहीं करते॥ २॥ 

श्रीहरि अनन्त हैं (उनका कोई पार नहीं पा सकता ) और उनकी 
कथा भी अनन्त है; सब संतलोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं। 
श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ कलपोंमें भी गाये नहीं जा 
सकते॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती! मैंने यह बतलानेके लिये इस 
प्रसंगको कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान्‌की मायासे मोहित हो जाते 
हैं। प्रभु कौतुकी ( लीलामय ) हैं और शरणागतका हित करनेवाले हैं। 


९४ * रामचरितमानस * 


वे सेवा करनेमें बहुत सुलभ और सब दुःखोंके हरनेवाले हैं।॥ ४॥ 

देवता, मनुष्य और मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान्‌की महान्‌ 
बलवती माया मोहित न कर दे। मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके 
स्वामी (९ प्रेरक ) श्रीभगवानका भजन करना चाहिये।॥ १४०॥ 

हे गिरिराजकुमारी! अब भगवानके अवतारका वह दूसरा कारण 
सुनो--मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हँ--जिस कारणसे 
जन्मरहित, निर्गुण और रूपरहित ( अव्यक्त सच्चिदानन्द्घन ) ब्रह्म अयोध्यापुरीके 
राजा हुए॥ १॥ 

जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियोंका- 
सा वेष धारण किये वनमें फिरते देखा था और हे भवानी! जिनके चरित्र 
देखकर सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि--- ॥ २॥ 

अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उन्हींके भ्रमरूपी 
रोगके हरण करनेवाले चरित्र सुनो । उस अवतारमें भगवान्‌ने जो-जो लीला की, 
वह सब मैं अपनी बुदर्द्विके अनुसार तुम्हें कहूँगा। ३ ॥ 

[ याज्ञवल्क्यजीने कहा--- ] हे भरद्वाज! शड्भूरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी 
सकुचाकर प्रेमसहित मुसकरायीं। फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारणसे 
भगवान्‌का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे॥ ४॥ 

हे मुनीशएवर भरद्वाज! मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली, कल्याण करनेवाली 
और बड़ी सुन्दर है॥ १४१५१॥ 

स्वायम्भुव मनु और [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह 
अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे 
थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं॥ १॥ 

राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र | प्रसिद्ध ] हरिभक्त श्रुवजी 
हुए। उन (मनुजी ) के छोटे लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा 
वेद और पुराण करते हैं॥ २॥ 

पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई 
और जिन्होंने आदिदेव, दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपालु भगवान्‌ 
कपिलको गर्भमें धारण किया॥ ३॥ 

तत्त्वोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल ) भगवान्‌ने 
सांख्यशास्त्रका प्रकटरूपमें वर्णन किया, उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीने बहुत 
समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवान्‌की आज्ञा [ रूप शास्त्रोंकी 
मर्यादा ] का पालन किया।॥ ४॥ 

घरमें रहते बुढ़ापा आ गया, परन्तु विषयोंसे वैराग्य नहीं होता; [ इस 
बातको सोचकर ] उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिकी भक्ति बिना 


* बालकाण्ड * ९५ 


जन्म यों ही चला गया॥ १४२॥ 

तब मनुजीने अपने पुत्रको जबर्दस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहित वनको 
गमन किया। अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिदि्द्धि देनेवाला तीथोमें श्रेष्ठ 
नेमिषारण्य प्रसिद्ध है॥१॥ 

वहाँ मुनियों और सिद्धोंके समूह बसते हैं। राजा मनु हृदयमें हर्षित 
होकर वहीं चले। वे धीर बुदर्द्वावाले राजा-रानी मार्गमें जाते हुए ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा 
रहे हों॥ २॥ 

[ चलते-चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल 
जलमें स्नान किया। उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि 
उनसे मिलने आये॥ ३॥ 

जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको 
करा दिये। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियोंके-से ( वल्‍्कल ) वस्त्र 
धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे॥ ४॥ 

और द्वादशाक्षर मन्त्र (35७ नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित 
जप करते थे। भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन 
बहुत ही लग गया॥ १४३॥ 

वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रह्मका 
स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलको 
त्यागकर केवल जलके आधारपर रहने लगे॥ १॥ 

हृदयमें निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम |[ कैसे ] उन 
परम प्रभुको आँखोंसे देखें, जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि 
हैं और परमार्थवादी ( ब्रह्मज्ञानी, तत्त्ववेत्ता) लोग जिनका चिन्तन किया 
करते हैं॥ २॥ 

जिन्हें वेद 'नेति-नेति' (यह भी नहीं, यह भी नहीं ) कहकर निरूपण 
करते हैं। जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवं जिनके 
अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान्‌ प्रकट होते हैं ॥ ३॥ 

ऐसे | महान्‌ ] प्रभु भी सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके लिये [ दिव्य ] 
लीलाविग्रह धारण करते हैं। यदि वेदोंमें यह वचन सत्य कहा है तो 
हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी॥ ४॥ 

इस प्रकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः: हजार वर्ष बीत 
गये। फिर सात हजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहे॥ १४४॥ 

दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक 
पैरसे खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी 
कई बार मनुजीके पास आये॥ १॥ 


९६ * रामचरितमानस * 


उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया और कहा कि कुछ वर माँगो। 
पर ये परम थेर्यवान्‌ [ राजा-रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीं 
डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था, फिर भी 
उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं थी॥ २॥ 

सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्वी राजा-रानीको “निज 
दास' जाना। तब परम गम्भीर और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह 
आकाशवाणी हुई कि “वर माँगो'॥ ३॥ 

मुर्देको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर 
जब हदयमें आयी, तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट हो 
गये, मानो अभी घरसे आये हैं।॥ ४॥ 

कानोंमें अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर 
पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम 
हृदयमें समाता न था---॥ १४५॥ 

हे प्रभो! सुनिये, आप सेवकोंके लिये कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। 
आपकी चरण-रजकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी बन्दना करते हैं। 
आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं। आप 
शरणागतके रक्षक और जड-चेतनके स्वामी हैं।॥ १॥ 

हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले! यदि हमलोगोंपर आपका स्त्रेह है, 
तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शिवजीके मनमें 
बसता है और जिस | की प्राप्ति ] के लिये मुनिलोग यत्र् करते हैं॥ २॥ 

जो काकभुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस है, 
सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतके 
दुःख मिटानेवाले प्रभो! ऐसी कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र 
भरकर देखें ॥ ३ ॥ 

राजा-रानीके कोमल, विनययुक्त और प्रेमरसमें पगे हुए वचन 
भगवान्‌को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल, कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके 
निवासस्थान (या समस्त विश्वमें व्यापक ), सर्वसमर्थ भगवान्‌ प्रकट हो 
गये॥ ४॥ 

भगवान्‌के नीले कमल, नीलमणि और नीले ( जलयुक्त ) मेघके समान 
[ कोमल, प्रकाशमय और सरस ] श्यामवर्ण [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा 
देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं॥ १५४६॥ 

उनका मुख शरद्‌ | पूर्णिमा ] के चन्द्रमाके समान छविकी सीमास्वरूप 
था। गाल और ठोड़ी बहुत सुन्दर थे, गला शड्भुके समान ( त्रिरेखायुक्त, 
चढ़ाव-उतारवाला ) था। लाल ओठ, दाँत और नाक अत्यन्त सुन्दर थे। 
हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको नीचा दिखानेवाली थी॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ९७ 


नेत्रोंकी छबि नये [ खिले हुए] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी। मनोहर 
चितवन जीको बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौंहें कामदेवके धनुषकी 
शोभाको हरनेवाली थीं। ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था॥२॥ 

कानोंमें मकराकृत ( मछलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुकुट 
सुशोभित था। टेढ़े (घुँघराले ) काले बाल ऐसे सघन थे, मानो भौरोंके 
झुंड हों। हदयपर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रत्नजटित हार और मणियोंके 
आभूषण सुशोभित थे॥ ३॥ 

सिंहकी-सी गर्दन थी, सुन्दर जनेऊ था। भुजाओंमें जो गहने थे, वे भी 
सुन्दर थे। हाथीकी सूँड़के समान ( उतार-चढ़ाववाले ) सुन्दर भ्रुजदण्ड थे। 
कमरमें तरकस और हाथमें बाण और धनुष [ शोभा पा रहे ] थे॥ ४॥ 

[ स्वर्ण-वर्णका  प्रकाशमय ] पीताम्बर बिजलीको लजानेवाला था। 
पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो 
यमुनाजीके भँवरोंकी छबिको छीने लेती हो॥ १४७॥ 

जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवान्‌के उन चरणकमलोंका तो 
वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान्‌के बायें भागमें सदा अनुकूल 
रहनेवाली, शोभाकी राशि, जगत्‌की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी 
सुशोभित हैं॥ १॥ 

जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी 
( त्रिदेवोंकी शक्तियाँ ) उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौंहके इशारेसे ही 
जगत्‌की रचना हो जाती है, वही | भगवान्‌की स्वरूपा-शक्ति ] श्रीसीताजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी बायीं ओर स्थित हैं॥ २॥ 

शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोंके पट 
( पलकें ) रोके हुए एकटक (९ स्तब्ध ) रह गये। उस अनुपम रूपको वे 
आदरसहित देख रहे थे और देखते-देखते अघाते ही न थे॥ ३॥ 

आनन्दके अधिक वशमें हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि 
भूल गयी। वे हाथोंसे भगवानके चरण पकड़कर दण्डकी तरह (९ सीधे ) 
भूमिपर गिर पड़े। कृपाकी राशि प्रभुने अपने करकमलोंसे उनके 
मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया॥ ४॥ 

फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले--मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और 
बड़ा भारी दानी मानकर, जो मनको भाये वही वर माँग लो॥ १४८ ॥ 

प्रभुके वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजाने 
कोमल वाणी कही--हे नाथ! आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारी 
सारी मनःकामनाएँ पूरी हो गयीं॥ १॥ 

फिर भी मनमें एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है 
और अत्यन्त कठिन भी, इसीसे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी! आपके 


९८ * रामचरितमानस * 


लिये तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता 
( दीनता ) के कारण वह अत्यन्त कठिन मालूम होता है॥ २॥ 

जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच 
करता है, क्योंकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदयमें 
संशय हो रहा है॥ ३॥ 

हे स्वामी! आप अनन्‍्तर्यामी हैं, इसलिये उसे जानते ही हैं। मेरा वह 
मनोरथ पूरा कीजिये। [ भगवानने कहा-- ] हे राजन्‌! संकोच छोड़कर 
मुझसे माँगो। तुम्हें न दे सकूँ ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है॥ ४॥ 

[ राजाने कहा-- ] हे दानियोंके शिरोमणि! हे कृपानिधान! हे नाथ! 
मैं अपने मनका सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता 
हूँ। प्रभुसे भला क्‍या छिपाना!॥ १४९॥ 

राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान 
भगवान्‌ बोले--ऐसा ही हो। हे राजन्‌! मैं अपने समान | दूसरा ] कहाँ 
जाकर खोजूँ। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा॥ १॥ 

शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवानने कहा--हे देवि! तुम्हारी 
जो इच्छा हो, सो वर माँग लो। [ शतरूपाने कहा-- ] हे नाथ! चतुर 
राजाने जो वर माँगा, हे कृपालु! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा॥ २॥ 

परन्तु हे प्रभु! बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तोंका हित 
करनेवाले! वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदिके 
भी पिता (उत्पन्न करनेवाले ), जगत्‌॒के स्वामी और सबके हृदयके 
भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं॥३॥ 

ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही 
प्रमाण (सत्य ) है। [ मैं तो यह माँगती हूँ कि] हे नाथ! आपके जो 
निज जन हैं वे जो ( अलौकिक, अखण्ड ) सुख पाते हैं और जिस परम 
गतिको प्राप्त होते हैं॥४॥ 

हे प्रभो! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोममें प्रेम, 
वही ज्ञान और वही रहन-सहन कृपा करके हमें दीजिये॥ १७०॥ 

[ रानीकी ] कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपाके 
समुद्र भगवान्‌ कोमल वचन बोले--तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वह 
सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई सन्देह न समझना॥ १॥ 

हे माता! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। 
तब मनुने भगवानके चरणोंकी वन्दना करके फिर कहा--हे प्रभु! मेरी 
एक विनती और है--- ॥ २॥ 

आपके चरणोंमें मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्रके लिये पिताकी 
होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्‍यों न कहे। जैसे मणिके 


* बालकाण्ड * ९९ 


बिना साँप और जलके बिना मछली [ नहीं रह सकती ], वैसे ही मेरा 
जीवन आपके अधीन रहे ( आपके बिना न रह सके )॥ ३॥ 

ऐसा वर माँगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये। तब दयाके 
निधान भगवानने कहा--ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज 
इन्द्रकी राजधानी ( अमरावती ) में जाकर वास करो॥ ४॥ 

हे तात! वहाँ [ स्वर्गके ] बहुत-से भोग भोगकर, कुछ काल बीत 
जानेपर, तुम अवधके राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा॥ १०१॥ 

इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा। हे तात! 
मैं अपने अंशोंसहित देह धारण करके भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र 
करूँगा॥ १॥ 

जिन ( चरित्रों ) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता 
और मद त्यागकर, भवसागरसे तर जायँगे। आदिशक्ति यह मेरी [ स्वरूपभूता ] 
माया भी, जिसने जगत्‌को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी॥ २॥ 

इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, 
सत्य है, सत्य है। कृपानिधान भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अनन्‍्तर्धान 
हो गये॥ ३॥ 

वे स्त्री-पुरुष (राजा-रानी ) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवान्‌को 
हृदयमें धारण करके कुछ कालतक उस आश्रमममें रहे। फिर उन्होंने समय 
पाकर, सहज ही (बिना किसी कष्टके ) शरीर छोड़कर, अमरावती (९ इन्द्रकी 
पुरी ) में जाकर वास किया।॥ ४ ॥ 

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--] हे भरद्वाजअ! इस अत्यन्त पवित्र 
इतिहासको शिवजीने पार्वतीसे कहा था। अब श्रीरामके अवतार लेनेका 
दूसरा कारण सुनो॥ १७२॥ 


मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम 


हे मुनि! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पार्वतीसे 
कही थी। संसारमें प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नामका 
राजा रहता ( राज्य करता ) था॥ १॥ 

वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान, तेजस्वी, प्रतापी, 
सुशील और बलवान्‌ था, उसके दो बोर पुत्र हुए, जो सब गुणोंके भण्डार 
और बड़े ही रणधीर थे॥ २॥ 

राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापभानु 
था। दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओंमें अपार बल था 
और जो युद्धमें [ पर्वतके समान ] अटल रहता था॥ ३॥ 

भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों और छलोंसे रहित 


१०० * रामचरितमानस * 


[ सच्ची ] प्रीति थी। राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ 
[ के भजन ] के लिये वनको चल दिया॥ ४॥ 

जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमें उसकी दुहाई फिर गयी। वह वेदमें 
बतायी हुई विधिके अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा। 
उसके राज्यमें पापका कहीं लेश भी नहीं रह गया॥ १०३॥ 

राजाका हित करनेवाला और शुक्राचार्यके समान बुद्द्विमान्‌ धर्मरुचि 
नामक उसका मनन्‍्त्री था। इस प्रकार बुदर्द्विमान्‌ मन्‍्त्री और बलवान्‌ तथा 
वीर भाईके साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था॥ १॥ 

साथमें अपार चतुरड्डिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो 
सब-के -सब रणमें जूझ मरनेवाले थे। अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत 
प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे॥२॥ 

दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन (९ मुहूर्त ) साधकर 
और डंका बजाकर चला। जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुईं। उसने सब 
राजाओंको बलपूर्वक जीत लिया॥ ३॥ 

अपनी भुजाओंके बलसे उसने सातों द्वीपों ( भूमिखण्डों ) को वशमें 
कर लिया और राजाओंसे दण्ड (कर ) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया। 
सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) 
राजा था॥ ४॥ 

संसारभरको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें 
प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदिके सुखोंका समयानुसार 
सेवन करता था॥ १७४॥ 

राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु 
देनेवाली ) हो गयी। [ उनके राज्यमें ] प्रजा सब | प्रकारके ] दुःखोंसे 
रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे॥ १॥ 

धर्मरुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था। वह राजाके हितके लिये 
सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर 
और ब्राह्माग---इन सबकी सदा सेवा करता रहता था॥२॥ 

वेदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और 
सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके 
दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था॥ ३॥ 

उसने बहुत-सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, 
ब्राह्णणोंके लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथ्थोमें 
बनवाये॥ ४॥ 

वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक- 
एक करके उन सब यज्ञोंको प्रेमसहित हजार-हजार बार किया॥ १५७५७॥। 


* बालकाण्ड * १०१ 


[ राजाके ] हदयमें किसी फलकी टोह (कामना ) न थी। राजा बड़ा 
ही बुब्द्ठिमानू और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे 
जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान्‌ वासुदेवके अर्पित करके करता 
था॥ १॥ 

एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर, शिकारका सब 
सामान सजाकर विन्ध्याचलके घने जंगलमें गया और वहाँ उसने बहुत- 
से उत्तम-उत्तम हिरन मारे॥ २॥ 

राजाने वनमें फिरते हुए एक सूअरको देखा। [ दाँतोंके कारण वह 
ऐसा दीख पड़ता था] मानो चन्द्रमाको ग्रसकर (९ मुँहमें पकड़कर ) राहु 
वनमें आ छिपा हो। चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुँहमें समाता नहीं है 
और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३॥ 

यह तो सूअरके भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी। [ इधर ] उसका 
शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर वह घुरघुराता 
हुआ कान उठाये चौकन्ना होकर देख रहा था॥ ४॥ 

नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [ शरीरवाले ] उस सूअरको 
देखकर राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर तेजीसे चला और उसने सूअरको 
ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता॥ १५७६॥ 

अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको [| अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर 
'पवनवेगसे भाग चला। राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया। सूअर 
बाणको देखते ही धरतीमें दुबक गया॥ १॥ 

राजा तक-तककर तीर चलाता है, परन्तु सूअर छल करके शरीरको 
बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ 
भागा जाता था; और राजा भी क्रोधके वश उसके साथ ( पीछे ) लगा 
चला जाता था॥२॥ 

सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया, जहाँ हाथी-घोड़ेका निबाह 
( गम ) नहीं था। राजा बिलकुल अकेला था और बनमें कलेश भी बहुत 
था, फिर भी राजाने उस पशुका पीछा नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ 

राजाको बड़ा थेर्यवान्‌ देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी 
गुफामें जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर 
लौटना पड़ा; पर उस घोर वनमें वह रास्ता भूल गया।॥ ४॥ 

बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुल 
राजा नदी-तालाब खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया।॥ १५७७॥ 

वनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका 
वेष बनाये एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया 
था और जो सेनाको छोड़कर युद्धसे भाग गया था॥ १॥ 


१०२ * रामचरितमानस * 


प्रतापभानुका समय ( अच्छे दिन ) जानकर और अपना कुसमय (९ बुरे 
दिन ) अनुमानकर उसके मनमें बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर 
गया और न अभिमानी होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिला (मेल 
किया )॥ २॥ 

दरिद्रकी भाँति मनहीमें क्रोधको मारकर वह राजा तपस्वीके वेषमें 
वनमें रहता था। राजा ( प्रतापभानु ) उसीके पास गया। उसने तुरंत पहचान 
लिया कि यह प्रतापभानु है॥ ३॥ 

राजा प्यासा होनेके कारण [| व्याकुलतामें |] उसे पहचान न सका। 
सुन्दर वेष देखकर राजाने उसे महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे 
प्रणाम किया। परन्तु बड़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम 
नहीं बतलाया ॥ ४ ॥ 

राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर 
राजाने घोड़ेसहित उसमें स्नान और जलपान किया।॥ १०५८ ॥ 

सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने 
आश्रममें ले गया और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके 
लिये ] आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणीसे बोला---॥ १॥ 

तुम कौन हो? सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवा न करके, वनमें 
अकेले क्‍यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर 
मुझे बड़ी दया आती है॥२॥ 

[ राजाने कहा-- ] हे मुनीश्वर! सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा 
है, मैं उसका मन्त्री हूँ। शिकारके लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ। 
बड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं।॥ ३॥ 

हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होनेवाला 
है। मुनिने कहा-- हे तात! अँधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर 
योजनपर है॥ ४॥ 

हे सुजान! सुनो, घोर अँधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं 
है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सबेरा होते ही चले 
जाना॥ १७९ ( क )॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं--जैसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है, वैसी 
ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, 
या उसको वहाँ ले जाती है॥ १०९ ( ख )॥ 

हे नाथ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर, 
घोड़ेको वृक्षसे बाँधकर राजा बैठ गया। राजाने उसकी बहुत प्रकारसे 
प्रशंसा की और उसके चरणोंकी वन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना 
की॥ १५॥ 


* बालकाण्ड * १०३ 


फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा--हे प्रभो! आपको पिता जानकर 
मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर 
अपना नाम [ धाम ] विस्तारसे बतलाइये॥ २॥ 

राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था। 
राजा तो शुबद्धहदय था और वह कपट करनेमें चतुर था। एक तो वैरी, 
फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल-बलसे अपना काम बनाना 
चाहता था॥ ३॥ 

वह शत्रु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुःखी था। 
उसकी छाती [ कुम्हारके ] आँवेकी आगकी तरह [ भीतर-ही-भीतर ] 
सुलग रही थी। राजाके सरल वचन कानसे सुनकर, अपने वैरको यादकर 
वह हृदयमें हर्षित हुआ॥ ४॥ 

वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल वाणी बोला---अब 
हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत (९ घर-द्वारहीन ) 
हैं॥ १६०॥ 

राजाने कहा--जो आपके सदृश विज्ञानके निधान और सर्वथा 
अभिमानरहित होते हैं, वे अपने स्वरूपको सदा छिपाये रहते हैं। क्योंकि 
कुवेष बनाकर रहनेमें ही सब तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें मान 
होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी )॥ १॥ 

इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिखझ्जन ( सर्वथा 
अहंकार, ममता और मानरहित ) ही भगवान्‌को प्रिय होते हैं। आप- 
सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको 
भी सन्‍्देह हो जाता है [ कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी ]॥ २॥ 

आप जो हों सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों), मैं आपके चरणोमें 
नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी! अब सुझपर कृपा कीजिये। अपने ऊपर 
राजाकी स्वाभाविक प्रीति और अपने विषयमें उसका अधिक विश्वास 
देखकर-- ॥ ३॥ 

सब प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ 
वह (कपट-तपस्वी ) बोला--हे राजन्‌! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, 
मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥ ४॥ 

अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट 
करता हूँ; क्‍योंकि लोकमें प्रतिष्ठा अग्नरिके समान है जो तपरूपी वनको 
भस्म कर डालती है॥ १६५१ ( क )॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं--सुन्दर वेष देखकर मूढ़ नहीं, [ मूढ़ तो मूढ़ 
ही हैं, |] चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुन्दर मोरको देखो, उसका 
वचन तो अमृतके समान है और आहार साँपका है॥ १६१ (ख)॥ 


१०४ * रामचरितमानस * 


[ कपट-तपस्वीने कहा-- ] इसीसे मैं जगत्‌में छिपकर रहता हूँ। 
श्रीहरिको छोड़कर किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना 
जनाये ही सब जानते हैं। फिर कहो संसारको रिझानेसे क्‍या सिद्िद्रि 
मिलेगी॥ १॥ 

तुम पवित्र और सुन्दर बुद्द्विवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो 
और तुम्हारी भी मुझपर प्रीति और विश्वास है। हे तात! अब यदि में 
तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा॥ २॥ 

ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था, त्यों-ही-त्यों 
राजाको विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुलेकी तरह ध्यान 
लगानेवाले ( कपटी ) मुनिने राजाको कर्म, मन और वच्नसे अपने वशमें 
जाना, तब वह बोला--- ॥ ३॥ 

हे भाई! हमारा नाम एकतनु है। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर 
कहा--सुझे अपना अत्यन्त [ अनुरागी ] सेवक जानकर अपने नामका 
अर्थ समझाकर कहिये।॥ ४॥ 

[ कपटी मुनिने कहा-- ] जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी 
मेरी उत्पत्ति हुई थी। तबसे मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसीसे 
मेरा नाम एकतनु है॥ १६२॥ 

हे पुत्र)! मनमें आश्वर्य मत करो, तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तपके 
बलसे ब्रह्मा जगत्‌को रचते हैं। तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन 
करनेवाले बने हैं॥१५॥ 

तपहीके बलसे रूद्र संहार करते हैं। संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं 
जो तपसे न मिल सके। यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ। तब 
वह ( तपस्वी ) पुरानी कथाएँ कहने लगा॥२॥ 

कर्म, धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानका 
निरूपण करने लगा। सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) और संहार ( प्रलय ) 
की अपार आश्चर्यभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥ ३॥ 

राजा सुनकर उस तपस्वीके वशमें हो गया और तब वह उसे अपना 
नाम बताने लगा। तपस्वीने कहा--राजन्‌! मैं तुमको जानता हूँ। तुमने 
कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा॥ ४॥ 

हे राजन्‌! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम 
नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया 
है॥ १६३॥ 

तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे 
राजन्‌! गुरुकी कृपासे मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर 
कहता नहीं॥ १॥ 


* बालकाण्ड * १०७५ 


हे तात! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन ( सरलता ), प्रेम, विश्वास और 
नीतिमें निपुणता देखकर मेरे मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो 
गयी है; इसीलिये मैं तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ॥ २॥ 

अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना। हे राजन्‌! जो मनको भावे 
वही माँग लो। सुन्दर (प्रिय) वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और 
[ मुनिके ] पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३॥ 

हे दयासागर मुनि! आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्ष ) मेरी मुट्ठीमें आ गये। तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मैं 
यह दुर्लभ वर माँगकर [ क्‍यों न ] शोकरहित हो जाऊँ॥ ४॥ 

मेरा शरीर दवृद्धावस्था, मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्धमें 
कोई जीत न सके और पृथ्वीपर मेरा सौ कल्पतक एकच्छत्र अकण्टक 
राज्य हो॥ १६४॥ 

तपस्वीने कहा--हे राजन्‌! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, 
उसे भी सुन लो। हे पृथ्वीके स्वामी! केवल ब्राह्मणकुलको छोड़ काल 
भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा॥ १॥ 

तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला 
कोई नहीं है। हे नरपति! यदि तुम ब्राह्मणोंको वशमें कर लो, तो ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जायाँगे॥ २॥ 

ब्राह्णणकुलसे जोर-जबर्दस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर 
सत्य कहता हूँ। हे राजन्‌! सुनो, ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी 
कालमें नहीं होगा॥ ३॥ 

राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा+>-हे 
स्वामी! मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपानिधान प्रभु! आपकी कृपासे 
मेरा सब समय कल्याण होगा॥ ४॥ 

'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर 
बोला--] किन्तु ] तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे 
[ कहना नहीं, यदि ] कह दोगे, तो हमारा दोष नहीं॥ १६५॥ 

हे राजन! मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसड्गको कहनेसे 
तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश 
हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना॥ १॥ 

हे प्रतापभानु! सुनो, इस बातको प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोंके 
शापसे तुम्हारा नाश होगा और किसी उपायसे, चाहे ब्रह्मा और शंकर 
भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी॥ २॥ 

राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा--हे स्वामी! सत्य ही है। ब्राह्मण 
और गुरुके क्रोधसे, कहिये, कौन रक्षा कर सकता है ? यदि ब्रह्मा भी 


१५०६ * रामचरितमानस * 


क्रोध करें, तो गुरु बचा लेते हैं; पर गुरुसे विरोध करनेपर जगतूमें कोई 
भी बचानेवाला नहीं है॥३॥ 

यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चलूँगा, तो [ भले ही] मेरा 
नाश हो जाय। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभो! [ केवल ] 
एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मोणोंका शाप बड़ा भयानक होता 
है॥ ४॥ 

वे ब्राह्माण किस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं, कृपा करके वह भी 
बताइये। हे दीनदयाल)! आपको छोड़कर और किसीको मैं अपना हितू 
नहीं देखता॥ १६६॥ 

[ तपस्वीने कहा-- ] हे राजन! सुनो, संसारमें उपाय तो बहुत हैं; 
पर वे कष्टसाध्य हैं (बड़ी कठिनतासे बननेमें आते हैं) और इसपर भी 
सिद्ध हों या न हों (उनकी सफलता निश्चित नहीं है) हाँ, एक उपाय 
बहुत सहज है; परन्तु उसमें भी एक कठिनता है॥ १॥ 

हे राजन्‌! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें 
हो नहीं सकता। जबसे पैदा हुआ हूँ, तबसे आजतक मैं किसीके घर 
अथवा गाँव नहीं गया॥२॥ 

परंतु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह 
बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणीसे बोला, 
हे नाथ! वेदोंमें ऐसी नीति कही है कि--- ॥ ३ ॥ 

बड़े लोग छोटोंपर स्त्रेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरोंपर सदा तृण 
(घास ) को धारण किये रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको 
धारण करता है, और धरती अपने सिरपर सदा धूलिको धारण किये 
रहती है॥ ४॥ 

ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये। [ और कहा-- ] हे 
स्वामी! कृपा कीजिये। आप संत हैं। दीनदयालु हैं। [ अतः ] हे प्रभो! 
मेरे लिये इतना कष्ट [| अवश्य ] सहिये॥ १६७॥ 

राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला--हे 
राजन! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगतमें मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है॥१५॥ 

मैं तुम्हागा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] तुम मन, वाणी और 
शरीर | तीनों ] से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रका प्रभाव 
तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते हैं ॥ २॥ 

हे नरपति! मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो और मुझे कोई 
जानने न पावे, तो उस अन्नको जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी 
बन जायगा॥ ३ ॥ 


* बालकाण्ड * ५१०७ 


यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालों ) के घर भी जो कोई भोजन 
करेगा, हे राजन्‌! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा। हे राजन! 
जाकर यही उपाय करो और वर्षभर [| भोजन कराने ] का सड्ढडल्प कर 
लेना॥ ४॥ 

नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रित करना। मैं 
तुम्हारे सड्डल्प [ के काल अर्थात्‌ एक वर्ष ] तक प्रतिदिन भोजन बना 
दिया करूँगा॥ १६८ ॥ 

हे राजन! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे 
वशमें हो जायँगे। ब्राह्रोाण हवन, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, तो उस 
प्रसंग (सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही वशमें हो जायँगे॥१॥ 

मैं एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि मैं इस रूपमें कभी न 
आऊंँगा। हे राजन्‌! मैं अपनी मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊँगा॥ २॥ 

तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रखूँगा 
और हे राजन! सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम 
सिद्ध करूँगा।॥ ३॥ 

हे राजन! रात बहुत बीत गयी, अब सो जाओ। आजसे तीसरे दिन 
मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तपके बलसे मैं घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमें 
घर पहुँचा दूँगा।॥ ४॥ 

मैं वही (पुरोहितका ) वेष धरकर आऊँगा। जब एकानन्‍्तमें तुमको 
बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम सुझे पहचान लेना॥ १६९॥ 

राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर 
जा बैठा। राजा थका था, [ उसे ] खूब (गहरी ) नींद आ गयी। पर 
वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी॥ १॥ 

[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर 
राजाको भटकाया था। वह तपस्वी राजाका बड़ा मित्र था और खूब 
छल-प्रपञ्न जानता था॥ २॥ 

उसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ठछ, किसीसे न जीते 
जानेवाले और देवताओंको दुःख देनेवाले थे। ब्राह्मणों, संतों और 
देवताओंको दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला 
था॥ ३॥ 

उस दुष्टने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह 
विचारी ( षड्यन्त्र किया ) और जिस प्रकार शत्रुका नाश हो, वही उपाय 
रचा। भावीवश राजा ( प्रतापभानु ) कुछ भी न समझ सका ॥ ४ ॥ 

तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये। जिसका 
सिरमात्र बचा था, वह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता है॥ १७०॥ 


१०८ * रामचरितमानस * 


तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी 
हुआ। उसने मित्रको सब कथा कह सुनायी, तब राक्षस आनन्दित होकर 
बोला॥ १॥ 

हे राजन्‌! सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर 
लिया, तो अब मैंने शत्रुकोी काबूमें कर ही लिया [ समझो ]। तुम अब 
चिन्ता त्याग सो रहो। विधाताने बिना ही दवाके रोग दूर कर दिया॥ २॥ 

कुलसहित शत्रुकी जड़-मूलसे उखाड़-बहाकर, [ आजसे ] चौथे दिन 
मैं तुमसे आ मिलूँगा। [ इस प्रकार ] तपस्वी राजाको खूब दिलासा देकर 
वह महामायावी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ ३॥ 

उसने प्रतापभानु राजाको घोड़ेसहित क्षणभरमें घर पहुँचा दिया। 
राजाको रानीके पास सुलाकर घोड़ेको अच्छी तरहसे घुड़सालमें बाँध 
दिया।॥ ४॥ 

फिर वह राजाके पुरोहितको उठा ले गया और मायासे उसकी बुद्द्धिको 
भ्रममें डालकर उसे उसने पहाड़की खोहमें ला रखा॥ १७१५॥ 

वह आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा। 
राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा 
ही आश्चर्य माना॥१॥ 

मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा, जिसमें रानी 
न जान पावे। फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको चला गया। नगरके किसी 
भी स्त्री-पुरुषने नहीं जाना॥२॥ 

दो पहर बीत जानेपर राजा आया। घर-घर उत्सव होने लगे और 
बधावा बजने लगा। जब राजाने पुरोहितको देखा, तब वह [ अपने ] उसी 
कार्यका स्मरणकर उसे आश्वर्यसे देखने लगा॥ ३॥ 

राजाको तीन दिन युगके समान बीते। उसकी बुदरद्द्धि कपटी मुनिके 
चरणोंमें लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षस ] 
आया और राजाके साथ की हुई गुप्त सलाहके अनुसार [ उसने अपने ] 
सब विचार उसे समझाकर कह दिये॥४॥ 

[ संकेतके अनुसार ] गुरुको [ उस रूपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न 
हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु 
राक्षस ]। उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्राह्मणोंको कुट॒ुम्बसहित निमन्त्रण 
दे दिया॥ १७२॥ 

पुरोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदोंमें वर्णन 
है, बनाये। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यद्ञन बनाये 
जिन्हें कोई गिन नहीं सकता॥ १॥ 

अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दुष्टने 


* बालकाण्ड * १०९ 


ब्राह्णोंका मांस मिला दिया। सब ब्राह्माणोंको भोजनके लिये बुलाया 
और चरण धोकर आदरसहित बैठाया॥ २॥ 

ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल [ कालकेतुकृत ] आकाशवाणी 
हुई--हे ब्राह्णणो! उठ-उठकर अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ। 
इस | के खाने ] में बड़ी हानि है॥ ३॥ 

रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है। [ आकाशवाणीका ] विश्वास मानकर 
सब ब्राह्माण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। [ परन्तु] उसकी 
बुद्धि मोहमें भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँहसे [ एक ] बात [ भी ] 
न निकली॥ ४॥ 

तब ब्राह्मण क्रोधसहित बोल उठे--उन्‍्होंने कुछ भी विचार नहीं 
किया--अरे मूर्ख राजा! तू जाकर परिवारसहित राक्षस हो॥ १७३॥ 

रे नीच क्षत्रिय! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें नष्ट 
करना चाहा था, ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की। अब तू परिवारसहित नष्ट 
होगा॥ १॥ 

एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी 
देनेवालातक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल 
हो गया। फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई-- ॥ २॥ 

हे बह्राह्मणो! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं 
किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये। तब राजा वहाँ गया, 
जहाँ भोजन बना था॥ ३॥ 

[ देखा तो] वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब 
राजा मनमें अपार चिन्ता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणोंको सब तृत्तान्त 
सुनाया और [ बड़ा ही ] भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वीपर गिर 
पड़ा॥ ४॥ 

हे राजन्‌! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। 
ब्राह्रणोंका शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले 
टल नहीं सकता॥ १७४॥ 

ऐसा कहकर सब ब्राह्माण चले गये। नगरवासियोंने [ जब ] यह 
समाचार पाया, तो वे चिन्ता करने और विधाताको दोष देने लगे, जिसने हंस 
बनाते-बनाते कौआ कर दिया (ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता बनाना 
चआहिये था, सो राक्षस बना दिया )॥ १॥ 

पुरोहितको उसके घर पहुँचाकर असुर (कालकेतु ) ने [ कपटी ] 
तपस्वीको खबर दी। उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब | वैरी ] 
राजा सेना सजा-सजाकर [ चढ़ ] दौड़े ॥ २॥ 

और उन्होंने डंका बजाकर नगरको घेर लिया। नित्यप्रति अनेक 


१५१५० * रामचरितमानस * 


प्रकारसे लड़ाई होने लगी। [ प्रतापभानुके ] सब योद्धा [| शूरवीरोंकी ] 
करनी करके रणमें जूझ मरे। राजा भी भाईसहित खेत रहा॥ ३ ॥ 

सत्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा। ब्राह्मणोंका शाप झूठा कैसे हो 
सकता था। शात्रुकोी जीतकर, नगरको [ फिरसे ] बसाकर सब राजा विजय 
और यश पाकर अपने-अपने नगरको चले गये ॥ ४ ॥ 

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-- ] हे भरद्वाज! सुनो, विधाता जब जिसके 
विपरीत होते हैं, तब उसके लिये धूल सुमेरुपर्वतके समान ( भारी और 
कुचल डालनेवाली ), पिता यमके समान ( कालरूप ) और रस्सी साँपके 
समान ( काट खानेवाली ) हो जाती है॥ १७५॥ 

हे मुनि! सुनो, समय पाकर वही राजा परिवारसहित रावण नामक 
राक्षत हुआ। उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही 
प्रचण्ड शूरवीर था॥ १॥ 

अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बलका धाम 
कुम्भकर्ण हुआ। उसका जो मन्त्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह 
रावणका सौतेला छोटा भाई हुआ॥ २॥ 

उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है। वह विष्णुभक्त 
और ज्ञान-विज्ञानका भण्डार था और जो राजाके पुत्र और सेवक थे, 
वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए॥ ३॥ 

वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिल, 
भयंकर, विवेकरहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसारभरको दुःख 
देनेवाले हुए; उनका वर्णन नहीं हो सकता॥ ४॥ 

यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र, निर्मल और अनुपम कुलमें उत्पन्न 
हुए, तथापि ब्राह्मणोंके शापके कारण वे सब पापरूप हुए॥ १७६॥ 

तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका 
वर्णन नहीं हो सकता। [ उनका उग्र] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास 
गये और बोले--हे तात! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो॥ १॥ 

रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा--हे जगदीश्वर! 
सुनिये, वानर और मनुष्य--इन दो जातियोंको छोड़कर हम और किसीके 
मारे न मरें | यह वर दीजिये ]॥ २॥ 

[ शिवजी कहते हैं कि-- ] मैंने और ब्रह्मानमे मिलकर उसे वर दिया 
कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके 
पास गये। उसे देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ॥३॥ 

जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा। 
[ ऐसा विचारकर ] ब्रह्माजीने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्द्धि फेर 
दी। [ जिससे ] उसने छः महीनेकी नींद माँगी॥ ४॥ 


* बालकाण्ड * १११ 


फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले--हे पुत्र! वर माँगो। 
उसने भगवान्‌के चरणकमलोंमें निर्मल (निष्काम और अनन्य) प्रेम 
माँगा ॥ १७७॥ 

उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे (तीनों भाई ) हर्षित होकर 
अपने घर लौट आये। मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी 
और स्त्रियोंमें शिरोमणि थी॥१॥ 

मयने उसे लाकर रावणको दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका 
राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर 
दोनों भाइयोंका विवाह कर दिया।॥ २॥ 

समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माणा बनाया हुआ एक 
बड़ा भारी किला था। [ महान्‌ मायावी और निपुण कारीगर ] मय दानवने 
उसको फिरसे सजा दिया। उसमें मणियोंसे जड़े हुए सोनेके अनगिनत 
महल थे॥३॥ 

जैसी नागकुलके रहनेकी [ पाताललोकमें ] भोगावती पुरी है और 
इन्द्रके रहनेकी [| स्वर्गलोकमें ] अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर 
और बाँका वह दुर्ग था। जगत्‌में उसका नाम लड्डू प्रसिद्ध हुआ॥ ४॥ 

उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है। उस [| दुर्ग ] 
के मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका 
वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १७८ (क )॥ 

भगवान्‌की प्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता 
है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता 
है॥ १७८ ( ख )॥ 

[ पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओंने उन सबको 
युद्धमें मार डाला। अब इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक 
( यक्ष लोग ) रहते हैं-- ॥ १॥ 

रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किलेको 
जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष 
अपने प्राण लेकर भाग गये॥ २॥ 

तब रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा, उसकी | स्थानसम्बन्धी ] 
चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरीको स्वाभाविक 
ही सुन्दर और [ बाहरवालोंके लिये ] दुर्गपभ अनुमान करके रावणने वहाँ 
अपनी राजधानी कायम की ॥ ३॥ 

योग्यताके अनुसार घरोंको बाँटकर रावणने सब राक्षसोंको सुखी 
किया। एक बार वह कुबेरपर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पकविमानको 
जीतकर ले आया॥ ४॥ 


११२ * रामचरितमानस * 


फिर उसने जाकर [| एक बार ] खिलवाड़हीमें कैलास पर्वतको उठा 
लिया और मानो अपनी भुजाओंका बल तौलकर, बहुत सुख पाकर 
वह वहाँसे चला आया॥ १७९॥ 

सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्दध्धि और 
बड़ाई--ये सब उसके नित्य नये | वैसे ही ] बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक 
लाभपर लोभ बढ़ता है॥ १॥ 

अत्यन्त बलवान्‌ कुम्भकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्ध्धा 
जगतूमें पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था। 
उसके जागते ही तीनों लोकोंमें तहलका मच जाता था॥२॥ 

यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट 
( खाली ) हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता।|[ लड्ज्ामें | उसके ऐसे असंख्य बलवान्‌ वीर थे॥ ३॥ 

मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगत्‌के योद्द्राओंमें पहला नंबर 
था। रणमें कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गमें तो [| उसके 
भयसे ] नित्य भगदड़ मची रहती थी॥ ४॥ 

[ इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदन्त, धूमकेतु और अतिकाय 
आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत्‌को जीत सकते 
थे॥ १८०॥ 

सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते 
थे। उनके दया-धर्म स्वप्रमें भी नहीं था। एक बार सभामें बैठे हुए रावणने 
अपने अगणित परिवारको देखा---॥ १॥ 

पुत्र-पौत्र, कुटुम्बी और सेवक ढेर-के-ढेर थे। [ सारी ] राक्षसोंकी 
जातियोंको तो गिन ही कौन सकता था? अपनी सेनाको देखकर स्वभावसे 
ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्वषमें सनी हुई वाणी बोला--- ॥ २॥ 

हे समस्त राक्षसोंके दलो! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने 
आकर युद्ध नहीं करते। बलवानू श॒त्रुकी देखकर भाग जाते हैं॥३॥ 

उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, मैं समझाकर कहता 
हूँ। अब उसे सुनो। [ उनके बलको बढ़ानेवाले ] ब्राह्णाणभोजन, यज्ञ, हवन 
और श्राद्ध--इन सबमें जाकर तुम बाधा डालो॥ ४॥ 

भूखसे दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे। तब उनको 
मैं मार डालूँगा अथवा भलीभाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ] 
छोड़ दूँगा॥ १८१॥ 

फिर उसने मेघनादको बुलवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके बल और 
[ देवताओंके प्रति ] वैरभावको उत्तेजना दी। [ फिर कहा-- ] हे पुत्र! जो 
देवता रणमें धीर और बलवान्‌ हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ११३ 


उन्हें युद्धमें जीतकर बाँध लाना। बेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको 
शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथमें 
गदा लेकर चल दिया॥२॥ 

रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके 
गर्भ गिरने लगे। रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओने 
सुमेरु पर्वतकी गुफाएँ तकीं ( भागकर सुमेरुकी गुफाओंका आश्रय 
लिया )॥ ३ ॥ 

दिक्‍पालोंके सारे सुन्दर लोकोंको रावणने सूना पाया। वह बार-बार 
भारी सिंहगर्जना करके देवताओंको ललकार-ललकारकर गालियाँ देता 
था।॥ ४॥ 

रणके मदमें मतवाला होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ 
जगत्‌भरमें दौड़ता फिरा, परन्तु उसे ऐसा योद्ध्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, 
अन्द्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्रि, काल और यम आदि सब 
अधिकारी, ॥ ५ ॥ 

किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग--सभीके पीछे वह हठपूर्वक 
पड़ गया ( किसीको भी उसने शान्तिपूर्वक नहीं बैठने दिया )। ब्रह्माजीकी 
सृष्टिमें जहाँतक शरीरधारी स्त्री-पुरुष थे, सभी रावणके अधीन हो 
गये॥ ६॥ 

डरके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते थे और नित्य आकर 
नम्नतापूर्वक उसके चरणोंमें सिर नवाते थे॥ ७॥ 

उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र 
नहीं रहने दिया।[ इस प्रकार ] मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि ( सार्वभौम 
सप्राट्‌ू ) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा॥ १८२ ( क )॥ 

देवता, यश्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागोंकी कनन्‍्याओं तथा बहुत- 
सी अन्य सुन्दी और उत्तम स्त्रियोंको उसने अपनी भुजाओंके बलसे 
जीतकर ब्याह लिया॥ १५८२ ( ख )॥ 

मेघनादसे उसने जो कुछ कहा, उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे 
ही कर रखा था ( अर्थात्‌ रावणके कहनेभरकी देर थी, उसने आज्ञापालनमें 
तनिक भी देर नहीं की )। जिनको [ रावणने मेघनादसे ] पहले ही आज्ञा 
दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो--- ॥ १॥ 

सब राक्षसोंके समूह देखनेमें बड़े भयानक, पापी और देवताओंको 
दुःख देनेवाले थे। वे असुरोंके समूह उपद्रव करते थे और मायासे अनेकों 
प्रकारके रूप धरते थे॥ २॥ 

जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सब वेदविरुद्ध काम करते 
थे। जिस-जिस स्थानमें वे गौ और ब्राह्मणोंको पाते थे, उसी नगर, गाँव 


१५४ * रामचरितमानस * 


और पुरवेमें आग लगा देते थे॥३॥ 

[ उनके डरसे ] कहीं भी शुभ आचरण ( ब्राह्रोाणभोजन, यज्ञ, श्राद्द्ध 
आदि ) नहीं होते थे। देवता, त्राह्णण और गुरुको कोई नहीं मानता था। 
न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्रमें 
भी सुननेको नहीं मिलते थे॥ ४॥ 

जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञमें [ देवताओंके ] भाग पानेकी बात 
रावण कहीं कानोंसे सुन पाता, तो [ उसी समय ] स्वयं उठ दौड़ता। 
कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता 
था। संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंमें भी सुननेमें 
नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरहसे 
त्रास देता और देशसे निकाल देता था। 

राक्षसलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। हिंसापर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापोंका क्या ठिकाना!॥ १८३॥ 


मासपारायण, छठा विश्राम 


पराये धन और परायी स्त्रीपर मन चलानेवाले, दुष्ट, चोर और जुआरी 
बहुत बढ़ गये। लोग माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और 
साधुओं [ की सेवा करना तो दूर रहा, उलटे उन] से सेवा करवाते 
थे॥ १५॥ 

[ श्रीशिवजी कहते हैं कि-- ] हे भवानी! जिनके ऐसे आचरण हें, 
उन सब प्राणियोंको राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्मके प्रति 
[ लोगोंकी ] अतिशय ग्लानि ( अरुचि, अनास्था ) देखकर पृथ्वी अत्यन्त 
भयभीत एवं व्याकुल हो गयी ॥ २॥ 

[ वह सोचने लगी कि ] पर्वतों, नदियों और समुद्रोंका बोझ मुझे 
इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही ( दूसरोंका 
अनिष्ट करनेवाला ) लगता है। पृथ्वी सारे धर्मोकोी विपरीत देख रही है, 
पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती ॥ ३॥ 

[ अन्तमें ] हृदयमें सोच-विचारकर, गौका रूप धारण कर धरती वहाँ 
गयी, जहाँ सब देवता और मुनि [ छिपे ] थे। पृथ्वीने रोकर उनको अपना 
दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना॥ ४॥ 

तब देवता, मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजीके लोक 
( सत्यलोक ) को गये। भय और शोकसे अत्यन्त व्याकुल बेचारी पृथ्वी 
भी गौका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी। ब्रहद्माजी सब जान 
गये। उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं 
चलनेका। [ तब उन्होंने पृथ्वीसे कहा कि-- ] जिसकी तू दासी है, वही 


* बालकाण्ड * ११७ 


अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है। 

बहाजीने कहा--हे धरती! मनमें धीरज धारण करके श्रीहरिके 
चअरणोंका स्मरण करो। प्रभु अपने दासोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी 
कठिन विपत्तिका नाश करेंगे॥ १८४॥ 

सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें ताकि 
उनके सामने पुकार ( फर्याद ) करें। कोई वैकुण्ठपुरी जानेकोी कहता था 
और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीरसमुद्रमें निवास करते हैं॥ १॥ 

जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ ( उसके 
लिये ) सदा उसी रीतिसे प्रकट होते हैं। हे पार्वती! उस समाजमें मैं भी था। 
अवसर पाकर मैंने एक बात कही---॥ २॥ 

मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सब जगह समान रूपसे व्यापक 
हैं, प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशामें बताओ, 
ऐसी जगह कहाँ है, जहाँ प्रभु न हों॥ ३॥ 

वे चराचरमय ( चराचरमें व्याप्त ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और 
विरक्त हैं (उनकी कहीं आसक्ति नहीं है); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं, जैसे 
अग्रि। ( अग्रि अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु जहाँ उसके लिये 
अरणिमन्थनादि साधन किये जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी 
प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट होते हैं।) मेरी बात सबको 
प्रिय लगी। ब्रह्माजीने 'साधु, साधु' कहकर बड़ाई की॥ ४॥ 

मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ; उनका तन पुलकित 
हो गया और नेत्रोंसे [ प्रेमके | आँसू बहने लगे। तब वे धीरबुद्द्धि ब्रह्माजी 
सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे---॥ १८५॥ 

हे देवताओंके स्वामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा 
करनेवाले भगवान्‌! आपकी जय हो! जय हो!! हे गो-ब्राह्मणोंका हित 
करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या ( श्रीलक्ष्मीजी ) 
के प्रिय स्वामी! आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले! 
आपकी लीला अद्भुत है,उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभावसे 
ही कृपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हमपर कृपा करें॥ १॥ 

हे अविनाशी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले (९ अनन्‍्तर्यामी ), 
सर्वव्यापक परम आनन्दस्वरूप, अज्ञेय, इन्द्रियोंसे परे, पवित्रचरित्र, 
मायासे रहित मुकुन्द (मोक्षदाता )) आपकी जय हो! जय हो!! [ इस 
लोक और परलोकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए 
( ज्ञानी ) मुनिवन्द भी अत्यन्त अनुरागी (९ प्रेमी) बनकर जिनका रात- 
दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं, उन 
सच्चयिदानन्दकी जय हो॥ २॥ 


११६ * रामचरितमानस * 


जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [या 
स्वयं अपनेको त्रिगुणरूप--ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप---बनाकर अथवा 
बिना किसी उपादान-कारणके अर्थात्‌ स्वयं ही सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण बनकर ] तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की, वे पापोंका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा। जो संसारके 
( जन्म-मृत्युके > भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द देनेवाले 
और विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं। हम सब देवताओंके समूह 
मन, वचन और कर्मसे चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन ( भगवान्‌ ) 
की शरण | आये ] हैं॥ ३॥ 

सरस्वती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, 
जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे ही श्रीभगवान्‌ हमपर 
दया करें। हे संसाररूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्दराचलरूप, सब 
प्रकारसे सुन्दर, गुणोंके धाम और सुखोंकी राशि नाथ! आपके 
चअरणकमलोंमें मुनि, सिद्ध और सारे देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर 
नमस्कार करते हैं॥ ४॥ 

देवता और पृथ्वीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर 
शोक और सन्देहको हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई-- ॥ १८६॥ 

हे मुनि, सिद्ध और देवताओंके स्वामियो! डरो मत। तुम्हारे लिये 
मैं मनुष्यका रूप धारण करूँगा और उदार ८ पवित्र ) सूर्यवंशमें अंशोंसहित 
मनुष्यका अवतार लूँगा॥ १॥ 

कश्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको 
वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौसल्याके रूपमें मनुष्योंके राजा 
होकर श्रीअयोध्यापुरीमें प्रकट हुए हैं॥ २॥ 

उन्हींके घर जाकर मैं रघुकुलमें श्रेष्ठ चार भाइयोंके रूपमें अवतार लूँगा। 
नारदके सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्तिके सहित अवतार 
लूगा॥ ३॥ 

मैं पृथ्वीका सब भार हर लूँगा। हे देववृन्द! तुम निर्भय हो जाओ। 
आकाशमें ब्रह्म ( भगवान्‌ >की वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत लौट 
गये। उनका हृदय शीतल हो गया॥ ४॥ 

तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके 
जीमें भरोसा ( ढाढ़स ) आ गया।॥ ५॥ 

देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर-धरकर तुमलोग 
पृथ्वीपर जाकर भगवान्‌के चरणोंकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको 
चले गये॥ १५८७॥ 

सब देवता अपने-अपने लोकको गये। पृथ्वीसहित सबके मनको 


* बालकाण्ड * ५१५७ 


शान्ति मिली। ब्रह्माजीनी जो कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने [ वैसा करनेमें | देर नहीं की॥ १॥ 

पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप 
था। सभी शूरवीर थे; पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर 
बुद्द्विवाले [ वानररूप देवता ] भगवान्‌के आनेकी राह देखने लगे॥ २॥ 

वे [ वानर ] पर्वतों और जंगलोंमें जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना 
बनाकर भरपूर छा गये। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र 
सुनो जिसे बीचहीमें छोड़ दिया था॥३॥ 

अवधपुरीमें रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम 
वेदोंमें विख्यात है। वे धर्म-धुरन्धर, गुणोंके भण्डार और ज्ञानी थे। उनके 
हृदयमें शार्क््धनुष धारण करनेवाले भगवान्‌की भक्ति थी, और उनकी 
बुद्धि भी उन्हींमें लगी रहती थी।॥ ४॥ 

उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं। 
वे [ बड़ी ] विनीत और पतिके अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके 
चरणकमलोमें उनका दृढ़ प्रेम था॥ १८८ ॥ 

एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा 
तुरंत ही गुरुके घर गये और चरणोंमें प्रणाम कर बहुत विनय की॥ १॥ 

राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया। गुरु वसिष्ठजीने उन्हें 
बहुत प्रकारसे समझाया [ और कहा--- ] धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, 
जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे।॥ २ ॥ 

वसिष्ठजीने श्रुद्री ऋषिको बुलवाया और उनसे शुभ पृत्रकामेष्टि यज्ञ 
कराया। मुनिके भक्तिसहित आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथमें चरू 
( हविष्यात्र खीर ) लिये प्रकट हुए॥ ३॥ 

[ और दशरथसे बोले-- ] वसिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था, 
तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन्‌! [ अब ] तुम जाकर 
इस हविष्यात्र ( पायस ) को, जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग बनाकर 
बाँट दो॥४॥ 

तदनन्तर अग्निदेव सारी सभाको समझाकर अनन्‍्तर्धान हो गये। राजा 
परमानन्दमें मग्न हो गये, उनके हृदयमें हर्ष समाता न था॥ १८९॥ 

उसी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंको बुलाया। कौसल्या आदि 
सब [ रानियाँ ] वहाँ चली आयीं। राजाने [ पायसका ] आधा भाग 
कौसल्याको दिया, [ और शेष ] आधेके दो भाग किये॥ १॥ 

वह (९ उनमेंसे एक भाग ) राजाने कैकेयीको दिया। शेष जो बच 
रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजाने उनको कौसल्या और कैकेयीके 
हाथपर रखकर (९ अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर ) और इस प्रकार उनका 


११८ * रामचरितमानस * 


मन प्रसन्न करके सुमित्राको दिया।॥ २॥ 

इस प्रकार सब स्त्रियाँ गर्भवती हुईं। वे हृदयमें बहुत हर्षित हुईं। उन्हें 
बड़ा सुख मिला। जिस दिनसे श्रीहरि [ लीलासे ही ] गर्भमें आये, सब 
लोकोंमें सुख और सम्पत्ति छा गयी॥ ३॥ 

शोभा, शील और तेजकी खान [बनी हुई ] सब रानियाँ महलमें 
सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर 
आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था॥ ४॥ 

योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये। जड और चेतन 
सब हर्षसे भर गये। [ क्योंकि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है॥ १९०॥ 

पवित्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्लपक्ष और भगवान्‌का 
प्रिय अभिजितू मुहूर्त्त था। दोपहरका समय था। न बहुत सरदी थी, न धूप 
( गरमी ) थी। वह पवित्र समय सब लोकोंको शान्ति देनेवाला था॥ १॥ 

शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और 
संतोंके मनमें [ बड़ा ] चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतोंके समूह मणियोंसे 
जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृतकी धारा बहा रही थीं॥ २॥ 

जब ब्रह्माजीने वह ( भगवान्‌के प्रकट होनेका ) अवसर जाना तब [ उनके 
समेत ] सारे देवता विमान सजा-सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओंके 
समूहोंसे भर गया। गन्धवोके दल गुणोंका गान करने लगे॥ ३॥ 

और सुन्दर अजद्खजलियोंमें सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाशमें 
घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और 
बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने लगे।॥ ४॥ 

देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमें जा पहुँचे। समस्त 
लोकोंको शान्ति देनेवाले, जगदाधार प्रभु प्रकट हुए॥ १९१॥ 

दीनोंपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट 
हुए। मुनियोंके मनको हरनेवाले उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता 
हर्षसे भर गयी। नेत्रोंको आनन्द देनेवाला मेघके समान श्यामशरीर था; 
चारों भुजाओंमें अपने ( खास ) आयुध [ धारण किये हुए ] थे; [ दिव्य ] 
आभूषण और वनमाला पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभाके 
समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए॥ १॥ 

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी--हे अनन्त! मैं किस प्रकार 
तुम्हारी स्तुति करूँ। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञानसे 
परे और परिमाणरहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और 
सुखका समुद्र, सब गुणोंका धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही 
भक्तोंपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याणके लिये प्रकट 
हुए हैं॥ २॥ 


* बालकाण्ड * ११९ 


वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों 
त्रह्माण्डोंके समूह [ भरे ] हैं। वे तुम मेरे गर्भमें रहे--इस हँसीकी बातके 
सुननेपर धीर (विवेकी ) पुरुषोंकी बुद्द्धि भी स्थिर नहीं रहती ( विचलित 
हो जाती है )। जब माताको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुसकराये। वे 
बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने [ पूर्वजन्मकी ] सुन्दर 
कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्रका ( वात्सल्य ) प्रेम 
प्राप्त हो ( भगवान्‌के प्रति पुत्रभाव हो जाय )॥ ३॥ 

माताकी वह बुद्द्धि बदल गयी, तब वह फिर बोली--हे तात! यह 
रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाललीला करो, | मेरे लिये ] यह सुख परम 
अनुपम होगा। [ माताका ] यह वचन सुनकर देवताओंके स्वामी सुजान 
भगवान्‌ने बालक [ रूप ] होकर रोना शुरू कर दिया। [ तुलसीदासजी 
कहते हैं-- ] जो इस चरित्रका गान करते हैं, वे श्रीहरिका पद पाते 
हैं और [ फिर ] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते॥ ४॥ 

ब्राह्णण, गौ, देवता और संतोंके लिये भगवानने मनुष्यका अवतार 
लिया। वे [ अज्ञानमयी, मलिना ] माया और उसके गुण ( सत्‌, रज, तम ) 
और [ बाहरी तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं। उनका [ दिव्य ] शरीर अपनी 
इच्छासे ही बना है [ किसी कर्मबन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक 
पदार्थोके द्वारा नहीं ]॥ १९२॥ 

बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली 
होकर दौड़ी चली आयीं। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं। सारे 
पुरवासी आनन्दमें मग्र हो गये।॥ १॥ 

राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा 
गये। मनमें अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। [ आनन्दमें अधीर 
हुई ] बुच्द्रिको धीरज देकर [ और प्रेममें शिथिल हुए शरीरको सँभालकर ] 
वे उठना चाहते हैं॥ २॥ 

जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये 
हैं। [| यह सोचकर ] राजाका मन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया। उन्होंने 
बाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ॥ ३॥ 

गुरु वसिष्ठजीके पास बुलावा गया। वे ब्राह्मोणोंको साथ लिये 
राजद्वारपर आये। उन्होंने जाकर अनुपम बालकको देखा, जो रूपकी 
राशि है और जिसके गुण कहनेसे समाप्त नहीं होते ॥ ४॥ 

फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये 
और ब्राह्मणोंको सोना, गौ, वस्त्र और मणियोंका दान दिया॥ १९३॥ 

ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगर छा गया। जिस प्रकारसे वह सजाया 
गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाशसे फूलोंकी वर्षा 


१२० * रामचरितमानस * 


हो रही है, सब लोग ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं॥ १॥ 

स्त्रियाँ झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किये ही 
वे उठ दौड़ीं। सोनेका कलश लेकर और थालोमें मड्गरल-द्रव्य भरकर 
गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं॥२॥ 

वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर 
गिरती हैं। मागध, सूत, वन्दीजन और गवैये रघुकुलके स्वामीके पवित्र 
गुणोंका गान करते हैं॥३॥ 

राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं 
रखा (लुटा दिया )। [ नगरकी ] सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, 
चन्दन और केसरकी कीच मच गयी॥ ४॥ 

घर-घर मड्गलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभाके मूल भगवान्‌ 
प्रकट हुए हैं। नगरके स्त्री-पुरुषोंके झुंड-के-झुंड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न 
हो रहे हैं॥१९४॥ 

कैकेयी और सुमित्रा--इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया। उस 
सुख, सम्पत्ति, समय और समाजका वर्णन सरस्वती और सर्पोके! राजा 
शेषजी भी नहीं कर सकते॥ १॥ 

अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभुसे मिलने 
आयी हो और सूर्यको देखकर मानो मनमें सकुचा गयी हो, परन्तु फिर 
भी मनमें विचारकर वह मानो सन्ध्या बन [ कर रह ] गयी हो ॥ २॥ 

अगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो [ सन्ध्याका ] अन्धकार है और 
जो अबीर उड़ रहा है, वह उसकी ललाई है। महलोंमें जो मणियोंके 
समूह हैं, वे मानो तारागण हैं। राजमहलका जो कलश है, वही मानो 
श्रेष्ठ चन्द्रमा है॥३॥ 

राजभवनमें जो अति कोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही है, वही मानो 
समयसे-( समयानुकूल ) सनी हुई पक्षियोंकी चहचहाहट है। यह कौतुक 
देखकर सूर्य भी [ अपनी चाल ] भूल गये। एक महीना उन्होंने जाता 
हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हें एक महीना वहीं बीत गया )॥ ४॥ 

महीनेभरका दिन हो गया। इस रहस्यको कोई नहीं जानता। सूर्य 
अपने रथसहित वहीं रुक गये, फिर रात किस तरह होती॥ १९५०॥ 

यह रहस्य किसीने नहीं जाना। सूर्यदेव [ भगवान्‌ श्रीरामजीका ] 
गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग 
अपने भाग्यकी सराहना करते हुए अपने-अपने घर चले॥ १॥ 

हे पार्वती! तुम्हारी बुच्द्चि [| श्रीरामजीके चरणोंमें ] बहुत दृढ़ है, इसलिये 
मैं और भी अपनी एक चोरी (छिपाव ) की बात कहता हूँ, सुनो। 
काकभुशुण्डि और मैं दोनों वहाँ साथ-साथ थे, परन्तु मनुष्यरूपमें होनेके 


* बालकाण्ड * १२१ 


कारण हमें कोई जान न सका॥ २॥ 

परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूले हुए हम दोनों मगन मनसे ( मस्त 
हुए ) गलियोंमें [| तन-मनकी सुधि ] भूले हुए फिरते थे। परन्तु यह शुभ 
चरित्र वही जान सकता है, जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो॥ ३॥ 

उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा 
लगा, राजाने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएँ, हीरे और 
भाँति-भाँतिके वस्त्र राजाने दिये॥ ४॥ 

राजाने सबके मनको समन्तुष्ट किया। [ इसीसे ] सब लोग जहाँ-तहाँ 
आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदासके स्वामी सब पुत्र ( चारों राजकुमार ) 
चिरजीवी (९ दीर्घायु ) हों॥ १९६॥ 

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। दिन और रात जाते हुए जान नहीं 
पड़ते। तब नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि 
श्रीवसिष्ठजीको बुला भेजा॥ १॥ 

मुनिकी पूजा करके राजाने कहा--हे मुनि! आपने मनमें जो विचार 
रखे हों, वे नाम रखिये। [| मुनिने कहा-- ] हे राजन्‌! इनके अनेक अनुपम 
नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्द्धेकि अनुसार कहूँगा॥ २॥ 

ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस ( आनन्दसिन्धु ) 
के एक कणसे तीनों लोक सुखी होते हैं, उन ( आपके सबसे बड़े पुत्र ) 
का नाम “राम” है, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति 
देनेवाला है॥ ३॥ 

जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, उन ( आपके दूसरे पुत्र) का 
नाम “भरत” होगा। जिनके स्मरणमात्रसे शत्रुका नाश होता है, उनका 
वेदोंमें प्रसिद्ध 'शत्रुघ्न' नाम है॥ ४॥ 

जो शुभ लक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगत्‌॒के आधार 
हैं, गुरु वसिष्ठजीने उनका “लक्ष्मण ' ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा॥ १९७॥ 

गुरुजीने हृदयमें विचारकर ये नाम रखे [ और कहा-- ] हे राजन! 
तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्त्व ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं। जो मुनियोंके 
धन, भक्तोंके सर्वस्व और शिवजीके प्राण हैं, उन्होंने [| इस समय तुम 
लोगोंके प्रेमवश ] बाललीलाके रसमें सुख माना है॥१॥ 

बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितैषी स्वामी जानकर 
लक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों 
भाइयोंमें स्वामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो 
गयी ॥ २॥ 

श्याम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर 


१२२ * रामचरितमानस * 


माताएँ तृण तोड़ती हैं [ जिसमें दीठ न लग जाय ]। यो तो चारों ही 
पुत्र शील, रूप और गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी 
सबसे अधिक हैं।॥ ३ ॥ 

उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है। उनकी मनको हरनेवाली 
हँसी उस (९ कृपारूपी चन्द्रमा) की किरणोंको सूचित करती है। कभी 
गोदमें [ लेकर ] और कभी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर ] माता “प्यारे 
ललना!' कहकर दुलार करती है॥ ४॥ 

जो सर्वव्यापक, निरझख्जन ( मायारहित ), निर्गुण, विनोदहित और 
अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदमें [| खेल 
रहे ] हैं॥ १९८ ॥ 

उनके नील कमल और गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान श्याम 
शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी शोभा है। लाल-लाल चरणकमलोंके नखोंकी 
[ शुभ्र ] ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे [| लाल ] कमलके पत्तोंपर मोती 
स्थिर हो गये हों॥ १॥ 

[ चरणतलोंमें ] बज़, ध्वजा और अड्जुशके चिह्न शोभित हैं। नूपुर ( पैंजनी ) 
की ध्वनि सुनकर मुनियोंका भी मन मोहित हो जाता है। कमरमें करधनी 
और पेटपर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैं। नाभिकी गम्भीरताको तो वही जानते 
हैं जिन्होंने उसे देखा है॥२॥ 

बहुत-से आभूषणोंसे सुशोभित विशाल भुजाएँ हैं। हदयपर बाघके नखकी 
बहुत ही निराली छटा है। छातीपर रत्नोंसे युक्त मणियोंके हारकी शोभा 
और ब्राह्मण ( भगु ) के चरणचिह्लको देखते ही मन लुभा जाता है॥ ३॥ 

कण्ठ शद्भुके समान ( उतार-चढ़ाववाला, तीन रेखाओंसे सुशोभित ) 
है और ठोड़ी बहुत ही सुन्दर है। मुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा 
रही है। दो-दो सुन्दर दूँतुलियाँ हैं, लाल-लाल ओठ हैं। नासिका और 
तिलक | के सौन्दर्य ] का तो वर्णन ही कौन कर सकता है॥ ४॥ 

सुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं, मधुर तोतले शब्द बहुत 
ही प्यारे लगते हैं। जन्मके समयसे रखे हुए चिकने और घुँघराले बाल 
हैं, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सॉँवार दिया है॥५॥ 

शरीरपर पीली झँगुली पहनायी हुई है। उनका घुटनों और हाथोंके 
बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूपका वर्णन वेद 
और शेषजी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्रमें 
भी देखा हो ॥ ६॥ 

जो सुखके पुझ्सल, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत 
हैं, वे भगवान्‌ दशरथ-कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र 
बाललीला करते हैं॥१५९९॥ 


* बालकाण्ड * १२३ 


इस प्रकार [ सम्पूर्ण | जगत्‌॒के माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके 
निवासियोंको सुख देते हैं। जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी 
है, हे भवानी! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [ कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश 
बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ]॥१॥ 

श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परन्तु 
उसका संसारबन्धन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवोंको 
अपने वशमें कर रखा है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती है॥२॥ 

भगवान्‌ उस मायाको भौंहके इशारेपर नचाते हैं। ऐसे प्रभुको छोड़कर 
कहो, [| और ] किसका भजन किया जाय। मन, वचन और कर्मसे चतुराई 
छोड़कर भजते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे॥ ३॥ 

इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीनी बालक्रीड़ा की और समस्त 
नगरनिवासियोंको सुख दिया। कौसल्याजी कभी उन्हें गोदमें लेकर 
हिलाती-डुलाती और कभी पालनेमें लिटाकर झुलाती थीं॥ ४॥ 

प्रेममें मगन कौसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं। 
पुत्रके स्नेहवश माता उनके बालचरित्रोंका गान किया करतीं॥ २००॥ 

एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और श्रृंगार करके 
पालनेपर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवान्‌की पूजाके लिये 
स्नान किया॥ १॥ 

पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी, जहाँ रसोई बनायी गयी 
थी। फिर माता वहीं ( पूजाके स्थानमें ) लौट आयी, और वहाँ आनेपर पुत्रको 
[ इष्टदेव भगवान्‌के लिये चढ़ाये हुए नैवेद्यका ] भोजन करते देखा॥ २॥ 

माता भयभीत होकर (९ पालनेमें सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा 
दिया, इस बातसे डरकर ) पुत्रके पास गयी, तो वहाँ बालकको सोया हुआ 
देखा। फिर [ पूजास्थानमें लौटकर ] देखा कि वही पुत्र वहाँ [| भोजन कर 
रहा ] है। उनके हृदयमें कम्प होने लगा और मनको धीरज नहीं होता॥ ३॥ 

[ वह सोचने लगी कि ] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मेरी 
बुच्द्रिका भ्रम है या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
माताको घबड़ायी हुई देखकर मधुर मुसकानसे हँस दिया।॥ ४॥ 

फिर उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके 
एक-एक रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं॥ २०१॥ 

अगणित सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत-से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, 
पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे। और वे पदार्थ भी 
देखे जो कभी सुने भी न थे॥ १॥ 

सब प्रकारसे बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानके सामने ] 
अत्यन्त भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती 


१२४ * रामचरितमानस * 


है और [ फिर ] भक्तिको देखा, जो उस जीवको | मायासे ] छुड़ा देती है॥ २॥ 
[ माताका ] शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता। तब 

आँखें मूँदकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया। माताको 

आश्वर्यच्कित देखकर खरके शत्रु श्रीरामजी फिर बालरूप हो गये॥ ३॥ 

[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता 
परमात्माको पुत्र करके जाना। श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [ और 
कहा--] हे माता! सुनो, यह बात कहींपर कहना नहीं॥ ४॥ 

कौसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो! मुझे 
आपकी माया अब कभी न व्यापे॥२०२॥ 

भगवान्‌ने बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ कीं और अपने सेवकोंको अत्यन्त 
आनन्द दिया। कुछ समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुटुम्बियोंको सुख 
देनेवाले हुए॥ १॥ 

तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया। ब्राह्मणोंने फिर बहुत- 
सी दक्षिणा पायी। चारों सुन्दर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते 
फिरते हैं॥ २॥ 

जो मन, वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें 
विचर रहे हैं। भोजन करनेके समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने 
बालसखाओंके समाजको छोड़कर नहीं आते॥ ३॥ 

कौसल्याजी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक-ठुमुक भाग चलते हैं। 
जिनका वेद 'नेति' ( इतना ही नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं और शिवजीने 
जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये दौड़ती हैं। ४॥ 

वे शरीरमें धूल लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें 
बैठा लिया॥ ५॥ 

भोजन करते हैं पर चित्त चञ्लल है। अवसर पाकर मुँहमें दही-भात 
लपटाये किलकारी मारते हुए इधर-उधर भाग चले॥ २०३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( भोली ) और सुन्दर ( मनभावनी ) 
बाललीलाओंका सरस्वती, शेषजी, शिवजी और वेदोंने गान किया है। 
जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विधाताने उन मनुष्योंको 
वद्धित कर दिया ( नितान्त भाग्यहीन बनाया )॥ १॥ 

ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माताने 
उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्रीरघुनाथजी [ भाइयोंसहित ] 
गुरुके घरमें विद्या पढ़ने गये और थोड़े ही समयमें उनको सब विद्याएँ 
आ गयीं ॥ २॥ 

चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान्‌ पढ़ें, यह बड़ा कौतुक 
( अचरज ) है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीलमें | बड़े ] निपुण हैं और 


* बालकाण्ड * १२५ 


सब राजाओंकी लीलाओंफके ही खेल खेलते हैं।। ३ ॥ 

हाथोंमें बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर 
( जड-चेतन ) मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियोंमें खेलते | हुए 
निकलते ] हैं, उन गलियोंके सभी स्त्री-पुरुष उनको देखकर स्नेहसे शिथिल 
हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाते हैं॥ ४॥ 

कोसलपुरके रहनेवाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभीको कृपालु 
श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय लगते हैं।॥। २०४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट-मित्रोंको बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य 
वनमें जाकर शिकार खेलते हैं। मनमें पवित्र समझकर मृगोंको मारते हैं और 
प्रतिदिन लाकर राजा ( दशरथजी ) को दिखलाते हैं॥ १॥ 

जो मृग श्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोकको 
चले जाते थे। श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों और सखाओंके साथ भोजन 
करते हैं और माता-पिताकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥ २॥ 

जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग 
( लीला ) करते हैं। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे 
भाइयोंको समझाकर कहते हैं।॥ ३ ॥ 

श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता-पिता और गुरुको मस्तक नवाते 
हैं और आज्ञा लेकर नगरका काम कर ते हैं। उनके चरित्र देख-देखकर राजा 
मनमें बड़े हर्षित होते हैं।॥ ४॥ 

जो व्यापक, अकल ( निरवयव ), इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण हैं; 
तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान्‌ भक्तोंके लिये नाना प्रकारके 
अनुपम ( अलौकिक ) चरित्र करते हैं ॥ २०५॥ 

यह सब चरित्र मैंने गाकर ( बखानकर ) कहा। अब आगेकी कथा मन 
लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्रजी वनमें शुभ आश्रम (९ पवित्र 
स्थान ) जानकर बसते थे, ॥ १॥ 

जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहुसे 
बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, 
जिससे मुनि [| बहुत ] दुःख पाते थे॥ २॥ 

गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस 
भगवान्‌के | मारे ] बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने 
पृथ्वीका भार हरनेके लिये अवतार लिया है॥ ३॥ 

इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणोंका दर्शन करूँ और विनती करके 
दोनों भाइयोंको ले आऊँ। [ अहा! ] जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोंके धाम 
हैं, उन प्रभुको मैं नेत्र भरकर देखूँगा।॥ ४॥ 

बहुत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं लगी। सरयूजीके जलमें 


१२६ * रामचरितमानस * 


स्नान करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे ॥ २०६॥ 

राजाने जब मुनिका आना सुना, तब वे ब्राह्मणोंके समाजको साथ लेकर 
मिलने गये और दण्डवत्‌ करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने 
आसनपर बैठाया॥ १॥ 

चरणोंको धोकर बहुत पूजा की और कहा--मेरे समान धन्य आज 
दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकारके भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ 
मुनिने अपने हृदयमें बहुत ही हर्ष प्राप्त किया।॥ २॥ 

फिर राजाने चारों पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाल दिया ( उनसे प्रणाम 
कराया )। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि अपनी देहकी सुधि भूल गये। वे 
श्रीरामजीके मुखकी शोभा देखते ही ऐसे मग्र हो गये, मानो चकोर पूर्ण 
अन्द्रमाको देखकर लुभा गया हो॥ ३॥ 

तब राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहे--हे मुनि! इस प्रकार कृपा तो 
आपने कभी नहीं की। आज किस कारणसे आपका शुभागमन हुआ ? 

कहिये, मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा ॥ ४ ॥ 

[ मुनिने कहा--- ] हे राजन! राक्षसोंके समूह मुझे बहुत सताते हैं। इसीलिये 
मैं तुमसे कुछ माँगने आया हूँ। छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो। 
राक्षसोंके मारे जानेपर मैं सनाथ ( सुरक्षित ) हो जाऊँगा।॥ ५॥ 

हे राजन! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानको छोड़ दो। हे स्वामी! 
इससे तुमको धर्म और सुयशकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण 
होगा।॥ २०७॥ 

इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके 
मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। [ उन्होंने कहा-- ] हे ब्राह्मण! मैंने 
चआऔशेपनमें चार पुत्र पाये हैं, आपने विचारकर बात नहीं कही ॥ १॥ 

हे मुनि! आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना माँग लीजिये, मैं आज बड़े 
हर्षके साथ अपना सर्वस्व दे दूँगा। देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी 
नहीं होता, मैं उसे भी एक पलमें दे दूँगा॥ २॥ 

सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें भी हे प्रभो! रामको 
तो [ किसी प्रकार भी ] देते नहीं बनता। कहाँ अत्यन्त डरावने और क्रूर 
राक्षआ और कहाँ परम किशोर अवस्थाके (बिलकुल सुकुमार ) मेरे 
सुन्दर पुत्र!॥ ३ ॥ 

प्रेम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने 
हृदयमें बड़ा हर्ष माना। तब वसिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, 
जिससे राजाका सन्‍्देह नाशको प्राप्त हुआ॥ ४॥ 

राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रोंको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत 
प्रकारसे उन्हें शिक्षा दी। [ फिर कहा--- ] हे नाथ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण 


* बालकाण्ड * १२७ 


हैं। हे मुनि![। अब ] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 

राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंकी ऋषिके हवाले कर 
दिया। फिर प्रभु माताके महलमें गये और उनके चरणोंमें सिर नवाकर 
चले॥ २०८ ( क )॥ 

पुरुषोंमें सिंहरूप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिये 
प्रसन्न होकर चले । वे कृपाके समुद्र, धीरबुद्द्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके 
भी कारण हैं॥ २०८ ( ख )॥ 

भगवान्‌के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं, नील कमल 
और तमालके वृक्षकी तरह श्याम शरीर है, कमरमें पीताम्बर | पहने ] और सुन्दर 
तरकस कमसे हुए हैं। दोनों हाथोंमें [| क्रमशः ] सुन्दर धनुष और बाण हैं॥ १॥ 

झयाम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्रजीको 
महान्‌ निधि प्राप्त हो गयी। [ वे सोचने लगे--- ] मैं जान गया कि प्रभु 
ब्रह्मण्यदेव ( ब्राह्मणोंके भक्त ) हैं। मेरे लिये भगवान्‌ने अपने पिताको भी 
छोड़ दिया॥ २॥ 

मार्गमें चले जाते हुए मुनिने ताड़काको दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध 
करके दौड़ी। श्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन 
जानकर उसको निजपद ( अपना दिव्यस्वरूप ) दिया॥ ३॥ 

तब ऋषि विश्वामित्रने प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी 
[ लीलाको पूर्ण करनेके लिये ] ऐसी विद्या दी, जिससे भूख-प्यास न लगे और 
शरीरमें अतुलित बल और तेजका प्रकाश हो ॥ ४॥ 

सब अमस्त्र-शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरीमजीको अपने आश्रममें ले 
आये; और उन्हें परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कन्द, मूल और फलका भोजन 
कराया॥ २०९॥ 

सबेरे श्रीरघुनाथजीने मुनिसि कहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ 
कीजिये। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी 
रखवालीपर रहे॥ १॥ 

यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने 
सहायकोंको लेकर दौड़ा। श्रीरामजीने बिना फलवाला बाण उसको मारा, 
जिससे वह सौ योजनके विस्तारवाले समुद्रके पार जा गिरा॥ २॥ 

फिर सुबाहुको अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मणजीने 
राक्षसोंकी सेनाका संहार कर डाला। इस प्रकार श्रीरामजीने राक्षसोंको मारकर 
ब्राह्मणोंको निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे॥ ३॥ 

श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की। भक्तिके 
कारण ब्राह्मणोंने उन्हें पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सब 
जानते थे॥ ४॥ 


१२८ * रामचरितमानस * 


तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा--हे प्रभो! चलकर एक चरित्र 
देखिये। रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञ [| की बात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले॥ ५७५॥ 

मार्गमें एक आश्रम दिखायी पड़ा। वहाँ पशु-पक्षी, कोई भी जीव-जन्तु 
नहीं था। पत्थरकी एक शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने 
विस्तारपूर्वक सब कथा कही॥ ६॥ 

गौतम मुनिकी स्त्री अहल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े 
धीरजसे आपके चरणकमलोंकी धूलि चाहती है। हे रघुवीर! इसपर कृपा 
कीजिये॥ २१९०॥ 

श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते 
ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गयी। भक्तोंको सुख देनेवाले 
श्रीरघधुनाथजीको देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी। अत्यन्त 
प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी। उसका शरीर पुलकित हो उठा; मुखसे 
वचन कहनेमें नहीं आते थे। वह अत्यन्त बड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे 
लिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोंसे जल ( प्रेम और आनन्दके आँसुओं ) 
की धारा बहने लगी॥१॥ 

फिर उसने मनमें धीरज धरकर प्रभुको पहचाना और श्रीरघुनाथजीकी 
कृपासे भक्ति प्राप्त की। तब अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति 
प्रारम्भ कौ--हे ज्ञानसे जानने योग्य श्रीरघुनाथजी! आपकी जय हो! मैं 
[ सहज ही ] अपवित्र स्त्री हँ; और हे प्रभो! आप जगत्‌को पवित्र करनेवाले, 
भक्तोंको सुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं। हे कमलनयन! हे संसार 
( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले! मैं आपकी शरण आयी हूँ, [ मेरी ] 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये॥ २॥ 

मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यन्त 
अनुग्रह [ करके ] मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसारसे छुड़ानेवाले 
श्रीहरि ( आप ) को नेत्र भरकर देखा। इसी ( आपके दर्शन ) को शंकरजी 
सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभो! मैं बुच्द्की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक 
विनती है। हे नाथ! मैं और कोई वर नहीं माँगती, केवल यही चाहती हूँ 
कि मेरा मनरूपी भौंरा आपके चरणकमलकी रजके प्रेमरूपी रसका सदा 
पान करता रहे॥ ३॥ 

जिन चरणोंसे परमपवित्र देवनदी गड्जी प्रकट हुईं, जिन्हें शिवजीने 
सिरपर धारण किया और जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपालु हरि 
( आप ) ने उन्हींको मेरे सिरपर रखा। इस प्रकार [ स्तुति करती हुई ] बार- 
बार भगवानके चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा, उस वरको 
पाकर गौतमकोी स्त्री अहल्या आनन्दमें भरी हुई पतिलोकको चली गयी ॥ ४॥ 


* बालकाण्ड * १२९ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और बिना ही कारण दया करनेवाले हैं। 
तुलसीदासजी कहते हैं, हे शठ [मन ]! तू कपट-जंजाल छोड़कर 
उन्हींका भजन कर॥ २१५१५॥ 


मासपारायण, सातवाँ विश्राम 


श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले। वे वहाँ गये, जहाँ जगत्‌॒को 
पवित्र करनेवाली गड़ाजी थीं। महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब 
कथा कह सुनायी जिस प्रकार देवनदी गड़ाजी पृथ्वीपर आयी थीं॥ १॥ 

तब प्रभुने ऋषियोंसहित [ गड़ाजीमें ] स्नान किया। ब्राह्मणोंने भाँति- 
भाँतिके दान पाये। फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीखघ्र 
ही जनकपुरके निकट पहुँच गये।॥ २॥ 

श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित 
अत्यन्त हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं, जिनमें 
अमृतके समान जल है और मणियोंकी सीडढ़ियाँ [ बनी हुई ] हैं॥ ३ ॥ 

मकरन्द-रससे मतवाले होकर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। रंग-बिरंगे 
[ बहुत-से ] पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग-रंगके कमल खितले हैं। सदा ( सब 
ऋतुओंमें ) सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन बह रहा है॥ ४॥ 

पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), बाग और वन, जिनमें बहुत-से पश्षियोंका 
निवास है, फूलते, फलते और सुन्दर पत्तोंसे लदे हुए नगरके चारों ओर 
सुशोभित हैं॥ २१२॥ 

नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है; वहीं 
लुभा जाता ( रम जाता ) है। सुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने हुए विचित्र छज्जे 
हैं, मानो ब्रह्माने उन्हें अपने हाथोंसे बनाया है॥ १॥ 

कुबेरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर 
[ दूकानोंमें ] बैठे हैं। सुन्दर चौराहे और सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धसे सिंची 
रहती हैं॥ २॥ 

सबके घर मड्गलमय हैं और उनपर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो 
कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित किया है। नगरके [ सभी ] स्त्री-पुरुष सुन्दर, 
पवित्र, साधु-स्वभाववाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान्‌ हैं॥ ३॥ 

जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासस्थान ( महल ) है, 
वहाँके विलास (९ ऐश्वर्य ) को देखकर देवता भी थकित ( स्तम्भित ) हो जाते 
हैं | मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या! ]। कोट (राजमहलके परकोटे ) को 
देखकर चित्त चकित हो जाता है, [| ऐसा मालूम होता है ] मानो उसने समस्त 
लोकोंकी शोभाको रोक (९ घेर ) रखा है॥ ४॥ 

उज्ज्वल महलोंमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित 


१३० * रामचरितमानस * 


सोनेकी जरीके परदे लगे हैं। सीताजीके रहनेके सुन्दर महलकी शोभाका 
वर्णन किया ही कैसे जा सकता है॥ २१३॥ 

राजमहलके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैं, जिनमें वज्रके ( मजबूत 
अथवा हीरोंके चमकते हुए ) किवाड़ लगे हैं। वहाँ [| मातहत ] राजाओं, नटों, 
मागधों और भाटोंकी भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियोंके लिये बहुत 
बड़ी-बड़ी घुड़शालें और गजशालाएँ ( फीलखाने ) बनी हुई हैं; जो सब 
समय घोड़े, हाथी और रथोंसे भरी रहती हैं।॥ १॥ 

बहुत-से शूरवीर, मन्त्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल- 
सरीखे ही हैं। नगरके बाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से 
राजालोग उतरे हुए ( डेरा डाले हुए ) हैं॥ २॥ 

[ वहीं ] आमोंका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सुभीते 
थे और जो सब तरहसे सुहावना था, विश्वामित्रजीने कहा--हे सुजान 
रघुवीर! सेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय॥ ३॥ 

कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी 'बहुत अच्छा स्वामिन्‌!' कहकर वहीं 
मुनियोंके समूहके साथ ठहर गये। मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार 
पाया कि महामुनि विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४॥ 

तब उन्होंने पवित्र हृदयके ( ईमानदार, स्वामिभक्त ) मन्त्री, बहुत-से योद्द्धा, 
श्रेष्ठ ब्राह्ोण, गुरू (शतानन्दजी ) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोंको 
साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्‍नताके साथ राजा मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीसे 
मिलने चले॥ २१४॥ 

राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियोंके स्वामी 
विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको 
आदरसहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित 
हुए॥ १॥ 

बार-बार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया। उसी 
समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गये थे॥ २॥ 

सुकुमार किशोर अवस्थावाले, श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार 
नेत्रोंकी सुख देनेवाले और सारे विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं। जब 
रघुनाथजी आये तब सभी [ उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर ] उठकर 
खड़े हो गये। विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बैठा लिया॥ ३॥ 

दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रोंमें जल भर आया 
( आनन्द और प्रेमके आँसू उमड़ पड़े ) और शरीर रोमाखज्लित हो उठे। 
रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेह ( जनक ) विशेषरूपसे विदेह 
( देहकी सुध-बुधसे रहित ) हो गये ॥ ४ ॥ 

मनको प्रेममें मगन जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज 


* बालकाण्ड * १३१ 


धारण किया और मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर गद्द ( प्रेमभरी ) गम्भीर 
वाणीसे कहा--- ॥ २१५७५॥ 

हे नाथ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके आभूषण हैं या किसी 
राजवंशके पालक ? अथवा जिसका वेदोंने 'नेति' कहकर गान किया है कहीं 
वह ब्रह्म तो युगलरूप धरकर नहीं आया है ?॥ १॥ 

मेरा मन जो स्वभावसे ही वैराग्यरूप [ बना हुआ ] है, [ इन्हें देखकर ] 
इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर। हे प्रभो! इसलिये मैं 
आपसे सत्य (निएछल ) भावसे पूछता हूँ। हे नाथ! बताइये, छिपाव न 
कीजिये॥ २॥ 

इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती 
ब्रह्मसुखको त्याग दिया है। मुनिने हँसकर कहा--हे राजन! आपने ठीक 
( यथार्थ ही ) कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता॥ ३॥ 

जगतमें जहाँतक (जितने भी ) प्राणी हैं, ये सभीको प्रिय हैं। मुनिकी 
[ रहस्यभरी ] वाणी सुनकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हैं ( हँसकर 
मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिये नहीं )। [ तब मुनिने कहा-- ] 
ये रघुकुलमणि महाराज दशरथके पुत्र हैं। मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे 
साथ भेजा है॥ ४॥ 

ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बलके धाम हैं। सारा 
जगत्‌ [| इस बातका ] साक्षी है कि इन्होंने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी 
रक्षा की है॥२१६॥ 

राजाने कहा--हे मुनि! आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य- 
प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुन्दर श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई 
आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं॥ १॥ 

इनकी आपसकोी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मनको बहुत 
भाती है, पर [ वाणीसे ] कही नहीं जा सकती। विदेह ( जनकजी ) आनन्दित 
होकर कहते हैं--हे नाथ! सुनिये, ब्रह्मा और जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक 
प्रेम है ॥॥ २ ॥ 

राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं (दृष्टि वहाँसे हटना ही नहीं चाहती )। 
[ प्रेमसे | शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयमें बड़ा उत्साह है। | फिर ] 
मुनिकी प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें 
लिवा चले॥ ३॥ 

एक सुन्दर महल जो सब समय (सभी ऋतुओंमें ) सुखदायक था, 
वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा 
करके राजा विदा माँगकर अपने घर गये ॥ ४॥ 

रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और 


१३२ * रामचरितमानस * 


विश्राम करके भाई लक्ष्मणसमेत बैठे। उस समय पहरभर दिन रह गया 
था॥ २१५७॥ 

लक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आबवें। 
परन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर मुनिसे भी सकुचाते हैं। इसलिये 
प्रकटमें कुछ नहीं कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥ १॥ 

[ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्द्रजीनी छोटे भाईके मनकी दशा जान ली, 
[ तब ] उनके हृदयमें भक्तवत्सलता उमड़ आयी। वे गुरुकी आज्ञा पाकर 
बहुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुसकराकर बोले--- ॥ २॥ 

हे नाथ! लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्रभु ( आप ) के डर और 
संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो में इनको 
नगर दिखलाकर तुरंत ही [ वापस ] ले आऊँ॥ ३॥ 

यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे--हे राम! तुम 
नीतिकी रक्षा कैसे न करोगे; हे तात! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले 
और प्रेमके वशीभूत होकर सेवकोंको सुख देनेवाले हो॥ ४॥ 

सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुन्दर मुख 
दिखलाकर सब | नगर-निवासियों ] के नेत्रोंकी सफल करो॥ २१८ ॥ 

सब लोकोके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंकी 
वन्दना करके चले। बालकोंके झुंड इन [ के सौन्दर्य ] की अत्यन्त शोभा 
देखकर साथ लग गये। उनके नेत्र और मन [ इनकी माधुरीपर ] लुभा 
गये।॥ १॥ 

[ दोनों भाइयोंके ] पीले रंगके वस्त्र हैं, कमरके | पीले ] दुपट्टोंमें तरकस 
बॉँधे हैं। हाथोंमें सुन्दर धनुष-बाण सुशोभित हैं। [ श्याम और गौर वर्णके ] 
शरीरोंके अनुकूल ( अर्थात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन अधिक फबे उसपर 
उसी रंगके ) सुन्दर चन्दनकी खौर लगी है। साँवरे और गोरे [ रंग ] की 
मनोहर जोड़ी है॥ २॥ 

सिंहके समान (पुष्ठ ) गर्दन (गलेका पिछला भाग) है; विशाल 
भुजाएँ हैं। [ चौड़ी ] छातीपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है। सुन्दर 
लाल कमलके समान नेत्र हैं। तीनों तापोंसे छुड़ानेवाला चन्द्रमाके समान 
मुख है॥ ३॥ 

कानोंमें सोनेके कर्णफूल [ अत्यन्त ] शोभा दे रहे हैं और देखते ही 
[ देखनेवालेके ] चित्तको मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी 
मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुन्दर हैं।[ माथेपर ] तिलककी रेखाएँ ऐसी 
सुन्दर हैं मानो | मूर्तिमती ] शोभापर मुहर लगा दी गयी है॥ ४॥ 

सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [ दिये ] हैं, काले और घूँघराले बाल 
हैं। दोनों भाई नखसे लेकर शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं और 


* बालकाण्ड * १३३ 


सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिये वैसी ही है॥ २१९॥ 

जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर 
देखनेके लिये आये हैं, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोड़कर 
ऐसे दौड़े मानो दरिद्री [| धनका ] खजाना लूटने दौड़े हों ॥ १॥ 

स्वभावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेत्रोंका फल पाकर 
सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियाँ घरके झरोखोंसे लगी हुई प्रेमसहित 
श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं॥२॥ 

वे आपसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं--हे सखी! इन्होंने करोड़ों 
कामदेवोंकी छबिको जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमें 
ऐसी शोभा तो कहीं सुननेमें भी नहीं आती ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रह्माजीके चार मुख हैं, शिवजीका 
विकट ( भयानक ) वेष है और उनके पाँच मुँह हैं। हे सखी! दूसरा देवता 
भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छबिकी उपमा दी जाय॥ ४॥ 

इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, साँवले और गोरे रंगके 
तथा सुखके धाम हैं। इनके अड्भड-अड्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको 
निछावर कर देना चाहिये॥ २२०॥ 

हे सखी! [| भला ] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको 
देखकर मोहित न हो जाय (९ अर्थात्‌ यह रूप जड़-चेतन सबको मोहित 
करनेवाला है )। [ तब ] कोई दूसरी सखी प्रेमसहित कोमल वाणीसे 
बोली---हे सयानी! मैंने जो सुना है उसे सुनो-- ॥ १॥ 

ये दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं। बाल राजहंसोंका- 
सा सुन्दर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने 
युद्धके मैदानमें राक्षसोंको मारा है॥२॥ 

जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल-जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और 
सुबाहुके मदको चूर करनेवाले और सुखकी खान हैं और जो हाथमें धनुष- 
बाण लिये हुए हैं, वे कौसल्याजीके पुत्र हैं; इनका नाम राम है॥ ३॥ 

जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुन्दर वेष बनाये 
और हाथमें धनुष-बाण लिये श्रीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके 
छोटे भाई हैं; उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी! सुनो, उनकी माता सुमित्रा 
हैं॥ ४॥ 

दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके और रास्तेमें मुनि गौतमकी 
स्त्री अहल्याका उद्धार करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं। यह सुनकर सब 
स्त्रियाँ प्रसन्न हुई ॥ २२१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर कोई एक ( दूसरी सखी ) कहने लगी---यह 
वर जानकीके योग्य है। हे सखी! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा 


१३४ * रामचरितमानस * 


छोड़कर हठपूर्वक इन्हींसे विवाह कर देगा।॥ १५॥ 

किसीने कहा--राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका 
आदरपूर्वक सम्मान किया है। परन्तु हे सखी! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। 
वह होनहारके वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेकका ही आश्रय लिये हुए 
है ( प्रणपर अड़े रहनेकी मूर्खता नहीं छोड़ता )॥ २॥ 

कोई कहती है--यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको 
उचित फल देते हैं, तो जानकीजीको यही वर मिलेगा। हे सखी! इसमें सनन्‍्देह 
नहीं है॥ ३॥ 

जो देवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय, तो हम सब लोग कूृतार्थ हो जायूँ। 
हे सखी! मेरे तो इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी 
ये यहाँ आवेंगे॥ ४॥ 

नहीं तो (विवाह न हुआ तो) हे सखी! सुनो, हमको इनके दर्शन 
दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य 
हों॥ २२२॥ 

दूसरीने कहा--हे सखी! तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाहसे सभीका 
परम हित है। किसीने कहा--शड्जूरजीका धनुष कठोर है और ये साँवले 
राजकुमार कोमल शरीरके बालक हैं॥ १॥ 

हे सयानी! सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे 
कहने लगी--हे सखी! इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये 
देखनेमें तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है॥ २॥ 

जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने 
बड़ा भारी पाप किया था, वे क्‍या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस 
विश्वासको भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये।॥ ३ ॥ 

जिस ब्रह्मेमे सीताको सँवारकर (बड़ी चतुराईसे ) रचा है, उसीने 
विचारकर साँवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित 
हुईं और कोमल वाणीसे कहने लगीं---.ऐसा ही हो ॥ ४॥ 

सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्रियाँ समूह-की-समूह हृदयमें हर्षित 
होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम 
आनन्द छा जाता है॥ २२३॥ 

दोनों भाई नगरके पूरब ओर गये; जहाँ धनुषयज्ञके लिये [ रंग ] भूमि 
बनायी गयी थी। बहुत लंबा-चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था, जिसपर 
सुन्दर और निर्मल वेदी सजायी गयी थी॥ १॥ 

चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे, जिनपर राजा लोग बेठेंगे। 
उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा 
सुशोभित था॥ २॥ 


* बालकाण्ड * १३५ 


वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था, जहाँ जाकर नगरके 
लोग बेैठेंगे। उनन्‍्हींके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके 
बनाये गये हैं, ॥ ३ ॥ 

जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग्य ( जिसको 
जहाँ बैठना उचित है ) बैठकर देखेंगी। नगरके बालक कोमल वचन कह- 
कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको [ यज्ञशालाकी ] रचना दिखला 
रहे हैं॥ ४॥ 

सब बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अड्भोंको 
छूकर शरीरसे पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयोंको देख-देखकर उनके 
हृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है॥ २२४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनेी सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर | यज्ञभूमिके ] 
स्थानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की। [ इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द और 
प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे ] वे सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
उन्हें बुला लेते हैं और | प्रत्येकके बुलानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके 
पास चले जाते हैं॥ १॥ 

कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई 
लक्ष्मणको | यज्ञभूमिकी ] रचना दिखलाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर माया 
लव निमेष ( पलक गिरनेके चौथाई समय ) में त्रह्माण्डोंके समूह रच डालती 
है, ॥ २॥ 

वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयज्ञशालाको 
चकित होकर (९ आश्चर्यके साथ ) देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक 
( विचित्र रचना ) देखकर वे गुरुके पास चले। देर हुई जानकर उनके मनमें 
डर है॥ ३॥ 

जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव 
[ जिसके कारण ऐसे महान्‌ प्रभु भी भयका नाट्य करते हैं ] दिखला रहे हैं। 
उन्होंने कोमल, मधुर और सुन्दर बातें कहकर बालकोंको जबर्दस्ती विदा 
किया।॥ ४ ॥ 

फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके 
चअरणकमलोंमें सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे ॥ २२५॥ 

रात्रिका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) मुनिने आज्ञा दी, तब सबने 
सन्ध्यावन्दन किया। फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर 
रात्रि दो पहर बीत गयी॥ १॥ 

तब श्रेष्ठ मुनिनि जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने 
लगे जिनके चरणकमलोंके [ दर्शन एवं स्पर्शके ] लिये वैराग्यवान्‌ 
पुरुष भी भाँति-भाँतिके जप और योग करते हैं,॥२॥ 


१३६ * रामचरितमानस * 


वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोंको 
दबा रहे हैं। मुनिने बार-बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन 
किया॥ ३॥ 

श्रीरामजीके चरणोंको हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम 
सुखका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
बार-बार कहा--हे तात! [ अब ] सो जाओ। तब वे उन चरणकमलोंको 
हृदयमें धरकर लेट रहे ॥ ४॥ 

रात बीतनेपर, मुर्गेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे। जगत्‌के 
स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुरुसे पहले ही जाग गये॥ २२६॥ 

सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये। फिर [ सन्ध्या-अग्रनिहोत्रादि ] 
नित्यकर्म समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया। [ पूजाका ] समय 
जानकर, गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले॥ १॥ 

उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसन्‍्त-ऋतु लुभाकर 
रह गयी है। मनको लुभानेवाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग-बिरंगी उत्तम 
लताओंके मण्डप छाये हुए हैं। २॥ 

नये पत्तों, फलों और फूलोंसे युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिसे 
कल्पवृक्षको भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पश्ली मीठी 
बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं।॥ ३॥ 

बागके बीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोंकी 
सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके 
कमल खिले हुए हैं, जलके पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार 
कर रहे हैं॥ ४॥ 

बाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित 
हर्षित हुए। यह बाग | वास्तवमें ] परम रमणीय है, जो [ जगत्‌को सुख 
देनेवाले ] श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है॥ २२७॥ 

चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र- 
पुष्प लेने लगे। उसी समय सीताजी वहाँ आयीं। माताने उन्हें गिरिजा 
( पार्वती ) जीकी पूजा करनेके लिये भेजा था॥ १॥ 

साथमें सब सुन्दरी और सयानी सरित्रयाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा 
रही हैं। सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है।॥। २ ॥ 

सरिवयोंसहित सरोवरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके 
मन्दिरमें गयीं। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर 
माँगा॥ ३॥ 

एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गयी थी। 


* बालकाण्ड * १३७ 


उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा और प्रेममें विह्लल होकर वह सीताजीके 
पास आयी॥ ४॥ 

सरिबयोंने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें 
जल भरा है। सब कोमल वाणीसे पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नताका कारण 
बता॥ २२८ ॥ 

[ उसने कहा--- ] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं। किशोर अवस्थाके 
हैं और सब प्रकारसे सुन्दर हैं। वे साँवले और गोरे [ रंगके ] हैं; उनके 
सौन्दर्यको मैं कैसे बखानकर कहूँ। वाणी बिना नेत्रकी है और नेत्रोंके वाणी 
नहीं है॥ १॥ 

यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी 
सरिव्याँ प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी--हे सखी! ये वही राजकुमार 
हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं।॥ २॥ 

और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्त्री-पुरुषोंको 
अपने वशमें कर लिया है। जहाँ-तहाँ सब लोग उनन्‍्हींकी छबिका वर्णन कर 
रहे हैं। अवश्य [ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य हैं।॥। ३ ॥ 

उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लगे और दर्शनके लिये उनके 
नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चलीं। पुरानी 
प्रीतिको कोई लख नहीं पाता ॥ ४॥। 

नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्पन्न 
हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी 
इधर-उधर देख रही हो॥ २२९॥ 

कंकण (हाथोंके कड़े ), करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें विच्ारकर लक्ष्मणसे कहते हैं--]] यह ध्वनि ऐसी आ 
रही है] मानो कामदेवने विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर चोट 
सारी है॥ १॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा। श्रीसीताजीके मुखरूपी 
अन्द्रमा | को निहारने ] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो 
गये (टकटकी लग गयी )। मानो निमि ( जनकजीके पूर्वज ) ने [ जिनका 
सबकी पलकोंमें निवास माना गया है, लड़कौ-दामादके मिलन-प्रसड्रको 
देखना उच्चित नहीं, इस भावसे ] सकुचाकर पलकें छोड़ दीं, ( पलकोंमें रहना 
छोड़ दिया, जिससे पलकोंका गिरना रुक गया )॥ २॥ 

सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया। हृदयमें वे 
उसकी सराहना करते हैं, किन्तु मुखसे वचन नहीं निकलते। [ वह शोभा 
ऐसी अनुपम है] मानो ब्रह्मामे अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ू कर 
संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो॥ ३॥ 


१३८ * रामचरितमानस * 


वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है [| वह 
ऐसी मालूम होती है ] मानो सुन्दरतारूपी घरमें दीपककी लौ जल रही 
हो। ( अबतक सुन्दरतारूपी भवनमें अँधेरा था, वह भवन मानो सीताजीकी 
सुन्दरतारूपी दीपशिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक 
सुन्दर हो गया है )। सारी उपमाओंको तो कवियोने जूँठा कर रखा है। 
मैं जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ॥ ४ ॥ 

[ इस प्रकार ] हदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी 
दशाको विचारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई 
लक्ष्मणसे समयानुकूल वचन बोले--- ॥ २३०॥ 

हे तात! यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो रहा 
है। सरिबयाँ इसे गौरीपूजनके लिये ले आयी हैं। यह फुलवाड़ीमें प्रकाश 
करती हुई फिर रही है॥ १॥ 

जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन शक्षुब्ध 
हो गया है। वह सब कारण ( अथवा उसका सब कारण ) तो विधाता जानें। 
किन्तु हे भाई! सुनो, मेरे मड्गलदायक (९ दाहिने ) अंग फड़क रहे हैं॥ २॥ 

रघुवंशियोंका यह सहज ( जन्मगत ) स्वभाव है कि उनका मन कभी 
कुमार्गपर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि 
जिसने [ जाग्रतकी कौन कहे ] स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली 
है॥ ३॥ 

रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मैदानसे 
भागते नहीं ), परायी स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पातीं और 
भिखारी जिनके यहाँसे 'नाहीं' नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं लौटते ), ऐसे 
श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हैं॥ ४॥ 

यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें 
लुभाया हुआ उनके मुखरूपी कमलके छबिसरूप मकरन्द-रसको भौरेकी 
तरह पी रहा है॥ २३१॥ 

सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बातकी चिन्ता 
कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गये। बालमृग-नयनी ( मृगके छौनेकी- 
सी आँखवाली ) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलोंकी 
कतार बरस जाती है॥ १॥ 

तब सरखियोंने लताकी ओटमें सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको 
दिखलाया। उनके रूपको देखकर नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो 
उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया॥ २॥ 

श्रीरघधुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र थकित ( निश्चल ) हो गये। पलकोंने 
भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेहके कारण शरीर विह्नल ( बेकाबू ) हो 


* बालकाण्ड * १३९ 


गया। मानो शरद-ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुध हुई ] देख रही 
हो॥ ३॥ 

नेत्रोंके रास्ते श्रीरीामजीको हृदयमें लाकर चतुरशिरोमणि जानकीजीने 
पलकोंके किवाड़ लगा दिये ( अर्थात्‌ नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगीं )। 
जब सरिवयोंने सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब वे मनमें सकुचा गयीं; 
कुछ कह नहीं सकती थीं॥ ४॥ 

उसी समय दोनों भाई लतामण्डप ( कुझ्ज ) मेंसे प्रकट हुए। मानो दो 
निर्मल चन्द्रमा बादलोंके पर्देोको हटाकर निकले हों॥ २३२॥ 

दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके शरीरकी आभा नीले और 
पीले कमलकी-सी है। सिरपर सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच- 
बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं। १॥ 

माथेपर तिलक और पसीनेकी बाँदें शोभायमान हैं। कानोंमें सुन्दर 
भूषणोंकी छबि छायी है। टेढ़ी भौंहें और घुँघराले बाल हैं। नये लाल 
कमलके समान रतनारे ( लाल ) नेत्र हैं॥ २॥ 

ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुन्दर हैं, और हँसीकी शोभा मनको मोल 
लिये लेती है। मुखकी छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर 
बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं॥ ३ ॥ 

वक्षःस्थलपर मणियोंकी माला है। शट्भडके सदृश सुन्दर गला है। 
कामदेवके हाथीके बच्चेकी सूँड़के समान ( उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल ) 
भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं। जिसके बायें हाथमें फूलोंसहित दोना है, 
हे सरिब्र! वह साँवला कुँअर तो बहुत ही सलोना है॥ ४॥ 

सिंहकी-सी ( पतली, लचीली ) कमरवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, 
शोभा और शीलके भण्डार, सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
सरिब्रयाँ अपने-आपको भूल गयीं॥ २३३॥ 

एक चतुर सखी धीरज धरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली-- 
गिरिजाजीका ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारको क्‍यों नहीं 
देख लेतीं ॥ १॥ 

तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुलके दोनों सिंहोंको अपने 
सामने [ खड़े ] देखा। नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर और 
फिर पिताका प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया॥ २॥ 

जब सरिव्रयोंने सीताजीको परवश (९ प्रेमके वश ) देखा, तब सब 
भयभीत होकर कहने लगीं--बड़ी देर हो गयी [ अब चलना चाहिये ]। 
कल इसी समय फिर आयेंगी, ऐसा कहकर एक सखखी मनमें हँसी ॥ ३ ॥ 

सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं। देर हो गयी 
जान उन्हें माताका भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें 


१४० * रामचरितमानस * 


ले आयीं, और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताके अधीन जानकर 
लौट चलीं॥ ४ ॥ 

मृग, पक्षी और वृक्षोंको देखनेके बहाने सीताजी बार-बार घूम जाती 
हैं और श्रीरामजीकी छबि देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है 
( अर्थात्‌ बहुत ही बढ़ता जाता है )॥ २३४॥ 

शिवजीके धनुषको कठोर जानकर वे विसूरती (मनमें विलाप 
करती ) हुई हृदयमें श्रीरामजीकी साँवली मूर्तिको रखकर चलीं। ( शिवजीके 
धनुषकी कठोरताका स्मरण आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार 
रघुनाथजी उसे कैसे तोड़ेंगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोभ 
था ही, इसलिये मनमें विलाप करने लगीं। प्रेमवश ऐश्वर्यकी विस्मृति 
हो जानेसे ही ऐसा हुआ; फिर भगवानके बलका स्मरण आते ही वे 
हर्षित हो गयीं और साँवली छबिको हृदयमें धारण करके चलीं।) प्रभु 
श्रीरामजीने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको 
जाती हुई जाना, ॥ १॥ 

तब परमप्रेमकी कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर 
चित्तरूपी भित्तिपर चित्रित कर लिया। सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें 
गयीं और उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोलीं--- ॥ २॥ 

हे श्रेष्ठ पर्वतोंके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती! आपकी जय हो, जय 
हो; हे महादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी | ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली ] 
चकोरी! आपकी जय हो; हे हाथीके मुखवाले गणेशजी और छ: मुखवाले 
स्वामिकार्तिकजीकी माता! हे जगज्जननी! हे बिजलीकी-सी कान्तियुक्त 
शरीरवाली! आपकी जय हो!॥ ३॥ 

आपका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है। आपके असीम प्रभावको 
वेद भी नहीं जानते। आप संसारको उत्पन्न, पालन और नाश करनेवाली 
हैं। विश्वको मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली हैं।॥ ४॥ 

'पतिको इशष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें हे माता! आपकी प्रथम गणना 
है। आपकी अपार महिमाको हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह 
सकते॥ २३५॥ 

हे [ भक्तोंको मुँहमाँगा ] वर देनेवाली! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय 
पत्नी! आपकी सेवा करनेसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवि! 
आपके चरणकमलोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी 
हो जाते हैं॥ १॥ 

मेरे मनोरथको आप भलीभाँति जानती हैं; क्योंकि आप सदा सबके 
हृदयरूपी नगरीमें निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। 
ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये॥ २॥ 


* बालकाण्ड * १४१ 


गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमें हो गयीं। उन ( के गले ) 
की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसकरायी। सीताजीने आदरपूर्वक उस 
प्रसाद ( माला ) को सिरपर धारण किया। गौरीजीका हृदय हर्षसे भर गया 
और वे बोलीं--- ॥ ३॥ 

हे सीता! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी। 
नारदजीका वचन सदा पवित्र ( संशय, भ्रम आदि दोषोंसे रहित ) और सत्य 
है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा॥ ४॥ 

जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभावसे ही सुन्दर साँवला 
वर ( श्रीरामचन्द्रजी >) तुमको मिलेगा। वह दयाका खजाना और सुजान 
( सर्वज्ञ ) है, तुम्हारे शील और स्नेहको जानता है। इस प्रकार श्रीगौरीजीका 
आशीर्वाद सुनकर जानकीजीसमेत सब सखियाँ हृदयमें हर्षित हुई। 
तुलसीदासजी कहते हैं--भवानीजीको बार-बार पूजकर सीताजी प्रसन्न 
मनसे राजमहलको लौट चलीं। 

गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह 
कहा नहीं जा सकता। सुन्दर मड्भलोंके मूल उनके बायें अंग फड़कने 
लगे॥ २३६॥ 

हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके 
पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया। क्योंकि 
उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है॥ १॥ 

फूल पाकर मुनिने पूजा की। फिर दोनों भाइयोंको आशीर्वाद दिया 
कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए॥ २॥ 

श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राच्चीन कथाएँ कहने 
लगे। [ इतनेमें ] दिन बीत गया और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या 
करने चले ॥ ३॥ 

[ उधर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
सीताके मुखके समान देखकर सुख पाया। फिर मनमें विचार किया कि 
यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है॥ ४॥ 

खारे समुद्रमें तो इसका जन्म, फिर | उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] 
विष इसका भाई; दिनमें यह मलिन ( शोभाहीन, निस्तेज ) रहता है, और 
कलड्ढली ( काले दागसे युक्त ) है। बेचारा गरीब चन्द्रमा सीताजीके मुखकी 
बराबरी कैसे पा सकता है ?7॥ २३७॥ 

फिर यह घटता-बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियोंको दुःख देनेवाला है; 
राहु अपनी सन्धिमें पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवेको [| चकवीके 
वियोगका ] शोक देनेवाला और कमलका वैरी ( उसे मुरझा देनेवाला ) है। 
हे चन्द्रमा! तुझमें बहुत-से अवगुण हैं [| जो सीताजीमें नहीं हैं ]॥ १॥ 


१४२ * रामचरितमानस * 


अतः जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करनेका 
दोष लगेगा। इस प्रकार चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुखकी छबिका वर्णन 
करके, बड़ी रात हो गयी जान वे गुरुजीके पास चले ॥ २॥ 

मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम 
किया; रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने 
लगे--- ॥ ३॥ 

हे तात! देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला 
अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित 
करनेवाली कोमल वाणी बोले--- ॥ ४॥ 

अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश 
फीका पड़ गया, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो 
गये हैं॥ २३८ ॥ 

सब राजारूपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे धनुषरूपी 
महान्‌ अन्धकारको हटा नहीं सकते। रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल, 
चकदवे, भौरे और नाना प्रकारके पक्षी हर्षित हो रहे हैं॥ १॥ 

वैसे ही हे प्रभो! आपके सब भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे। सूर्य उदय 
हुआ, बिना ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारे छिप गये, संसारमें तेजका 
प्रकाश हो गया।॥ २॥ 

हे रघुनाथजी! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रभु ( आप ) 
का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घाटित 
करने ( खोलकर दिखाने ) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह पद्धति प्रकट 
हुई है॥ ३॥ 

भाईके वच्चन सुनकर प्रभु मुसकराये। फिर स्वभावसे ही पवित्र 
श्रीरामजीने शौचसे निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके वे 
गुरुजीके पास आये। आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोमें सिर 
नवाया॥ ४॥ 

तब जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र 
मुनिके पास भेजा। उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी। विश्वामित्रजीने 
हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुलाया॥ ५॥ 

शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरूजीके पास जा 
बैठे । तब मुनिने कहा--हे तात! चलो, जनकजीने बुला भेजा है॥ २३९॥ 


मासपारायण, आठवाँ विश्राम 
नवाह्लपारायण, दूसरा विश्राम 
चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते 


* बालकाण्ड * १४३ 


हैं। लक्ष्मणजीने कहा--हे नाथ! जिसपर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाईका 
पात्र होगा ( धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा )॥ १॥ 

इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभीने सुख मानकर 
आशीर्वाद दिया। फिर मुनियोंके समूहसहित कृपालु श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञशाला 
देखने चले ॥ २॥ 

दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने 
पायी, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम-काजको 
भुलाकर चल दिये॥ ३॥ 

जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र 
सेवकोंको बुलवा लिया और कहा---तुमलोग तुरंत सब लोगोंके पास जाओ 
और सब किसीको यथायोग्य आसन दो॥ ४॥ 

उन सेवकोंने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और 
लघु (सभी श्रेणीके ) स्त्री-पुरुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर 
बैठाया॥ २४०॥ 

उसी समय राजकुमार ( राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये। [ वे ऐसे सुन्दर 
हैं |] मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके शरीरोंपर छा रही हो। सुन्दर साँवला 
और गोरा उनका शरीर है। वे गुणोंके समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं॥ १॥ 

वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणोंके बीच 
दो पूर्ण चन्द्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी 
ही देखी ॥ २॥ 

महान्‌ रणधीर ( राजालोग ) श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं, 
मानो स्वयं वीर-रस शरीर धारण किये हुए हो। कुटिल राजा प्रभुको देखकर 
डर गये, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो॥३॥ 

छलसे जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेषमें [ बैठे ] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष 
कालके समान देखा। नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप 
और नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा॥ ४॥ 

स्त्रियाँ हृदयमें हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही 
हैं। मानो श्रृंगार-रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा 
हो॥ २४१॥ 

विद्वानोंको प्रभु विराटरूपमें दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुँह, 
हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनकजीके सजातीय ( कुट॒म्बी ) प्रभुको 
किस तरह (९ कैसे प्रिय रूपमें ) देख रहे हैं, जैसे सगे सजन ( सम्बन्धी ) 
प्रिय लगते हैं॥ १ ॥ 

जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं, उनकी 
प्रीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और 


१४४ * रामचरितमानस * 


स्वतःप्रकाश परम तत्त्वके रूपमें दीखे।॥ २॥ 

हरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको सब सुखोंके देनेवाले इष्टदेवके समान देखा। 
सीताजी जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो 
कहनेमें ही नहीं आता॥ ३ ॥ 

उस (स्नेह और सुख ) का वे हृदयमें अनुभव कर रही हैं, पर वे भी 
उसे कह नहीं सकतीं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। 
इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश अ्रीरामचन्द्रजीको 
वैसा ही देखा।॥ ४॥ 

सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंको चुरानेवाले 
कोसलाधीशके कुमार राजसमाजमें [ इस प्रकार ] सुशोभित हो रहे हैं ॥ २४२॥ 

दोनों मूर्तियाँ स्वभावसे ही (बिना किसी बनाव-श्रृंगारके ) मनको 
हरनेवाली हैं। करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ है। 
उनके सुन्दर मुख शरद्‌ | पूर्णिमा ] के चन्द्रमाकी भी निन्‍दा करनेवाले 
( उसे नीचा दिखानेवाले ) हैं और कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही 
भाते हैं ॥ १॥ 

सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको 
हरनेवाली है। वह हृदयको बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। सुन्दर गाल हैं, कानोंमें चञ्लल ( झूमते हुए ) कुण्डल हैं। 
ठोड़ी और अधर ( ओठ ) सुन्दर हैं, कोमल वाणी है॥ २॥ 

हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है। भौहें टेढ़ी और 
नासिका मनोहर है। [ ऊँचे ] चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हैं ( दीमिमान्‌ 
हो रहे हैं )। [ काले घुँघराले ] बालोंको देखकर भौरोंकी पंक्तियाँ भी लजा 
जाती हैं॥ ३॥ 

पीली चौकोनी टोपियाँ सिरोंपर सुशोभित हैं, जिनके बीच-बीचर्में 
फूलोंकी कलियाँ बनायी (९ काढ़ी ) हुई हैं। शट्डुके समान सुन्दर ( गोल) 
गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ हैं, जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरताकी सीमा 
[ को बता रही ] हैं॥ ४॥ 

हृदयोंपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कण्ठे और तुलसीकी मालाएँ सुशोभित 
हैं। उनके कंधे बैलोंके कंधेकी तरह [ ऊँचे तथा पुष्ट ] हैं, ऐंड़ ( खड़े होनेकी 
शान ) सिंहकी-सी है और भुजाएँ विशाल एवं बलकी भण्डार हैं॥ २४३॥ 

कमरमें तरकस और पीताम्बर बाँधे हैं। [ दाहिने ] हाथोंमें बाण और 
बायें सुन्दर कंधोंपर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) सुशोभित हैं। 
नखसे लेकर शिखातक सब अंग सुन्दर हैं, उनपर महान्‌ शोभा छायी 
हुई है ॥ १॥ 

उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक (९ निमेषशून्य ) हैं और 


* बालकाण्ड * १४५ 


तारे ( पुतलियाँ ) भी नहीं चलते। जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित 
हुए। तब उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल पकड़ लिये॥ २॥ 

विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि 
( यज्ञशाला ) दिखलायी। [ मुनिके साथ ] दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ 
जाते हैं, वहाँ-वहाँ सब कोई आश्चर्यच्कित हो देखने लगते हैं ॥ ३ ॥ 

सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा; परन्तु 
इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनिने राजासे 
कहा--रंगभूमिकी रचना बड़ी सुन्दर है। [ विश्वामित्र-जैसे निःस्पृह, विरक्त 
और ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा 
सुख मिला॥ ४॥ 

सब मजख़ोंसे एक मगझ्न अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था। [ स्वयं ] 
राजाने मुनिसहित दोनों भाइयोंको उसपर बैठाया॥ २४४॥ 

प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये ( निराश एवं उत्साहहीन हो 
गये ) जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं।[ उनके 
तेजको देखकर ] सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही 
धनुषको तोड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं॥ १॥ 

[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि] 
शिवजीके विशाल धनुषको [ जो सम्भव है न टूट सके ] बिना तोड़े भी 
सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गलेमें जयमाल डालेंगी ( अर्थात्‌ दोनों तरहसे 
ही हमारी हार होगी और विजय अश्रीरामचन्द्रजीके हाथ रहेगी )। [यों 
सोचकर वे कहने लगे--- ] हे भाई! ऐसा विचारकर यश, प्रताप, बल 
और त्तेज गँवाकर अपने-अपने घर चलो॥ २॥ 

दूसरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात 
सुनकर बहुत हँसे। [ उन्होंने कहा--- ] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन 
है ( अर्थात्‌ सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे), फिर बिना 
तोड़े तो राजकुमारीको ब्याह ही कौन सकता है॥ ३॥ 

काल ही क्‍यों न हो, एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें 
जीत लेंगे। यह घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और 
सयाने थे, मुसकराये।॥ ४॥ 

[ उन्होंने कहा--- ] राजाओंके गर्व दूर करके ( जो धनुष किसीसे नहीं 
टूट सकेगा उसे तोड़कर ) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको ब्याहेंगे। [ रही युद्धकी 
बात, सो ] महाराज दशरथके रणमें बाँके पुत्रोंको युद्धमें तो जीत ही कौन 
सकता है॥ २४५॥ 

गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मनके लड्डुओंसे भी कहीं भूख बुझती 
है ? हमारी परम पवित्र ( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें 


१४६ * रामचरितमानस * 


साक्षात्‌ जगज्जननी समझो (८ उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं लालसा छोड़ 
दो ), ॥ १॥ 

और श्रीरघुनाथजीको जगत्‌का पिता ( परमेश्वर ) विचारकर, नेत्र भरकर 
उनकी छवि देख लो [ ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा ]। सुन्दर, सुख 
देनेवाले और समस्त गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शिवजीके हृदयमें बसनेवाले 
हैं ( स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदयमें छिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके 
सामने आ गये हैं )॥ २॥ 

समीप आये हुए ( भगवहर्शनरूप ) अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम 
[ जगज्जननी जानकीको पत्लीरूपमें पानेकी दुराशारूप मिथ्या ] मृगजलको 
देखकर दौड़कर क्‍यों मरते हो ? फिर [ भाई! ] जिसको जो अच्छा लगे वही 
जाकर करो। हमने तो [ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके ] आज जन्म लेनेका 
फल पा लिया ( जीवन और जन्मको सफल कर लिया )॥ ३॥ 

ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्र होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप 
देखने लगे। [ मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या ] देवता लोग भी आकाशसे 
विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा 
रहे हैं॥ ४॥ 

तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा। सब चतुर 
और सुन्दर सरिब्याँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चलीं॥ २४६॥ 

रूप और गुणोंकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं 
हो सकता। उनके लिये मुझे [ काव्यकी ] सब उपमाएँ तुच्छ लगती हैं; 
क्योंकि वे लौकिक स्त्रियोंके अंगोंसे अनुराग रखनेवाली हैं ( अर्थात्‌ वे 
जगत्‌की स्त्रियोंके अंगोंको दी जाती हैं )। [ काव्यकी उपमाएँ सब 
त्रिगुणात्मक, मायिक जगत्से ली गयी हैं, उन्हें भगवान्‌की स्वरूपाशक्ति 
श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोंके लिये प्रयुक्त करना उनका 
अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है ]॥ १॥ 

सीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये 
और अपयशका भागी बने ( अर्थात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग 
करना सुकविके पदसे च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है, कोई भी 
सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा।) यदि किसी 
स्त्रीके साथ सीताजीकी तुलना की जाय तो जगतूमें ऐसी सुन्दर युवती 
है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ]॥२॥ 

[ पृथ्वीकी स्त्रियोंकी तो बात ही क्‍या, देवताओंकी स्त्रियोंको भी यदि 
देखा जाय तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं, तो उनमें ] 
सरस्वती तो बहुत बोलनेवाली हैं; पार्वती अच्द्वैगिनी हैं ( अर्थात्‌ अर्द्दध- 
नारीनटेश्वरके रूपमें उनका आधा ही अंग स्त्रीका है, शेष आधा अंग 


* बालकाण्ड * १४७ 


पुरुष---शिवजीका है ), कामदेवकी स्त्री रति पतिको बिना शरीरका 
( अनंग ) जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य-जैसे 
[ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मीके समान तो 
जानकीजीको कहा ही कैसे जाय॥ ३॥ 

[ जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे समुद्रसे, 
जिसको मथनेके लिये भगवानने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण 
किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी, मथानीका कार्य 
किया अतिशय कठोर मन्दराचल पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और 
दैत्योंने मिलकर। जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी 
कहते हैं, उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असुन्दर एवं स्वाभाविक ही 
कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको 
कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत ] यदि छबिरूपी अमृतका समुद्र हो, 
परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हो, श्रृंगार [ रस ] पर्वत हो और 
[ उस छबिके समुद्रको ] स्वयं कामदेव अपने ही करकमलसे मथे, ॥ ४॥ 

इस प्रकार ( का संयोग होनेसे ) जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी 
उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे ( बहुत ) संकोचके साथ सीताजीके समान 
कहेंगे।। २४७॥ 

[ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, 
लौकिक सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी 
प्रकृतिका ही विकार है। अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की हुई 
लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर 
भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना 
कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी। जिस सुन्दरतासे जानकीजीका 
दिव्यातिदिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे 
भिन्न अप्राकृत है--वस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है। वह 
कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती और वह जानकीजीका स्वरूप ही है, 
अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके 
अतिरिक्त जानकीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट 
करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात्‌ शक्ति 
शक्तिमान्से अभिन्न, अद्वैत-तत्त्व है, अतएवं अनुपमेय है, यही गूढ़ 
दार्शनिक तत्त्व भक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमालड्ड्शरके द्वारा बड़ी 
सुन्दरतासे व्यक्त किया है।] 

सयानी सरखियाँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई 
चलीं। सीताजीके नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी सुशोभित है। जगज्जननीकी 
महान्‌ छबि अतुलनीय है॥ १॥ 


१४८ * रामचरितमानस * 


सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित हैं, जिन्हें सरिब्रयोंने अंग- 
अंगमें भलीभाँति सजाकर पहनाया है। जब सीताजीने रंगभूमिमें पैर रखा, 
तब उनका [ दिव्य ] रूप देखकर स्त्री-पुरुष---सभी मोहित हो गये।॥ २॥ 

देवताओंने हर्षित होकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने 
लगीं। सीताजीके करकमलोंमें जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित 
होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे॥ ३॥ 

सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगीं, तब सब राजालोग 
मोहके वश हो गये। सीताजीने मुनिके पास [ बैठे हुए ] दोनों भाइयोंको देखा 
तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं ( श्रीरामजीमें ) जा लगे 
( स्थिर हो गये )॥ ४॥ 

परन्तु गुरुजनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी 
सकुचा गयीं। वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें लाकर सरिवयोंकी ओर देखने 
लगीं॥ २४८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर सस्‍स्त्री-पुरुषोंने 
पलक मारना छोड़ दिया ( सब एकटक उनन्‍्हींको देखने लगे )। सभी अपने 
मनमें सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं। मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते 
हैं--॥ १॥ 

हे विधाता! जनककी मूढ़ताको शीघ्र हर लीजिये और हमारी ही 
ऐसी सुन्दर बुद्द्धि उन्हें दीजिये कि जिससे बिना ही विचार किये राजा 
अपना प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दें॥ २॥ 

संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसीको अच्छी लगती 
है। हठ करनेसे अन्तमें भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसामें मग्न हो 
रहे हैं कि जानकीजीके योग्य वर तो यह साँवला ही है॥ ३॥ 

तब राजा जनकने बंदीजनों ( भाटों ) को बुलाया। वे विरुदावली 
( वंशकी कीर्ति ) गाते हुए चले आये। राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे 
कहो । भाट चले, उनके हृदयमें कम आनन्द न था॥ ४॥ 

भाटोंने श्रेष्ठ वचन कहा-- हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण! 
सुनिये। हम अपनी भुजा उठाकर जनकजीका विशाल प्रण कहते हैं॥ २४९॥ 

राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है, शिवजीका धनुष राहु है, वह 
भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और 
बाणासुर भी इस धनुषको देखकर गौंसे ( चुपके-से >) चलते बने ( उसे 
उठाना तो दूर रहा, छूनेतककी हिम्मत न हुई )॥ १॥ 

उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा, तीनों 
लोकोंकी विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके 
हठपूर्वक वरण करेंगी॥ २॥ 


* बालकाण्ड * १४९ 


प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरताके अभिमानी थे, वे मनमें 
बहुत ही तमतमाये। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवोंको 
सिर नवाकर चले॥ ३॥ 

वे तमककर ( बड़े तावसे ) शिवजीके धनुषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह 
जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भाँतिसे जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। 
जिन राजाओंके मनमें कुछ विवेक है, वे धनुषके पास ही नहीं जाते॥ ४॥ 

वे मूर्ख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) धनुषको पकड़ते हैं, परन्तु 
जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरोंकी भुजाओंका बल 
पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है॥ २००॥ 

तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले 
नहीं टलता। शिवजीका वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषके 
वचनोंसे सतीका मन ( कभी ) चलायमान नहीं होता॥ १॥ 

सब राजा उपहासके योग्य हो गये। जैसे वैराग्यके बिना संनन्‍्यासी 
उपहासके योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता--इन सबको वे 
धनुषके हाथों बरबस हारकर चले गये॥ २॥ 

राजालोग हृदयसे हारकर श्रीहीन (हतप्रभ ) हो गये और अपने-अपने 
समाजमें जा बैठे। राजाओंको ( असफल ) देखकर जनक अकुला उठे और 
ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोधमें सने हुए थे॥ ३॥ 

मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये। 
देवता और देत्य भी मनुष्यका शरीर धारण करके आये तथा और भी बहुत- 
से रणधीर वीर आये॥ ४॥ 

परन्तु धनुषको तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त सुन्दर 
कीर्तिको पानेवाला मानो ब्रह्मामे किसीको रचा ही नहीं॥ २०१॥ 

कहिये, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। परन्तु किसीने भी 
शड्डूरजीका धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, 
कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका॥ १॥ 

अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी 
वीरोंसे खाली हो गयी। अब आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ; ब्रह्माने 
सीताका विवाह लिखा ही नहीं ॥ २॥ 

यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्‍या करूँ, कन्या कुँआरी 
ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शून्य है, तो प्रण करके उपहासका 
पात्र न बनता॥ ३॥ 

जनकके वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर 
दुःखी हुए, परन्तु लक्ष्मणजी तमतमा उठे, उनकी भोौहें टेढ़ी हो गयीं, 
ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोधसे लाल हो गये॥ ४॥ 


१७५० * रामचरितमानस * 


श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके वचन उन्हें 
बाण-से लगे। [ जब न रह सके तब ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर 
नवाकर वे यथार्थ वचन बोले--- ॥ २०२॥ 

रघुवंशियोंमें कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं 
कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित जानते 
हुए भी जनकजीने कहे हैं॥ १॥ 

हे सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य! सुनिये, मैं स्वभावहीसे कहता हूँ, कुछ 
अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो मैं ब्रह्माण्डको गेंदकी 
तरह उठा लूँ॥२॥ 

और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वतको मूलीकी 
तरह तोड़ सकता हूँ, हे भगवन्‌)! आपके प्रतापकी महिमासे यह बेचारा 
पुराना धनुष तो कौन चीज हेै॥३॥ 

ऐसा जानकर हे नाथ! आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये। 
धनुषको कमलकी डंडीकी तरह चढ़ाकर उसे सौ योजनतक दौड़ा लिये 
चला जाऊँ।॥ ४॥ 

हे नाथ! आपके प्रतापके बलसे धनुषको कुकुरम॒त्ते ( बरसाती छत्ते ) 
की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा न करूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, फिर 
मैं धनुष और तरकसको कभी हाथमें भी न लूँगा॥ २७३॥ 

ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और 
दिशाओंके हाथी काँप गये। सभी लोग और सब राजा डर गये। सीताजीके 
हृदयमें हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गये।॥ १॥ 

गुरु विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्न हुए और 
बार-बार पुलकित होने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना किया 
और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया॥ २॥ 

विश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी बोले--हे राम! 
उठो, शिवजीका धनुष तोड़ो और हे तात! जनकका सन्‍्ताप मिटाओ॥ ३॥ 

गुरुके वचन सुनकर श्रीरामजीने चरणोंमें सिर नवाया। उनके मनमें न 
हर्ष हुआ, न विषाद; और वे अपनी ऐड़ ( खड़े होनेकी शान ) से जवान 
सिंहको भी लजाते हुए सहज स्वभावसे ही उठ खड़े हुए॥ ४॥ 

मजझ़रूपी उदयाचलपर रघुनाथजीरूपी बालसूर्यके उदय होते ही सब संतरूपी 
कमल खिल उठे और नेत्ररूपी भौरे हर्षित हो गये॥ २५०४॥ 

राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । उनके वच्नरूपी तारोंके समूहका 
चअमकना बंद हो गया ( वे मौन हो गये )। अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित 
हो गये और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये।॥ १॥ 

मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये। वे फूल बरसाकर अपनी 


* बालकाण्ड * १५१ 


सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनियोंसे आज्ञा माँगी॥ २॥ 

समस्त जगत्‌के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे 
स्वाभाविक ही चले। श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब स्त्री-पुरुष सुखी 
हो गये और उनके शरीर रोमाझ्लसे भर गये॥ ३॥ 

उन्होंने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया। 
यदि हमारे पुण्योंका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाईं! रामचन्द्रजी 
शिवजीके धनुषको कमलकोी डंडीकी भाँति तोड़ डालें॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य ] प्रेमके साथ देखकर और सरिव्रयोंको 
समीप बुलाकर सीताजीकी माता स्नेहवश बिलखकर ( विलाप करती हुई- 
सी ) ये वचन बोलीं--- ॥ २०५५७॥। 

हे सखी! ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखनेवाले 
हैं। कोई भी [ इनके ] गुरु विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये 
( रामजी ) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। [ जो धनुष रावण 
और बाण-जैसे जगद्दधिजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़नेके लिये 
मुनि विश्वामित्रजीका रामजीको आज्ञा देना और रामजीका उसे तोड़नेके लिये 
चल देना रानीको हठ जान पड़ा, इसलिये वे कहने लगीं कि गुरू 
विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं।]॥ १॥ 

रावण और बाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा घमंड 
करके हार गये, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं। हंसके 
बच्चे भी कहीं मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं ?॥२॥ 

[ और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी 
हैं, उन्हें तो गुरूकी समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी, परन्तु मालूम होता 
है ] राजाका भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी! विधाताकी गति 
कुछ जाननेमें नहीं आती [ यों कहकर रानी चुप हो रहीं ]। तब एक चतुर 
( रामजीके महत्त्वको जाननेवाली ) सखी कोमल वाणीसे बोली--हे रानी! 
तेजवान्‌को [ देखनेमें छोटा होनेपर भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये।॥ ३॥ 

कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले [ छोटे-से ] मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार 
समुद्र ? किन्तु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमें छाया 
हुआ है। सूर्यमण्डल देखनेमें छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों 
लोकोंका अन्धकार भाग जाता है॥ ४॥ 

जिसके वशमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मन्त्र अत्यन्त 
छोटा होता है। महान्‌ मतवाले गजराजको छोटा-सा अंकुश वशमें कर 
लेता है॥ २५६॥ 

कामदेवने फूलोंका ही धनुष-बाण लेकर समस्त लोकोंको अपने वशमें कर 


१५२ * रामचरितमानस * 


रखा है। हे देवी! ऐसा जानकर सन्देह त्याग दीजिये। हे रानी! सुनिये, 
रामचन्द्रजी धनुषको अवश्य ही तोड़ेंगे॥ १॥ 

सखीके वचन सुनकर रानीको |[ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमें ] 
विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका 
प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी भयभीत 
हृदयसे जिस-तिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं॥ २॥ 

वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हैं--हे महेश-भवानी! 
मुझपर प्रसन्न होइये, मैंने आपकी जो सेवा की है, उसे सुफल कीजिये 
और मुझपर स्नेह करके धनुषके भारीपनको हर लीजिये॥ ३॥ 

हे गणोंके नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी! मैंने आजहीके लिये 
तुम्हारी सेवा की थी। बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत 
ही कम कर दीजिये॥ ४॥ 

श्रीरघधुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको 
मना रही हैं। उनके नेत्रोंमें प्रेमके आँसू भरे हैं और शरीरमें रोमाज्ञ हो रहा 
है॥ २७५७॥ 

अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके 
प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन क्षुब्ध हो उठा। [ वे मन-ही-मन कहने 
लगीं--- ] अहो! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ-हानि कुछ 
भी नहीं समझ रहे हैं।॥ १॥ 

मन्त्री डर रहे हैं; इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, पण्डितोंकी सभामें 
यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज़्से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ 
ये कोमलशरीर किशोर श्यामसुन्दर!॥ २॥ 

है विधाता! मैं हृदयमें किस तरह धीरज धरूँ, सिरसके फूलके कणसे कहीं 
हीरा छेदा जाता है। सारी सभाकी बुदर्द्रि भोली ( बावली ) हो गयी है, अतः हे 
शिवजीके धनुष! अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है॥ ३॥ 

तुम अपनी जड़ता लोगोंपर डालकर, श्रीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] 
को देखकर |[ उतने ही ] हलके हो जाओ। इस प्रकार सीताजीके मनमें बड़ा 
ही सन्‍्ताप हो रहा है। निमेषका एक लव (अंश ) भी सौ युगोंके समान 
बीत रहा है॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पृथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके 
चअद्जल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें 
कामदेवकी दो मछलियाँ खेल रही हों॥ २५८ ॥ 

सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमलने रोक रखा है। 
लाजरूपी रात्रिको देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रोंका जल नेत्रोंके 
कोने ( कोये ) में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूसका सोना कोनेमें 


* बालकाण्ड * श्ण३ 


ही गड़ा रह जाता है॥ १॥ 

अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सकुचा गयीं और धीरज 
धरकर हृदयमें विश्वास ले आयीं कि यदि तन, मन और वचनसे मेरा प्रण 
सच्चा हे और श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें मेरा चित्त वास्तवमें अनुरक्त 
है, ॥ २॥ 

तो सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी 
दासी अवश्य बनायेंगे। जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता है, वह उसे मिलता 
ही है, इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं है॥ ३॥ 

प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान लिया (९ अर्थात्‌ 
यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं )। 
कृपानिधान श्रीरामजी सब जान गये। उन्होंने सीताजीको देखकर धनुषकी 
ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़जी छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं।। ४॥ 

इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके 
धनुषकी ओर ताका है, तो वे शरीरसे पुलकित हो ब्रह्माण्डको चरणोंसे 
दबाकर निम्नलिखित वचन बोले--- ॥ २०९॥ 

हे दिग्गजो! हे कच्छप! हे शेष! हे वाराह! धीरज धरकर पृथ्वीको थामे रहो, 
जिसमें यह हिलने न पावे। श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको तोड़ना चाहते हैं। 
मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये, तब सब स्त्री-पुरुषोंने देवताओं 
और पुण्योंको मनाया। सबका सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका 
अभिमान, ॥ २॥ 

'परशुरामजीके गर्वकी गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता ( भय ), 
सीताजीका सोच, जनकका पश्चात्ताप और रानियोंके दारुण दुःखका 
दावानल, ॥ ३ ॥ 

ये सब शिवजीके धनुषरूपी बड़े जहाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर 
जा चढ़े। ये श्रीरामचनद्धजीकी भुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना 
चाहते हैं, परन्तु कोई केव्ट नहीं है॥ ४॥ 

श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुए-से 
देखकर फिर कृपाधाम श्रीरामजीने सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष 
व्याकुल जाना॥ २६०॥ 

उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा। उनका एक-एक क्षण 
कल्पके समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ 
दे, तो उसके मर जानेपर अमृतका तालाब भी क्‍या करेगा 2॥ १॥ 

सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय बीत जानेपर फिर 
पछतानेसे क्‍या लाभ ? जीमें ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर 


श्ण्ड * रामचरितमानस * 


देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये॥ २॥ 

मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुर्तासे धनुषको उठा 
लिया। जब उसे [ हाथमें ] लिया, तब वह धनुष बिजलीकी तरह चमका और 
फिर आकाशमें मण्डल-जैसा ( मण्डलाकार ) हो गया॥ ३॥ 

लेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं लखा ( अर्थात्‌ ये तीनों 
काम इतनी फुर्तासे हुए कि धनुषको कब उठाया, कब चढ़ाया और कब 
खींचा, इसका किसीको पता नहीं लगा ); सबने श्रीरामजीको [| धनुष 
खींचे ] खड़े देखा। उसी क्षण श्रीरामजीने धनुषको बीचसे तोड़ डाला। 
भयड्डर कठोर ध्वनिसे | सब ] लोक भर गये॥ ४॥ 

घोर, कठोर शब्दसे [ सब ] लोक भर गये, सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर 
चलने लगे। दिग्गज चिग्घाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और 
कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षत और मुनि कानोंपर हाथ रखकर सब 
व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं, जब [ सबको निश्चय 
हो गया कि ] श्रीरामजीने धनुषको तोड़ डाला, तब सब “ श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय ' बोलने लगे। 

शिवजीका धनुष जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है। 
[ धनुष टूटनेसे ] वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाजपर 
चढ़ा था [ जिसका वर्णन ऊपर आया है ]॥ २६१॥ 

प्रभुने धनुषके दोनों टुकड़े पृथ्वीपर डाल दिये। यह देखकर सब लोग 
सुखी हुए। विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमें, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जल 
भरा है, ॥ १॥ 

रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। 
आकाशमें बड़े जोरसे नगाड़े बजने लगे और देवाड्नाएँ गान करके नाचने 
लगीं॥ २॥ 

ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्चरलोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हैं 
और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग-बिरंगे फूल और मालाएँ बरसा रहे हैं। 
किन्नरलोग रसीले गीत गा रहे हैं॥ ३॥ 

सारे ब्रह्माण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि 
जान ही नहीं पड़ती। जहाँ-तहाँ स्त्री-पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि 
श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला॥ ४॥ 

धीर बुद्द्िवाले, भाट, मागध और सूतलोग विरुदावली ( कीर्ति ) का 
बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर 
कर रहे हैं॥ २६२ ॥ 

झाँझ, मृदंग, शट्भू, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत 
प्रकारके सुन्दर बाजे बज रहे हैं। जहाँ-तहाँ युवतियाँ मड्गरलगीत गा रही हैं।॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ५५७ 


सरिवयोंसहित रानी अत्यन्त हर्षित हुई। मानो सूखते हुए धानपर पानी 
पड़ गया हो। जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया। मानो तैरते-तैरते 
थके हुए पुरुषने थाह पा ली हो॥ २॥ 

धनुष टूट जानेपर राजालोग ऐसे श्रीहीन ( निस्तेज ) हो गये, जैसे दिनमें 
दीपककी शोभा जाती रहती है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया 
जाय; जैसे चातकी स्वातीका जल पा गयी हो ॥ ३॥ 

श्रीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चन्द्रमाको 
चकोरका बच्चा देख रहा हो। तब शतानन्दजीने आज्ञा दी और सीताजीने 
श्रीरामजीके पास गमन किया॥ ४॥ 

साथमें सुन्दर चतुर सरिब्रयाँ मड्भरलाचारके गीत गा रही हैं; सीताजी 
बालहंसिनीकी चालसे चलीं। उनके अड्ोंमें अपार शोभा है॥ २६३॥ 

सरिबयोंके बीचमें सीताजी कैसी शोभित हो रही हैं; जैसे बहुत-सी 
छबियोंके बीचमें महाछबि हो। करकमलमें सुन्दर जयमाला है, जिसमें 
विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है॥ १॥ 

सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है। उनका यह गुप्त 
प्रेम किसीको जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा 
देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गयीं।॥ २॥ 

चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा--सुहावनी जयमाला 
पहनाओ। यह सुनकर सीताजीने दोनों हाथोंसे माला उठायी, पर प्रेमके 
विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती॥ ३॥ 

[ उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं ] मानो डंडियोंसहित 
दो कमल चन्द्रमाको डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छबिको देखकर 
सरियाँ गाने लगीं। तब सीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला 
पहना दी॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीके हृदयपर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। 
समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका 
समूह सिकुड़ गया हो॥ २६४॥ 

नगर और आकाशमें बाजे बजने लगे। दुष्टलोग उदास हो गये और 
सज्जनलोग सब प्रसन्न हो गये। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय- 
जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं॥ १॥ 

देवताओंकी स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं। बार-बार हाथोंसे पुष्पोंकी अज्जलियाँ 
छूट रही हैं। जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेद्ध्वनि कर रहे हैं और भाटलोग विरुदावली 
( कुलकीर्ति ) बखान रहे हैं॥ २॥ 

पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंमें यश फैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने 
धनुष तोड़ दिया और सीताजीको वरण कर लिया। नगरके नर-नारी आरती 


१५६ * रामचरितमानस * 


कर रहे हैं और अपनी पूँजी ( हैसियत ) को भुलाकर ( सामर्थ्यसे बहुत 
अधिक ) निछावर कर रहे हैं॥ ३ ॥ 

श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुन्दरता और 
श्रृंगररस एकत्र हो गये हों। सरिखयाँ कह रही हैं--सीते! स्वामीके चरण 
छुओ; किन्तु सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूतीं॥ ४॥ 

गौतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके 
चरणोंको हाथोंसे स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीताजीकी अलौकिक प्रीति 
जानकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मनमें हँसे ॥॥ २६५ ॥ 

उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, 
कुपूत और मूढ़ राजा मनमें बहुत तमतमाये। वे अभागे उठ-उठकर, कवच 
पहनकर, जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे॥ १॥ 

कोई कहते हैं, सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर 
बाँध लो। धनुष तोड़नेसे ही चाह नहीं सरेगी (पूरी होगी )। हमारे जीते- 
जी राजकुमारीको कौन ब्याह सकता है ?॥ २॥ 

यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमें दोनों भाइयोंसहित उसे भी 
जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले--इस | निर्लज्ज ] राजसमाजको 
देखकर तो लाज भी लजा गयी॥ ३॥ 

अरे ! तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक ( प्रतिष्ठा ) तो धनुषके 
साथ ही चली गयी। वही वीरता थी कि अब कहींसे मिली है? ऐसी दुष्ट 
बुर्द्दि है, तभी तो विधाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा दी॥ ४॥ 

ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [| की छबि ] को देख 
लो। लक्ष्मणके क्रोधको प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो॥ २६६॥ 

जैसे गरुड़का भाग कौआ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे, बिना 
कारण ही क्रोध करनेवाला अपनी कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला 
सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे, ॥ १॥ 

लोभी-लालचोी सुन्दर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्‍या 
पा सकता है? और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगति (९ मोक्ष ) 
चाहे, हे राजाओ! सीताके लिये तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है॥॥ २॥ 

कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गयीं। तब सरिव्याँ उन्हें वहाँ ले 
गयीं जहाँ रानी (सीताजीकी माता ) थीं। श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके 
प्रेमका बखान करते हुए स्वाभाविक चालसे गुरुजीके पास चले ॥ ३॥ 

रानियोंसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके दुर्वचचन सुनकर ] सोचके वश 
हैं कि न जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं। राजाओंके वचन सुनकर 
लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल 
नहीं सकते ॥ ४॥ 


* बालकाण्ड * ५१५७ 


उनके नेत्र लाल और भेौहें टेढ़ी हो गयीं और वे क्रोधसे राजाओंकी 
ओर देखने लगे; मानो मतवाले हाथियोंका झुंड देखकर सिंहके बच्चेको 
जोश आ गया हो॥ २६७॥ 

खलबली देखकर जनकपुरकी स्त्रियाँ व्याकुल हो गयीं और सब मिलकर 
राजाओंको गालियाँ देने लगीं। उसी मौकेपर शिवजीके धनुषका टूटना सुनकर 
भ्गुकुलरूपी कमलके सूर्य परशुरामजी आये।॥ १॥ 

इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटेर लुक 
( छिप ) गये हों। गोरे शरीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फब रही है और विशाल 
ललाट पर त्रिपण्ड्र विशेष शोभा दे रहा है॥ २॥ 

सिरपर जटा है, सुन्दर मुखचन्द्र क्रोधके कारण कुछ लाल हो आया 
है। भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोधसे लाल हैं। सहज ही देखते हैं, तो भी ऐसा 
जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं॥ ३॥ 

बैलके समान ( ऊँचे और पुष्ट ) कंधे हैं; छाती और भ्ुजाएँ विशाल हैं। 
सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये, माला पहने और मृगचर्म लिये हैं। कमरमें 
मुनियोंका वस्त्र ( वल्कल ) और दो तरकस बाँधे हैं। हाथमें धनुष-बाण और 
सुन्दर कंधेपर फरसा धारण किये हैं।॥ ४॥ 

शानन्‍्त वेष है, परन्तु करनी बहुत कठोर है; स्वसरूपका वर्णन नहीं किया 
जा सकता। मानो वीर-रस ही मुनिका शरीर धारण करके, जहाँ सब राजालोग 
हैं वहाँ आ गया हो॥ २६८ ॥ 

परशुरामजीका भयानक वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ 
खड़े हुए और पितासहित अपना नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌-प्रणाम 
करने लगे॥ १॥ 

'परशुरामजी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह 
समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गयी। फिर जनकजीने आकर सिर नवाया 
और सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया॥ २॥ 

परशुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया। सरित्रयाँ हर्षित हुईं और 
[ वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर ] वे सयानी सरिव्रयाँ उनको 
अपनी मण्डलीमें ले गयीं। फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होंने दोनों 
भाइयोंको उनके चरणकमलोंपर गिराया ॥ ३ ॥ 

[ विश्वामित्रजीने कहा--- ] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पत्र हैं। 
उनकी सुन्दर जोड़ी देखकर परशुरामजीने आशीर्वाद दिया। कामदेवके भी 
मदको छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थकित 
( स्तम्भित ) हो रहे॥ ४॥ 

फिर सब देखकर, जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते 


१५८ * रामचरितमानस * 


हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीरमें क्रोध छा 
गया॥ २६९॥ 

जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह 
सुनाये। जनकके वचन सुनकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो 
धनुषके टुकड़े पृथ्वीपर पड़े हुए दिखायी दिये।॥ १॥ 

अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले--रे मूर्ख जनक! बता, 
धनुष किसने तोड़ा ? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आरे मूढ़! आज मैं जहाँतक 
तेरा राज्य है, वहाँतककी पृथ्वी उलट दूँगा।॥ २॥ 

राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर 
कुटिल राजा मनमें बड़े प्रसन्‍न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगरके स्त्री-पुरुष 
सभी सोच करने लगे, सबके हृदयमें बड़ा भय है॥ ३॥ 

सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय! विधाताने अब बनी- 
बनायी बात बिगाड़ दी। परशुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीको आधा 
क्षण भी कल्पके समान बीतने लगा ॥ ४॥ 

तब अश्रीरामचन्द्रजी सब लोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी 
हुई जानकर बोले---उनके हृदयमें न कुछ हर्ष था, न विषाद--- ॥ २७०॥ 


मासपारायण, नवों विश्राम 

हे नाथ! शिवजीके धनुषको तोड़नेवाला आपका कोई एक दास ही 
होगा। क्‍या आज्ञा है, मुझसे क्‍यों नहीं कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि 
रिसाकर बोले--- ॥ १॥ 

सेवक वह है जो सेवाका काम करे। शत्रुका काम करके तो लड़ाई 
ही करनी चाहिये। हे राम! सुनो, जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा है, वह 
सहस्त्रबाहुके समान मेरा शत्रु है॥ २॥ 

वह इस समाजको छोड़कर अलग हो जाय, नहीं तो सभी राजा मारे 
जायँगे। मुनिके वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजीका 
अपमान करते हुए बोले--- ॥ ३॥ 

हे गोसाईं! लड़कपनमें हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डालीं। किन्तु 
आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुषपर इतनी ममता किस 
कारणसे है ? यह सुनकर भृगुवंशकी ध्वजास्वरूप परशुरामजी कुपित होकर 
कहने लगे--- ॥ ४ ॥ 

अरे राजपुत्र! कालके वश होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है। सारे 
संसारमें विख्यात शिवजीका यह धनुष क्या धनुहीके समान है ?2॥ २७१॥ 

लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे देव! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी धनुष 
एक-से ही हैं। पुराने धनुषके तोड़नेमें क्या हानि-लाभ! श्रीरामचन्द्रजीने तो 


* बालकाण्ड * ५१५९ 


इसे नवीनके धोखेसे देखा था।॥ १॥ 

फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है। 
मुनि! आप बिना ही कारण किसलिये क्रोध करते हैं ? परशुरामजी अपने 
'फरसेकी ओर देखकर बोले--ेरे दुष्ट! तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना॥ २॥ 

मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। आओरे मूर्ख! क्‍या तू मुझे निरा 
मुनि ही जानता है? मैं बालब्रह्माचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ। क्षत्रियकुलका 
शत्रु तो विश्वभरमें विख्यात हूँ।॥ ३ ॥ 

अपनी भुजाओंके बलसे मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया और 
बहुत बार उसे ब्राह्मणोंको दे डाला। हे राजकुमार! सहस्त्रबाहुकी भुजाओंको 
काटनेवाले मेरे इस फरसेको देख! ॥ ४॥ 

अरे राजाके बालक! तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर। मेरा 
'फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भोके बच्चोंका भी नाश करनेवाला है॥ २७२॥ 

लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले--अहो, मुनीश्वर तो अपनेको 
बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूँकसे 
पहाड़ उड़ाना चाहते हैं॥ १॥ 

यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया (छोटा कच्चा फल ) नहीं है, जो तर्जनी 
( सबसे आगेकी ) उँगलीको देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष-बाण 
देखकर ही मैंने कुछ अभिमानसहित कहा था॥ २॥ 

भगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, उसे 
मैं क्रोधको रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान्‌के भक्त और गौ-- 
इनपर हमारे कुलमें वीरता नहीं दिखायी जाती॥ ३॥ 

क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति 
होती है। इसलिये आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये। आपका 
एक-एक वचन ही करोड़ों वच्धोंके समान है। धनुष-बाण और कुठार तो 
आप व्यर्थ ही धारण करते हैं॥ ४॥ 

इन्हें ( धनुष-बाण और कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, 
तो उसे हे धीर महामुनि! क्षमा कीजिये। यह सुनकर भूगुवंशमणि परशुरामजी 
क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोले---॥ २७३॥ 

हे विश्वामित्र! सुनो, यह बालक बड़ा कुब॒ुच्द्रि और कुटिल है, कालके वश 
होकर यह अपने कुलका घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशरूपी पूर्णचन्द्रका 
कलड्डढः है। यह बिलकुल उदहण्ड, मूर्ख और निडर है॥ १॥ 

अभी क्षणभरमें यह कालका ग्रास हो जायगा। मैं पुकारकर कहे देता हूँ, 
फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल 
और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो॥ २॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन 


१६० * रामचरितमानस * 


वर्णन कर सकता है ? आपने अपने ही मुँहसे अपनी करनी अनेकों बार बहुत 
प्रकारसे वर्णन की है॥ ३॥ 

इतनेपर भी सन्‍्तोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये। क्रोध रोककर 
असह्ाय दुःख मत सहिये। आप वीरताका ब्रत धारण करनेवाले, धैर्यवान्‌ और 
क्षोभरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते ॥ ४॥ 

शूरवीर तो युद्धमें करनी (शूरवीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर 
अपनेको नहीं जनाते। शत्रुको युद्धमें उपस्थित पाकर कायर ही अपने 
प्रतापकी डींग मारा करते हैं॥ २७४॥ 

आप तो मानो कालको हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते 
हैं। लक्ष्मणजीके कठोर वच्चन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक 
'फरसेको सुधारकर हाथमें ले लिया॥ १॥ 

[ और बोले--- ] अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़आ बोलनेवाला 
बालक मारे जानेके ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, 
पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है॥ २॥ 

विश्वामित्रजीनी कहा---अपराध क्षमा कीजिये। बालकोंके दोष और 
गुणको साधुलोग नहीं गिनते। [ परशुरामजी बोले--- ] तीखी धारका कुठार, 
में दयारहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने--- ॥ ३॥ 

उत्तर दे रहा है। इतनेपर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे 
विश्वामित्र! केवल तुम्हारे शील (८ प्रेम ) से। नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे 
काटकर थोड़े ही परिश्रमसे गुरुसे उऋ्रण हो जाता॥ ४॥ 

विश्वामित्रजीने हृदयमें हँसकर कहा--मसुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है 
( अर्थात्‌ सर्वत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण 
क्षत्रिय ही समझ रहे हैं )। किन्तु यह लोहमयी ( केवल फौलादकी बनी हुई ) 
खाँड़ ( खाँड़ा--खडग ) है, ऊखकी (रसकी ) खाँड़ नहीं है [ जो मुँहमें 
लेते ही गल जाय। खेद है, ] मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं; इनके 
प्रभावको नहीं समझ रहे हैं॥ २७५॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि! आपके शीलको कौन नहीं जानता ? वह 
संसारभरमें प्रसिद्ध है। आप माता-पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो ही गये, अब 
गुरुका ऋण रहा, जिसका जीमें बड़ा सोच लगा है॥ १॥ 

वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज 
भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाइये, तो 
मैं तुरंत थेली खोलकर दे दूँ॥ २॥ 

लक्ष्मणजीके कड़वे वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सँभाला। सारी 
सभा हाय! हाय! करके पुकार उठी। [ लक्ष्मणजीने कहा-- ] हे भृगुश्रेष्ठ! 
आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं ? पर हे राजाओंके शत्रु! मैं ब्राह्मण समझकर 


* बालकाण्ड * १६१ 


बचा रहा हूँ ( तरह दे रहा हूँ )॥ ३॥ 

आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता! आप 
घरहीमें बड़े हैं। यह सुनकर “अनुचित है, अनुचित है' कहकर सब लोग 
पुकार उठे। तब श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया॥ ४॥ 

लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परशुरामजीके क्रोधरूपी 
अग्निको बढ़ते देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान ( शान्त 
करनेवाले ) वचन बोले--- ॥ २७६॥ 

है नाथ! बालकपर कृपा कीजिये। इस सीधे और दुधमुहे बच्चेपर क्रोध 
न कीजिये। यदि यह प्रभुका ( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्‍या 
यह बेसमझ आपकी बराबरी करता ?॥ १॥ 

बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मनमें 
आनन्दसे भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा 
कीजिये। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतनेमें लक्ष्मणजी कुछ 
कहकर फिर मसुसकरा दिये। उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे 
शिखातक (८ सारे शरीरमें ) क्रोध छा गया। उन्होंने कहा--हे राम! तेरा भाई 
बड़ा पापी है॥ ३ ॥ 

यह शरीरसे गोरा, पर हृदयका बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुँहा 
नहीं। स्वभावसे ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जैसा शीलवान्‌ नहीं 
है )। यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता ॥ ४॥ 

लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे मुनि! सुनिये, क्रोध पापका मूल है, जिसके 
वशमें होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकूल चलते 
( सबका अहित करते ) हैं॥ २७७॥ 

हे मुनिराज! मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्यागकर दया कीजिये। 
टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे जुड़ नहीं जायगा। खड़े-खड़े पैर दुखने लगे 
होंगे, बैठ जाइये ॥ १॥ 

यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाय और किसी 
बड़े गुणी ( कारीगर )को बुलाकर जुड़वा दिया जाय। लक्ष्मणजीके बोलनेसे 
जनकजी डर जाते हैं और कहते है--बस, चुप रहिये, अनुचित बोलना 
अच्छा नहीं ॥ २॥ 

जनकपुरके स्त्री-पुरुष थर-थर काँप रहे हैं [| और मन-ही-मन कह रहे 
हैं कि ] छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुन- 
सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है और उनके बलकी 
हानि हो रही है ( उनका बल घट रहा है )॥ ३॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोले--तेरा छोटा भाई 


१६२ * रामचरितमानस * 


समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मनका मैला और शरीरका कैसा सुन्दर है, 
जैसे विषके रससे भरा हुआ सोनेका घड़ा!॥ ४॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे। तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे 
उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुचाकर, विपरीत बोलना छोड़कर, 
गुरुजीके पास चले गये॥ २७८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और 
शीतल वाणी बोले--हे नाथ! सुनिये, आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं। आप 
बालकके वचनपर कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये )॥ १॥ 

बरैें और बालकका एक स्वभाव है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। 
फिर उसने ( लक्ष्मणने ) तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ! आपका 
अपराधी तो मैं हूँ॥ २ ॥ 

अतः हे स्वामी! कृपा, क्रोध, वध और बन्धन, जो कुछ करना हो, दासकी 
तरह ( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर कीजिये। जिस प्रकारसे शीघ्र आपका 
क्रोध दूर हो, हे मुनिराज! बताइये, मैं वही उपाय करूँ।॥ ३॥ 

मुनिने कहा--हे राम! क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही 
ताक रहा है। इसकी गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया 
ही क्‍या ?2॥ ४॥ 

मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर पड़ते 
हैं, उसी फरसेके रहते मैं इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ॥ २७९॥ 

हाथ चलता नहीं, क्रोधसे छाती जली जाती है। [ हाय! ] राजाओंका 
घातक यह कुठार भी कुण्ठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे 
मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कृपा 
कैसी 2॥ १॥ 

आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मणजीने 
मुसकराकर सिर नवाया [ और कहा--- ] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी 
मूर्तिके अनुकूल ही है, वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं!।॥॥ २॥ 

हे मुनि! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होनेपर 
तो शरीरकी रक्षा विधाता ही करेंगे। [ परशुरामजीने कहा-- ] हे जनक! 
देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरीमें घर ( निवास ) करना चाहता 
है॥ ३॥ 

इसको शीघ्र ही आँखोंकी ओट क्‍यों नहीं करते ? यह राजपुत्र देखनेमें 
छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा---आँस्‍ 
मूँद लेनेपर कहीं कोई नहीं है॥ ४॥ 

तब परशुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले---अरे 
शठ! तू शिवजीका धनुष तोड़कर उलटा हमींको ज्ञान सिखाता है!॥ २८०॥ 


* बालकाण्ड * १६३ 


तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता है और तू छलसे हाथ 
जोड़कर विनय करता है। या तो युद्धमें मेरा सन्‍तोष कर, नहीं तो राम 
कहलाना छोड़ दे॥ १॥ 

अरे शिवद्रोही! छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर। नहीं तो भाईसहित 
तुझे मार डालूँगा। इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये बक रहे हैं और 
श्रीरामचन्द्रजी सिर झुकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ २॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीनेी मन-ही-मन कहा-- ] गुनाह ( दोष ) तो लक्ष्मणका 
और क्रोध मुझपर करते हैं! कहीं-कहीं सीधेपनमें भी बड़ा दोष होता है। 
टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी वन्दना करते हैं; टेढ़े चन्द्रमाको राहु 
भी नहीं ग्रसता॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने [| प्रकट ] कहा--हे मुनीश्चर! क्रोध छोड़िये। आपके हाथमें 
कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, हे स्वामी! 
वही कीजिये। मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये॥ ४॥ 

स्वामी और सेवकमें युद्ध कैसा ? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! क्रोधका त्याग कीजिये। 
आपका | वीरोंका-सा ] वेष देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था; 
वास्तवमें उसका भी कोई दोष नहीं है॥ २८१ ॥ 

आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर और वीर 
समझकर बालकको क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर 
उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश (९ रघुवंश ) के स्वभावके अनुसार 
उसने उत्तर दिया॥ १॥ 

यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी! बालक आपके चरणोंकी 
धूलि सिरपर रखता। अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये। ब्राह्मणोंके हृदयमें 
बहुत अधिक दया होनी चाहिये।॥ २॥ 

हे नाथ! हमारी और आपकी बराबरी कैसी ? कहिये न, कहाँ चरण और 
कहाँ मस्तक! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका 
'परशुसहित बड़ा नाम॥ ३॥ 

हे देव! हमारे तो एक ही गुण धनुष हे और आपके परम पवित्र [ शम, 
दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता--ये ] नौ 
गुण हैं। हम तो सब प्रकारसे आपसे हारे हैं। हे विप्र! हमारे अपराधोंको 
क्षमा कीजिये॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीको बार-बार 'मुनि' और “विप्रवर' कहा। 
तब भृगुपति ( परशुरामजी ) कुपित होकर [ अथवा क्रोधकी हँसी हँसकर ] 
बोले---तू भी अपने भाईके समान ही टेढ़ा है॥ २८२॥ 

तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है ? मैं जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ। धनुषको 
स्त्रुवा, बाणको आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयड्डूर अग्नि जान॥ १॥ 


१६४ * रामचरितमानस * 


अतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधाएँ ( यज्ञमें जलायी जानेवाली लकड़ियाँ ) 
हैं। बड़े-बड़े राजा उसमें आकर बलिके पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे 
काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किये हैं ( अर्थात्‌ 
जैसे मन्त्रोच्यारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी 
प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है )॥ २॥ 

मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसीसे तू त्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके 
बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार 
है, मानो संसारको जीतकर खड़ा है।॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनी कहा--हे मुनि! विचारकर बोलिये। आपका क्रोध 
बहुत बड़ा है। और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट 
गया। मैं किस कारण अभिमान करूँ ?2॥ ४॥ 

हे भगुनाथ! यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह 
सत्य सुनिये, फिर संसारमें ऐसा कौन योद्द्वा है जिसे हम डरके मारे मस्तक 
नवायें 2॥ २८३॥ 

देवता, दैत्य, राजा या और बहुत-से योद्द्वा, वे चाहे बलमें हमारे बराबर 
हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रणमें हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे 
सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्‍यों न हो ?2॥ १॥ 

क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कलइड्डू 
लगा दिया। मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, कुलकी प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी 
रणमें कालसे भी नहीं डरते॥ २॥ 

ब्राह्णणवंशकी ऐसी ही प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है, 
वह सबसे निर्भय हो जाता है [| अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे 
डरता है ]। श्रीरघुनाथजीके कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुरामजीकी 
बुद्द्धिके परदे खुल गये॥ ३॥ 

[ परशुरामजीने कहा-- ] हे राम! हे लक्ष्मीपति ! धनुषको हाथमें 
[ अथवा लक्ष्मीपति विष्णुका धनुष ] लीजिये और इसे खींचिये, जिससे 
मेरा सन्देह मिट जाय। परशुरामजी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। 
तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्वर्य हुआ ॥ ४॥ 

तब उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, [ जिसके कारण ] उनका शरीर 
पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले--- प्रेम उनके 
हृदयमें समाता न था--- ॥ २८४॥ 

हे रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलको 
जलानेवाले अग्नि! आपकी जय हो! हे देवता, ब्राह्णोण और गौका हित 
करनेवाले ! आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रमके हरनेवाले! 
आपकी जय हो॥ १॥ 


* बालकाण्ड * ५१६७ 


हे विनय, शील, कृपा आदि गुणोंके समुद्र और वच्नोंकी रचनामें 
अत्यन्त चतुर! आपकी जय हो। हे सेवकोंको सुख देनेवाले, सब अड्जोंसे 
सुन्दर और शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी छवि धारण करनेवाले! आपकी 
जय हो॥ २॥ 

मैं एक मुखसे आपकी क्‍या प्रशंसा करूँ? हे महादेवजीके मनरूपी 
मानसरोवरके हंस! आपकी जय हो। मैंने अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित 
वचन कहे। हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाई! मुझे क्षमा कीजिये॥ ३॥ 

हे रघुकुलके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी! आपकी जय हो, जय हो, 
जय हो। ऐसा कहकर परशुरामजी तपके लिये वनको चले गये। [ यह 
देखकर ] दुष्ट राजालोग बिना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरसे ( रामचन्द्रजीसे 
तो परशुरामजी भी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं 
ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थके डरसे ) डर गये, वे कायर चुपकेसे 
जहाँ-तहाँ भाग गये॥ ४॥ 

देवताओंने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरके 
स्त्री-पुरुष सब हर्षित हो गये। उनका मोहमय (९ अज्ञानसे उत्पन्न ) शूल मिट 
गया॥ २८५७ ॥ 

खूब जोरसे बाजे बजने लगे। सभीने मनोहर मड्गल-साज सजे। सुन्दर 
मुख और सुन्दर नेत्रोंबाली तथा कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ 
झुंड-की-झुंड मिलकर सुन्दर गान करने लगीं॥ १॥ 

जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दरिद्री 
धनका खजाना पा गया हो! सीताजीका भय जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुईं जैसे 
अन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है॥ २॥ 

जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ और कहा-- ] प्रभुहीकी 
कृपासे श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ कर दिया। 
हे स्वामी! अब जो उचित हो सो कहिये॥ ३ ॥ 

मुनिने कहा--हे चतुर नरेश! सुनो, यों तो विवाह धनुषके अधीन था; 
धनुषके टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसीको 
यह मालूम है॥ ४॥ 

तथापि तुम जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलके 
बूढ़ों और गुरुओंसे पूछकर और वेदोंमें वर्णित जैसा आचार हो वैसा 
करो॥ २८६ ॥ 

जाकर अयोध्याको दूत भेजो, जो राजा दशरथको बुला लावें। राजाने 
प्रसन्न होकर कहा--हे कृपालु! बहुत अच्छा! और उसी समय दूतोंको 
बुलाकर भेज दिया॥ १॥ 

फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक 


१६६ * रामचरितमानस * 


सिर नवाया। [ राजाने कहा-- ] बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे 
नगरको चारों ओरसे सजाओ॥ २॥ 

महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये। फिर राजाने 
नौकरोंको बुला भेजा [ और उन्हें आज्ञा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर 
तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजाके वचन सिरपर धरकर और सुख पाकर 
चले॥ ३॥ 

उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें कुशल और 
अतुर थे। उन्होंने बत्रह्माजी वन्‍्दना करके कार्य आरम्भ किया और [ पहले ] 
सोनेके केलेके खंभे बनाये ।॥ ४॥ 

हरी-हरी मणियों ८ पन्ने ) के पत्ते और फल बनाये तथा पदाराग मणियों 
( माणिक ) के फूल बनाये। मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर 
बहाका मन भी भूल गया।॥ २८७॥ 

बाँस सब हरी-हरी मणियों ८९ पन्ने ) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये 
जो पहचाने नहीं जाते थे [ कि मणियोंके हैं या साधारण ]। सोनेकी सुन्दर 
नागबेलि ( पानकी लता ) बनायी, जो पत्तोंसहित ऐसी भली मालूम होती 
थी कि पहचानी नहीं जाती थी॥ १॥ 

उसी नागबेलिके रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन (९ बाँधनेकी 
रस्सी ) बनाये। बीच-बीचमें मोतियोंकी सुन्दर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे 
और फिरोजे, इन रल्लञोंको चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके, इनके 
[ लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंगके ] कमल बनाये॥ २॥ 

भौरे और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये, जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते 
थे। खंभोंपर देवताओंकी मूर्तियाँ गढ़कर निकालीं, जो सब मड्डलद्र॒व्य लिये 
खड़ी थीं॥ ३॥ 

गजमुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौक पुराये।॥ ४॥ 

नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये। सोनेके बौर 
( आमके फूल ) और रेशमकी डोरीसे बॉँधे हुए पन्नेके बने फलोंके गुच्छे 
सुशोभित हैं॥ २८८ ॥ 

ऐसे सुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये 
हों। अनेकों मड़्ल-कलश और सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चँवर 
बनाये॥ १॥ 

जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं, उस विचित्र मण्डपका तो 
वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मण्डपमें श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, 
किस कविकी ऐसी बुद्द्धि है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २॥ 

जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे, वह मण्डप 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होना ही चाहिये। जनकजीके महलकी जैसी शोभा है, 


* बालकाण्ड * १६७ 


वैसी ही शोभा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है॥ ३ ॥ 

उस समय जिसने तिरहुतको देखा, उसे चौद॒ह भुवन तुच्छ जान पड़े। 
जनकपुरमें नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर 
इन्द्र भी मोहित हो जाता था॥ ४॥ 

जिस नगरमें साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर 
बसती हैं, उस पुरकी शोभाका वर्णन करनेमें सरस्वती और शेष भी 
सकुचाते हैं॥ २८९॥ 

जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामें पहुँचे। सुन्दर 
नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा 
दशरथजीने सुनकर उन्हें बुला लिया॥ १॥ 

दूतोंने प्रणाम करके चिट्टी दी। प्रसन्‍न होकर राजाने स्वयं उठकर 
उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रोंमें जल ८ प्रेम और आनन्दके 
आँसू ) छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आयी॥ २॥ 

हृदयमें राम और लक्ष्मण हैं, हाथमें सुन्दर चिट्ठी है, राजा उसे हाथमें लिये 
ही रह गये, खट्टी-मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने 
पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गयी॥ ३॥ 

भरतजी अपने मित्रों और भाई शत्र॒ुघ्नके साथ जहाँ खेलते थे, वहीं 
समाचार पाकर वे आ गये। बहुत प्रेमसे सकुचाते हुए पूछते हैं--पिताजी! 
चिट्ठी कहाँसे आयी है ?॥ ४॥ 

हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई, कहिये सकुशल तो हैं और वे किस 
देशमें हैं ? स्नेहसले सने ये वचन सुनकर राजाने फिरसे चिट्टी पढ़ी॥ २९०॥ 

चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये। स्नेह इतना अधिक हो गया 
कि वह शरीरमें समाता नहीं। भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष 
सुख पाया॥ १॥ 

तब राजा दूतोंको पास बैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले-- भेया! 
कहो, दोनों बच्चे कुशलसे तो हैं ? तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह 
देखा है न 2॥ २॥ 

साँवले और गोरे शरीरवाले वे धनुष और तरकस धारण किये रहते हैं, 
किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनिके साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो 
उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार इस प्रकार 
कह (९ पूछ ) रहे हैं॥ ३॥ 

[ भेया! ] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ले गये, तबसे आज ही हमने 
सच्ची खबर पायी है। कहो तो महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना ? 
ये प्रिय ९ प्रेमभरे ) वचन सुनकर दूत मुसकराये॥ ४॥ 

[ दूतोंने कहा--- ] हे राजाओंके मुकुटमणि! सुनिये, आपके समान धन्य 


१६८ * रामचरितमानस * 


और कोई नहीं है, जिनके राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्वके 
विभूषण हैं॥ २९१॥ 

आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके 
प्रकाशस्वरूप हैं। जिनके यशके आगे चन्द्रमा मत्विन और प्रतापके आगे 
सूर्य शीतल लगता है, ॥ १॥ 

हे नाथ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना! क्‍या 
सूर्यको हाथमें दीपक लेकर देखा जाता है? सीताजीके स्वयंवरमें अनेकों 
राजा और एक-से-एक बढ़कर योद्ध्धा एकत्र हुए थे, ॥ २॥ 

परन्तु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवानू वीर 
हार गये। तीनों लोकोंमें जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी 
शक्ति तोड़ दी ॥ ३॥ 

बाणासुर, जो सुमेरको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमें हारकर 
परिक्रमा करके चला गया; और जिसने खेलसे ही कैलासको उठा लिया 
था, वह रावण भी उस सभामें पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४॥ 

है महाराज! सुनिये, वहाँ ( जहाँ ऐसे-ऐसे योद्द्धा हार मान गये ) रघुवंशमणि 
श्रीरामचन्द्रजीने बिना ही प्रयास शिवजीके धनुषको वैसे ही तोड़ डाला जैसे 
हाथी कमलकी डंडीको तोड़ डालता है!॥ २९२॥ 

धनुष टूटनेकी बात सुनकर परशुरामजी क्रोधभरे आये और उन्होंने बहुत 
प्रकारसे आँखें दिखलायीं। अन्‍न्तमें उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर 
उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वनको गमन 
किया॥ १॥ 

हे राजन्‌! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान फिर 
लक्ष्मणजी भी हैं, जिनके देखनेमात्रसे राजालोग ऐसे काँप उठते थे, जैसे हाथी 
सिंहके बच्चेके ताकनेसे काँप उठते हैं॥ २॥ 

हे देव! आपके दोनों बालकोंको देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई 
आता ही नहीं ( हमारी दृष्टिपर कोई चढ़ता ही नहीं )॥। प्रेम, प्रताप और बवीर- 
रसमें पगी हुई दूतोंकी वचचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी॥ ३ ॥ 

सभासहित राजा प्रेममें मग्र हो गये और दूतोंको निछावर देने लगे। | उन्हें 
निछावर देते देखकर ] यह नीतिविरूुब्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथोंसे 
कान मूँदने लगे। धर्मको विचारकर ( उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर ) सभीने 
सुख माना ॥ ४॥ 

तब राजाने उठकर वसिष्ठदजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और 
आदरपूर्वक दूतोंको बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी॥ २९३॥ 

सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले--पुण्यात्मा 
पुरुषके लिये पृथ्वी सुखोंसे छायी हुई है। जैसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं, यद्यपि 


* बालकाण्ड * १६९ 


समुद्रको नदीकी कामना नहीं होती ॥ १॥ 

वैसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके 
पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले 
हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं॥ २॥ 

तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगतूमें न कोई हुआ, न है और न होनेका ही 
है। हे राजन्‌! तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम-सरीखे 
पुत्र हैं ॥ ३॥ 

और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्मका व्रत धारण करनेवाले 
और गुणोंके सुन्दर समुद्र हैं। तुम्हारे लिये सभी कालोंमें कल्याण है। अतएव 
डंका बजवाकर बारात सजाओ॥ ४॥ 

और जल्दी चलो। गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, 'हे नाथ! बहुत अच्छा ' 
कहकर और सिर नवाकर तथा दूतोंको डेरा दिलवाकर राजा महलमें गये।॥ २९४॥ 

राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी। 
समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्षसे भर गयीं। राजाने फिर दूसरी सब बातोंका 
( जो दूतोंके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया॥ १॥ 

प्रेममें प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलोंकी 
गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी-बूढ़ी [| अथवा गुरुओंकी ] स्त्रियाँ प्रसन्‍न 
होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएँ अत्यन्त आनन्दमें मग्न हैं॥ २॥ 

उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसमें लेकर सब हदयसे लगाकर छाती 
शीतल करती हैं। राजाओंमें श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कीर्ति और 
करनीका बारंबार वर्णन किया॥ ३॥ 

“यह सब मुनिकी कृपा है' ऐसा कहकर वे बाहर चले आये। तब 
रानियोंने ब्राह्गणोंको बुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये। श्रेष्ठ ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते हुए चले॥ ४॥ 

फिर भिक्षुकोंको बुलाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं। 
“चक्रवर्ती महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीवी हों'॥ २९५॥ 

यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले। आनन्दित 
होकर नगाड़ेवालोंने बड़े जोरसे नगाड़ोंपर चोट लगायी। सब लोगोंने जब यह 
समाचार पाया, तब घर-घर बधावे होने लगे॥ १॥ 

चौदहों लोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका 
विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर 
तथा गलियाँ सजाने लगे॥ २॥ 

यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्रीरामजीकी मड्रलमयी 
पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति-पर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मड्भरलरचनासे सजायी 
गयी॥ ३॥ 


१७० * रामचरितमानस * 


ध्वजा, पताका, परदे और सुन्दर चँवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा 
छाया हुआ है। सोनेके कलश, तोरण, मणियोंकी झालरें, हलदी, दूब, दही, 
अक्षत और मालाओंसे--- ॥ ४ ॥ 

लोगोंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मड़लमय बना लिया। गलियोंको 
अतुरसमसे सींचा और | द्वारोंपर ] सुन्दर चौक पुराये। [ चन्दन, केशर, कस्तूरी 
और कपूरसे बने हुए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते हैं ]॥ २९६॥ 

बिजलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी, हरिनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली 
और अपने सुन्दररूपसे कामदेवकी स्त्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाली 
सुहागिनी स्त्रियाँ सभी सोलहों श्रृंगार सजकर, जहाँ-तहाँ झुंड-की-झुंड 
मिलकर, ॥ १॥ 

मनोहर वाणीसे मड्गलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर 
कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ 
विश्वको विमोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया है॥२॥ 

अनेकों प्रकारके मनोहर माड़्लिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत- 
से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली ( कुलकीर्ति ) का उच्चारण कर 
रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं॥३॥ 

सुन्दरी स्त्रियाँ श्रीरीमजी और श्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मड्भलगीत 
गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यन्त ही छोटा है। इससे [ उसमें 
न समाकर ] मानो वह उत्साह ( आनन्द ) चारों ओर उमड़ चला है॥ ४॥ 

दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त 
देवताओंके शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया है॥ २९७॥ 

फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी 
और रथ सजाओ, जल्दी रामचन्द्रजीकी बारातमें चलो। यह सुनते ही दोनों 
भाई ( भरतजी और शरत्रुघ्नजी ) आनन्दवश पुलकसे भर गये॥ १५॥ 

भरतजीने सब साहनी ( घुड़सालके अध्यक्ष ) बुलाये और उन्हें | घोड़ोंको 
सजानेकी ] आज्ञा दी, वे प्रसन्‍न होकर उठ दोड़े। उन्होंने रुचिके साथ 
( यथायोग्य ) जीनें कसकर घोड़े सजाये। रंग-रंगके उत्तम घोड़े शोभित हो 
गये॥ २॥ 

सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चजञ्जल करनी (चाल ) के हैं। वे धरतीपर 
ऐसे पैर रखते हैं जेसे जलते हुए लोहेपर रखते हों। अनेकों जातिके घोड़े 
हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। [ ऐसी तेज चालके हैं ] मानो हवाका 
निरादर करके उड़ना चाहते हैं॥३॥ 

उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छेल-छबीले 
राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुन्दर हैं और सब आभूषण धारण किये हुए 
हैं। उनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं तथा कमरमें भारी तरकस बँधे हैं।॥ ४॥ 


* बालकाण्ड * १७१ 


सभी चुने हुए छबीले छेल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक 
सवारके साथ दो पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलानेकी कलामें बड़े निपुण 
हैं॥ २९८ ॥ 

शूरताका बाना धारण किये हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर 
आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ोंकी तरह-तरहकी चालोंसे फेर रहे हैं और भेरी 
तथा नगाड़ेकी आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं॥ १॥ 

सारथियोंने ध्वजा, पताका, मणि और आशभूषणोंको लगाकर रथोंको 
बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुन्दर चँवर लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर 
शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुन्दर हैं मानो सूर्यके रथकी शोभाको छीने 
लेते हैं ॥ २॥ 

अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियोंने उन रथोंमें जोत दिया है, 
जो सभी देखनेमें सुन्दर और गहनोंसे सजाये हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें 
देखकर मुनियोंके मन भी मोहित हो जाते हैं॥ ३॥ 

जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं। वेगकी अधिकतासे उनकी 
टाप पानीमें नहीं ड्ूबती। अस्त्र-शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियोंने 
रथियोंको बुला लिया॥ ४॥ 

रथोंपर चढ़-चढ़कर बारात नगरके बाहर जुटने लगी। जो जिस कामके 
लिये जाता है, सभीको सुन्दर शकुन होते हैं ॥ २९९॥ 

श्रेष्ठ हाथियोंपर सुन्दर अंबारियाँ पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजायी गयी 
थीं, सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर ( घंटे 
बजाते हुए ) चले, मानो सावनके सुन्दर बादलोंके समूह [| गरजते हुए ] जा 
रहे हों ॥ १॥ 

सुन्दर पालकियाँ, सुखसे बैठने योग्य तामजान (जो कुर्सीनुमा होते 
हैं) और रथ आदि और भी अनेकों प्रकारकी सवारियाँ हैं। उनपर श्रेष्ठ 
ब्राह्णोंके समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदोंके छन्‍द ही शरीर धारण किये 
हुए हों ॥ २॥ 

मागध, सूत, भाट और गुण गानेवाले सब, जो जिस योग्य थे, वैसी 
सवारीपर चढ़कर चले। बहुत जातियोंके खच्चर, ऊँट और बैल असंख्यों 
प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चले ॥ ३ ॥ 

कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ 
थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकोंके समूह अपना- 
अपना साज-समाज बनाकर चले ॥ ४॥ 

सबके हृदयमें अपार हर्ष है और शरीर पुलकसे भरे हैं। [ सबको एक 
ही लालसा लगी है कि ] हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर 
कब देखेंगे ॥ ३००॥ 


१७२ * रामचरितमानस * 


हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटोंकी भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर 
रथोंकी घरघराहट और घोड़ोंकी हिनहिनाहट हो रही है। बादलोंका निरादर 
करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसीको अपनी-परायी कोई बात 
कानोंसे सुनायी नहीं देती ॥ १॥ 

राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर 
फेंका जाय तो वह भी पिसकर धूल हो जाय। अटारियोंपर चअढ़ी स्त्रियाँ 
मड़ल-थालोंमें आरती लिये देख रही हैं।॥। २॥ 

और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यन्त आनन्दका 
बखान नहीं हो सकता। तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंको 
भी मात करनेवाले घोड़े जोते॥ ३ ॥ 

दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका 
वर्णन सरस्वतीसे भी नहीं हो सकता। एक रथपर राजसी सामान सजाया 
गया। और दूसरा जो तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान था, ॥ ४॥ 

उस सुन्दर रथपर राजा वसिष्ठजीको हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं 
शिव, गुरु, गौरी ( पार्वती >) और गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे ] रथपर 
चढ़े ॥ ३०१ ॥ 

वसिष्ठजीके साथ | जाते हुए ] राजा दशरथजी कैसे शोभित हो रहे 
हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों। वेदकी विधिसे और कुलकी 
रीतिके अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकारसे सजे 
देखकर, ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके, गुरुकी आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथजी 
शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुन्दर मड्रलदायक 
'फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ २॥ 

बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाशमें और 
बारातमें [ दोनों जगह ] बाजे बजने लगे। देवाड्गडनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रियाँ 
सुन्दर मड़लगान करने लगीं और रसीले रागसे शहनाइयाँ बजने लगीं॥ ३॥ 

घंटे-घंटियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलनेवाले 
सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरतके खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं 
( आकाशमें ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं )। हँसी करनेमें निपुण और सुन्दर 
गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके तमाशे कर रहे हैं। ४॥ 

सुन्दर राजकुमार मृदड़् और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको उन्‍्हींके 
अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं 
हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं॥ ३०२॥ 

बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुन्दर 
शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा है, मानो 


* बालकाण्ड * श्७३ 


सम्पूर्ण मड़लोंकी सूचना दे रहा हो॥ १॥ 

दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा है। नेवलेका दर्शन भी 
सब किसीने पाया। तीनों प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्धित ) हवा अनुकूल 
दिशामें चल रही है। श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) स्त्रियाँ भरे हुए घड़े और गोदमें बालक 
लिये आ रही हैं॥ २॥ 

लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती है। गायें सामने खड़ी 
बछड़ोंको दूध पिलाती हैं। हरिनोंकी टोली [ बायीं ओरसे ] घूमकर दाहिनी 
ओरको आयी, मानो सभी मड़लोंका समूह दिखायी दिया।॥ ३ ॥ 

क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेष रूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही 
है। श्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी | दही, मछली और दो विद्वान्‌ 
ब्राह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये॥ ४॥ 

सभी मड्रलमय, कल्याणमय और मनोवाडि्छित फल देनेवाले शकुन 
मानो सच्चे होनेके लिये एक ही साथ हो गये॥ ३०३॥ 

स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं, उसके लिये सब मड़ल शकुन 
सुलभ हैं। जहाँ श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलहिन हैं तथा 
दशरथजी और जनकजी-जैसे पवित्र समधी हैं, ॥ १॥ 

ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे [ और कहने लगे-- ] 
अब ब्रह्माजीनी हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारातने प्रस्थान किया। 
घोड़े, हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ोंपर चोट लग रही है॥ २॥ 

सूर्यवंशके पताकास्वरूप दशरथजीको आते हुए जानकर जनकजीने 
नदियोंपर पुल बँधवा दिये। बीच-बीचमें ठहरनेके लिये सुन्दर घर ( पड़ाव ) 
बनवा दिये, जिनमें देवलोकके समान सम्पदा छायी है, ॥ ३ ॥ 

और जहाँ बारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने 
उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मनके अनुकूल नित्य नये सुखोंको 
देखकर सभी बरातियोंको अपने घर भूल गये।॥ ४॥ 

बड़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती 
हुई जानकर अगवानी करनेवाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर 
बारात लेने चले॥ ३०४॥ 


मासपारायण, दसवाँ विश्राम 


[ दूध, शर्बत, ठंढाई, जल आदिसे ] भरकर सोनेके कलश तथा जिनका 
वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृतके समान भाँति-भाँतिके सब पकवानोंसे 
भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन, ॥ १॥ 

उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर भेंटके 
लिये भेजीं। गहने, कपड़े, नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ ९ रत्न ), पक्षी, 


१७४ * रामचरितमानस * 


पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरहकी सवारियाँ, ॥ २॥ 

तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मड्गल-द्रव्य और सगुनके 
पदार्थ राजाने भेजे। दही, चिउड़ा और अगणित उपहारकी चीजें काँवरोंमें 
भर-भरकर कहार चले॥ ३॥ 

अगवानी करनेवालोंको जब बारात दिखायी दी, तब उनके हृदयमें आनन्द 
छा गया और शरीर रोमाझ्लसे भर गया। अगवानोंको सज-धजके साथ देखकर 
बरातियोंने प्रसन्‍न होकर नगाड़े बजाये।॥ ४॥ 

[ बराती तथा अगवानोंमेंसे | कुछ लोग परस्पर मिलनेके लिये हर्षके 
मारे बाग छोड़कर ( सरपट ) दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो 
समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों॥ ३०५॥ 

देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर 
नगाड़े बजा रहे हैं। [ अगवानीमें आये हुए] उन लोगोंने सब चोजें 
दशरथजीके आगे रख दीं और अत्यन्त प्रेमसले विनती की॥१॥ 

राजा दशरथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले लीं, फिर उनकी बख्शीशेों होने 
लगीं और वे याचकोंको दे दी गयीं। तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई 
करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले॥ २॥ 

विलक्षण वस्त्रोंके पाँवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने 
धनका अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब 
प्रकारका सुभीता था॥ ३॥ 

सीताजीने बारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट 
करके दिखलायी। हृदयमें स्मरणकर सब सिरि्द्रियोंको बुलाया और उन्हें 
राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके लिये भेजा॥ ४॥ 

सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिरदि्द्रियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी 
सम्पदा, सुख और इन्द्रपुरीके भोग-विलासको लिये हुए गयीं॥ ३०६॥ 

बरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंके सब 
सुखोंको सब प्रकारसे सुलभ पाया। इस ऐश्वर्यका कुछ भी भेद कोई जान 
न सका। सब जनकजीकी बड़ाई कर रहे हैं॥ १॥ 

श्रीरघधुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम 
'पहचानकर हृदयमें हर्षित हुए। पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर 
दोनों भाइयोंके हृदयमें महान्‌ आनन्द समाता न था॥ २॥ 

संकोचवश वे गुरू विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे; परन्तु मनमें 
पिताजीके दर्शनोंकी लालसा थी। विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नप्रता देस्बी, 
तो उनके हृदयमें बहुत सनन्‍तोष उत्पन्न हुआ॥ ३॥ 

प्रसन्‍न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको हृदयसे लगा लिया। उनका शरीर 
पुलकित हो गया और ननेत्रोंमें ( प्रेमाशुओंका ) जल भर आया। वे उस 


* बालकाण्ड * ५१७७ 


जनवासेको चले, जहाँ दशरथजी थे। मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य 
करके चला हो॥ ४॥ 

जब राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखा, तब वे हर्षित होकर 
उठे और सुखके समुद्रमें थाह-सी लेते हुए चले॥ ३०७॥ 

पृथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको बारंबार सिरपर चढ़ाकर 
उनको दण्डवत्‌ प्रणाम किया। विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा 
लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी॥ १॥ 

फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें 
सुख समाया नहीं। पुत्रोंकोी [ उठाकर ] हृदयसे लगाकर उन्‍होंने अपने 
[ वियोगजनित ] दुःसह दुःखको मिटाया। मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये 
हों॥ २॥ 

फिर उन्होंने वसिष्ठहजीके चरणोंमें सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें 
उन्हें हदयसे लगा लिया। दोनों भाइयोंने सब ब्राह्मणोंकी वन्दना की और 
मनभाये आशीर्वाद पाये॥ ३॥ 

भरतजीने छोटे भाई शत्रुघ्नसहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया। श्रीरामजीने 
उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया। लक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित 
हुए और प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले॥ ४॥ 

तदननतर परम कृपालु और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियों, 
कुटुम्बियों, जातिके लोगों, याचकों, मन्त्रियों और मित्रों--सभीसे यथायोग्य 
मिले॥ ३०८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई ( रामके वियोगमें सबके 
हृदयमें जो आग जल रही थी, वह शान्त हो गयी )। प्रीतिकी रीतिका बखान 
नहीं हो सकता। राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों॥ १॥ 

पुत्रोंसहित दशरथजीको देखकर नगरके स्त्री-पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो 
रहे हैं। [ आकाशमें ] देवता फूलोंकी वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और 
अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं॥ २॥ 

अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, 
विद्वानू और भाटोंने बारातसहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया। 
फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे॥ ३॥ 

बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द 
छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते 
हैं कि दिन-रात बढ़ जाया ( बड़े हो जायें )॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा 
पुण्यकी सीमा हैं, जहाँ-तहाँ जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोंके समूह इकट्ठे हो- 


१७६ * रामचरितमानस * 


होकर यही कह रहे हैं॥ ३०९॥ 

जनकजीके सुकृत (९ पुण्य ) की मूर्ति जानकीजी हैं और दशरथजीके 
सुकृत देह धारण किये हुए श्रीरामजी हैं। इन [ दोनों राजाओं ] के समान 
किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की; और न इनके समान किसीने फल 
ही पाये॥ १॥ 

इनके समान जगतूमें न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है। हम 
सब भी सम्पूर्ण पुण्योंकी राशि हैं, जो जगतूमें जन्म लेकर जनकपुरके 
निवासी हुए, ॥ २॥ 

और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखी है। हमारे- 
सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा! और अब हम श्रीरघुनाथजीका विवाह 
देखेंगे और भलीभाँति नेत्रोंका लाभ लेंगे।॥ ३ ॥ 

कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर 
नेत्रोंबाली! इस विवाहमें बड़ा लाभ है। बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी 
है, ये दोनों भाई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे।॥ ४॥ 

जनकजी स्नेहवश बार-बार सीताजीको बुलावेंगे, और करोड़ों काम- 
देवोंके समान सुन्दर दोनों भाई सीताजीको लेने (विदा कराने ) आया 
करेंगे॥ ३१०॥ 

तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी। सखी! ऐसी ससुराल किसे 
प्यारी न होगी! तब-तब हम सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख- 
देखकर सुखी होंगे।॥ १॥ 

हे सखी! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके 
साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्णके हैं। उनके भी 
सब अड्ढ बहुत सुन्दर हैं। जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कहते 
हैं॥ २॥ 

एकने कहा--मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं, मानो ब्रह्माजीने 
उन्हें अपने हाथों सँवारा है। भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतके हैं। 
स्त्री-पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते॥ ३॥ 

लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनोंका एक रूप है। दोनोंके नखसे शिखातक 
सभी अड्ः अनुपम हैं। मनको बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुखसे उनका वर्णन 
नहीं हो सकता। उनकी उपमाके योग्य तीनों लोकोंमें कोई नहीं है॥ ४॥ 

दास तुलसी कहता है कवि और कोविद (८ विद्वान ) कहते हैं, इनकी 
उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभाके समुद्र 
इनके समान ये ही हैं। जनकपुरकी सब स्त्रियाँ आँचल फैलाकर विधाताको 
यह वचन ( विनती ) सुनाती हैं कि चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमें हो 
और हम सब सुन्दर मड़ल गावें। 


* बालकाण्ड * ५७७ 


नेत्रोंमें [ प्रेमा भ्रुओंका ] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियाँ आपसमें 
कह रही हैं कि हे सखी! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं, त्रिपुररि शिवजी सब 
मनोरथ पूर्ण करेंगे। ३११॥ 

इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमंँग-उम्‌ँगकर 
( उत्साहपूर्वक ) आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके स्वयंवरमें जो राजा आये 
थे, उन्होंने भी चारों भाइयोंको देखकर सुख पाया॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान्‌ यश कहते हुए राजा लोग अपने- 
अपने घर गये। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। जनकपुरनिवासी और बराती 
सभी बड़े आनन्दित हैं॥ २॥ 

मड्रलोंका मूल लग्नका दिन आ गया। हेमन्त-ऋतु और सुहावना 
अगहनका महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न 
( मुहूर्त ) शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, ॥ ३॥ 

और उस ( लग्नपत्रिका ) को नारदजीके हाथ [ जनकजीके यहाँ] 
भेज दिया। जनकजीके ज्योतिषियोंने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब 
लोगोंने यह बात सुनी तब वे कहने लगे--यहाँके ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही 
हैं॥ ४॥ 

निर्मल और सभी सुन्दर मड्गलोंकी मूल गोधूलिकी पवित्र वेला आ 
गयी और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्णोंने जनकजीसे 
कहा॥ ३१५२॥ 

तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्‍या 
कारण है। तब शतानन्दजीने मन्त्रियोंको बुलाया। वे सब मड्गलका सामान 
सजाकर ले आये॥ १॥ 

शद्भु, नगाड़े, ढोल और बहुत-से बाजे बजने लगे तथा मड्गनल-कलश 
और शुभ शकुनकी वस्तुएँ ( दघि, दूर्वा आदि ) सजायी गयीं। सुन्दर सुहागिन 
स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहे हैं॥ २॥ 

सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ बरातियोंका 
जनवासा था, वहाँ गये। अवधपति दशरथजीका समाज (९ वैभव ) देखकर 
उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे॥ ३॥ 

[ उन्होंने जाकर विनती कौ--- ] समय हो गया, अब पधारिये। यह सुनते 
ही नगाड़ोंपर चोट पड़ी। गुरु वसिष्ठजीसे पूछककर और कुलकी सब 
रीतियोंको करके राजा दशरथजी मुनियों और साधुओंके समाजको साथ 
लेकर चले ॥ ४ ॥ 

अवधनरेश दशरथजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म 
व्यर्थ समझकर, ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने 
लगे॥ ३१३॥ 


१७८ * रामचरितमानस * 


देवगण सुन्दर मड्गरलका अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर फूल 
बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्माजणी आदि देववृन्द यूथ ( टोलियाँ ) बना-बनाकर 
विमानोंपर जा चढ़े॥ १॥ 

और प्रेमसे पुलकित-शरीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका 
विवाह देखने चले। जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि 
उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे॥ २॥ 

विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे 
चकित होकर देख रहे हैं। नगरके स्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड़, श्रेष्ठ 
धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं॥ ३॥ 

उन्हें देखकर सब देवता और देवाड़नाएँ ऐसे प्रभाहीन हो गये जैसे 
अन्द्रमाके उजियालेमें तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्माजीको विशेष आश्वर्य 
हुआ; क्‍योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी (रचना ) तो कहीं देखी ही 
नहीं ॥ ४ ॥ 

तब शिवजीने सब देवताओंको समझाया कि तुमलोग आश्चर्यमें मत 
भूलो। हृदयमें धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [ भगवान्‌की 
महामहिमामयी निजशक्ति ] श्रीसीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम 
ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ ] श्रीरामचन्द्रजीका विवाह है॥ ३१४॥ 

जिनका नाम लेते ही जगतमें सारे अमड्रलोंकी जड़ कट जाती है और 
चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) मुटठीमें आ जाते हैं, ये वही 
[ जगत॒के माता-पिता ] श्रीसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा 
कहा॥ १॥ 

इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल 
नन्दीश्वरको आगे बढ़ाया। देवताओंने देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्न 
और शरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे हैं॥ २॥ 

उनके साथ [ परम हर्षयुक्त ] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी 
शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर 
रहे हों। चारों सुन्दर पुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हैं, मानो सम्पूर्ण मोक्ष 
( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ) शरीर धारण किये हुए हों॥ ३॥ 

मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंको देखकर देवताओंको 
कम प्रीति नहीं हुई ९ अर्थात्‌ बहुत ही प्रीति हुई )। फिर श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर वे हृदयमें ( अत्यन्त ) हर्षित हुए और राजाकी सराहना करके उन्होंने 
फूल बरसाये ॥ ४॥ 

नखसे शिखातक अश्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए 
पार्वतवीजीसहित श्रीशिवजीका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र 
[ प्रेमा भ्ुओंके |] जलसे भर गये॥ ३१५॥ 


* बालकाण्ड * ५१७९ 


रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [ हरिताभ ] श्याम शरीर है। 
बिजलीका अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [ पीत ] रंगके वस्त्र 
हैं। सब मड्गलरूप और सब प्रकारसे सुन्दर भाँति-भाँतिके विवाहके 
आभूषण शरीरपर सजाये हुए हैं॥ १५॥ 

उनका सुन्दर मुख शरत्पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान और [ मनोहर ] 
नेत्र नवीन कमलको लजानेवाले हैं। सारी सुन्दरता अलौकिक है। ( मायाकी 
बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानन्दमयी है ) वह कही नहीं जा सकती, मन- 
ही-मन बहुत प्रिय लगती है॥२॥ 

साथमें मनोहर भाई शोभित हैं, जो चञ्लल घोड़ोंको नचाते हुए चले 
जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंकी ( उनकी चालको ) दिखला रहे हैं और 
वंशकी प्रशंसा करनेवाले ( मागध-भाट ) विरुदावली सुना रहे हैं।॥ ३ ॥ 

जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी [ तेज ] चाल देखकर 
गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे 
सुन्दर है। मानो कामदेवने ही घोड़ेका वेष धारण कर लिया हो॥ ४॥ 

मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेष बनाकर अत्यन्त 
शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चालसे समस्त 
लोकोंको मोहित कर रहा है। सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई 
जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है। उसकी सुन्दर घुँघरू लगी ललित 
लगामको देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। 

प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी 
शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजलीसे अलझ्जलुत मेघ सुन्दर मोरको 
नचा रहा हो ॥ ३१६॥ 

जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं 
कर सकतीं। शट्जूरजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 
पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे॥ १॥ 

भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसहित श्रीरामको देखा,तब वे [ रमणीयताकी 
मूर्ति | श्रीलक्ष्मीजीके पति श्रीलक्ष्मीजीसहित मोहित हो गये। श्रीरामचन्द्रजीकी 
शोभा देखकर तब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र जानकर 
पछताने लगे॥ २॥ 

देवताओंके सेनापति स्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे 
बरह्माजीसे ड्योढ़े अर्थात्‌ बारह नेत्रोंसे रामदर्शनका सुन्दर लाभ उठा रहे 
हैं। सुजान इन्द्र | अपने हजार नेत्रोंसे ] श्रीरामचन्द्रजीको देख रहे हैं और 
गौतमजीके शापको अपने लिये परम हितकर मान रहे हैं॥ ३॥ 

सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [| और कह रहे हैं] कि आज 
इन्द्रके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं है। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 


२८० * रामचरितमानस * 


देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्ष छा रहा है॥ ४॥ 

दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नगाड़े बज 
रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और 'रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, 
जय हो' कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर 
बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियोंको बुलाकर 
परछनके लिये मड्ुलद्रव्य सजाने लगीं। 

अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मड्ढलद्र॒व्योॉंको यथायोग्य 
सजाकर गजगामिनी ( हाथीकी-सी चालवाली ) उत्तम स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक 
'परछनके लिये चलीं॥ ३१७॥ 

सभी स्त्रियाँ चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखवाली) और सभी 
मृगलोचनी (हरिणकी-सी आँखोंवाली ) हैं और सभी अपने शरीरकी 
शोभासे रतिके गर्वको छुड़ानेवाली हैं। रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं 
और शरीरपर सब आभूषण सजे हुए हैं॥ १॥ 

समस्त अड्डरोंको सुन्दर मड़ल पदार्थोसे सजाये हुए वे कोयलको भी 
लजाती हुई [| मधुर स्वरसे ] गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज 
रहे हैं। स्त्रियोंकी चाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते हैं॥ २॥ 

अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थानोंमें सुन्दर 
मड़्ुलाचार हो रहे हैं। शची ( इन्द्राणी ), सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो 
स्वभावसे ही पवित्र और सयानी देवाड्रनाएँ थीं, ॥ ३॥ 

वे सब कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेष बनाकर रनिवासमें जा मिलीं और 
मनोहर वाणीसे मड्गलगान करने लगीं। सब कोई हर्षके विशेष वश थे, अतः 
किसीने उन्हें पहचाना नहीं।। ४ ॥ 

कौन किसे जाने-पहिचाने! आनन्दके वश हुई सब दूलह बने हुए ब्रह्मका 
परछन करने चलीं। मनोहर गान हो रहा है। मधुर-मध्ुर नगाड़े बज रहे हैं, 
देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनन्दकन्द दूलहको देखकर 
सब स्त्रियाँ हृदयमें हर्षित हुईं। उनके कमल-सरीखे नेत्रोंमें प्रेमा श्रुओंका जल 
उमड़ आया और सुन्दर अड्डोंमें पुलकावली छा गयी। 

श्रीरामचन्द्रजीका वरवेष देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें 
जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेषजी सौ कलपोंमें भी नहीं 
कह सकते [ अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कलपोंमें भी नहीं कह 
सकते ]॥ ३१८ ॥ 

मड्ुल-अवसर जानकर नेत्रोंक जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर 
रही हैं। वेदोंमें कहे हुए तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने 
भलीभाँति किये॥ १॥ 

पञ्कनशब्द ( तन्त्री, ताल, झाँझ, नगारा और तुरही--इन पाँच प्रकारके 


* बालकाण्ड * १८१ 


बाजोंके शब्द ), पञ्ञजध्वनि ( वेदध्वनि, वन्दिध्वनि, जयध्वनि, शद्भधुध्वनि और 
हुलूध्वनि ) और मड़लगान हो रहे हैं। नाना प्रकारके वस्त्रोंके पाँवड़े पड़ रहे 
हैं। उन्होंने ( रानीने ) आरती करके अर्घध्य दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपमें गमन 
किया॥ २॥ 

दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए। उनके वैभवको 
देखकर लोकपाल भी लजा गये। समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं और 
भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्ति-पाठ करते हैं॥ ३॥ 

आकाश और नगरमें शोर मच रहा है। अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं 
सुनता। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें आये और अर्ध्य देकर आसनपर 
बैठाये गये॥ ४॥ 

आसनपर बैठाकर, आरती करके दूलहको देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही 
हैं। वे ढेर-के-ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मड़ल गा रही हैं। 
ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्णाणफा वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे 
रघुकुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छवि 
देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। 

नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित 
हो सिर नवाकर आशिष देते हैं; उनके हृदयमें हर्ष समाता नहीं है ॥ ३१९॥ 

वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े 
प्रेमसे मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि उनके लिये 
उपमा खोज-खोजकर लजा गये॥ १॥ 

जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें 
यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियोंका मिलाप या 
परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर उनका 
यश गाने लगे॥ २॥ 

[ वे कहने लगे--- ] जबसे ब्रह्माजीने जगत्‌को उत्पन्न किया, तबसे हमने 
बहुत विवाह देखे-सुने; परन्तु सब प्रकारसे समान साज-समाज और बराबरीके 
( पूर्ण समतायुक्त ) समधी तो आज ही देखे॥ ३॥ 

देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा 
गयी। सुन्दर पाँवड़े और अर्घध्य देते हुए जनकजी दशरथजीको आदरपूर्वक 
मण्डपमें ले आये॥ ४॥ 

मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियोंके मन 
भी हरे गये ( मोहित हो गये )। सुजान जनकजीने अपने हाथोंसे ला-लाकर 
सबके लिये सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुलके इष्टदेवताके समान 
वसिष्ठजीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्रजीकी 
पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी रीति तो कहते ही नहीं बनती। 


१८२ * रामचरितमानस * 


राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की। सभीको दिव्य 
आसन दिये और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया॥ ३२०॥ 

फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथजीकोी पूजा उन्हें ईश ( महादेवजी ) 
के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] 
अपने भाग्य और वैभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ जोड़कर विनती 
और बड़ाई की॥ १॥ 

राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब 
प्रकारसे आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसीको उचित आसन दिये। 
मैं एक मुखसे उस उत्साहका क्‍या वर्णन करूँ॥ २॥ 

राजा जनकने दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी 
बारातका सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्‍पाल और सूर्य जो 
श्रीरघुनाथजीका प्रभाव जानते हैं, ॥ ३ ॥ 

वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब 
लीला देख रहे थे। जनकजीने उनको देवताओंके समान जानकर उनका 
पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये।॥ ४॥ 

कौन किसको जाने-पहिचाने! सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। 
आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है। सुजान 
( सर्वज्ञ ) श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा 
करके उन्हें मानसिक आसन दिये। प्रभुका शील-स्वभाव देखकर देवगण 
मनमें बहुत आनन्दित हुए। 

श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छबिको सभीके सुन्दर नेत्ररूपी 
चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं; प्रेम और आनन्द कम नहीं है ( अर्थात्‌ 
बहुत है )॥ ३२१ ॥ 

समय देखकर वसिष्ठजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर 
आदरके साथ आये। वसिष्ठजीने कहा---अब जाकर राजकुमारीको शीघ्र ले 
आइये। मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १॥ 

बुच्द्विमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सरिव्रयोंसमेत बड़ी प्रसन्न हुईं। 
ब्राह्मणोंकी स्त्रियों और कुलकी बूढ़ी स्त्रियोंको बुलाकर उन्होंने कुलरीति 
करके सुन्दर मड्रलगीत गाये॥ २॥ 

श्रेष्ठ देवाड़नाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हैं, सभी स्वभावसे 
ही सुन्दी और श्यामा ( सोलह वर्षकी अवस्थावाली ) हैं। उनको देखकर 
रनिवासकी स्त्रियाँ सुख पाती हैं और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे 
भी प्यारी हो रही हैं॥ ३॥ 

उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वतीके समान जानकर रानी बार-बार 
उनका सम्मान करती हैं। [ रनिवासकी स्त्रियाँ और सरिब्रयाँ | सीताजीका 


* बालकाण्ड * १८३ 


श्रृंगार करके, मण्डली बनाकर, प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिवा चलीं।॥ ४॥ 

सुन्दर मड्गरलका साज सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रियाँ और सरिव्याँ 
आदरसहित सीताजीको लिवा चलीं। सभी सुन्दरियाँ सोलहों श्रृंगार किये 
हुए मतवाले हाथियोंकी चालसे चलनेवाली हैं। उनके मनोहर गानको सुनकर 
मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेवकी कोयलें भी लजा जाती हैं । पायजेब, 
पैंजनी और सुन्दर कंकण तालकी गतिपर बड़े सुन्दर बज रहे हैं। 

सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रियोंके समूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं, 
मानो छबिरूपी ललनाओंके समूहके बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभारूपी 
स्त्री सुशोभित हो॥ ३२२॥ 

सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता, क्‍योंकि बुद्द्धि बहुत छोटी 
है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र 
सीताजीको बरातियोंने आते देखा।॥ १॥ 

सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो 
सभी पूर्णकाम ( कृतकृत्य ) हो गये। राजा दशरथजी पुत्रोंसहित हर्षित हुए। 
उनके हृदयमें जितना आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता॥ २॥ 

देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मड़लोंकी मूल मुनियोंके 
आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर मच 
रहा है। सभी नर-नारी प्रेम और आनन्दमें मग्न हैं।॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आयीं। मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर 
शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसरकी सब रीति, व्यवहार और कुलाचार 
दोनों कुलगुरुओंने किये॥ ४॥ 

कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्‍न होकर गौरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोंकी 
पूजा करा रहे हैं [ अथवा ब्राह्मणोंके द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा 
रहे हैं ]। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और 
अत्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी माड्लिक पदार्थकी 
मुनि जिस समय भी मनमें चाहमात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोनेकी 
परातोंमें और कलशोंमें भरकर उन पदार्थोको लिये तैयार रहते हैं।॥ १॥ 

स्वयं सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब 
आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके 
मुनियोंने सीताजीको सुंदर सिंहासन दिया। श्रीसीताजी और श्रीरामजीका 
आपसमें एक-दूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम किसीको लख् 
नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणीसे भी परे है, उसे कवि 
क्योंकर प्रकट करे 2॥ २॥ 

हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते 
हैं और सारे वेद ब्राह्मणका वेष धरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं॥ ३२३ ॥ 


१८४ * रामचरितमानस * 


जनकजीकी जगद्दधिख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो 
हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत ( पुण्य ), सुख और सुन्दरता सबको 
बटोरकर विधाताने उन्हें सँवारकर तैयार किया है॥ १॥ 

समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी 
स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आयीं। सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी ) 
जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोह रही हैं, मानो हिमाचलके साथ मैनाजी 
शोभित हों॥ २॥ 

पवित्र, सुगन्धित और मड़ल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी 
सुन्दर परातें राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने हाथोंसे लाकर 
श्रीरामचन्द्रजीके आगे रखोीं॥ ३॥ 

मुनि मड्भरलवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशसे 
फूलोंकी झड़ी लग गयी है। दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये 
और उनके पवित्र चरणोंको पखारने लगे।॥ ४॥ 

वे श्रीरामजीके चरणकमलोंको पखारने लगे, प्रेमसे उनके शरीरमें 
पुलकावली छा रही है। आकाश और नगरमें होनेवाली गान, नगाड़े और जय- 
जयकारकी ध्वनि मानो चारों दिशाओंमें उमड़ चली। जो चरणकमल 
कामदेवके शत्रु श्रीशिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें सदा ही विराजते हैं, 
जिनका एक बार भी स्मरण करनेसे मनमें निर्मलता आ जाती है और 
कलियुगके सारे पाप भाग जाते हैं, ॥ १॥ 

जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्त्री अहल्याने, जो पापमयी थी, 
'परमगति पायी, जिन चरणकमलोंका मकरन्दरस ( गड़ाजी ) शिवजीके 
मस्तकपर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; मुनि 
और योगीजन अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके 
मनोवाउजिछत गति प्राप्त करते हैं; उन्हीं चरणोंको भाग्यके पात्र ( बड़भागी ) 
जनकजी धो रहे हैं; यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे हैं॥ २॥ 

दोनों कुलोंके गुरू वर और कनन्‍्याकी हथेलियोंको मिलाकर शाखोच्चार 
करने लगे। पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें 
भर गये। सुखके मूल दूलहको देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया 
और हृदय आनन्दसे उमँग उठा। राजाओंके अलझ्ज्ञारस्वरूप महाराज जनकजीने 
लोक और वेदकी रीतिको करके कनन्‍्यादान किया॥ ३॥ 

जैसे हिमवानने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुको 
लक्ष्मीजी दी थीं, वैसे ही जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी समर्पित कीं, 
जिससे विश्वमें सुन्दर नवीन कीर्ति छा गयी । विदेह ( जनकजी ) कैसे विनती करें! 
उस साँवली मूर्तिने तो उन्हें सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) ही कर 
दिया। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गयी और भाँवरें होने लगीं।॥ ४ ॥ 


* बालकाण्ड * १८५७ 


जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, मड्भनलगान और नगाड़ोंकी ध्वनि 
सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्षके फूलोंको बरसा रहे 
हैं॥ ३२४॥ 

वर और कन्या सुन्दर भाँवरें दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक [ उन्हें 
देखकर ] नेत्रोंका परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो 
सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी॥ १॥ 

श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणियोंके खम्भोंमें जगमगा 
रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत-से रूप धारण करके श्रीरामजीके 
अनुपम विवाहको देख रहे हैं॥ २॥ 

उन्हें ( कामदेव और रतिको ) दर्शनकी लालसा और संकोच दोनों ही 
कम नहीं हैं ( अर्थात्‌ बहुत हैं ); इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और 
छिपते हैं। सब देखनेवाले आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी भाँति सभी 
अपनी सुध भूल गये॥ ३॥ 

मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायीं और नेगसहित सब रीतियोंको पूरा 
किया। श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं; यह शोभा किसी 
प्रकार भी कही नहीं जाती ॥ ४ ॥ 

मानो कमलको लाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभसे साँप 
चअन्‍न्द्रमाको भूषित कर रहा है। [ यहाँ श्रीरामके हाथको कमलकी, सेंदुरको 
परागकी, श्रीरामकी श्याम भुजाको साँपकी और सीताजीके मुखको 
अन्द्रमाकी उपमा दी गयी है ] फिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी, तब दूलह और 
दुलहिन एक आसनपर बैठे ॥ ५॥ 

श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन्हें देखकर दशरथजी 
मनमें बहुत आनन्दित हुए। अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्षमें नये फल [ आये ] 
देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है। चौदहों भुवनोंमें उत्साह 
भर गया; सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया। जीभ एक है और 
यह मड़ल महान्‌ है; फिर भला, वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया 
जा सकता है!॥ १॥ 

तब वसिष्ठहजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर 
माण्डवीजी, श्रुतकीर्तिजी और उर्मिलाजी--इन तीनों राजकुमारियोंको बुला 
लिया। कुशध्वजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, शील, सुख और 
शोभाकी रूप ही थीं, राजा जनककने प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके भरतजीको 
ब्याह दिया ॥ २॥ 

जानकीजीकी छोटी बहिन उर्मिलाजीको सब सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानकर 
उस कन्याको सब प्रकारसे सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया; और 
जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुन्दर नेत्रोंवाली, सुन्दर मुखवाली, सब गुणोंकी 


१८६ * रामचरितमानस * 


खान और रूप तथा शीलमें उजागर हैं, उनको राजाने शत्रुघ्नको ब्याह दिया।॥ ३॥ 

दूलह और दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको देखकर सकुचते 
हुए हृदयमें हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना 
करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुन्दरी दुलहिनें सुन्दर दूल्होंके साथ 
एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ 
( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ) अपने चारों स्वामियों ( विश्व, तैजस, प्राज्ञ 
और ब्रह्म ) सहित विराजमान हों॥ ४॥ 

सब पुत्रोंकी बहुओंसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित 
हैं, मानो वे राजाओंके शिरोमणि क्रियाओं (९ यज्ञक्रिया, श्रद्धाक्रिया, 
योगक्रिया और ज्ञानक्रिया ) सहित चारों फल ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) 
पा गये हों॥३२५॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब 
राजकुमार विवाहे गये। दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मंडप 
सोने और मणियोंसे भर गया॥ १॥ 

बहुत-से कम्बल, वस्त्र और भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी 
कीमतके न थे ( अर्थात्‌ बहुमूल्य थे ) तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास-दासियाँ और 
गहनोंसे सजी हुई कामधेनु-सरीखी गायें- ॥ २॥ 

[ आदि ] अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाय। उनका वर्णन 
नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर 
लोकपाल भी सिहा गये। अवधराज दशरथजीने सुख मानकर प्रसन्नचित्तसे 
सब कुछ ग्रहण किया॥ ३॥ 

उन्होंने वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया। 
जो बच रहा, वह जनवासेमें चला आया। तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी 
बारातका सम्मान करते हुए कोमल वाणीसे बोले॥ ४॥ 

आदर, दान, विनय और बड़ाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर राजा 
जनकने महान्‌ आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर ( लाड़ करके ) मुनियोंके 
समूहकी पूजा एवं वन्दना की। सिर नवाकर, देवताओंको मनाकर, राजा 
हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते 
हैं (वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्णकाम महानुभावोंको कोई कुछ 
देकर कैसे सन्‍्तुष्ट कर सकता है ); क्या एक अज्जलि जल देनेसे कहीं समुद्र 
सन्‍्तुष्ट हो सकता है॥ १॥ 

फिर जनकजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेह, 
शील और सुन्दर प्रेममें सानकर मनोहर वचन बोले--हे राजन्‌! आपके साथ 
सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये। इस राज-पाटसहित 
हम दोनोंको आप बिना दामके लिये हुए सेवक ही समझियेगा।॥ २॥ 


* बालकाण्ड * १८७ 


इन लड़कियोंको टहलनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन 
कीजियेगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा 
कीजियेगा। फिर सूर्यकुलके भूषण दशरथजीने समधी जनकजीको सम्पूर्ण 
सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार 
ही हो गये )। उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनोंके हृदय प्रेमसे 
परिपूर्ण हैं॥ ३॥ 

देवतागण फूल बरसा रहे हैं; राजा जनवासेको चले। नगाड़ेकी ध्वनि, 
जयध्वनि और वेदकी ध्वनि हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें खूब कौतूहल 
हो रहा है ( आनन्द छा रहा है ), तब मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सरि्रयाँ 
मड़लगान करती हुई दुलहिनोंसहित दूल्होंको लिवाकर कोहबरको चलीं ॥ ४॥ 

सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका 
मन नहीं सकुचाता। प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छबिको हर 
रहे हैं॥ ३२६॥ 


मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम 


श्रीरामचन्द्रजीका साँवला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर है। उसकी शोभा 
करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाली है। महावरसे युक्त चरणकमल बड़े 
सुहावने लगते हैं, जिनपर मुनियोंके मनरूपी भौरे सदा छाये रहते हैं।॥ १॥ 

पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकालके सूर्य और बिजलीकी 
ज्योतिको हरे लेती है। कमरमें सुन्दर किकिणी और कटिसूत्र हैं। विशाल 
भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं॥ २॥ 

पीला जनेऊ महान्‌ शोभा दे रहा है। हाथकी अँगूठी चित्तको चुरा लेती 
है। ब्याहके सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छातीपर हृदयपर 
पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं॥ ३ ॥ 

पीला दुपट्टा काँखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित है, जिसके दोनों छोरोंपर 
मणि और मोती लगे हैं। कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल 
हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है॥ ४॥ 

सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है। ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका 
घर ही है। जिसमें मड्भलमय मोती और मणि गुँथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर 
माथेपर सोह रहा है॥ ५॥ 

सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मणियाँ गुँथी हुई हैं, सभी अड्भग चित्तको चुराये 
लेते हैं। सब नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ 
रही हैं ( उनकी बलैयाँ ले रही हैं) और मणि, वस्त्र तथा आभूषण निछावर 
करके आरती उतार रही और मड्भरलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे 
हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं॥ १॥ 


२८८ * रामचरितमानस * 


सुहागिनी स्त्रियाँ सुख पाकर कुँअर और कुमारियोंको कोहबर ( कुलदेवताके 
स्थान ) में लायीं और अत्यन्त प्रेमसे मड्गलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने 
लगीं। पार्वतीजी श्रीरामचन्द्रजीको लहकौर ( वर-वधूका परस्पर ग्रास देना ) 
सिखाती हैं और सरस्वतीजी सीताजीको सिखाती हैं। रनिवास हास-विलासके 
आनन्दमें मग्न है, [ श्रीयमजी और सीताजीको देख-देखकर ] सभी जन्मका 
परम फल प्राप्त कर रही हैं॥ २॥ 

अपने हाथकी मणियोंमें सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाहोीं 
दीख रही है। यह देखकर जानकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी 
लताको और दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं। उस समयके हँसी-खेल और 
विनोदका आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सरित्रयाँ ही जानती हैं। 
तदनन्तर वर-कन्याओंको सब सुन्दर सरिब्रयाँ जनवासेको लिवा चलीं॥ ३॥ 

उस समय नगर और आकाशशमें जहाँ सुनिये, वहीं आशीर्वादकी ध्वनि 
सुनायी दे रही है और महान्‌ आनन्द छाया है। सभीने प्रसन्न मनसे कहा कि 
सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगिराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओंने 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुन्दुभी बजायी और हर्षित होकर फूलोंकी 
वर्षा करते हुए तथा “जय हो, जय हो,जय हो' कहते हुए वे अपने-अपने 
लोकको चले॥ ४॥ 

तब सब (९ चारों ) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास आये। ऐसा मालूम 
होता था मानो शोभा, मड्गड्ल और आनन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा 
हो ॥ ३२७॥ 

फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी। जनकजीने बरातियोंको बुला भेजा। 
राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित गमन किया। अनुपम वस्त्रोंके पाँवड़े पड़ते 
जाते हैं॥ १॥ 

आदरके साथ सबके चरण धोये और सबको यथायोग्य पीढ़ोंपर 
बैठाया। तब जनकजीने अवधपति दशरथजीके चरण धोये। उनका शील 
और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता॥ २॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंको धोया, जो श्रीशिवजीके हृदय- 
कमलमें छिपे रहते हैं। तीनों भाइयोंको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर 
जनकजीने उनके भी चरण अपने हाथोंसे धोये॥ ३॥ 

राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये और सब परसनेवालोंको 
बुला लिया। आदरके साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियोंके पत्तोंसे सोनेकी 
कील लगाकर बनायी गयी थीं॥ ४॥ 

चअतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल-भात और 
गायका [ सुगन्धित ] घी क्षणभरमें सबके सामने परस गये॥ ३२८ ॥ 

सब लोग पंचकौर करके (९ अर्थात्‌ 'प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, 


* बालकाण्ड * १८९ 


व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा' इन मन्त्रोंका उच्चारण 
करते हुए पहले पाँच ग्रास लेकर ) भोजन करने लगे। गालीका गाना सुनकर 
वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये। अनेकों तरहके अमृतके समान (९ स्वादिष्ट ) 
पकवान परसे गये, जिनका बखान नहीं हो सकता॥ १॥ 

चअतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यज्लन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता 
है। चार प्रकारके ( चर्व्य, चोष्य, लेहा, पेय अर्थात्‌ चब्वाकर, चूसकर, चाटकर 
और पीकर खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है, उनमेंसे एक-एक 
विधिके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २॥ 

छहों रसोंके बहुत तरहके सुन्दर ९ स्वादिष्ट ) व्यज्लन हैं। एक-एक रसके 
अनगिनती प्रकारके बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियोंके नाम 
ले-लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनिसे गाली दे रही हैं ( गाली गा रही हैं )॥ ३॥ 

समयकी सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाजसहित 
राजा दशरथजी हँस रहे हैं। इस रीतिसे सभीने भोजन किया और तब सबको 
आदरसहित आचमन ( हाथ-मुह धोनेके लिये जल ) दिया गया॥ ४॥ 

फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया। सब 
राजाओंके सिरमौर ( चक्रवर्ती ) श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले।॥ ३२९॥ 

जनकपुरमें नित्य नये मड्भल हो रहे हैं। दिन और रात पलके समान बीत 
जाते हैं। बड़े सबेरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे। याचक उनके 
गुणसमूहका गान करने लगे॥ १॥ 

चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओंसहित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द 
है, वह किस प्रकार कहा जा सकता है? वे प्रातःक्रिया करके गुरू 
वसिष्ठजीके पास गये। उनके मनमें महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा है॥ २॥ 

राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमें डुबोयी 
हुई वाणी बोले--हे मुनिराज! सुनिये, आपकी कृपासे आज मैं पूर्णकाम हो 
गया॥ ३॥ 

हे स्वामिन्‌! अब सब ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह [ गहनों- 
कपड़ों ] से सजी हुई गायें दीजिये। यह सुनकर गुरुजीने राजाकी बड़ाई 
करके फिर मुनिगणोंको बुलवा भेजा॥ ४॥ 

तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि 
तपस्वी श्रेष्ठ मुनियोंके समूह-के-समूह आये ।॥| ३३०॥ 

राजाने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें 
उत्तम आसन दिये। चार लाख उत्तम गायें मँगवायीं, जो कामधेनुके समान 
अच्छे स्वभाववाली और सुहावनी थीं॥ १॥ 

उन सबको सब प्रकारसे [| गहनों-कपड़ोंसे |] सजाकर राजाने प्रसन्न 
होकर भूदेव ब्लाह्मणोंको दिया। राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि 


१९० * रामचरितमानस * 


जगतूमें मैंने आज ही जीनेका लाभ पाया॥२॥ 

[ ब्राह्मणोंसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए। फिर याचकोंके 
समूहोंको बुलवा लिया और सबको उनकी रूचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, 
घोड़ा, हाथी और रथ (जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित 
करनेवाले दशरथजीने दिये।॥ ३॥ 

वे सब गुणानुवाद गाते और 'सूर्यकुलके स्वामीकी जय हो, जय हो, 
जय हो ' कहते हुए चले। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ। 
जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥ ४॥ 

बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हैं--हे 
मुनिराज! यह सब सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद है॥ ३३१॥ 

राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्यकी सब 
प्रकारसे सराहना करते हैं। प्रतिदिन [ सबेरे |] उठकर अयोध्यानरेश विदा 
माँगते हैं। पर जनकजी उन्हें प्रेमसे रख लेते हैं।॥ १॥ 

आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी होती 
है। नगरमें नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता है, दशरथजीका जाना 
किसीको नहीं सुहाता॥ २॥ 

इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्न्रेहकी रस्सीसे बँध गये 
हैं। तब विश्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर 
कहा--- ॥ ३॥ 

यद्यपि आप स्त्रेह | वश उन्हें ] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको 
आज्ञा दीजिये। 'हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने ममन्त्रियोंका 
बुलवाया। वे आये और 'जय जीव ' कहकर उन्‍होंने मस्तक नवाया॥ ४॥ 

[ जनकजीने कहा--- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर ( रनिवासमें ) 
खबर कर दो। यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी 
प्रेमके वश हो गये।॥ ३३२॥ 

जनकपुरवासियोंने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुल होकर 
एक-दूसरेसे बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास 
हो गये मानो सन्ध्याके समय कमल सकुचा गये हों॥ १॥ 

आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा 
( रसोईका सामान ) भेजा गया। अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान और भोजनकी 
सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती---॥ २॥ 

अनगिनत बैलों और कहारोंपर भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी। 
साथ ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शय्याएँ ( पलँग ) भेजीं । एक लाख घोड़े और 
'पिचीस हजार रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हुए, ॥ ३॥ 

दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी 


* बालकाण्ड * १९१ 


लजा जोाते हैं, गाड़ियोंमें भर-भरकर सोना, वस्त्र और रत्न ( जवाहिरात ) 
और भेंस, गाय तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं।॥ ४॥ 

[ इस प्रकार ] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं 
जा सकता और जिसे देखकर लोकपालोंके लोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान 
पड़ती थी॥ ३३३॥ 

इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज 
दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं, मानो 
थोड़े जलमें मछलियाँ छटपटा रही हों॥ १॥ 

वे बार-बार सीताजीको गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन 
देती हैं--तुम सदा अपने पतिकी प्यारी होओ, तुम्हारा सोहाग अचल हो; 
हमारी यही आशिष है॥ २॥ 

सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना। पतिका रुख देखकर उनकी 
आज्ञाका पालन करना। सयानी सरिब्रयाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे 
स्त्रियोंके धर्म सिखलाती हैं।॥ ३ ॥ 

आदरके साथ सब पृुत्रियोंको [| स्त्रियोंके धर्म] समझाकर रानियोंने 
बार-बार उन्हें हदयसे लगाया। माताएँ फिर-फिर भेंटती और कहती हैं कि 
बहाने स्त्रीजातिको क्‍यों रचा।॥ ४॥ 

उसी समय सूर्यवंशके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न 
होकर विदा करानेके लिये जनकजीके महलको चले॥ ३३४॥ 

स्वभावसे ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष 
दौड़े। कोई कहता है--आज ये जाना चाहते हैं। विदेहने विदाईका सब 
सामान तैयार कर लिया है॥ १॥ 

राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके | मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर 
देख लो। हे सयानी! कौन जाने, किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर 
हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है॥ २॥ 

मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय 
और नरकमें रहनेवाला ( या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवान्‌के परमपदको 
प्राप्त हो जाय, हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं।। ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें धर लो। अपने मनको साँप 
और इनकी मूर्तिको मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते 
हुए सब राजकुमार राजमहलमें गये ॥ ४॥ 

रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। 
सासुएँ महान्‌ प्रसन्न मनसे निछावर और आरती करती हैं॥ ३३५॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके 
विशेष वश होकर बार-बार चरणों लगीं । हृदयमें प्रीति छा गयी, इससे लज्जा नहीं 


१९२ * रामचरितमानस * 


रह गयी । उनके स्वाभाविक स्नरेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है॥ १॥ 

उन्होंने भाइयोंसहित श्रीरामजीको उबटन करके स्न्रान कराया और बड़े 
प्रेमसे घट्रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, स्नेह 
और संकोचभरी वाणी बोले--- ॥ २॥ 

महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये 
यहाँ भेजा है। हे माता! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बालक 
जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा।॥ ३॥ 

इन वचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएँ प्रेमवश बोल 
नहीं सकतीं । उन्होंने सब कुमारियोंको हृदयसे लगा लिया और उनके पतियोंको 
सौंपकर बहुत विनती की ॥ ४॥ 

विनती करके उन्‍होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और 
हाथ जोड़कर बार-बार कहा--हे तात! हे सुजान! मैं बलि जाती हूँ, तुमको 
सबकी गति (हाल ) मालूम है। परिवारको, पुरवासियोंको, मुझको और 
राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानियेगा। हे तुलसीके स्वामी! 
इसके शील और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा। 

तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और भाववप्रिय हो (९ तुम्हें प्रेम प्यारा 
है )। हे राम! तुम भक्तोंके गुणोंको ग्रहण करनेवाले, दोषोंको नाश करनेवाले 
और दयाके धाम हो॥ ३३६॥ 

ऐसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [ चुप ] रह गयीं। मानो उनकी 
वाणी प्रेमरूपी दलदलमें समा गयी हो। स्नरेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया॥ १॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा माँगते हुए बार-बार प्रणाम किया। 
आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयोंसहित श्रीरघुनाथजी चले॥ २॥ 

श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ स्नेहसे 
शिथिल हो गयीं। फिर धीरज धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ 
बारंबार उन्हें | गले लगाकर ] भेंटने लगीं॥ ३॥ 

पुत्रियोंको पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्परमें कुछ थोड़ी 
प्रीति नहीं बढ़ी ( अर्थात्‌ बहुत प्रीति बढ़ी )। बार-बार मिलती हुई माताओंको 
सरिबयोंने अलग कर दिया। जैसे हालकी ब्यायी हुई गायको कोई उसके 
बालक बछड़े [| या बछिया ] से अलग कर दे॥ ४॥ 

सब स्त्री-पुरुष और सरिब्रयोंसहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो 
रहा है। [ ऐसा लगता है ] मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल 
दिया है॥ ३३७॥ 

जानकीने जिन तोता और मैनाको पाल-पोसकर बड़ा किया था और 
सोनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं--वैदेही 


* बालकाण्ड * १९३ 


कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा 
( अर्थात्‌ सबका थेर्य जाता रहा )॥ १॥ 

जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुष्योंकी दशा 
कैसे कही जा सकती है! तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये। प्रेमसे उमड़कर 
उनके नेत्रोंमें [ प्रेमा भ्ुओंका ] जल भर आया॥ २॥ 

वे परम वैराग्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी 
धीरज भाग गया। राजाने जानकीजीको हृदयसे लगा लिया। | प्रेमके 
प्रभावसे ] ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी ( ज्ञानका बाँध टूट गया )॥ ३॥ 

सब बुदिद्विमान्‌ मन्त्री उन्हें समझाते हैं। तब राजाने विषाद करनेका समय 
न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियोंको हदयसे लगाकर सुन्दर सजी 
हुई पालकियाँ मँगवायी ॥ ४ ॥ 

सारा परिवार प्रेममें विवश है। राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर सिद्द्विसहित 
गणेशजीका स्मरण करके कनन्‍्याओंको पालकियोंपर चढ़ाया॥ ३३८ ॥ 

राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें स्त्रियोंका धर्म और 
कुलकी रीति सिखायी। बहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और 
विश्वासपात्र सेवक थे॥ १॥ 

सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये। मड्भगलकी राशि 
शुभ शकुन हो रहे हैं। त्राह्णण और मन्त्रियोंके समाजसहित राजा जनकजी 
उन्हें पहुँचानेके लिये साथ चले॥ २॥ 

समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियोंने रथ, हाथी और घोड़े सजाये। 
दशरथजीने सब ब्राह्मणोंको बुला लिया और उन्हें दान और सम्मानसे 
परिपूर्ण कर दिया॥ ३॥ 

उनके चरणकमलोंकी धूलि सिरपर धरकर और आशिष पाकर 
राजा आनन्दित हुए और गणेशजीका स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। 
मड़लोंके मूल अनेकों शकुन हुए॥ ४॥ 

देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएँ गान कर रही हैं। 
अवधपति दशरथजी नगाड़े बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले॥ ३३९॥ 

राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लौटाया और आदरके 
साथ सब मंगनोंको बुलवाया। उनको गहने-कपड़े, घोड़े-हाथी दिये 
और प्रेमसे पुष्ठ करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बलयुक्त कर दिया॥ १॥ 

वे सब बारंबार विरुदावली ( कुलकीर्ति ) बखानकर और श्रीरामचन्द्रजीको 
हृदयमें रखकर लौटे। कोसलाधीश दशरथजी बार-बार लौटनेको कहते हैं, 
परन्तु जनकजी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते।॥ २॥ 

दशरथजीने फिर सुहावने वचन कहे--हे राजन्‌! बहुत दूर आ गये, अब 
लौटिये। फिर राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हो गये। उनके नेत्रोंमें 


१९४ * रामचरितमानस * 


प्रेमका प्रवाह बढ़ आया ( प्रेमाश्रुओंकी धारा बह चली )॥ ३॥ 

तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृतमें डुबोकर वचन 
बोले--मैं किस तरह बनाकर (किन शब्दोंमें) विनती करूँ। हे महाराज! 
आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है॥ ४॥ 

अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान 
किया। उनके आपसके मिलनेमें अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो 
हृदयमें समाती न थी॥ ३४०॥ 

जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया। 
फिर आदरके साथ वे रूप, शील और गुणोंके निधान सब भाइयोंसे--- अपने 
दामादोंसे मिले; ॥ १॥ 

और सुन्दर कमलके समान हाथोंको जोड़कर ऐसे वचन बोले 
जो मानो प्रेमसे ही जन्मे हों। हे रामजी! मैं किस प्रकार आपकी 
प्रशंसा करूं! आप मुनियों और महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 
हंस हैं॥ २॥ 

योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्यागकर 
योगसाधन कर ते हैं, जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द, 
निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं, ॥ ३॥ 

जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते 
हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद 'नेति' कहकर 
वर्णन करता है और जो [| सच्चिदानन्द ] तीनों कालोंमें एकरस ( सर्वदा 
और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; ॥ ४॥ 

वे ही समस्त सुखोंके मूल [ आप ] मेरे नेत्रोंके विषय हुए। ई श्वरके अनुकूल 
होनेपर जगतूमें जीवको सब लाभ-ही-लाभ है॥ ३४१॥ 

आपने मुझे सभी प्रकारसे बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना 
लिया। यदि दस हजार सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पोंतक गणना 
करते रहें ॥ १ ॥ 

तो भी हे रघुनाथजी! सुनिये, मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी 
कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, 
वह अपने इस एक ही बलपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो 
जाते हैं ॥ २॥ 

मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी 
आपके चरणोंको न छोड़े । जनकजीके श्रेष्ठ वबचचनोंको सुनकर, जो मानो 
प्रेमसे पुष्ठ किये हुए थे, पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हुए॥ ३॥ 

उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरू विश्वामित्रजी और 
कुलगुरु वसिष्ठदजीके समान जानकर ससुर जनकजीका सम्मान किया। फिर 


* बालकाण्ड * २१९५ 


जनकजीने भरतजीसे विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर उन्हें 
आशीर्वाद दिया॥ ४॥ 

फिर राजाने लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद 
दिया। वे परस्पर प्रेमके वश होकर बार-बार आपसमें सिर नवाने 
लगे॥ ३४२॥ 

जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब 
भाइयोंके साथ चले। जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये 
और उनके चरणोंकी रजको सिर और ननेत्रोंमें लगाया॥ १॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] हे मुनीश्वर! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ 
भी दुर्लभ नहीं है, मेरे मनमें ऐसा विश्वास है। जो सुख और सुयश लोकपाल 
चाहते हैं; परन्तु | असम्भव समझकर ] जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते 
हैं, ॥ २॥ 

है स्वामी! वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया; सारी सिद्द्वियाँ आपके 
दर्शनोंकी अनुगामिनी अर्थात्‌ पीछे-पीछे चलनेवाली हैं। इस प्रकार 
बार-बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा 
जनक लौटे॥ ३॥ 

डंका बजाकर बारात चली। छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। 
[ रास्तेके ] गाँवोंके स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर 
सुखी होते हैं।॥ ४॥ 

बीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको सुख 
देती हुई वह बारात पवित्र दिनमें अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३॥ 

नगाड़ोंपर चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर ढोल बजने लगे। भेरी और 
शट्भगुकी बड़ी आवाज हो रही है; हाथी-घोड़े गरज रहे हैं। विशेष 
शब्द करनेवाली झाँझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले रागसे शहनाइयाँ 
बज रही हैं॥ १॥ 

बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये। सबके शरीरोंपर 
पुलकावली छा गयी। सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गलियों, 
चौराहों और नगरके द्वारोंको सजाया॥ २॥ 

सारी गलियाँ अरगजेसे सिंचायी गयीं, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये। 
तोरणों, ध्वजा-पताकाओं और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ३॥ 

फलसहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमालके 
वृक्ष लगाये गये। वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष [ फलोंके भारसे ] पृथ्वीको 
छू रहे हैं। उनके मणियोंके थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये 
गये हैं॥ ४॥ 


१९६ * रामचरितमानस * 


अनेक प्रकारके मड्र्ल-कलश घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। 
श्रीरघधुनाथजीकी पुरी ( अयोध्या ) को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता 
सिहाते हैं॥ ३४४॥ 

उस समय राजमहल | अत्यन्त ] शोभित हो रहा था। उसकी रचना 
देखकर कामदेवका भी मन मोहित हो जाता था। मड़्लशकुन, मनोहरता, 
ऋष्द्धि-सिद्द्चि, सुख, सुहावनी सम्पत्ति॥ १॥ 

और सब प्रकारके उत्साह ( आनन्द ) मानो सहज सुन्दर शरीर धर- 
धरकर दशरथजीके घरमें छा गये हैं। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके 
लिये भला कहिये किसे लालसा न होगी 2॥ २॥ 

सुहागिनी स्त्रियाँ झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छबिसे 
कामदेवकी स्त्री रतिका भी निरादर कर रही हैं। सभी सुन्दर मड्रलद्र॒व्य एवं 
आरती सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही बहुत-से वेष धारण किये 
गा रही हों॥ ३॥ 

राजमहलमें [ आनन्दके मारे] शोर मच रहा है। उस समयका और 
सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी 
सब माताएँ प्रेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध भूल गयीं ॥ ४ ॥ 

गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको 
बहुत-सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुईं, मानो अत्यन्त दरिद्री चारों 
पदार्थ पा गया हो॥ ३४५ ॥ 

सुख और महान्‌ आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके 
शरीर शिथिल हो गये हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान 
सजाने लगीं ॥ १॥ 

अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे। सुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मड्गलसाज 
सजाये। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मड्रलकी मूल 
वस्तुएँ, ॥ २॥ 

तथा अक्षत ( चावल ), अँखुए, गोरोचन, लावा और तुलसीकी सुन्दर 
मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगोंसे चित्रित किये हुए सहज सुहावने 
सुवर्णक कलश ऐसे मालूम होते हैं, मानो कामदेवके पक्षियोंने घोंसले 
बनाये हों ॥ ३ ॥ 

शकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ बखानी नहीं जा सकतीं। सब रानियाँ सम्पूर्ण 
मड़ल साज सज रही हैं। बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुईं 
सुन्दर मड्भगलगान कर रही हैं॥ ४॥ 

सोनेके थालोंको माड़्लिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलके समान 
( कोमल ) हाथोंमें लिये हुए माताएँ आनन्दित होकर परछन करने चलीं। 


* बालकाण्ड * १९७ 


उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हैं॥ ३४६ ॥ 

धूपके धूएँसे आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावनके बादल 
घुमड़-घुमड़कर छा गये हों। देवता कल्पवृक्षके फूलोंकी मालाएँ बरसा रहे 
हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलोंकी पाँति मनको [ अपनी ओर ] खींच 
रही हो॥ १॥ 

सुन्दर मणियोंसे बने बंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष 
सजाये हों। अटारियोंपर सुन्दर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती और छिप 
जाती हैं ( आती-जाती हैं ); वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियाँ चमक 
रही हों॥ २॥ 

नगाड़ोंकी ध्वनि मानो बादलोंकी घोर गर्जना है। याच्रकगण पपीहे, 
मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगन्धरूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे 
खेतीके समान नगरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं॥ ३॥ 

[ प्रवेशका ] समय जानकर गुरु वसिष्ठजीने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि 
महाराज दशरथजीने शिवजी, पार्वतीजी और गणेशजीका स्मरण करके 
समाजसहित आनन्दित होकर नगरमें प्रवेश किया॥ ४॥ 

शकुन हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओंकी 
स्त्रियाँ आनन्दित होकर सुन्दर मड्रगलगीत गा-गाकर नाच रही हैं॥ ३४७॥ 

मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकोंके उजागर ( सबको 
प्रकाश देनेवाले, परम प्रकाशस्वरूप ) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हैं। 
जयध्वनि तथा वेदकी निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मड्भरलसे सनी हुई दसों 
दिशाओंमें सुनायी पड़ रही है॥ १॥ 

बहुत-से बाजे बजने लगे। आकाशमें देवता और नगरमें लोग सब प्रेममें 
मग्न हैं। बराती ऐसे बने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम 
आनन्दित हैं, सुख उनके मनमें समाता नहीं है॥। २॥ 

तब अयोध्यावासियोंने राजाको जोहार ( वन्दना ) की। श्रीरामचन्द्रजीको 
देखते ही वे सुखी हो गये। सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। 
नेत्रोंमें | प्रेमाभ्रुओंका ] जल भरा है और शरीर पुलकित हैं।॥ ३॥ 

नगरकी स्त्रियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों 
कुमारोंको देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियोंके सुन्दर परदे हटा-हटाकर 
वे दुलहिनोंको देखकर सुखी होती हैं। ४॥ 

इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये। माताएँ आनन्दित 
होकर बहुओंसहित कुमारोंका परछन कर रही हैं॥ ३४८ ॥ 

वे बार-बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान्‌ आनन्दको कौन 
कह सकता है! अनेकों प्रकारके आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित 
प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर कर रही हैं॥ १॥ 


१९८ * रामचरितमानस * 


बहुओंसहित चारों पुत्रोंको देखकर माताएँ परमानन्दमें मग्न हो गयीं। 
सीताजी और श्रीरामजीकी छबिको बार-बार देखकर वे जगतमें अपने 
जीवनको सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं॥ २॥ 

सरिव्याँ सीताजीके मुखको बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना 
करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण-क्षणमें फूल बरसाते, नाचते, गाते 
तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं।॥ ३॥ 

चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरस्वतीने सारी उपमाओंको खोज 
डाला; पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्‍योंकि उन्हें सभी बिलकुल तुच्छ 
जान पड़ीं। तब हारकर वे भी श्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकटक 
देखती रह गयीं॥ ४॥ 

वेदकी विधि और कुलकी रीति करके अर्घ्य-पाँवड़े देती हुई बहुओंसमेत 
सब पुत्रोंको परछन करके माताएँ महलमें लिवा चलीं॥ ३४९॥ 

स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेवने ही अपने 
हाथसे बनाये थे। उनपर माताओंने राजकुमारियों और राजकुमारोंको बैठाया 
और आदरके साथ उनके पवित्र चरण धोये॥ १॥ 

फिर वेदकी विधिके अनुसार मड़लोंके निधान दूलह और 
दुलहिनोंकी धूप, दीप और नैवेद्य आदिके द्वारा पूजा की। माताएँ 
बारंबार आरती कर रही हैं और वर-वधुओंके सिरोंपर सुन्दर पंखे तथा 
चँवर ढल रहे हैं॥ २॥ 

अनेकों वस्तुएँ निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी 
सुशोभित हो रही हैं मानो योगीने परम तत्त्वको प्राप्त कर लिया। सदाके 
रोगीने मानो अमृत पा लिया, ॥ ३ ॥ 

जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधेको सुन्दर नेत्रोंका लाभ हुआ। 
गूँगेके सुखमें मानो सरस्वती आ विराजीं और शूरवीरने मानो युद्धमें विजय 
पा ली॥ ४॥ 

इन सुखोंसे भी सौ करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा रही हैं। 
क्योंकि रघुकुलके चन्द्रमा श्रीरामजी विवाह करके भाइयोंसहित घर आये 
हैं॥ ३०० ( क )॥ 

माताएँ लोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचाते हैं। इस 
महान्‌ आनन्द और विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा 
रहे हैं॥ ३५० ( ख )॥ 

मनकी सभी वासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता और पितरोंका भलीभाँति 
पूजन किया। सबकी वन्दना करके माताएँ यही वरदान माँगती हैं कि 
भाइयोंसहित श्रीरामजीका कल्याण हो॥ १॥ 

देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित 


* बालकाण्ड * १९९ 


हो आँचल भरकर ले रही हैं। तदनन्तर राजाने बरातियोंको बुलवा लिया 
और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि ( रत्न ) और आभूषणादि दिये॥ २॥ 

आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर 
अपने-अपने घर गये। नगरके समस्त स्त्री-पुरुषोंको राजाने कपड़े और गहने 
'पहनाये। घर-घर बधावे बजने लगे॥ ३॥ 

याचक लोग जो-जो माँगते हैं, विशेष प्रसन्‍न होकर राजा उन्हें वही- 
वही देते हैं। सम्पूर्ण सेवकों और बाजेवालोंको राजाने नाना प्रकारके दान 
और सम्मानसे सन्‍्तुष्ठट किया॥ ४॥ 

सब जोहार ( वन्दन ) करके आशिष देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा 
गाते हैं। तब गुरू और ब्राह्मगोंसहित राजा दशरथजीने महलमें गमन 
किया॥ ३५१॥ 

वसिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने 
आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर 
सब रानियाँ आदरके साथ उठीं॥ १॥ 

चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने भलीभाँति पूजन 
करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेमसे पुष्ट हुए वे सन्‍्तुष्ट मनसे 
आशीर्वाद देते हुए चले॥ २॥ 

राजाने गाधि-पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की और कहा--हे 
नाथ! मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और 
रानियोंसहित उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 

उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब 
रनिवास उनका मन जोहता रहे ( अर्थात्‌ जिसमें राजा और महलकी सारी 
रानियाँ स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सकें ), फिर 
राजाने गुरु वसिष्ठदजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की। उनके हृदयमें 
कम प्रीति न थी ( अर्थात्‌ बहुत प्रीति थी )॥ ४॥ 

बहुओंसहित सब राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा बार-बार 
गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं॥ ३५२॥ 

राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोंकी और सारी सम्पत्तिको सामने 
रखकर [ उन्हें स्वीकार करनेके लिये ] विनती की। परन्तु मुनिराजने 
[ पुरोहितके नाते ] केवल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद 
दिया॥ १॥ 

फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर गुरु वसिष्ठजी 
हर्षित होकर अपने स्थानको गये। राजाने सब ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंको 
बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाये॥ २॥ 

फिर सब सुआसिनियोंको ( नगरभरकी सौभाग्यवती बहिन, बेटी, 


२०० * रामचरितमानस * 


भानजी आदिको > बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर 
[ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना-अपना 
नेग-जोग लेते और राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके 
अनुसार देते हैं॥ ३॥ 

जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजाने भलीभाँति 
सम्मान किया। देवगण श्रीरघुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा 
करके फूल बरसाते हुए--- ॥ ४ ॥ 

नगाड़े बजाकर और [ परम ] सुख प्राप्त कर अपने-अपने लोकोंको चले। 
वे एक-दूसरेसे श्रीरामजीका यश कहते जाते हैं। हृदयमें प्रेम समाता नहीं 
है॥ ३५३॥ 

सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर 
राजा दशरथजीके हृदयमें पूर्ण उत्साह ( आनन्द ) भर गया। जहाँ रनिवास 
था, वे वहाँ पधारे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारोंको देखा॥ १॥ 

राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको गोदमें ले लिया। उस समय राजाको 
जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है? फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित 
गोदीमें बैठाकर, बार-बार हृदयमें हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार 
( लाड़-चाव ) किया॥ २॥ 

यह समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्‍न हो गया। सबके हृदयमें 
आनन्दने निवास कर लिया। तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह 
सब कहा। उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष होता है॥ ३॥ 

राजा जनकके गुण, शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी 
सम्पत्तिका वर्णन राजाने भाटकी तरह बहुत प्रकारसे किया। जनकजीकी 
करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्‍न हुईं॥ ४॥ 

पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरू और कुट॒ुम्बियोंको बुलाकर 
अनेक प्रकारके भोजन किये। [ यह सब करते-करते ] पाँच घड़ी रात बीत 
गयी॥ ३५४॥ 

सुन्दर स्त्रियाँ मड़लगान कर रही हैं। वह रात्रि सुखकी मूल और 
मनोहारिणी हो गयी। सबने आचमन करके पान खाये और फूलोंकी माला, 
सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूषित होकर सब शोभासे छा गये॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने- 
अपने घरको चले। वहाँके प्रेम, आनन्द, विनोद, महत्त्व, समय, समाज और 
मनोहरताको--- ॥ २॥ 

सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं 
कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ? कहीं केंचुआ 
भी धरतीको सिरपर ले सकता है !॥ ३॥ 


* बालकाण्ड * २०१ 


राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके, कोमल वचन कहकर 
रानियोंको बुलाया और कहा--बहुएँ अभी बच्ची हैं, पराये घर आयी हैं। इनको 
इस तरहसे रखना जैसे नेत्रोंको पलकें रखती हैं ( जैसे पलकें नेत्रोंकी सब 
प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख 
'पहुँचाना )॥ ४॥ 

लड़के थके हुए नींदके वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। 
ऐसा कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्रामभवनमें 
चले गये॥ ३५५ ॥। 

राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर | रानियोंने ] मणियोंसे जड़े 
सुवर्णके पलँग बिछवाये। [ गद्दोंपर ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं 
कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछायीं।। १॥ 

सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियोंके मन्दिरमें 
फूलोंकी मालाएँ और सुगन्ध द्रव्य सजे हैं। सुन्दर रत्नोंके दीपकों और 
सुन्दर चँदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो, वही जान 
सकता है॥ २॥ 

इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया 
और प्रेमसहित पलँगपर पौढ़ाया। श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी। 
तब वे भी अपनी-अपनी शय्याओंपर सो गये॥ ३॥ 

श्रीरामजीके साँवले सुन्दर कोमल अड्डरोंको देखकर सब माताएँ 
प्रेमसहित वचन कह रही हैं--हे तात! मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी 
ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसे मारा ?॥ ४॥ 

बड़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीको 
कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहुको सहायकोंसहित तुमने 
कैसे मारा 2॥ ३५६ ॥ 

हे तात! मैं बलैया लेती हूँ, मुनिकी कृपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत- 
सी बलाओंको टाल दिया। दोनों भाइयोंने यज्ञकी रखवाली करके गुरुजीके 
'प्रसादसे सब विद्याएँ पायीं॥ १ ॥ 

चरणोंकी धूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी। विश्वभरमें यह 
कीर्ति पूर्णरीतिसे व्याप्त हो गयी। कच्छपकी पीठ, वच्ध और पर्वतसे भी कठोर 
शिवजीके धनुषको राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ दिया ॥ २॥ 

विश्वविजयके यश और जानकीको पाया और सब भाइयोंको 
ब्याहकर घर आये। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं ( मनुष्यकी शक्तिके 
बाहर हैं ), जिन्हें केवल विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है ( सम्पन्न 
किया है )॥ ३॥ 

हे तात! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगतूमें जन्म लेना सफल 


२०२ * रामचरितमानस * 


हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावें 
( हमारी आयुमें शामिल न करें )॥ ४॥ 

विनयभरे उत्तम वचन कहकर अश्रीरामचन्द्रजीन सब माताओंको संतुष्ट 
किया। फिर शिवजी, गुरू और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेत्रोंका 
नींदके वश किया (९ अर्थात्‌ वे सो रहे )॥ ३०७७॥ 

नींदमें भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था, 
मानो सन्ध्याके समयका लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियाँ घर-घर 
जागरण कर रही हैं और आपसमें ( एक-दूसरीको ) मड्भलमयी गालियाँ 
दे रही हैं॥ १॥ 

रानियाँ कहती हैं--हे सजनी! देखो, [ आज ] रात्रिकी कैसी शोभा है, 
जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है! [ यों कहती हुई ] सासुएँ सुन्दर 
बहुओंको लेकर सो गयीं, मानो सपोने अपने सिरकी मणियोंको हृदयमें 
छिपा लिया है॥ २॥ 

प्रातःकाल पवित्र ब्राह्ममुहूर्तमें प्रभु जागे। मुर्गे सुन्दर बोलने लगे। भाट और 
मागधोंने गुणोंका गान किया तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आये।॥ ३॥ 

ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओंकी वन्दना करके आशीर्वाद 
पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओंने आदरके साथ उनके मुखोंको देखा। 
फिर वे राजाके साथ दरवाजे ( बाहर ) पधारे॥ ४॥ 

स्वभावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सब शौचादिसे निवृत्त होकर पवित्र 
सरयू नदीमें स्नान किया और प्रातःक्रिया ( सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे 
पिताके पास आये॥ ३५०८ ॥ 


नवाह्लपारायण, तीसरा विश्राम 


राजाने देखते ही उन्हें हदयसे लगा लिया। तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हर्षित 
होकर बैठ गये। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर और नेत्रोंक लाभकी बस यही 
सीमा है, ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी (९ अर्थात्‌ सबके तीनों 
प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये )॥ १॥ 

फिर मुनि वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये। राजाने उनको सुन्दर 
आसनोंपर बैठाया और पुत्रों-समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। 
दोनों गुरु श्रीरामजीको देखकर प्रेममें मुग्थ हो गये।॥ २॥ 

वसिष्ठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवाससहित सुन रहे 
हैं। जो मुनियोंके मनको भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको 
वसिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया॥ ३॥ 

वामदेवजी बोले--ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति 
तीनों लोकोंमें छायी हुई है। यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ। 


* बालकाण्ड * २०३ 


श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमें अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ॥ ४ ॥ 

नित्य ही मड्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन 
बीतते जाते हैं। अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, आनन्दकी अधिकता 
अधिक-अधिक बढ़ती ही जा रही है॥ ३५०९॥ 

अच्छा दिन (शुभ मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कड्ढ्ण खोले गये। मड्ुल, 
आनन्द और विनोद कुछ कम नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए )। इस प्रकार 
नित्य नये सुखको देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्यामें जन्म पानेके 
लिये ब्रह्माजीसे याचना करते हैं॥ १॥ 

विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं, पर 
रामचन्द्रजीके स्त्रेहे और विनयवश रह जाते हैं। दिनोंदिन राजाका 
सौगुना भाव (९ प्रेम ) देखकर महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना 
करते हैं॥ २॥ 

अन्तमें जब विश्वामित्रजीने विदा माँगी, तब राजा प्रेममग्न हो गये और 
पुत्रोॉंसहित आगे खड़े हो गये। [ वे बोले-- ] हे नाथ! यह सारी सम्पदा 
आपकी है। मैं तो स्त्री-पुत्रोंसहित आपका सेवक हूँ॥ ३ ॥ 

हे मुनि! लड़कोंपर सदा स्न्रेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते 
रहियेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियोंसहित राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके 
चरणोंपर गिर पड़े, [ प्रेमविनह्ल हो जानेके कारण ] उनके मुँहसे बात 
नहीं निकलती ॥ ४॥ 

ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चल पड़े, 
प्रीतिकी रीति कही नहीं जाती । सब भाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ 
उन्हें पहुँचाकर और आज्ञा पाकर लौटे॥ ५॥ 

गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, 
राजा दशरथजीकी भक्ति, [ चारों भाइयोंके ] विवाह और [ सबके उत्साह 
और आनन्दको मन-ही-मन सराहते जाते हैं॥ ३६०॥ 

वामदेवजी और रघुकुलके गुरू ज्ञानी वसिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा 
बखानकर कही । मुनिका सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके 
प्रभावका बखान करने लगे॥ १॥ 

आज्ञा हुई तब सब लोग [ अपने-अपने घरोंको ] लौटे। राजा 
दशरथजी भी पुत्रोंसहित महलमें गये। जहाँ-तहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके 
विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों लोकोमें 
छा गया॥ २॥ 

जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे सब 
प्रकारका आनन्द अयोध्यामें आकर बसने लगा। प्रभुके विवाहमें 
जैसा आनन्द-उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पोकेक राजा शेषजी 


२०४ * रामचरितमानस * 


भी नहीं कह सकते॥ ३॥ 

श्रीसीतारामजीके यशको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और 
मड़लोंकी खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये 
कुछ ( थोड़ा-सा ) बखानकर कहा है॥ ४॥ 

अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलसीने रामका यश कहा है। 
[ नहीं तो ] श्रीरघुनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार 
पाया है ? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहके मड़्लमय उत्सवका वर्णन 
आदरके साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी 
कृपासे सदा सुख पावेंगे। 

श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसड्रको जो लोग प्रेमपूर्वक 
गायें-सुनेंगे, उनके लिये सदा उत्साह ( आनन्द )-ही-उत्साह है; क्योंकि 
श्रीरामचन्द्रजीका यश मड़लका धाम है॥ ३६१॥ 


मासपारायण, बारहवाँ विश्राम 


कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह 
पहला सोपान समाप्त हुआ॥ 


( बालकाण्ड समाप्त ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
द्वितीय सोपान 


5 


जिनकी गोदमें हिमाचलसुता पार्वतीजी, मस्तकपर गड़ाजी, ललाटपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा, कण्ठमें हलाहल विष और बवक्षःस्थलपर सर्पराज शेषजी 
सुशोभित हैं, वे भस्मसे विभूषित, देवताओंमें श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता [ या 
भक्तोंके पापनाशक ], सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान शुभ्रवर्ण 
श्रीशड्डूरजी सदा मेरी रक्षा करें॥ १॥ 

रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा 
राज्याभिषेकसे ( राज्याभिषेककी बात सुनकर ) न तो प्रसनन्‍नताको प्राप्त हुई 
और न वनवासके दुःखसे मल्लन ही हुई, वह ( मुखकमलकी छबि ) मेरे 
लिये सदा सुन्दर मड़लोंकी देनेवाली हो॥ २॥ 

नीले कमलके समान श्याम और कोमल जिनके अड् हैं, श्रीसीताजी जिनके 
वाम भागमें विराजमान हैं और जिनके हाथोंमें | क्रमश: ] अमोघ बाण और सुन्दर 
धनुष है, उन रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ।॥ ३ ॥ 

श्रीगुरूुजीके चरणकमलोंकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके 
मैं श्रीरघुनाथजीके उस निर्मल यशका वर्णन करता हूँ, जो चारों फलोंको 
( धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको ) देनेवाला है। 

जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे [ अयोध्यामें ] नित्य 
नये मड़ल हो रहे हैं और आनन्दके बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोकरूपी 
बड़े भारी पर्वतोंपर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे हैं॥ १॥ 

ऋष्द्धि-सिद्द्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियाँ उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी 
समुद्रमें आ मिलीं। नगरके स्त्री-पुरुष अच्छी जातिके मणियोंके समूह हैं, जो सब 
प्रकारसे पवित्र, अमूल्य और सुन्दर हैं॥ २॥ 

नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है, मानो 


२०६ * रामचरितमानस * 


अहाजीकी कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं।॥ ३॥ 

सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई 
देखकर आनन्दित हैं। श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वभावको देख- 
सुनकर राजा दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते हैं।॥ ४॥ 

सबके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सब महादेवजीको मनाकर ( प्रार्थना 
करके ) कहते हैं कि राजा अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराजपद दे दें॥ १॥ 

एक समय रघुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित राजसभामें 
विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्योंकी मूर्ति हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका 
सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा है॥ १॥ 

सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुखको रखते 
हुए ( अनुकूल होकर ) प्रीति करते हैं। [ पृथ्वी, आकाश, पाताल ] तीनों 
भुवनोंमें और [ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालोंमें दशरथजीके समान 
बड़भागी [ और ] कोई नहीं है॥ २॥ 

मड़लोंके मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं, उनके लिये जो कुछ कहा जाय 
सब थोड़ा है। राजाने स्वाभाविक ही हाथमें दर्पण ले लिया और उसमें अपना 
मुँह देखकर मुकुटको सीधा किया ॥ ३ ॥ 

[ देखा कि ] कानोंके पास बाल सफेद हो गये हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा 
उपदेश कर रहा है कि हे राजन! श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद्‌ देकर अपने 
जीवन और जन्मका लाभ क्‍यों नहीं लेते॥ ४॥ 

हृदयमें यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा 
दशरथजीने शुभ दिन और सुन्दर समय पाकर, प्रेमसे पुलकितशरीर हो 
आनन्दमग्न मनसे उसे गुरु वसिष्ठदजीको जा सुनाया॥ २॥ 

राजाने कहा--हे मुनिराज! [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये। श्रीरामचन्द्र 
अब सब प्रकारसे सब योग्य हो गये हैं। सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी 
और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं-- ॥ १॥ 

सभीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। | उनके रूपमें ] 
आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी! 
सारे ब्राह्मण, परिवारसहित आपके ही समान उनपर स्त्रेह करते हैं॥ २॥ 

जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो 
समस्त ऐश्वर्यको अपने वशमें कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे 
किसीने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मैंने सब कुछ 
पा लिया॥ ३॥ 

अब मेरे मनमें एक ही अभिलाषा है। हे नाथ! वह भी आपहीके 
अनुग्रहसे पूरी होगी। राजाका सहज प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर 


# अयोध्याकाण्ड * २०७ 


कहा--नरेश! आज्ञा दीजिये ( कहिये, क्या अभिलाषा है? )॥ ४॥ 

हे राजन! आपका नाम और यश हो सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको 
देनेवाला है। हे राजाओंके मुकुटमणि! आपके मनकी अभिलाषा फलका 
अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ आपके इच्छा करनेके पहले ही फल उत्पन्न हो 
जाता है )॥ ३॥ 

अपने जीमें गुरुजीको सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हर्षित होकर राजा 
कोमल वाणीसे बोले--हे नाथ! श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये। कृपा 
करके कहिये ( आज्ञा दीजिये ) तो तैयारी की जाय ॥ १॥ 

मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिससे ] सब लोग अपने 
नेत्रोंका लाभ प्राप्त करें। प्रभु ( आप )-के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निबाह 
दिया ( सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं ), केवल यही एक लालसा मनमें रह गयी है॥ २॥ 

[ इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं, शरीर रहे या 
चला जाय, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथजीके मड्रल और 
आनन्दके मूल सुन्दर वचन सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्न हुए॥ ३॥ 

[ वसिष्ठजीने कहा-- ] हे राजन्‌! सुनिये, जिनसे विमुख होकर लोग 
पछताते हैं और जिनके भजन बिना जीकी जलन नहीं जाती, वही स्वामी 
( सर्वलोकमहेश्वर ) श्रीरामजी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी 
हैं। [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश 
आपके पुत्र हुए हैं ]॥ ४॥ 

हे राजन्‌! अब देर न कीजिये; शीघ्र सब सामान सजाइये। शुभ दिन 
और सुन्दर मड्गल तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायाँ ( अर्थात्‌ 
उनके अभिषेकके लिये सभी दिन शुभ और मड्ुलमय हैं )॥ ४॥ 

राजा आनन्दित होकर महलमें आये और उन्होंने सेवकोंको तथा मन्त्री 
सुमन्त्रको बुलवाया। उन लोगोंने 'जय-जीव ' कहकर सिर नवाये। तब राजाने 
सुन्दर मड्बलमय वचन ( श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव ) सुनाये॥ १॥ 

[ और कहा-- ] यदि पंचोंको ( आप सबको ) यह मत अच्छा लगे, 
तो हृदयमें हर्षित होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये॥ २॥ 

इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके 
मनोरथरूपी पौधेपर पानी पड़ गया हो। मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते 
हैं कि हे जगत्पति! आप करोड़ों वर्ष जियें। ३ ॥ 

आपने जगत्‌भरका मड़ल करनेवाला भला काम सोचा है। हे नाथ! 
शीघ्रता कीजिये, देर न लगाइये। मन्त्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर 
राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डालीका सहारा 
पा गयी हो॥ ४॥ 

राजाने कहा-- श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये मुनिराज वसिष्ठजीकी 


२०८ * रामचरितमानस * 


जो-जो आज्ञा हो, आपलोग वही सब तुरंत करें॥ ५॥ 

मुनिराजने हर्षित होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
तीथोॉका जल ले आओ। फिर उन्होंने ओषधि, मूल, फूल, फल और 
पत्र आदि अनेकों माड्रलिक वस्तुओंके नाम गिनकर बताये॥ १॥ 

चँवर, मृगचर्म, बहुत प्रकारके वस्त्र, असंख्यों जातियोंके ऊनी और 
रेशमी कपड़े, [ नाना प्रकारकी ] मणियाँ (रत्न ) तथा और भी बहुत-सी 
मड़ल बस्तुएँ, जो जगतूमें राज्याभिषेकके योग्य होती हैं | सबको मँगानेकी 
उन्होंने आज्ञा दी ]॥ २॥ 

मुनिने वेदोंमें कहा हुआ सब विधान बताकर कहा--नगरमें बहुत-से 
मण्डप ( चँदोवे >) सजाओ। फलोंसमेत आम, सुपारी और केलेके वृक्ष 
नगरकी गलियोंमें चारों ओर रोप दो॥ ३॥ 

सुन्दर मणियोंके मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारको तुरंत सजानेके 
लिये कह दो। श्रीगणेशजी, गुरू और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव 
ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करो॥ ४॥ 

ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीके वचनोंको शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने 
काममें लग गये ॥ ६॥ 

मुनीश्चरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [ इतनी 
शीघ्रतासे कर डाला कि ] मानो पहलेसे ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, 
साधु और देवताओंको पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लिये सब मड्गलकार्य 
कर रहे हैं॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमें बड़ी 
धूमसे बधावे बजने लगे। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी शुभ शकुन 
सूचित हुए। उनके सुन्दर मड्रल अड्भडः फड़कने लगे॥ २॥ 

पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते हैं कि ये सब 
शकुन भरतके आनेकी सूचना देनेवाले हैं।[ उनको मामाके घर गये ] बहुत 
दिन हो गये; बहुत ही अवसेर आ रही है ( बार-बार उनसे मिलनेकी मनमें 
आती है ) शकुनोंसे प्रिय ( भरत )-के मिलनेका विश्वास होता है ॥ ३॥ 

और भरतके समान जगतमें [ हमें ] कौन प्यारा है! शकुनका बस, यही फल 
है, दूसरा नहीं। श्रीरामचन्द्रजीको [ अपने ] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच 
रहता है जैसा कछुएका हृदय अंडोंमें रहता है॥ ४॥ 

इसी समय यह परम मड्भल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो 
उठा। जैसे चन्द्रमाको बढ़ते देखकर समुद्रमें लहरोंका विलास ( आनन्द ) 
सुशोभित होता है॥ ७॥ 

सबसे पहले [ रनिवासमें ] जाकर जिन्होंने ये वचन ( समाचार ) सुनाये, 


* अयोध्याकाण्ड * २०९ 


उन्होंने बहुत-से आभूषण और वस्त्र पाये। रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित 
हो उठा और मन प्रेममें मगन हो गया। वे सब मड़लकलश सजाने लगीं॥ १॥ 

सुमित्राजीने मणियों (९ रत्नों )-के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और 
मनोहर चौक पूरे। आनन्दमें मग्न हुई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने 
ब्राह्णोंको बुलाकर बहुत दान दिये॥ २॥ 

उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर बलि 
भेंट देनेकी कहा (९ अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती 
मानी ); और प्रार्थना की कि जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो, 
दया करके वही वरदान दीजिये।॥ ३॥ 

कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और 
हिरनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली स्त्रियाँ मड्भलगान करने लगीं॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष हृदयमें हर्षित 
हो उठे और विधाताको अपने अनुकूल समझकर सब सुन्दर मड्रल-साज 
सजाने लगे॥ ८ ॥ 

तब राजाने वसिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके 
लिये श्रीरामचन्द्रजीके महलमें भेजा। गुरूका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने 
दरवाजेपर आकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाया॥ १॥ 

आदरपूर्वक अर्घध्य देकर उन्हें घरमें लाये और षोडशोपचारसे पूजा करके 
उनका सम्मान किया। फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और 
कमलके समान दोनों हाथोंको जोड़कर श्रीरामजी बोले--- ॥ २॥ 

यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मड्ुलोंका मूल और अमड्रलोंका 
नाश करनेवाला होता है, तथापि हे नाथ! उच्चित तो यही था कि प्रेमपूर्वक 
दासको ही कार्यके लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है॥ ३॥ 

परन्तु प्रभु ( आप )-ने प्रभुता छोड़कर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह 
किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाईं! [ अब ] जो आज्ञा हो, 
मैं वही करूँ। स्वामीकी सेवामें ही सेवकका लाभ है॥ ४॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीके ] प्रेममें सने हुए वचचनोंको सुनकर मुनि वसिष्ठजीने 
श्रीरघुनाथजीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम! भला, आप ऐसा क्‍यों 
न कहें। आप सूर्यवंशके भूषण जो हैं॥ ९॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बखान कर, मुनिराज प्रेमसे 
पुलकित होकर बोले---] हे रामचन्द्रजी! ] राजा ( दशरथजी )-ने राज्याभिषेककी 
तैयारी की है। वे आपको युवराज-पद देना चाहते हैं।॥ १॥ 

[ इसलिये ] हे रामजी! आज आप |[ उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक ] 
सब संयम कीजिये, जिससे विधाता कुशलपूर्वक इस कामको निबाह दें 
( सफल कर दें )। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास चले गये। 


२१० * रामचरितमानस * 


श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें | यह सुनकर ] इस बातका खेद हुआ कि--- ॥ २॥ 

हम सब भाई एक ही साथ जन्मे खाना, सोना, लड़कपनके खेल- 
कूद, कनछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही 
हुए॥ ३॥ 

पर इस निर्मल वंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब 
भाइयोंको छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़ेका ही (मेरा ही) होता है। 
[ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण 
पछतावा भक्तोंके मनकी कुटिलताको हरण करे॥ ४॥ 

उसी समय प्रेम और आनन्दमें मग्न लक्ष्मणजी आये। रघुकुलरूपी 
कुमुदके खिलानेवाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका 
सम्मान किया॥ १०॥ 

बहुत प्रकारके बाजे बज रहे हैं। नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन 
नहीं हो सकता। सब लोग भरतजीका आगमन मना रहे हैं और कह रहे 
हैं कि वे भी शीघ्र आवें और [ राज्याभिषेकका उत्सव देखकर ] नेत्रोंका 
फल प्राप्त करें॥ १॥ 

बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरोंपर ( जहाँ-तहाँ ) पुरुष और स्त्री 
आपसमें यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न (९ मुहूर्त ) कितने समय है 
जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे॥ २॥ 

जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहासनपर विराजेंगे और 
हमारा मनच्नीता होगा ( मनःकामना पूरी होगी )। इधर तो सब यह कह रहे हैं 
कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं॥ ३॥ 

उन्हें ( देवताओंको ) अवधके बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरको चाँदनी रात 
नहीं भाती। सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार- 
बार उनके पैरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं।॥ ४॥ 

[ वे कहते हैं-- ] हे माता! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही 
कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागककर वनको चले जायेँ और 
देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो॥ ११॥ 

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि 
[ हाय! ] में कमलवनके लिये हेमन्त-ऋतुकी रात हुई। उन्हें इस प्रकार 
पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे-- हे माता! इसमें 
आपको जरा भी दोष न लगेगा॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजी विषाद और हर्षसे रहित हैं। आप तो श्रीरामजीके सब 
प्रभावको जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता 
है। अतएव देवताओंके हितके लिये आप अयोध्या जाइये ॥ २॥ 

बार-बार चरण पकड़कर देवताओंने सरस्वतीको संकोचमें डाल दिया। 


* अयोध्याकाण्ड * २११ 


तब वह यह विचारकर चली कि देवताओंकी बुद्द्धि ओछी है। इनका 
निवास तो ऊँचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरेका ऐश्वर्य नहीं देख 
सकते॥ ३॥ 

परंतु आगेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका 
वध होगा, जिससे सारा जगत्‌ सुखी हो जायगा ) चतुर कवि [ श्रीरामजीके 
वनवासके चरित्रोंका वर्णन करनेके लिये ] मेरी चाह ( कामना ) करेंगे। ऐसा 
विचारकर सरस्वती हृदयमें हर्षित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्यामें आयीं, 
मानो दुःसह दुःख देनेवाली कोई ग्रहदशा आयी हो॥ ४॥ 

मन्थरा नामकी कैकेयीकी एक मन्दबुस्द्धि दासी थी, उसे अपयशकी 
पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्द्रिको फेरकर चली गयीं॥ १२॥ 

मन्थराने देखा कि नगर सजाया हुआ है। सुन्दर मड्रलमय बधावे बज रहे 
हैं। उसने लोगोंसे पूछा कि कैसा उत्सव है ? [ उनसे ] श्रीरामचन्द्रजीके 
राजतिलककी बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा॥ १॥ 

वह दुर्बुत्द्धि नीच जातिवाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकारसे 
यह काम रात-ही-रातमें बिगड़ जाय, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहदका छत्ता 
लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरहसे उखाड़ लूँ॥ २॥ 

वह उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीके पास गयी। रानी कैकेयीने 
हँसकर कहा--तू उदास क्‍यों है ? मन्थरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी 
साँस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आँसू ढरका रही है॥ ३॥ 

रानी हँसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं (तू बहुत बढ़-बढ़कर 
बोलनेवाली है )। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है 
( दण्ड दिया है )। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी 
लंबी साँस छोड़ रही है, मानो काली नागिन [ फुफकार छोड़ रही ] हो ॥ ४॥ 

तब रानीने डरकर कहा--अरी! कहती क्‍यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र, राजा, 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशलसे तो हैं ? यह सुनकर कुबरी मन्थराके 
हृदयमें बड़ी ही पीड़ा हुई ॥ १३॥ 

[ वह कहने लगी--- ] हे माई! हमें कोई क्‍यों सीख देगा और मैं किसका 
बल पाकर गाल करूँगी ( बढ़-बढ़कर बोलूँगी )। रामचन्द्रको छोड़कर आज 
और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज-पद दे रहे हैं॥ १॥ 

आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हुए हैं; यह 
देखकर उनके हृदयमें गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्‍यों नहीं 
देख लेतीं, जिसे देखकर मेरे मनमें क्षोभ हुआ है॥ २॥ 

तुम्हारा पुत्र परदेशमें है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे 
वशमें है। तुम्हें तो तोशक-पलँगपर पड़े-पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता 
है, राजाकी कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखतीं॥ ३॥ 


२१२ * रामचरितमानस * 


मन्थराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी मैली जानकर रानी 
झुककर ( डाँटकर ) बोली---बस, अब चुप रह घरफोड़ी कहींकी! जो फिर 
कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी॥ ४॥ 

कानों, लँगड़ों और कुबड़ोंको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये। 
उनमें भी स्त्री और खासकर दासी! इतना कहकर भरतजीकी माता कैकेयी 
मुसकरा दीं॥ १४॥ 

[ और फिर बोलीं--- ] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्थरा! मैंने तुझको 
यह सीख दी है ( शिक्षाके लिये इतनी बात कही है )। मुझे तुझपर स्वप्रमें भी 
क्रोध नहीं है। सुन्दर मड्गलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा 
कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ श्रीरामका राज्यतिलक होगा )॥ १॥ 

बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंशकी 
सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक है, तो हे सखी! 
तेरे मनको अच्छी लगे वही वस्तु माँग ले, मैं दूँगी। २॥ 

रामको सहज स्वभावसे सब माताएँ कौसल्याके समान ही प्यारी हैं। 
मुझपर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली 
है॥ ३॥ 

जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो [ यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र और 
सीता बहू हों। श्रीराम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलकसे ( उनके 
तिलककी बात सुनकर ) तुझे क्षोभ कैसा 2॥ ४॥ 

तुझे भरतकी सौगन्ध है, छल-कपट छोड़कर सच-सच कह। तू हर्षके 
समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना॥ १५०॥ 

[ मन्थराने कहा--- ] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें पूरी हो गयीं। 
अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने 
ही योग्य है, जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको दुःख होता है॥ १॥ 

जो झूठी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई! वे ही तुम्हें प्रिय हैं और 
मैं कड़वी लगती हूँ! अब मैं भी ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कहा करूँगी। नहीं 
तो दिन-रात चुप रहूँगी।॥ २॥ 

विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया! [ दूसरेको क्‍या दोष ] 
जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्‍या 
हानि है ? दासी छोड़कर क्‍या अब मैं रानी होऊँगी! ( अर्थात्‌ रानी तो होनेसे 
रही )॥ ३ ॥ 

हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है। क्‍योंकि तुम्हारा अहित मुझसे 
देखा नहीं जाता। इसीलिये कुछ बात चलायी थी। किन्तु हे देवि! हमारी 
बड़ी भूल हुई, क्षमा करो॥ ४॥ 

आधाररहित ( अस्थिर ) बुद्द्धिकी स्‍त्री और देवताओंकी मायाके वशमें 


* अयोध्याकाण्ड * २१३ 


होनेके कारण रहस्ययुक्त कपटभरे प्रिय वचनोंको सुनकर रानी कैकेयीने 
वैरिन मन्थराको अपनी सुहद्‌ ( अहैतुक हित करनेवाली ) जानकर उसका 
विश्वास कर लिया॥ १६॥ 

बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनीके गानसे 
हिरनी मोहित हो गयी हो। जैसी भावी ( होनहार ) है, वैसी ही बुर्द्धि भी फिर 
गयी। दासी अपना दाँव लगा जानकर हर्षित हुई॥ १॥ 

तुम पूछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हूँ। क्योंकि तुमने पहले ही मेरा 
नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरहसे गढ़-छोलकर, खूब विश्वास 
जमाकर, तब वह अयोध्याकी साढ़साती (शनिकी साढ़े सात वर्षकी 
दशारूपी मन्थरा ) बोली--- ॥ २॥ 

हे रानी! तुमने जो कहा है कि मुझे सीता-राम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय 
हो, सो यह बात सच्ची है। परन्तु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गये। 
समय फिर जानेपर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं॥ ३॥ 

सूर्य कमलके कुलका पालन करनेवाला है, पर बिना जलके वही सूर्य 
उनको ( कमलोंको ) जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ 
उखाड़ना चाहती है। अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) लगाकर उसे रूँध 
दो ( सुरक्षित कर दो )॥ ४ ॥ 

तुमको अपने सुहागके [ झूठे |] बलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने 
वशमें जानती हो। किन्तु राजा मनके मैले और मुँहके मीठे हैं! और आपका 
सीधा स्वभाव है ( आप कपट-चतुराई जानती ही नहीं )॥ १७॥ 

रामकी माता ( कौसल्या ) बड़ी चतुर और गम्भीर है ( उसकी थाह कोई नहीं 
पाता )। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजाने जो भरतको ननिहाल 
भेज दिया, उसमें आप बस, रामकी माताकी ही सलाह समझिये!॥ १ ॥ 

[ कौसल्या समझती है कि ] और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती 
हैं, एक भरतकी माँ पतिके बलपर गर्वित रहती है! इसीसे हे माई! कौसल्याको 
तुम बहुत ही साल ( खटक ) रही हो। किन्तु वह कपट करनेमें चतुर है; अतः उसके 
हृदयका भाव जाननेमें नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है )॥ २॥ 

राजाका तुमपर विशेष प्रेम है। कौसल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नहीं 
सकती । इसीलिये उसने जाल रचकर राजाको अपने वशमें करके [ भरतकी 
अनुपस्थितिमें |] रामके राजतिलकके लिये लग्र निश्चय करा लिया॥ ३॥ 

रामको तिलक हो, यह कुल ( रघुकुल ) के उचित ही है और यह बात 
सभीको सुहाती है; और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परन्तु मुझे तो 
आगेकी बात विचारकर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी 
( कौसल्या ) को दे॥ ४॥ 

इस तरह करोड़ों कुटिलपनकी बातें गढ़-छोलकर मन्थराने कैकेयीको 


२१५४ * रामचरितमानस * 


उलटा-सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतोंकी कहानियाँ इस प्रकार 
[ बना-बनाकर ] कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े।॥ १८ ॥ 

होनहारवश कैकेयीके मनमें विश्वास हो गया। रानी फिर सौगन्ध 
दिलाकर पूछने लगी। [ मन्थरा बोली--- ] क्‍या पूछती हो ? अरे, तुमने अब 
भी नहीं समझा ? अपने भले-बुरेको ( अथवा मित्र-शत्रुको ) तो पशु भी 
पहचान लेते हैं ॥ १॥ 

पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायी है आज 
मुझसे! मैं तुम्हारे राजमें खाती-पहनती हूँ, इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई 
दोष नहीं है॥ २॥ 

यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा। 
यदि कल रामको राजतिलक हो गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये 
विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया॥ ३॥ 

मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी! तुम तो 
अब दूधकी मक्खी हो गयी! (जैसे दूधमें पड़ी हुई मक्खीको लोग 
निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे ) 
जो पुत्रसहित [ कौसल्याकी ] चाकरी बजाओगी तो घरमें रह सकोगी; 
[ अन्यथा घरमें रहनेका ] दूसरा उपाय नहीं॥ ४॥ 

कद्ूूने विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कौसल्या देगी। भरत कारागारका 
सेवन करेंगे ( जेलकी हवा खायेंगे ) और लक्ष्मण रामके नायब ( सहकारी ) 
होंगे॥ १९॥ 

कैकेयी मन्थराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल 
नहीं सकती। शरीरमें पसीना हो आया और वह केलेकी तरह काँपने लगी। 
तब कुबरी ( मन्थरा )-ने अपनी जीभ दाँतों-तले दबायी ( उसे भय हुआ कि 
कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना चित्र सुनकर कैकेयीके हदयकी गति न 
रुक जाय; जिससे उलटा सारा काम ही बिगड़ जाय )॥ १॥ 

फिर कपटकी करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब 
समझाया कि धीरज रखो! कैकेयीका भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी 
लगी। वह बगुलीको हंसिनी मानकर ( वैरिनको हित मानकर ) उसकी 
सराहना करने लगी॥ २॥ 

कैकेयीने कहा--मन्थरा! सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख 
नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखती हूँ; किन्तु अपने 
अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं॥ ३॥ 

सखी! क्‍या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायाँ-बायाँ कुछ भी नहीं 
जानती ॥ ४॥ 

अपनी चलते ( जहाँतक मेरा वश चला ) मैंने आजतक कभी किसीका 


* अयोध्याकाण्ड * २५१५ 


बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पापसे दैवने मुझे एक ही साथ यह 
दुःसह दुःख दिया॥ २०॥ 

मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूँगी; पर जीते-जी सौतकी 
चाकरी नहीं करूँगी। दैव जिसको शरत्रुके वशमें रखकर जिलाता है, उसके 
लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा है॥ १॥ 

रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र 
फैलाया। [ वह बोली---] तुम मनमें ग्लानि मानकर ऐसा क्‍यों कह रही हो, 
तुम्हारा सुख-सुहाग दिन-दिन दूना होगा॥ २॥ 

जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाममें यह ( बुराईरूप ) फल 
पायेगी। हे स्वामिनि! मैंने जबसे यह कुमत सुना है, तबसे मुझे न तो दिनमें 
कुछ भूख लगती है और न रातमें नींद ही आती है॥ ३॥ 

मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर ( गणित करके अथवा 
निश्चयपूर्वक ) कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनि! तुम 
करो, तो उपाय मैं बताऊँ। राजा तुम्हारी सेवाके वशमें हैं ही।॥ ४॥ 

[ कैकेयीने कहा-- ] मैं तेरे कहनेसे कुएँमें गिर सकती हूँ, पुत्र और पतिको 
भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती है, तो 
भला मैं अपने हितके लिये उसे क्‍यों न करूँगी 2॥ २१॥ 

कुबरीने कैकेयीको [ सब तरहसे ] कबूल करवाकर ( अर्थात्‌ बलिपशु 
बनाकर ) कपटरूप छुरीको अपने [ कठोर ] हृदयरूपी पत्थरपर टेया ( उसकी 
धारको तेज किया )। रानी कैकेयी अपने निकटके ( शीघ्र आनेवाले ) दुःखको 
कैसे नहीं देखती, जैसे बलिका पशु हरी-हरी घास चरता है [ पर यह नहीं 
जानता कि मौत सिरपर नाच रही है ]॥ १॥ 

मन्थराकी बातें सुननेमें तो कोमल हैं, पर परिणाममें कठोर ( भयानक ) 
हैं। मानो वह शहदमें घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है--हे 
स्वामिनि! तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं 2॥ २॥ 

तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजासे माँगकर 
अपनी छाती ठंढी करो। पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका 
सारा आनन्द तुम ले लो॥ ३॥ 

जब राजा रामकी सौगंध खा लें, तब वर माँगना, जिससे वचन न टलने 
पावे। आजकी रात बीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा। मेरी बातको हदयसे 
प्रिय [ या प्राणोंसे भी प्यारी ] समझना ॥ ४॥ 

पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा--कोपभवनमें जाओ। 
सब काम बड़ी सावधानीसे बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना 
( उनकी बातोंमें न आ जाना )॥ २२॥ 

कुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी 


२१६ * रामचरितमानस * 


बुच्द्ोिका बखान किया और बोली---संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और 
कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुईके लिये सहारा हुई है॥ १॥ 

यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी! मैं तुझे आँखोंकी 
पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर कैकेयी 
कोपभवनमें चली गयी।॥ २॥ 

विपत्ति ( कलह ) बीज है, दासी वर्षा-ऋतु है, कैकेयीकी कुबुदर्द्धि [| उस 
बीजके बोनेके लिये |] जमीन हो गयी। उसमें कपटरूपी जल पाकर अड्न्‍न्कुर 
फूट निकला। दोनों वरदान उस अड्जुके दो पत्ते हैं और अन्तमें इसके 
दुःखसूपी फल होगा ॥ ३॥ 

कैकेयी कोपका सब साज सजकर [ कोपभवनमें ] जा सोयी। राज्य करती 
हुई वह अपनी दुष्ट बुद्ध्िसि नष्ट हो गयी । राजमहल और नगरमें धूम-धाम मच 
रही है। इस कुचालको कोई कुछ नहीं जानता॥ ४॥ 

बड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स्त्री-पुरुष शुभ मड्रलाचारके साज सज 
रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो 
रही है॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें 
हर्षित होते हैं। वे दस-पाँच मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं। प्रेम 
पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे 
कुशल-श्षेम पूछते हैं।॥ १॥ 

अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे 
श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं--संसारमें 
श्रीरघधुनाथजीके समान शील और स्नेहको निबाहनेवाला कौन है ?॥ २॥ 

भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें 
जन्में, वहाँ-वहाँ ( उस-उस योनिमें ) हम तो सेवक हों और सीतापति 
श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों और यह नाता अन्ततक निभ जाय॥ ३॥ 

नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलाषा है। परन्तु कैकेयीके हृदयमें बड़ी जलन 
हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीचके मतके अनुसार 
चलनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४॥ 

सन्ध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कैकेयीके महलमें गये। 
मानो साक्षात्‌ स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरताके पास गया हो!॥ २४॥ 

कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये। डरके मारे उनका पाँव 
आगेको नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके बलपर 
[ राक्षसोंसे निर्भय होकर ] बसता है और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रुख 
देखते रहते हैं, ॥ १॥ 

वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूख गये। कामदेवका प्रताप 


* अयोध्याकाण्ड * २९७ 


और महिमा तो देखिये। जो त्रिशूल, वच्र और तलवार आदिकी चोट अपने 
अड्भरोंपर सहनेवाले हैं, वे रतिनाथ कामदेवके पुष्पल्लाणसे मारे गये॥ २॥ 

राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैकेयीके पास गये। उसकी दशा देखकर 
उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। कैकेयी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा 
पहने हुए है। शरीरके नाना आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया है॥ ३॥ 

उस दरर्बुस्द्रि कैकेयीको यह कुवेषता ( बुरा वेष ) कैसी फब रही है, मानो 
भावी विधवापनकी सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल 
वाणीसे बोले--हे प्राणप्रिये! किसलिये रिसाई ( रूठी ) हो ?॥ ४ ॥ 

'हे रानी! किसलिये रूठी हो ?' यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते 
हैं तो वह उनके हाथको [| झटककर ] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो 
क्रोधमें भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टिसे देख रही हो। दोनों [| वरदानोंकी ] 
वासनाएँ उस नागिनकी दो जीभें हैं और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके 
लिये मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ 
होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने और नागिनकी भाँति 
देखनेको ) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहे हैं । 

राजा बार-बार कह रहे हैं--हे सुमुखी! हे सुलोचनी! हे कोकिलबयनी! 
हे गजगामिनी! मुझे अपने क्रोधका कारण तो सुना॥ २५०॥ 

हे प्रिये! किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज 
किसको लेना ( अपने लोकको ले जाना ) चाहते हैं ? कह, किस 
कंगालको राजा कर दूँ या किस राजाको देशसे निकाल दूँ॥ १॥ 

तेरा शत्रु अमर ( देवता ) भी हो, तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े- 
मकोड़े -सरीखे नर-नारी तो चीज ही क्‍या हैं। हे सुन्दरि! तू तो मेरा स्वभाव 
जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोर है॥ २॥ 

हे प्रिये! मेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्वस्व ( सम्पत्ति ), पुत्र, यहाँतक कि मेरे 
प्राण भी,ये सब तेरे वशमें ( अधीन ) हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता 
होऊँ तो हे भामिनी! मुझे सौ बार रामकी सौगंध है॥ ३॥ 

तू हँसकर (९ प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर 
अंगोंको आभूषणोंसे सजा। मौका-बेमौका तो मनमें विचारकर देख। 
हे प्रिये! जल्दी इस बुरे वेषको त्याग दे॥ ४॥ 

यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सौगन्धको विचारकर मन्दबुद्द्धि 
कैकेयी हँसती हुई उठी और गहने पहनने लगी; मानो कोई भीलनी मृगको 
देखकर फंदा तैयार कर रही हो!॥ २६॥ 

अपने जीमें कैकेयीको सुहद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित 
होकर कोमल और सुन्दर वाणीसे फिर बोले--हे भामिनि! तेरा मनचीता हो 
गया। नगरमें घर-घर आनन्दके बधावे बज रहे हैं।॥ १॥ 


२१८ * रामचरितमानस * 


मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ। इसलिये हे सुनयनी! तू मड्भरल- 
साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा ( फटने लगा )। मानो 
पका हुआ बालतोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो॥ २॥ 

ऐसी भारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा लिया, जैसे चोरकी स्त्री 
प्रकट होकर नहीं रोती ( जिसमें उसका भेद न खुल जाय )। राजा उसकी 
कपट-चतुराईको नहीं लख रहे हैं। क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी 
शिरोमणि गुरु मन्थराकी पढ़ायी हुई है॥ ३॥ 

यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हैं; परन्तु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर 
वह कपटसयुक्त प्रेम बढ़ाकर ( ऊपरसे प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह मोड़कर 
हँसती हुई बोली--- ॥ ४॥ 

हे प्रियतम! आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कभी कुछ 
भी नहीं। आपने दो वरदान देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें सन्देह 
है॥ २७॥ 

राजाने हँसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म (मतलब ) समझा। मान 
करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरोंको थाती ( धरोहर ) रखकर फिर 
कभी माँगा ही नहीं और मेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे मुझे भी वह प्रसड्र 
याद नहीं रहा॥ १॥ 

मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो। चाहे दोके बदले चार माँग लो। रघुकुलमें 
सदासे यही रीति चली आयी है कि प्राण भले ही चले जाय, पर वचन नहीं 
जाता॥ २॥ 

असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं है। क्‍या करोड़ों घुँघचियाँ 
मिलकर भी कहीं पहाड़के समान हो सकती हैं। 'सत्य' ही समस्त उत्तम 
सुकृतों ( पुण्यों ) की जड़ है। यह बात वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और मनुजीने 
भी यही कहा है॥ ३॥ 

उसपर मेरे द्वारा श्रीरीमजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( मुहसे निकल 
पड़ी )। श्रीरघुनाथजी मेरे सुकृत ( पुण्य ) और स्नेहकी सीमा हैं। इस प्रकार 
बात पक्‍की कराके दुर्बुब्द्र कैकेयी हँसकर बोली, मानो उसने कुमत (९ बुरे 
विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी (बाज ) [ को छोड़नेके लिये उस ] की कुलही 
( आँखोंपरकी टोपी ) खोल दी ॥ ४॥ 

राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है। 
उसपर भीलनीकी तरह कैकेयी अपना वच्नरूपी भयंकर बाज छोड़ना 
चआहती है॥ २८ ॥ 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 
[ वह बोली--- ] हे प्राणप्यारे! सुनिये, मेरे मनको भानेवाला एक वर तो 


* अयोध्याकाण्ड * २१९ 


दीजिये, भरतको राजतिलक; और हे नाथ! दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर 
माँगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिये-- ॥ १॥ 

तपस्वियोंके वेषमें विशेष उदासीन भावसे ( राज्य और कुट॒ुम्ब आदिकी 
ओरसे भलीभाँति उदासीन होकर विरक्त मुनियोंकी भाँति ) राम चौदह वर्षतक 
वनमें निवास करें। कैकेयीके कोमल ( विनययुक्त ) वचन सुनकर राजाके 
हृदयमें ऐसा शोक हुआ जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चकवा विकल हो 
जाता है॥ २॥ 

राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वनमें बटेरपर 
झपटा हो। राजाका रंग बिलकुल उड़ गया, मानो ताड़के पेड़को बिजलीने 
मारा हो ( जैसे ताड़के पेड़पर बिजली गिरनेसे वह झुलसकर बदरंगा हो जाता 
है, वही हाल राजाका हुआ )॥ ३॥ 

मसाथेपर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, 
मानो साक्षात्‌ सोच ही शरीर धारणकर सोच कर रहा हो। | वे सोचते हैं-- 
हाय! ] मेरा मनोरथरूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परन्तु फलते समय 
कैकेयीने हथिनीकी तरह उसे जड़समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला॥ ४॥ 

कैकेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (९ सुदृढ़ ) 
नींव डाल दी॥ ५॥ 

किस अवसरपर क्‍या हो गया! स्त्रीका विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, 
जैसे योगकी सिदि्द्वर्पी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट 
कर देती है॥ २९॥ 

इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं। राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर 
टुर्बुन्द्ति कैकेयी मनमें बुरी तरहसे क्रोधित हुई।[ और बोली--- ] क्‍या भरत 
आपके पुत्र नहीं हैं ? क्‍या मुझे आप दाम देकर खरीद लाये हैं? (क्‍या मैं 
आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? )॥ १॥ 

जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा तो आप सोच-समझकर बात क्‍यों 
नहीं कहते ? उत्तर दीजिये-- हाँ कीजिये, नहीं तो ' नाहीं ' कर दीजिये। आप रघुवंशमें 
सत्य प्रतिज्ञावाले | प्रसिद्द्ध ] हैं!॥॥ २ ॥ 

आपने ही वर देनेकी कहा था, अब भले ही न दीजिये। सत्यको छोड़ दीजिये 
और जगतूमें अपयश लीजिये। सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा 
था। समझा था कि यह चबेना ही माँग लेगी!॥ ३॥ 

राजा शिबि, दधीचि और बलिने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्यागकर भी 
उन्होंने अपने वचनकी प्रतिज्ञाको निबाहा | कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, 
मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४॥ द 

धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले 
और सिर धुनकर तथा लंबी साँस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे 


२२० * रामचरितमानस * 


बड़े कुठौर मारा (ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे बच 
निकलना कठिन हो गया )॥ ३०॥ 

प्रचण्ड क्रोधसे जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी, 
मानो क्रोधरूपी तलवार नंगी ( म्यानसे बाहर ) खड़ी हो। कुबुद्धि उस 

तलवारकोी मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी ( मनन्‍्थरा ) रूपी सानपर 
धरकर तेज की हुई है॥ १॥ 

राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी ही भयानक और कठोर है [| और 
सोचा-- ] क्‍या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी ? राजा अपनी छाती कड़ी 
करके, बहुत ही नप्रताके साथ उसे ( कैकेयीको ) प्रिय लगनेवाली वाणी 
बोले--- ॥ २॥ 

हे प्रिये! हे भीरू ! विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे 
कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एक-से ) हैं; यह 
मैं शद्भूरजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ॥ ३॥ 

मैं अवश्य सबेरे ही दूत भेजूँगा। दोनों भाई ( भरत-शत्रुघ्न ) सुनते ही तुरंत 
आ जायँगे। अच्छा दिन ( शुभ मुहूर्त ) शोधवाकर, सब तैयारी करके डंका 
बजाकर मैं भरतको राज्य दे दूँगा।॥ ४॥ 

रामको राज्यका लोभ नहीं है और भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने 
मनमें बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था ( बड़ेको 
राजतिलक देने जा रहा था )॥ ३१॥ 

रामकी सौ बार सौगंध खाकर मैं स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता 
( कौसल्या ) ने [ इस विषयमें ] मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने 
तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया।॥ १॥ 

अब क्रोध छोड़ दे और मड़ल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज 
हो जायँंगे। एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी 
अड़चनका माँगा॥ २॥ 

उसकी आँचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिललगीमें, क्रोधमें 
अथवा सचमुच ही (९ वास्तवमें ) सच्चा है ? क्रोधको त्यागकर रामका अपराध 
तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं॥ ३॥ 

तू स्वयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी। 
अब यह सुनकर मुझे सन्देह हो गया है [ कि तुम्हारी प्रशंसा और स्त्रेह कहीं 
झूठे तो न थे?] जिसका स्वभाव शत्रुको भी अनुकूल है, वह माताके 
प्रतिकूल आचरण क्योंकर करेगा 2॥ ४॥ 

हे प्रिये! हँसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक ( उचित-अनुचित ) 
विचारकर वर माँग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख 
सकूँ॥ ३२॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २२१ 


मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणिके दीन- 
दुखी होकर जीता रहे। परन्तु मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, मनमें [| जरा भी ] छल 
रखकर नहीं कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है॥ १॥ 

हे चतुर प्रिये! जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके अधीन 
है। राजाके कोमल वचन सुनकर दुर्बुब्द्र कैकेयी अत्यन्त जल रही है। मानो 
अग्निमें घीकी आहुतियाँ पड़ रही हैं॥ २॥ 

[ कैकेयी कहती है --- ] आप करोड़ों उपाय क्‍यों न करें, यहाँ आपकी माया 
( चालबाजी ) नहीं लगेगी। या तो मैंने जो माँगा है सो दीजिये, नहीं तो '“नाहीं ' 
करके अपयश लीजिये। मुझे बहुत प्रपञ्ञ ( बखेड़े ) नहीं सुहाते॥ ३ ॥ 

राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और रामकी माता भी भली हैं; मैंने सबको 
पहचान लिया है। कौसल्याने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके ( याद 
रखनेयोग्य ) उन्हें वैसा ही फल दूँगी। ४॥ 

सबेरा होते ही मुनिका वेष धारणकर यदि राम वनको नहीं जाते, तो 
हे राजन्‌! मनमें [ निश्चय ] समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका 
अपयश!!॥ ३३॥ 

ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोधकी नदी उमड़ी 
हो। वह नदी पापरूपी पहाड़से प्रकट हुई है और क्रोधरूपी जलसे भरी है; 
[ ऐसी भयानक है कि ] देखी नहीं जाती!॥ १॥ 

दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं, कैकेयीका कठिन हठ ही उसकी 
[ तीत्र ] धारा है और कुबरी ( मन्थरा ) के वचनोंकी प्रेरणा ही भँवर है। 
[ वह क्रोधरूपी नदी ] राजा दशरथरूपी वृक्षको जड़-मूलसे ढहाती हुई 
विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर [ सीधी ] चली है॥ २॥ 

राजाने समझ लिया कि बात सचमुच (९ वास्तवमें ) सच्ची है, स्त्रीके 
बहाने मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच रही है।[ तदनन्तर राजाने कैकेयीके ] चरण 
पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल [ रूपी वृक्ष ] के लिये 
कुल्हाड़ी मत बन॥ ३॥ 

तू मेरा मस्तक माँग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ। पर रामके विरहमें मुझे मत मार। 
जिस किसी प्रकारसे हो तू रामको रख ले। नहीं तो जन्मभर तेरी छाती 
जलेगी॥ ४॥ 

राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आर्तवाणीसे 'हा राम! 
हा राम! हा रघुनाथ!' कहते हुए सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े॥ ३४॥ 

राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो 
हथिनीने कल्पवृक्षको उखाड़ फेंका हो। कण्ठ सूख गया, मुखसे बात नहीं 
निकलती, मानो पानीके बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो ॥ १ ॥ 

कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर भर 


२२२ * रामचरितमानस * 


रही हो ।[ कहती है-- ] जो अन्तमें ऐसा ही करना था, तो आपने “माँग, माँग ' 
किस बलपर कहा था॥ २॥ 

है राजा! ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना--क्या ये दोनों एक 
साथ हो सकते हैं ? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना। क्‍या रजपूतीमें 
क्षेम-कुशल भी रह सकती है? (लड़ाईमें बहादुरी भी दिखावें और कहीं 
चोट भी न लगे! )॥ ३॥ 

या तो वचन (९ प्रतिज्ञा ) ही छोड़ दीजिये या थेर्य धारण कीजिये। यों 
असहाय स्त्रीकी भाँति रोइये-पीटिये नहीं। सत्यत्रतीके लिये तो शरीर, स्त्री, 
पुत्र, घर, धन और पृथ्वी--सब तिनकेके बराबर कहे गये हैं।। ४॥ 

कैकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा 
कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, 
वही तुझसे यह सब कहला रहा है॥ ३५॥ 

भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहारवश तेरे ही जीमें कुमति 
आ बसी। यह सब मेरे पापोंका परिणाम है, जिससे कुसमयमें ( बेमौके ) 
विधाता विपरीत हो गया॥ १॥ 

[ तेरी उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीभाँति बसेगी और 
समस्त गुणोंके धाम श्रीरामकी प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे 
और तीनों लोकोंमें श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २ ॥ 

केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह 
किसी तरह नहीं जायगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर 
मेरी आँखोंकी ओट जा बैठ ९ अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जा, मुझे मुँह न 
दिखा )॥ ३॥ 

मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहूँ, तबतक फिर कुछ 
न कहना ( अर्थात्‌ मुझसे न बोलना )। अरी अभागिनी! फिर तू अनन्‍्तमें 
पछतायेगी जो तू नहारू ( ताँत ) के लिये गायको मार रही है॥ ४॥ 

राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि 
तू क्‍यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वीपर गिर पड़े। पर कपट करनेमें चतुर 
कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो [ मौन होकर ] मसान जगा रही हो 
( एमशानमें बैठकर प्रेतमन्त्र सिन्ध कर रही हो )॥ ३६॥ 

राजा 'राम-राम' रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं, जैसे कोई पक्षी पंखके 
बिना बेहाल हो। वे अपने हृदयमें मनाते हैं कि सबेरा न हो, और कोई जाकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे॥ १॥ 

हे रघुकुलके गुरु ( बड़ेरे मूलपुरुष ) सूर्यभगवान्‌! आप अपना उदय 
न करें। अयोध्याको [ बेहाल ] देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी। 
राजाकी प्रीति और कैकेयीकी निष्ठुरता दोनोंको ब्रह्माने सीमातक रचकर 


* अयोध्याकाण्ड * २२३ 


बनाया है ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी सीमा हैं और कैकेयी निष्ठुरताकी )॥ २॥ 
विलाप करते-करते ही राजाको सबेरा हो गया। राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी 
और शंखकी ध्वनि होने लगी। भाटलोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये 
गुणोंका गान कर रहे हैं। सुननेपर राजाको वे बाण-जैसे लगते हैं।॥ ३ ॥ 
राजाको ये सब मड्गल-साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पतिके साथ सती 
होनेवाली स्त्रीको आभूषण! श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके 
कारण उस रात्रिमें किसीको भी नींद नहीं आयी।॥ ४॥ 

राजद्वारपर मन्त्रियों और सेवकोंकी भीड़ लगी है। वे सब सूर्यको उदय 
हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन-सा विशेष कारण है कि अवधपति 
दशरथजी अभीतक नहीं जागे ?॥ ३७॥ 

राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज हमें 
बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमन्त्र! जाओ, जाकर राजाको जगाओ। उनकी 
आज्ञा पाकर हम सब काम करें॥ १॥ 

तब सुमन्त्र रावले ( राजमहल ) में गये, पर महलको भयानक देखकर 
वे जाते हुए डर रहे हैं।[ ऐसा लगता है ] मानो दौड़कर काट खायेगा, उसकी 
ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषादने वहाँ डेरा डाल रखा 
हो॥ २॥ 

'पूछनेपर कोई जवाब नहीं देता; वे उस महलमें गये, जहाँ राजा और 
कैकेयी थे। 'जय-जीव”' कहकर सिर नवाकर ( वन्दना करके ) बैठे और 
राजाकी दशा देखकर तो वे सूख ही गये॥ ३॥ 

[ देखा कि-- ] राजा सोचसे व्याकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है। 
जमीनपर ऐसे पड़े हैं, मानो कमल जड़ छोड़कर (जड़से उखड़कर ) 
[ मुर्झाया ] पड़ा हो। मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभसे 
भरी हुई और शुभसे विहीन कैकेयी बोली--- ॥ ४॥ 

राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें। 
इन्होंने 'राम-राम” रटकर सबेरा कर दिया, परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी 
नहीं बतलाते॥ ३८ ॥ 

तुम जल्दी रामको बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजाका रुख 
जानकर सुमन्त्रजी चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है॥ १॥ 

सुमन्त्र सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं 
जाता ), [| सोचते हैं--- ] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ? किसी तरह 
हृदयमें धीरज धरकर वे द्वारपर गये। सब लोग उनको मनमारे ( उदास ) 
देखकर पूछने लगे॥ २॥ 

सब लोगोंका समाधान करके ( किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्त्र वहाँ 
गये, जहाँ सूर्यकुलके तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते 


२२४ * रामचरितमानस * 


देखा तो पिताके समान समझकर उनका आदर किया॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा सुनाकर वे 
रघुकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीको | अपने साथ ] लिवा चले। श्रीरामचन्द्रजी 
मन्त्रीके साथ बुरी तरहसे ( बिना किसी लवाजमेके ) जा रहे हैं, यह देखकर 
लोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहे हैं।॥ ४॥ 

रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीनेी जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी 
हालतमें पड़े हैं, मानो सिंहनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा 
हो॥ ३९॥ 

राजाके ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणिके बिना 
साँप दुःखी हो रहा हो। पास ही क्रोधसे भरी कैकेयीको देखा, मानो | साक्षात्‌ ] 
मृत्यु ही बैठी [| राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ गिन रही हो॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने [ अपने 
जीवनमें ] पहली बार यह दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना 
भी न था। तो भी समयका विचार करके हृदयमें धीरज धरकर उन्होंने मीठे 
वचनोंसे माता कैकेयीसे पूछा--- ॥ २॥ 

हे माता! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो ताकि जिससे उसका 
निवारण हो (दुःख दूर हो ) वह यत्न किया जाय। [ कैकेयीने कहा-- ] 
हे राम! सुनो, सारा कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत स्नेह है॥ ३॥ 

इन्होंने मुझे दो वरदान देनेको कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा, 
वही मैंने माँगा। उसे सुनकर राजाके हृदयमें सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा 
संकोच नहीं छोड़ सकते ॥ ४॥ 

इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन (९ प्रतिज्ञा )) राजा इसी 
धर्मसंकटमें पड़ गये हैं। यदि तुम कर सकते हो, तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य 
करो और इनके कठिन कलेशको मिटाओ ॥ ४० ॥ 

कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं 
कठोरता भी अत्यन्त व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत-से तीर 
हैं और मानो राजा ही कोमल निशानेके समान हैं॥ १॥ 

[ इस सारे साज-सामानके साथ ] मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका 
शरीर धारण करके धनुषविद्या सीख रहा है। श्रीरघुनाथजीको सब हाल 
सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २॥ 

सूर्यकुलके सूर्य, स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें 
मुसकराकर सब दूषणोंसे रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो 
वाणीके भूषण ही थे---॥ ३ ॥ 

हे माता! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है, जो पिता-माताके वचनोंका 
अनुरागी (पालन करनेवाला ) है। [ आज्ञा-पालनके द्वारा ] माता-पिताको 


* अयोध्याकाण्ड * २२५ 


सनन्‍्तुष्ट करनेवाला पुत्र, हे जननी! सारे संसारमें दुर्लभ है।॥ ४॥ 

वनमें विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकारसे 
कल्याण है। उसमें भी, फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी! तुम्हारी सम्मति 
है॥ ४ड२१॥ 

और प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे। [ इन सभी बातोंको देखकर यह प्रतीत 
होता है कि ] आज विधाता सब प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं )। 
यदि ऐसे कामके लिये भी मैं वनको न जाऊँ तो मूर्खोके समाजमें सबसे 
पहले मेरी गिनती करनी चाहिये।॥ १॥ 

जो कल्पव॒क्षको छोड़कर रेंड़की सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष 
माँग लेते हैं, हे माता! तुम मनमें विचारकर देखो, वे ( महामूर्ख ) भी ऐसा 
मौका पाकर कभी न चूकेंगे॥ २॥ 

हे माता! मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजको 
अत्यन्त व्याकुल देखकर। इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना 
भारी दुःख हो, हे माता! मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता॥ ३॥ 

क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं। अवश्य 
ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे 
कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगन्ध है, माता! तुम सच-सच कहो ॥ ४॥ 

रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे वचनोंको दुर्बुर्द्ध 
कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, 
परन्तु जोंक उसमें टेढ़ी चालसे ही चलती है॥ ४२॥ 

रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण 
स्नेह दिखाकर बोली--तुम्हारी शपथ और भरतकी सौगन्ध है, मुझे राजाके 
दुःखका दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है॥ १॥ 

हे तात! तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध 
बन पड़े, यह सम्भव नहीं )। तुम तो माता-पिता और भाइयोंको सुख देनेवाले 
हो। हे राम! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है। तुम पिता-माताके बचनों 
[ के पालन ] में तत्पर हो ॥ २॥ 

मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताको समझाकर वही बात कहो 
जिससे चौथेपन ( बुढ़ापे ) में इनका अपयश न हो। जिस पुण्यने इनको तुम- 
जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उच्चित नहीं ॥ ३ ॥ 

कैकेयीके बुरे मुखमें ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देशमें गया 
आदिक तीर्थ! श्रीरामचन्द्रजीको माता कैकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे लगे 
जैसे गड्राजीमें जाकर | अच्छे-बुरे सभी प्रकारके ] जल शुभ, सुन्दर हो जाते 
हैं॥ ४॥ 


इतनेमें राजाकी मूर्च्छा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके (“राम- 


२२६ * रामचरितमानस * 


राम!” कहकर ) फिरकर करवट ली। मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर 
समयानुकूल विनती की ॥ ४३॥ 

जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरके नेत्र 
खोले। मन्त्रीने सँभालकर राजाको बैठाया। राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने 
अरणोंमें पड़ते ( प्रणाम करते ) देखा।॥ १॥ 

स्नेहसे विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया। मानो साँपने अपनी 
खोयी हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह 
गये। उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बह चली॥ २॥ 

शोकके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार- 
बार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगाते हैं और मनमें बत्रह्माजीको मनाते हैं कि 
जिससे श्रीरघुनाथजी वनको न जायूँ॥ ३॥ 

फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं--हे 
सदाशिव! आप मेरी विनती सुनिये। आप आशुतोष (९ शीघ्र प्रसन्न होनेवाले ) 
और अवढरदानी (९ मुहमाँगा दे डालनेवाले ) हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक 
जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये।॥ ४॥ 

आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमें हैं। आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्द्धि दीजिये 
जिससे वे मेरे वचचनको त्यागकर और शील-स्नेहको छोड़कर घरहीमें रह 
जायूँ॥ ४४॥ 

जगतूमें चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय। चाहे [| नया पाप होनेसे ] 
मैं नरकमें गिरूँ, अथवा स्वर्ग चला जाय (९ पूर्व पुण्योंके फलस्वरूप 
मिलनेवाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले )। और भी सब प्रकारके दुःसह दुःख 
आप मुझसे सहन करा लें। पर श्रीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों॥ १॥ 

राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका 
मन पीपलके पत्तेकी तरह डोल रहा है। श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश 
जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी [| तो पिताजीको 
दुःख होगा ]--- ॥ २॥ 

देश, काल और अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहे--हे 
तात! मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्यको मेरी 
बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजियेगा॥ ३॥ 

इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया। मुझे किसीने 
पहले कहकर यह बात नहीं जनायी। स्वामी ( आप ) को इस दशामें देखकर 
मैंने मातासे पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गये 
( मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई )॥ ४॥ 

हे पिताजी! इस मड्रलके समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ 
दीजिये और हृदयमें प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिये। यह कहते हुए प्रभु 


* अयोध्याकाण्ड * २२७ 


श्रीरामचन्द्रजी सर्वाड्र पुलकित हो गये॥ ४५॥ 

[ उन्होंने फिर कहा--- ] इस पृथ्वीतलपर उसका जन्म धन्य है जिसके 
चरित्र सुनकर पिताको परम आनन्द हो। जिसको माता-पिता प्राणोंके समान 
प्रिय हैं, चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) उसके करतलगत ( मुट्टीमें ) 
रहते हैं॥ १॥ 

आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लौट 
आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिये। मातासे विदा माँग आता हूँ। फिर आपके 
पैर लगकर ( प्रणाम करके ) वनको चलूँगा॥ २॥ 

ऐसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये। राजाने शोकवश कोई 
उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) बात नगरभरमें इतनी जल्दी 
फैल गयी मानो डंक मारते ही बिच्छूका विष सारे शरीरमें चढ़ गया हो॥ ३॥ 

इस बातको सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जैसे दावानल 
( वनमें आग लगी ) देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है 
वह वहीं सिर धुनने (पीटने ) लगता है! बड़ा विषाद है, किसीको धीरज 
नहीं बँधता ॥ ४ ॥ 

सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखोंसे आँसू बहते हैं, शोक हृदयमें 
नहीं समाता। मानो करुणारसकी सेना अवधपर डंका बजाकर उतर 
आयी हो॥ ४६॥ 

सब मेल मिल गये थे (सब संयोग ठीक हो गये थे), इतनेमें ही 
विधाताने बात बिगाड़ दी! जहाँ-तहाँ लोग कैकेयीको गाली दे रहे हैं! इस 
पापिनको क्‍या सूझ पड़ा जो इसने छाये घरपर आग रख दी॥ १॥ 

यह अपने हाथसे अपनी आँखोंको निकालकर ( आँखोंके बिना ही) 
देखना चाहती है, और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है! यह कुटिल, 
कठोर, दुर्बुब्द्ध और अभागिनी कैकेयी रघुवंशरूपी बाँसके वनके लिये 
अग्नि हो गयी!॥ २॥ 

पत्तेपर बैठकर इसने पेड़को काट डाला। सुखमें शोकका ठाट ठटकर 
रख दिया! श्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणोंके समान प्रिय थे। फिर भी न जाने 
किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी॥ ३॥ 

कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्रीका स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न 
आने योग्य अथाह और भेदभरा होता है। अपनी परछाहीं भले ही पकड़ 
जाय, पर भाई! स्त्रियोंकी गति ( चाल ) नहीं जानी जाती ॥ ४॥ 

आग क्या नहीं जला सकती! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता! अबला 
कहानेवाली प्रबल स्त्री [| जाति ] क्या नहीं कर सकती! और जगतूमें काल 
किसको नहीं खाता! ॥ ४७॥ 

विधाताने क्‍या सुनाकर क्‍या सुना दिया और क्‍या दिखाकर अब वह 


२२८ * रामचरितमानस * 


क्या दिखाना चाहता है! एक कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया, ुर्बुस्द्धि 
कैकेयीको विचारकर वर नहीं दिया, ॥ १॥ 

जो हठ करके ( कैकेयीकी बातको पूरा करनेमें अड़े रहकर ) स्वयं सब 
दुःखोंके पात्र हो गये। स्त्रीके विशेष वश होनेके कारण मानो उसका ज्ञान 
और गुण जाता रहा। एक (९ दूसरे ) जो धर्मकी मर्यादाको जानते हैं और 
सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते॥ २॥ 

वे शिबि, दधीचि और हरिश्वन्द्रकी कथा एक दूसरेसे बखानकर कहते हैं। 
कोई एक इसमें भरतजीकी सम्मति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीनभावसे 
रह जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं )॥ ३ ॥ 

कोई हाथोंसे कान मूँदकर और जीभको दाँतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह 
बात झूठ है, ऐसी बात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायँगे। भरतजीको तो 
श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे हैं।॥ ४॥ 

चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियाँ बरसाने 
लगे और अमृत चाहे विषके समान हो जाय, परन्तु भरतजी स्वप्रमें भी कभी 
श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे।॥ ४८ ॥ 

कोई एक विधाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। 
नगरभरमें खलबली मच गयी, सब किसीको सोच हो गया। हृदयमें दुःसह 
जलन हो गयी, आनन्द-उत्साह मिट गया॥ १॥ 

ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ, कुलकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो कैकेयीकी परम 
प्रिय थीं, वे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगीं। पर उसको 
उनके वचन बाणके समान लगते हैं॥ २॥ 

[ वे कहती हैं--- ] तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान 
मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है। 
श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो। आज किस 
अपराधसे उन्हें वन देती हो ?॥ ३॥ 

तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और 
विश्वासको जानता है। अब कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, 
जिसके कारण तुमने सारे नगरपर वज्र गिरा दिया।॥ ४॥ 

कया सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी? क्‍या 
लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना घर रह सकेंगे ? क्‍या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके 
बिना अयोध्यापुरीका राज्य भोग सकेंगे ? और क्‍या राजा श्रीरामचन्द्रजीके 
बिना जीवित रह सकेंगे ? ( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे, 
न भरतजी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाड़ हो 
जायगा )॥ ४९॥ 

हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलड्डकी कोठी मत 


* अयोध्याकाण्ड * २२९ 


बनो। भरतको अवश्य युवराजपद्‌ दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्‍या 
काम है!॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं। वे धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले 
और विषय-रससे रूखे हैं ( अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति है ही नहीं )। [ इसलिये 
तुम यह शंका न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विघ्न 
करेंगे; इतनेपर भी मन न माने तो ] तुम राजासे दूसरा ऐसा (यह ) वर ले 
लो कि श्रीराम घर छोड़कर गुरुके घर रहें ।॥ २॥ 

जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। 
यदि तुमने कुछ हँसी की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [ कि मैंने 
दिल्‍लगी की है ]॥ ३॥ 

राम-सरीखा पुत्र क्या वनके योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्‍या 
कहेंगे! जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और 
कलडझ्कूका नाश हो ॥ ४॥ 

जिस तरह [ नगरभरका ] शोक और | तुम्हारा ] कलड्डू मिटे, वही उपाय 
करके कुलकी रक्षा कर। वन जाते हुए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ले, 
दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदासजी कहते हैं--जैसे सूर्यके बिना दिन, 
प्राणगके बिना शरीर और चन्द्रमाके बिना रात [ निर्जीव तथा शोभाहीन हो 
जाती है], वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या हो जायगी; हे भागमिनी! 
तू अपने हृदयमें इस बातको समझ ( विचारकर देख ) तो सही । 

इस प्रकार सरिव्योंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें 
हितकारी थी। पर कुटिला कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुई कैकेयीने इसपर 
जरा भी कान नहीं दिया॥ ०५०॥ 

कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधके मारे रूखी (९ बेमुरव्वत ) 
हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाधिन हरिनियोंको देख रही हो। तब 
सरिबयोंने रोगको असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मन्दबुद्द्धि, 
अभागिनी कहती हुई चल दीं॥ १॥ 

राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ 
किया, वैसा कोई भी न करेगा! नगरके सब स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर 
रहे हैं और उस कुचाली कैकेयीको करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं॥ २ ॥ 

लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग ) से जल रहे हैं। लंबी साँसें 
लेते हुए वे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीनेकी कौन आशा है। 
महान्‌ वियोग [| की आशंका ] से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी है मानो पानी 
सूखनेके समय जलचर जीवोंका समुदाय व्याकुल हो! ॥ ३ ॥ 

सभी पुरुष और स्त्रियाँ अत्यन्त विषादके वश हो रहे हैं। स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी माता कौसल्याके पास गये। उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें 


२३० * रामचरितमानस * 


चौगुना चाव ( उत्साह ) है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रखा 
न लें। [ श्रीरामजीको राजतिलककी बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब 
भाइयोंको छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्‍यों होता है। अब 
माता कैकेयीकी आज्ञा और पिताकी मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट 
गया। ]॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान और राजतिलक 
उस हाथीके बाँधनेकी काँटेदार लोहेकी बेड़ीके समान है। “वन जाना है' 
यह सुनकर, अपनेको बन्धनसे छूटा जानकर, उनके हृदयमें आनन्द बढ़ गया 
है॥ ५१॥ 

रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ 
माताके चरणोंमें सिर नवाया। माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा 
लिया और उनपर गहने तथा कपड़े न्‍्योछावर किये।॥ १॥ 

माता बार-बार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हैं। नेत्रोंमें प्रेमका 
जल भर आया है और सब अड्ज पुलकित हो गये हैं। श्रीरामको अपनी 
गोदमें बैठाकर फिर हृदयसे लगा लिया। सुन्दर स्तन प्रेमरस (९ दूध) 
बहाने लगे॥ २॥ 

उनका प्रेम और महान्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगालने 
कुबेरका पद पा लिया हो। बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता 
मधुर वचन बोलीं--- ॥ ३ ॥ 

हे तात! माता बलिहारी जाती है, कहो, वह आनन्द-मड़लकारी लग्न 
कब है, जो मेरे पुण्य, शील और सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म लेनेके 
लाभकी पूर्णतम अवधि है; ॥ ४॥ 

तथा जिस ( लग्न ) को सभी स्त्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुलतासे इस प्रकार 
चाहते हैं जिस प्रकार प्याससे चातक और चातकी शरद-ऋतुके स्वातिनक्षत्रकी 
वर्षाको चाहते हैं॥ ५२॥ 

हे तात! मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे, कुछ 
मिठाई खा लो। भेया! तब पिताके पास जाना। बहुत देर हो गयी है, माता 
बलिहारी जाती है॥ १॥ 

माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर---जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्षके 
फूल थे, जो सुखरूपी मकरन्द ( पुष्परस ) से भरे थे और श्री ( राजलक्ष्मी ) 
के मूल थे--ऐसे वच्चनरूपी फूलोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी 
भौंरा उनपर नहीं भूला॥ २॥ 

धर्मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त 
कोमल वाणीसे कहा--हे माता! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया 
है, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बड़ा काम बननेवाला है॥ ३॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २३१ 


हे माता! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वनयात्रामें आनन्द- 
मड़ल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता! तेरी कृपासे आनन्द 
ही होगा॥ ४॥ 

चौदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर, 
फिर लौटकर तेरे चरणोंका दर्शन करूँगा; तू मनको म्लान (दुःखी) न 
कर॥ ५३॥ 

रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये बहुत ही नम्र और मीठे वच्चन माताके 
हृदयमें बाणके समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणीको सुनकर 
कौसल्या वैसे ही सहमकर सूख गयीं जैसे बरसातका पानी पड़नेसे जवासा 
सूख जाता है॥ १॥ 

हृदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंहकी गर्जना सुनकर 
हिरनी विकल हो गयी हो। नेत्रोंमें जल भर आया, शरीर थर-थर काँपने 
लगा। मानो मछली माँजा ( पहली वर्षाका फेन ) खाकर बदहवास हो गयी 
हो!॥ २॥ 

धीरज धरकर, पुत्रका मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगीं--हे 
तात! तुम तो पिताको प्राणोंके समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रोंको देखकर 
वे नित्य प्रसन्न होते थे॥ ३॥ 

राज्य देनेके लिये उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। फिर अब किस 
अपराधसे वन जानेको कहा ? हे तात! मुझे इसका कारण सुनाओ! सूर्यवंश 
[ रूपी वन ] को जलानेके लिये अग्नि कौन हो गया ?2॥ ४॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सब कारण समझाकर 
कहा। उस प्रसंगको सुनकर वे गूँगी-जैसी ( चुप ) रह गयीं, उनकी दशाका 
वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ५४॥ 

न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों 
ही प्रकारसे हृदयमें बड़ा भारी सन्‍्ताप हो रहा है। [| मनमें सोचती हैं कि 
देखो-- ] विधाताकी चाल सदा सबके लिये टेढ़ी होती है। लिखने लगे 
अन्द्रमा और लिख गया राहु!।॥ १॥ 

धर्म और स्नेह दोनोंने कौसल्याजीकी बुब्द्रिको घेर लिया। उनकी दशा 
साँप-छछूँदरकी-सी हो गयी। वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध (हठ ) 
करके पुत्रको रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमें विरोध होता 
है;॥ २॥ 

और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकारके 
धर्म-संकटमें पड़कर रानी विशेषरूपसे सोचके वश हो गयीं। फिर बुदर्द्विमती 
कौसल्याजी स्त्री-धर्म ( पातिब्रत-धर्म ) को समझकर और राम तथा भरत 
दोनों पुत्रोंकी समान जानकर--- ॥ ३॥ 


२३२ * रामचरितमानस * 


सरल स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर वचन 
बोलीं--हे तात! मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताकी 
आज्ञाका पालन करना ही सब धर्मोका शिरोमणि धर्म है॥ ४॥ 

राज्य देनेकोी कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है। 
[ दुःख तो इस बातका है कि ] तुम्हारे बिना भरतको, महाराजको और 
प्रजाको बड़ा भारी क्लेश होगा ॥ ५५॥। 

हे तात! यदि केवल पिताजीकी ही आज्ञा हो, तो माताको [ पितासे ] बड़ी 
जानकर वनको मत जाओ किन्तु यदि पिता-माता दोनोंने वन जानेको कहा हो, 
तो बन तुम्हारे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है॥ १॥ 

वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी। वहाँके पशु- 
पक्षी तुम्हारे चरण-कमलोंके सेवक होंगे। राजाके लिये अन्तमें तो वनवास 
करना उच्चित ही है। केवल तुम्हारी [ सुकुमार | अवस्था देखकर हृदयमें 
दुःख होता है॥ २॥ 

हे रघुवंशके तिलक! वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यह अवध अभागी 
है, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र! यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो 
तो तुम्हारे हृदयमें सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती 
हैं ]॥ ३ ॥ 

हे पुत्र! तुम सभीके परम प्रिय हो। प्राणोंके प्राण और हृदयके जीवन 
हो। वही ( प्राणाधार ) तुम कहते हो कि माता! मैं वनको जाऊँ और मैं तुम्हारे 
वचनोंको सुनकर बैठी पछताती हूँ!॥ ४॥ 

यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा! मैं बलैया 
लेती हूँ, माताका नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना॥ ५६॥ 

हे गोसाई! सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें, जैसे पलकें 
आँखोंकी रक्षा करती हैं। तुम्हार वनवासकी अवधि ( चौदह वर्ष ) जल है, 
प्रियजन और कुट॒ुम्बी मछली हैं। तुम दयाकी खान और धर्मकी धुरीको 
धारण करनेवाले हो॥ १॥ 

ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते-जी तुम आ 
मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवारवालों और नगरभरको 
अनाथ करके सुखपूर्वक वनको जाओ॥ २॥ 

आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया! कठिन काल हमारे विपरीत हो 
गया। [ इस प्रकार ] बहुत विलाप करके और अपनेको परम अभागिनी 
जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयीं।॥ ३॥ 

हृदयमें भयानक दुःसह संताप छा गया। उस समयके बहुविध विलापका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे लगा 
लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया ॥ ४॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २३३ 


उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और सासके 
पास जाकर उनके दोनों चरणकमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके 
बैठ गयीं ॥ ५७॥ 

सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया। वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी 
देखकर व्याकुल हो उठीं। रूपकी राशि और पतिके साथ पवित्र प्रेम 
करनेवाली सीताजी नीचा मुख किये बैठी सोच रही हैं। १॥ 

जीवननाथ ( प्राणनाथ ) वनको चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान्‌से 
उनका साथ होगा--शरीर और प्राण दोनों साथ जायँगे या केवल प्राणहीसे 
इनका साथ होगा ? विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती॥ २॥ 

सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोंसे धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते 
समय नूपुरोंका जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन 
करते हैं कि मानो प्रेमके वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीताजीके 
चरण कभी हमारा त्याग न करें॥ ३॥ 

सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर 
श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी बोलीं--हे तात! सुनो, सीता अत्यन्त ही 
सुकुमारी हैं तथा सास, ससुर और कुट॒म्बी सभीको प्यारी हैं।॥ ४॥ 

इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं; ससुर सूर्यकुलके सूर्य 
हैं और पति सूर्यकुलरूपी कुमुदवनको खिलानेवाले चन्द्रमा तथा गुण और 
रूपके भण्डार हैं॥ ५८ ॥ 

फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी 
है। मैंने इन ( जानकी ) को आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है 
और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं॥ १॥ 

इन्हें कल्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े लाड़-चावके साथ 
स्नेहरूपी जलसे सींचकर पाला है। अब इस लताके फूलने-फलनेके समय 
विधाता वाम हो गये। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्‍या परिणाम 
होगा॥ २॥ 

सीताने पर्यड्ड[पृष्ठ ( पलंगके ऊपर ), गोद और हिंडोलेको छोड़कर कठोर 
पृथ्वीपर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सझ्लजीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] 
इनकी रखवाली करती रही हूँ! कभी दीपककी बत्ती हटानेको भी नहीं 
कहती ॥ ३॥ 

वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ! उसे क्‍या 
आज्ञा होती है? चन्द्रमाकी किरणोंका रस ( अमृत ) चाहनेवाली चकोरी 
सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती है॥ ४ ॥ 

हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हैं। हे 
पुत्र ! क्या विषकी वाटिकामें सुन्दर सञ्जीवनी बूटी शोभा पा सकती है ?॥ ५९॥ 


२३४ * रामचरितमानस * 


वनके लिये तो ब्रह्माजीनी विषयसुखको न जाननेवाली कोल और 
भीलोंकी लड़कियोंको रचा है, जिनका पत्थरके कीड़े-जैसा कठोर स्वभाव 
है। उन्हें वनमें कभी क्लेश नहीं होता॥ १॥ 

अथवा तपस्वियोंकी स्त्रियाँ वनमें रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये 
सब भोग तज दिये हैं। हे पुत्र! जो तसवीरके बन्दरको देखकर डर जाती हैं 
वे सीता वनमें किस तरह रह सकेंगी 2॥ २॥ 

देवसरोवरके कमलवनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्‍या गड़ैयों 
( तलैयों ) में रहनेके योग्य है ? ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं 
जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ॥ ३॥ 

माता कहती हैं--यदि सीता घरमें रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय। 
श्रीरामचन्द्रजीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेहरूपी 
अमृतसे सनी हुई थी, ॥ ४॥ 

विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको सनन्‍्तुष्ट किया। फिर वनके गुण- 
दोष प्रकट करके वे जानकीजीको समझाने लगे॥ ६०॥ 


मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम 


माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हैं। पर मनमें यह 
समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले--हे राजकुमारी ! मेरी सिखावन 
सुनो । मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना ॥ १५॥ 

जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो। 
हे भामिनी! मेरी आज्ञाका पालन होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी। घर रहनेमें 
सभी प्रकारसे भलाई है।॥ २॥ 

आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (सेवा ) करनेसे बढ़कर 
दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब-जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुल 
होनेके कारण उनकी बुद्धि भोली हो जायगी (वे अपने-आपको भूल 
जायँगी ), ॥ ३ ॥ 

हे सुन्दरी! तब-तब तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें 
समझाना। हे सुमुखि! मुझे सैकड़ों सौगन्ध हैं, मैं यह स्वभावसे ही कहता हूँ कि मैं 
तुम्हें केवल माताके लिये ही घरपर रखता हूँ।॥ ४ ॥ 

[ मेरी आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे ] गुरू और वेदके द्वारा सम्मत धर्म [ के 
आचरण ] का फल तुम्हें बिना ही क्लेशके मिल जाता है। किन्तु हठके वश 
होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे॥ ६१५॥ 

हे सुमुखि! हे सयानी! सुनो, मैं भी पिताके वचनको सत्य करके 
शीघ्र ही लौटूँगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुन्दरी! हमारी यह सीख 
सुनो!॥ १५॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २३५ 


हे वामा! यदि प्रेमबश हठ करोगी, तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी। 
वन बड़ा कठिन ( कक्‍्लेशदायक ) और भयानक है। वहाँकी धूप, जाड़ा, वर्षा 
और हवा सभी बड़े भयानक हैं। २॥ 

रास्तेमें कुश, काँटे और बहुत-से कंकड़ हैं। उनपर बिना जूतेके पैदल 
ही चलना होगा। तुम्हारे चरण-कमल कोमल और सुन्दर हैं और रास्तेमें 
बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं।॥ ३ ॥ 

पर्वतोंकी गुफाएँ, खोह ( दरें ), नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और 
गहरे हैं कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िये, सिंह और 
हाथी ऐसे [| भयानक ] शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है॥ ४॥ 

जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके वस्त्र पहनना और कन्द, मूल, फलका 
भोजन करना होगा। और वे भी क्‍या सदा सब दिन मिलेंगे ? सब कुछ अपने- 
अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥ 

मनुष्योंको खानेवाले निशाचर (राक्षस ) फिरते रहते हैं। वे करोड़ों 
प्रकारके कपट-रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़का पानी बहुत ही लगता है। 
वनकी विपत्ति बखानी नहीं जा सकती ॥ १॥ 

वनमें भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री-पुरुषोंको चुरानेवाले 
राक्षसोंके झुंड-के-झुंड रहते हैं। वनकी | भयंकरता ] याद आनेमात्रसे धीर 
पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनि! तुम तो स्वभावसे ही डरपोक 
हो!॥ २॥ 

हे हंसगमनी! तुम वनके योग्य नहीं हो। तुम्हार वन जानेकी बात सुनकर 
लोग मुझे अपयश देंगे ( बुरा कहेंगे )। मानसरोवरके अमृतके समान जलसे 
पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्रमें जी सकती है ?॥ ३ ॥ 

नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्‍या करीलके जंगलमें 
शोभा पाती है? हे चन्द्रमुखी! हृदयमें ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो। 
बनमें बड़ा कष्ट है॥ ४॥ 

स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरू और स्वामीकी सीखको जो सिर 
चअढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी 
हानि अवश्य होती है॥ ६३॥ 

प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे 
भर गये। श्रीरामजीकी यह शीतल सीख उनको कैसी जलानेवाली हुई, जैसे 
चकवीको शरद्‌-ऋतुकी चाँदनी रात होती है ॥ १॥ 

जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुल हो 
उठीं कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रोंके जल 
( आँसुओं ) को जबर्दस्ती रोककर वे पृथ्वीकी कन्या सीताजी हृदयमें धीरज 
धरकर, ॥ २॥ 


२३६ * रामचरितमानस * 


सासके पैर लगकर, हाथ जोड़कर कहने लगीं--हे देवि! मेरी इस बड़ी 
भारी ढिठाईको क्षमा कीजिये। मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे 
मेरा परम हित हो॥ ३॥ 

परन्तु मैंने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगतमें 
कोई दुःख नहीं है।॥ ४॥ 

हे प्राणनाथ! हे दयाके धाम! हे सुन्दर! हे सुखोंके देनेवाले! हे सुजान! 
हे रघुकुलरूपी कुमुदके खिलानेवाले चन्द्रमा! आपके बिना स्वर्ग भी मेरे 
लिये नरकके समान है॥ ६४॥ 

माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रोंका समुदाय, सास, 
ससुर, गुरु, स्वजन (९ बन्धु-बान्धव ), सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख 
देनेवाला पुत्र-- ॥ १॥ 

है नाथ! जहाँतक स्नेह और नाते हैं, पतिके बिना स्त्रीको सभी सूर्यसे 
भी बढ़कर तपानेवाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पतिके 
बिना स्त्रीके लिये यह सब शोकका समाज है॥ २॥ 

भोग रोगके समान हैं, गहने भाररूप हैं और संसार यम-यातना 
( नरककी पीड़ा ) के समान है। हे प्राणनाथ! आपके बिना जगतूमें मुझे कहीं 
कुछ भी सुखदायी नहीं है॥ ३॥ 

जैसे बिना जीवके देह और बिना जलके नदी, वैसे ही हे नाथ! बिना पुरुषके 
स्त्री है। हे नाथ! आपके साथ रहकर आपका शरद्‌- पूर्णिमा ] के निर्मल 
अन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे।॥ ४॥ 

हे नाथ! आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुट॒म्बी होंगे, वन ही नगर 
और वृक्षोंकी छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ( पत्तोंकी बनी झोंपड़ी ) 
ही स्वर्गके समान सुखोंकी मूल होगी ॥ ६५ ॥ 

उदार हृदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी सार- 
सँभार करेंगे, और कुशा और पत्तोंकी सुन्दर साथरी ( बिछौना ) ही प्रभुके 
साथ कामदेवकी मनोहर तोशकके समान होगी ॥ १॥ 

कन्द, मूल और फल ही अमृतके समान आहार होंगे और [ वनके ] 
पहाड़ ही अयोध्याके सैकड़ों राजमहलोंके समान होंगे। क्षण-श्षणमें प्रभुके 
चरणकमलोंको देख-देखकर मैं ऐसी आनन्दित रहूँगी जैसी दिनमें चकवी 
रहती है॥ २॥ 

हे नाथ! आपने वनके बहुत-से दुःख और बहुत-से भय, विषाद 
और सन्‍्ताप कहे। परन्तु हे कृपानिधान! वे सब मिलकर भी प्रभु 
( आप ) के वियोग [ से होनेवाले दुःख ] के लवलेशके समान भी नहीं हो 
सकते॥ ३॥ 


# अयोध्याकाण्ड * २३७ 


ऐसा जीमें जानकर, हे सुजानशिरोमणि! आप मुझे साथ ले लीजिये, 
यहाँ न छोड़िये। हे स्वामी! मैं अधिक क्‍या विनती करूँ? आप करुणामय 
हैं और सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले हैं।॥ ४॥ 

हे दीनबन्धु! हे सुन्दर! हे सुख देनेवाले! हे शील और प्रेमके भण्डार! 
यदि अवधि ( चौदह वर्ष ) तक मुझे अयोध्यामें रखते हैं तो जान लीजिये 
कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे।। ६६ ॥ 

क्षण-क्षणमें आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें 
थकावट न होगी। हे प्रियतम! मैं सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग 
चलनेसे होनेवाली सारी थकावटको दूर कर दूँगी।॥ १॥ 

आपके पैर धोकर, पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी 
( पंखा झलूँगी )। पसीनेकी बूँदोंसहित श्याम शरीरको देखकर--प्राणपतिके 
दर्शन करते हुए दुःखके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा।॥ २॥ 

समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते बिछाकर यह दासी रातभर 
आपके चरण दबावेगी। बार-बार आपकी कोमल मूर्तिको देखकर मुझको 
गरम हवा भी न लगेगी॥ ३॥ 

प्रभुके साथ [ रहते ] मेरी ओर [ आँख उठाकर ] देखनेवाला कौन है 
( अर्थात्‌ कोई नहीं देख सकता )! जैसे सिंहकी स्त्री ( सिंहनी ) को खरगोश 
और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वनके योग्य हैं? 
आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय-भोग ?॥ ४॥ 

ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो, हे प्रभु! | मालूम 
होता है ] ये पामर प्राण आपके वियोगका भीषण दुःख सहेंगे।। ६७॥ 

ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुल हो गयीं। वे वचनके वियोगको भी 
न सँभाल सकी ( अर्थात्‌ शरीरसे वियोगकी बात तो अलग रही, वचनसे भी 
वियोगकी बात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं )॥ उनकी यह दशा देखकर 
श्रीरघधुनाथजीने अपने जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये 
प्राणोंको न रखेंगी।॥ १॥ 

तब कृपालु, सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरे 
साथ वनको चलो। आज विषाद करनेका अवसर नहीं है। तुरंत 
वनगमनकी तैयारी करो॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया। 
फिर माताके पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। [ माताने कहा-- ] बेटा! 
जल्दी लौटकर प्रजाके दुःखको मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल 
न जाय!॥ ३ ॥ 

हे विधाता! क्‍या मेरी दशा भी फिर पलटेगी ? कया अपने नेत्रोंसे में इस 
मनोहर जोड़ीको फिर देख पाऊँगी ? हे पुत्र! वह सुन्दर दिन और शुभ घड़ी 


२३८ * रामचरितमानस * 


कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते-जी तुम्हारा चाँद-सा मुखड़ा फिर 
देखेगी !॥ ४ ॥ 

हे तात! 'वत्स' कहकर, 'लाल' कहकर, 'रघुपति' कहकर, '“रघुवर' 
कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदयसे लगाऊँगी और हर्षित होकर तुम्हारे 
अड्डोंको देखूँगी!॥ ६८ ॥ 

यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक 
व्याकुल हैं कि मुँहसले वचन नहीं निकलता, श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें 
समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १॥ 

तब जानकीजी सासके पाँव लगीं और बोलीं--हे माता! सुनिये, मैं बड़ी 
ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करनेके समय दैवने मुझे वनवास दे दिया। 
मेरा मनोरथ सफल न किया॥ २॥ 

आप क्षोभका त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़ियेगा। कर्मकी गति 
कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल 
हो गयीं। उनकी दशाको मैं किस प्रकार बखानकर कहूँ!॥ ३॥ 

उन्होंने सीताजीको बार-बार हदयसे लगाया और धीरज धरकर शिक्षा 
दी और आशीर्वाद दिया कि जबतक गड़ाजी और यमुनाजीमें जलकी धारा 
बहे, तबतक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।॥ ४॥ 

सीताजीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और शिक्षाएँ दीं 
और वे (सीताजी ) बड़े ही प्रेमसे बार-बार चरणकमलोंमें सिर नवाकर 
चलीं ॥ ६९॥ 

जब लक्ष्मणजीने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुल होकर उदास-मुँह 
उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमाज्न हो रहा है, नेत्र आँसुओंसे भरे हैं। 
प्रेमसे अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये॥ १॥ 

वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े-खड़े देख रहे हैं। [ ऐसे दीन हो रहे 
हैं | मानो जलसे निकाले जानेपर मछली दीन हो रही हो। हदयमें यह सोच 
है कि हे विधाता! क्‍या होनेवाला है? कया हमारा सब सुख और पुण्य पूरा 
हो गया 2॥ २॥ 

मुझको श्रीरघुनाथजी क्‍या कहेंगे ? घरपर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? 
श्रीरामचन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभीसे नाता 
तोड़े हुए खड़े देखा॥ ३॥ 

तब नीतिमें निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुखके समुद्र 
श्रीरामचन्द्रजी वचन बोले--- हे तात! परिणाममें होनेवाले आनन्दको हृदयमें 
समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ ॥ ४॥ 

जो लोग माता, पिता, गुरू और स्वामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर 
चअढ़ाकर उसका पालन कर ते हैं, उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं 


* अयोध्याकाण्ड * २३९ 


तो जगतमें जन्म व्यर्थ ही है॥ ७०॥ 

हे भाई! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके 
चअरणोंकी सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घरपर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और 
उनके मनमें मेरा दुःख है॥ १॥ 

इस अवस्थामें मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकारसे 
अनाथ हो जायगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभीपर दुःखका 
दुःसह भार आ पड़ेगा॥ २॥ 

अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्‍्तोष करते रहो। नहीं तो हे तात! 
बड़ा दोष होगा। जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुःखी रहती है, वह राजा अवश्य 
ही नरकका अधिकारी होता है॥ ३ ॥ 

हे तात! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मणजी 
बहुत ही व्याकुल हो गये। इन शीतल वचनोंसे वे कैसे सूख गये, जैसे पालेके 
स्पर्श कमल सूख जाता है!॥ ४॥ 

प्रेमवश लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर 
श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये और कहा--हे नाथ! मैं दास हूँ और आप स्वामी 
हैं; अत: आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है ?2॥ ७१॥ 

हे स्वामी! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी 
कायरतासे वह मेरे लिये अगम (९ पहुँचके बाहर ) लगी। शास्त्र और नीतिके 
तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्मकी धुरीको धारण 
करनेवाले हैं ॥ १॥ 

मैं तो प्रभु ( आप ) के स्नेहमें पला हुआ छोटा बच्चा हूँ! कहीं हंस भी 
मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको उठा सकते हैं! हे नाथ! स्वभावसे ही कहता 
हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसीको भी 
नहीं जानता॥ २॥ 

जगत्‌में जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं 
वेदने गाया है--हे स्वामी! हे दीनबन्धु! हे सबके हृदयके अंदरकी 
जाननेवाले! मेरे तो वे सब कुछ केवल आप हो हैं॥ ३॥ 

धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्ति, विभूति 
( ऐश्वर्य ) या सद्ति प्यारी हो। किन्तु जो मन, वचन और कर्मसे चरणोंमें 
ही प्रेम रखता हो, हे कृपासिन्धु! क्‍या वह भी त्यागनेके योग्य है ?॥ ४॥ 

दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमल और नग्रतायुक्त वचन 
सुनकर और उन्हें स्नेहके कारण डरे हुए जानकर, हृदयसे लगाकर 
समझाया ॥ ७२॥ 

[ और कहा--- ] हे भाई! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जल्दी 
वनको चलो! रघुकुलमें श्रेष्ठ शरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित 


२४० * रामचरितमानस * 


हो गये। बड़ी हानि दूर हो गयी और बड़ा लाभ हुआ!॥ १॥ 

वे हर्षित हृदयसे माता सुमित्राजीके पास आये, मानो अंधा फिरसे नेत्र 
पा गया हो। उन्होंने जाकर माताके चरणोंमें मस्तक नवाया। किन्तु उनका 
मन रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी और जानकीजीके साथ था॥ २॥ 

माताने उदास मन देखकर उनसे [ कारण ] पूछा। लक्ष्मणजीने सब कथा 
विस्तारसे कह सुनायी । सुमित्राजी कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं जैसे 
हिरनी चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है॥ ३॥ 

लक्ष्मणने देखा कि आज ( अब ) अनर्थ हुआ। ये स्नेहवश काम बिगाड़ 
देंगी! इसलिये वे विदा माँगते हुए डरके मारे सकुचाते हैं | और मन-ही-मन 
सोचते हैं ] कि हे विधाता! माता साथ जानेको कहेंगी या नहीं।॥ ४॥ 

सुमित्राजीने श्रीरामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील और स्वभावको 
समझकर और उनपर राजाका प्रेम देखकर अपना सिर धुना ( पीटा ) और 
कहा कि पापिनी कैकेयीने बुरी तरह घात लगाया॥ ७३॥ 

परन्तु कुसमय जानकर थेर्य धारण किया और स्वभावसे ही हित चाहनेवाली 
सुमित्राजी कोमल वाणीसे बोलीं--हे तात! जानकीजी तुम्हारी माता हैं और सब 
प्रकारसे स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं!॥ १॥ 

जहाँ श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्यका प्रकाश 
हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता-राम वनको जाते हैं तो अयोध्यामें 
तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है॥ २॥ 

गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राणके 
समान करनी चाहिये। फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं, हदयके भी 
जीवन हैं और सभीके स्वार्थरहित सखखा हैं।॥ ३ ॥ 

जगत्‌में जहाँतक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब रामजीके नातेसे 
ही [| पूजनीय और परम प्रिय ] मानने योग्य हैं। हदयमें ऐसा जानकर, हे 
तात! उनके साथ वन जाओ और जगतमें जीनेका लाभ उठाओ!॥ ४॥ 

मैं बलिहारी जाती हूँ, [ हे पुत्र! ] मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यके पात्र 
हुए, जो तुम्हारे चित्तने छल छोड़कर श्रीरामजीके चरणोंमें स्थान प्राप्त 
किया है॥ ७४॥ 

संसारमें वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त 
हो। नहीं तो जो रामसे विमुख पुत्र्से अपना हित जानती है, वह तो बाँझ ही 
अच्छी । पशुकी भाँति उसका ब्याना ( पुत्र प्रसव करना ) व्यर्थ ही है॥ १॥ 

तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं। हे तात! दूसरा कोई कारण 
नहीं है। सम्पूर्ण पुण्योंका सबसे बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके 
चरणोंमें स्वाभाविक प्रेम हो॥ २॥ 

राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह---इनके वश स्वप्रमें भी मत होना। सब 


* अयोध्याकाण्ड * २४९ 


प्रकारके विकारोंका त्याग कर मन, वचन और कर्मसे श्रीसीतारामजीकी 
सेवा करना॥ ३॥ 

तुमको वनमें सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और 
सीताजीरूप पिता-माता हैं। हे पुत्र! तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी 
बनमें क्लेश न पावें, मेरा यही उपदेश है।॥ ४॥ 

हे तात! मेरा यही उपदेश है ९ अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिससे वनमें 
तुम्हार कारण श्रीरामजी और सीताजी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय 
परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद भूल जायँ। तुलसीदासजी कहते हैं कि 
सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु ( श्रीलक्ष्मणजी ) को शिक्षा देकर [ वन 
जानेकी ] आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्रीसीताजी और 
श्रीरघुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निर्मल ( निष्काम और अनन्य ) एवं प्रगाढ़ 
प्रेम नित-नित नया हो! 

माताके चरणोंमें सिर नवाकर हृदयमें डरते हुए [कि अब भी कोई 
विघध्न न आ जाय ] लक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सौभाग्यवश 
कोई हिरन कठिन फंदेको तुड़ाकर भाग निकला हो ॥ ७५॥ 

लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे, और प्रियका साथ 
पाकर मनमें बड़े ही प्रसन्न हुए। श्रीरामजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना 
करके वे उनके साथ चले और राजभवनमें आये। १॥ 

नगरके स्त्री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर बात 
बिगाड़ी! उनके शरीर दुबले, मन दुःखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे 
व्याकुल हैं जेसे शहद छीन लिये जानेपर शहदकी मक्खियाँ व्याकुल हों॥ २॥ 

सब हाथ मल रहे हैं और सिर ध्रुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं। मानो 
बिना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार 
विषादका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ३॥ 

' श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं ', ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर 
बैठाया। सीतासहित दोनों पुत्रोंको | वनके लिये तैयार ] देखकर राजा बहुत 
व्याकुल हुए॥ ४॥ 

सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंकोी देख-देखकर राजा अकुलाते हैं और 
स्नेहवश बारंबार उन्हें हदयसे लगा लेते हैं॥ ७६ ॥ 

राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ भयानक 
सन्‍्ताप है। तब रघुकुलके वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर 
नवाकर उठकर विदा माँगी--- ॥ १ ॥ 

हे पिताजी! मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये। हर्षक समय आप शोक 
क्‍यों कर रहे हैं? हे तात! प्रियके प्रेमवश प्रमाद ९ कर्तव्यकर्ममें त्रुटि ) 
करनेसे जगत्‌में यश जाता रहेगा और निन्‍्दा होगी॥ २॥ 


२४२ * रामचरितमानस * 


यह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी बाँह पकड़कर उन्हें 
बैठा लिया और कहा-- हे तात! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हैं कि 
श्रीराम चराचरके स्वामी हैं। ३॥ 

शुभ और अशुभ कमोके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता 
है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेदकी नीति है, यह सब 
कोई कहते हैं। ४॥ 

[ किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है, ] अपराध तो कोई 
और ही करे और उसके फलका भोग कोई और ही पावे। भगवान्‌की लीला 
बड़ी ही विचित्र है, उसे जाननेयोग्य जगतमें कौन है ?॥ ७७॥ 

राजाने इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत- 
से उपाय किये। पर जब उन्होंने धर्मधुरन्‍न्धर, धीर और बुद्द्धिमान्‌ श्रीरामजीका 
रूख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, ॥ १॥ 

तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत प्रकारकी 
शिक्षा दी। वनके दुःसह दुःख कहकर सुनाये। फिर सास, ससुर तथा पिताके 
[ पास रहनेके ] सुखोंको समझाया।॥ २॥ 

परन्तु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था। इसलिये 
उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगोंने 
भी वनमें विपत्तियोंकी अधिकता बता-बताकर सीताजीको समझाया।॥ ३॥ 

मन्त्री सुमन्त्रजीकी पत्नी और गुरु वसिष्ठजीकी स्त्री अरुन्धतीजी तथा 
और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेहके साथ कोमल वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो 
[ राजाने ] वनवास दिया नहीं है। इसलिये जो ससुर, गुरू और सास कहें, 
तुम तो वही करो॥ ४॥ 

यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी 
नहीं लगी। [ वे इस प्रकार व्याकुल हो गयीं ] मानो शरद्‌ू-ऋतुके चन्द्रमाकी 
चाँदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो ॥ ७८ ॥ 

सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं। इन बातोंको सुनकर कैकेयी 
तमककर उठी। उसने मुनियोंके वस्त्र, आभूषण ( माला, मेखला आदि ) और 
बर्तन ( कमण्डलु आदि ) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये और 
कोमल वाणीसे कहा--- ॥ १॥ 

हे रघुवीर! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो। भीरू ( प्रेमबश दुर्बल 
हृदयके ) राजा शील और स्त्रेह नहीं छोड़ेंगे! पुण्य, सुन्दर यश और परलोक 
चाहे नष्ट हो जाय, पर तुम्हें वन जानेको वे कभी न कहेंगे।॥ २॥ 

ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माताकी सीख सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने | बड़ा ] सुख पाया। परन्तु राजाको ये वचन बाणके समान 
लगे। [ वे सोचने लगे ] अब भी अभागे प्राण [ क्‍यों ] नहीं निकलते! ॥ ३॥ 


# अयोध्याकाण्ड * २४३ 


राजा मूच्छित हो गये, लोग व्याकुल हैं। किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता 
कि क्‍या करें। श्रीरामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर और माता-पिताको 
सिर नवाकर चल दिये॥ ४॥ 

वनका सब साज-सामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक वस्तुओंको 
साथ लेकर) श्रीरामचन्द्रजी स्त्री ( श्रीसीताजी ) और भाई ( लक्ष्मणजी ) 
सहित, ब्राह्मण और गुरुके चरणोंकी वन्दना करके सबको अचेत करके 
चले॥ ७९॥ 

राजमहलसे निकलकर अश्रीरामचन्द्रजी वसिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े 
हुए और देखा कि सब लोग विरहकी अग्निमें जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन 
कहकर सबको समझाया। फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्यणोंकी मण्डलीको 
बुलाया॥ १॥ 

गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन ( वर्षभरका भोजन ) दिये और 
आदर, दान तथा विनयसे उन्हें वशमें कर लिया। फिर याचकोंको दान और 
मान देकर सनन्‍्तुष्ठ किया तथा मित्रोंको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न किया।॥ २॥ 

फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें गुरूजीको सौंपकर, हाथ जोड़कर 
बोले--हे गुसाईं! इन सबकी माता-पिताके समान सार-सँभार ( देख-रेख ) 
करते रहियेगा।॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते 
हैं कि मेरा सब प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टासे महाराज 
सुखी रहें ।॥ ४॥ 

हे परम चतुर पुरवासी सज्जनो! आपलोग सब वही उपाय करियेगा 
जिससे मेरी सब माताएँ मेरे विरहके दुःखसे दुःखी न हों ॥ ८०॥ 

इस प्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजीके 
चअरणकमलोंमें सिर नवाया। फिर गणेशजी, पार्वतीजी और कैलासपति 
महादेवजीको मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्रीरघुनाथजी चले॥ १॥ 

श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगरका आर्तनाद 
( हाहाकार ) सुना नहीं जाता। लड्ढममें बुरे शकुन होने लगे, अयोध्यामें 
अत्यन्त शोक छा गया और देवलोकमें सब हर्ष और विषाद दोनोंके वशमें 
हो गये। [ हर्ष इस बातका था कि अब राक्षसोंका नाश होगा और विषाद 
अयोध्यावासियोंके शोकके कारण था। ]॥ २॥ 

मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्त्रको बुलाकर ऐसा कहने 
लगे--- श्रीराम वनको चले गये, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं।न जाने ये 
किस सुखके लिये शरीरमें टिक रहे हैं।॥ ३॥ 

इससे अधिक बलवती और कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर 
प्राण शरीरको छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजाने कहा--हे सखा! तुम रथ 


रडड * रामचरितमानस * 


लेकर श्रीरामके साथ जाओ ॥ ४॥ 

अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमें 
चढ़ाकर, वन दिखलाकर चार दिनके बाद लौट आना॥ ८१॥ 

यदि थेर्यवान्‌ दोनों भाई न लौटें--क्योंकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे 
और दृढ़तासे नियमका पालन करनेवाले हैं--तो तुम हाथ जोड़कर विनती 
करना कि हे प्रभो! जनककुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये॥ १॥ 

जब सीता वनको देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे 
कहना कि तुम्हारे सास और ससुरने ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री! तुम 
लौट चलो, वनमें बहुत क्लेश हैं।॥ २॥ 

कभी पिताके घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना। इस 
प्रकार तुम बहुत-से उपाय करना। यदि सीताजी लौट आयोीं तो मेरे प्राणोंको 
सहारा हो जायगा॥ ३॥ 

नहीं तो अन्तमें मेरा मरण ही होगा। विधाताके विपरीत होनेपर कुछ 
वश नहीं चलता। हा! राम, लक्ष्मण और सीताको लाकर दिखाओ। ऐसा 
कहकर राजा मूछित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ४॥ 

सुमन्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ 
जुड़वाकर वहाँ गये जहाँ नगरके बाहर सीताजीसहित दोनों भाई थे॥ ८२॥ 

तब (वहाँ पहुँचकर ) सुमन्त्रने राजाके वचन श्रीरामचन्द्रजीको सुनाये 
और विनती करके उनको रथपर चढ़ाया। सीताजीसहित दोनों भाई रथपर 
चढ़कर हदयमें अयोध्याको सिर नवाकर चले॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको जाते हुए और अयोध्याको अनाथ | होते हुए ] देखकर सब 
लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिये। कृपाके समुद्र श्रीरामजी उन्हें बहुत 
तरहसे समझाते हैं, तो वे [| अयोध्याकी ओर ] लौट जाते हैं; परन्तु प्रेमवश फिर 
लौट आते हैं॥ २॥ 

अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही 
हो। नगरके नर-नारी भयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेको देखकर डर रहे 
हैं॥ ३॥ 

घर श्मशान, कुटुम्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितेषी और मित्र मानो यमराजके 
दूत हैं । बगीचोंमें वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक 
लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता॥ ४॥ 

करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलनेके लिये पाले हुए हिरन, नगरके [ गाय, बैल, 
बकरी आदि ] पशु, पपीहे, मोर, कोयल,चकदवे, तोते, मैना, सारस, हंस और 
चअकोर--॥ ८ ३॥ 

श्रीरामजीके वियोगमें सभी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ ऐसे चुपचाप स्थिर 
होकर ] खड़े हैं, मानो तसवीरोंमें लिखकर बनाये हुए हैं। नगर मानो फलोंसे 


* अयोध्याकाण्ड * २४५ 


परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरनिवासी सब स्त्री-पुरुष बहुत-से 
पशु-पश्षी थे। ( अर्थात्‌ अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलोंको 
देनेवाली नगरी थी और सब स्त्री-पुरुष सुखसे उन फलोंको प्राप्त करते 
थे।)॥ १॥ 

विधाताने कैकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओंमें दुःसह 
दावाग्नि ( भयानक आग ) लगा दी। श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी इस अग्निको 
लोग सह न सके । सब लोग व्याकुल होकर भाग चले॥ २॥ 

सबने मनमें विचार कर लिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके 
बिना सुख नहीं है। जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा। 
श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यामें हमलोगोंका कुछ काम नहीं है॥ ३॥ 

ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओंको भी दुर्लभ सुखोंसे पूर्ण घरोंको छोड़कर 
सब श्रीरामचन्द्रजीके साथ चल पड़े। जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे 
हैं, उन्हें क्या कभी विषयभोग वशमें कर सकते हैं।॥ ४॥ 

बच्चों और बूढ़ोंको घरोंमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये। पहले दिन 
श्रीरघुनाथजीने तमसा नदीके तीरपर निवास किया॥ ८४॥ 

प्रजाको प्रेमवश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयालु हृदयमें बड़ा दुःख हुआ। 
प्रभु श्रीरधुनाथजी करुणामय हैं। परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते हैं ( अर्थात्‌ 
दूसरेका दुःख देखकर वे तुरंत स्वयं दुःरिब्रत हो जाते हैं )॥ १॥ 

प्रेमयुक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे 
लोगोंको समझाया और बहुतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये; परन्तु प्रेमबश लोग 
लौटाये लौटते नहीं ॥ २॥ 

शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्रीरघुनाथजी असमझ्सके अधीन हो 
गये ( दुविधामें पड़ गये )। शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो 
गये और कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्द्रि मोहित हो गयी॥ ३॥ 

जब दो पहर रात बीत गयी, तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे 
कहा--हे तात! रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पहियोंके चिह्नोंसे दिशाका 
पता न चले इस प्रकार ) रथको हाँकिये। और किसी उपायसे बात नहीं 
बनेगी॥ ४ ॥ 

शंकरजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी 
रथपर सवार हुए। मन्त्रीने तुरंत ही रथको, इधर-उधर खोज छिपाकर चला 
दिया॥ ८५ ॥ 

सबेरा होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरघुनाथजी चले 
गये। कहीं रथका खोज नहीं पाते, सब 'हा राम! हा राम! ' पुकारते हुए चारों 
ओर दौड़ रहे हैं॥ १॥ 

मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत 


२४६ * रामचरितमानस * 


ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक-दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने, 
हमलोगोंको क्लेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया है॥ २॥ 

वे लोग अपनी निन्दा करते हैं और मछलियोंकी सराहना करते हैं।[ कहते 
हैं--- ] श्रीरामचन्द्रजीके बिना हमारे जीनेको धिक्कार है। विधाताने यदि प्यारेका 
वियोग ही रचा, तो फिर उसने माँगनेपर मृत्यु क्‍यों नहीं दी!॥ ३ ॥ 

इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे सनन्‍्तापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये। 
उन लोगोंके विषम वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
[ चौदह सालकी ] अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको रख रहे हैं।॥ ४॥ 

[ सब ] स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और ब्रत करने 
लगे और ऐसे दुःखी हो गये जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्यके बिना 
दीन हो जाते हैं ॥ ८६॥ 

सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ 
गड़ागाजीको देखकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होंने 
दण्डवत्‌ की॥ १॥ 

लक्ष्मणजी, सुमन्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया। सबके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया। गड़ाजी समस्त आनन्द-मड़लोंकी मूल हैं। वे सब 
सुखोंकी करनेवाली और सब पीड़ाओंकी हरनेवाली हैं।॥ २॥ 

अनेक कथा-प्रसड़ कहते हुए श्रीरामजी गड़ाजीकी तरड्डगेंको देख रहे 
हैं। उन्होंने मन्त्रीको, छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी 
गड़ाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥ ३॥ 

इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) 
दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरणमात्रसे 
[ बार-बार जन्मने और मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता है, उनको “ श्रम' 
होना---यह केवल लौकिक व्यवहार ( नरलीला ) है ॥ ४॥ 

शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहित, मायातीत दिव्य मड़ुलविग्रह ) 
सच्चिदानन्दकन्दस्वरूप सूर्यकुलके ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
मनुष्योंके सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये 
पुलके समान हैं ॥ ८७॥ 

जब निषादराज गुहने यह खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने 
प्रियजनों और भाई-बन्धुओंको बुला लिया और भेंट देनेके लिये फल, मूल 
( कन्द ) लेकर और उन्हें भारों ( बहँगियों )-में भरकर मिलनेके लिये चला। 
उसके हृदयमें हर्षका पार नहीं था॥ १॥ 

दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा। 
श्रीरघुनाथजीने स्वाभाविक स्नेहके वश होकर उसे अपने पास बैठाकर 
कुशल पूछी॥ २॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २४७ 


निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ! आपके चरणकमलके दर्शनसे ही 
कुशल है [| आपके चरणारविन्दोंके दर्शनकर ] आज मैं भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी 
गिनतीमें आ गया। हे देव! यह पृथ्वी,ध्न और घर सब आपका है। मैं तो 
'परिवारसहित आपका नीच सेवक हूँ॥ ३॥ 

अब कृपा करके पुर ९ श्रृंगवेरपुर )-में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाइये, जिससे सब लोग मेरे भाग्यकी बड़ाई करें। श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- 
हे सुजान सखा! तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है। परन्तु पिताजीने मुझको 
और ही आज्ञा दी है॥ ४॥ 

[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंका त्रत और वेष धारण 
कर और मुनियोंके योग्य आहार करते हुए वनमें ही बसना है, गाँवके भीतर 
निवास करना उच्ित नहीं है। यह सुनकर गुहको बड़ा दुःख हुआ॥ ८८ ॥ 

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्त्री- 
पुरुष प्रेमके साथ चर्चा करते हैं।[ कोई कहती है-- ] हे सखी! कहो तो, 
वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर सुकुमार |] बालकोंको वनमें 
भेज दिया है!॥ १॥ 

कोई एक कहते हैं--राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्माने 
नेत्रोंका लाभ दिया। तब निषादराजने हृदयमें अनुमान किया, तो अशोकके 
पेड़को [| उनके ठहरनेके लिये ] मनोहर समझा ॥ २॥ 

उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्रीरामचन्द्रजीने 
[ देखकर ] कहा कि यह सब प्रकारसे सुन्दर है। पुरवासी लोग जोहार 
( वन्दना ) करके अपने-अपने घर लौटे और श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने 
'पधारे॥ ३॥ 

गुहने [| इसी बीच ] कुश और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी 
सजाकर बिछा दी; और पवित्र, मीठे और कोमल देख-देखकर दोनोंमें भर- 
भरकर फल-मूल और पानी रख दिया [ अथवा अपने हाथसे फल-मूल 
दोनोंमें भर-भरकर रख दिये ]॥ ४॥ 

सीताजी, सुमन्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूल-फल खाकर 
रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी लेट गये। भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दबाने 
लगे॥ ८९॥ 

फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल 
वाणीसे मन्‍्त्री सुमन्त्रजीको सोनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष- 
बाणसे सजकर, वीरासनसे बैठकर जागने ( पहरा देने ) लगे॥ १॥ 

गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह 
नियुक्त कर दिया और आप कमरमें तरकस बाँधकर तथा धनुषपर बाण 
चअढ़ाकर लक्ष्मणजीके पास जा बैठा॥ २॥ 


२४८ * रामचरितमानस * 


प्रभुकोी जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद हो 
आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और न नेत्रोंसे | प्रेमाश्रुओंका ] 
जल बहने लगा। वह प्रेमसहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने लगा-- ॥ ३॥ 

महाराज दशरथजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी 
जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चौबारे ( छतके 
ऊपर बॉँगले ) हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर 
बनाया है;॥ ४॥ 

जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदार्थोसे पूर्ण और फूलोंकी 
सुगन्धसे सुवासित हैं; जहाँ सुन्दर पलँग और मणियोंके दीपक हैं तथा सब 
प्रकारका पूरा आराम है;॥ ९०॥ 

जहाँ [ ओढ़ने-बिछानेके ] अनेकों वस्त्र, तकिये और गहद्दे हैं, जो दूधके 
फेनके समान कोमल, निर्मल (उज्यवल ) और सुन्दर हैं; वहाँ (उन 
चौबारोंमें ) श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और अपनी 
शोभासे रति और कामदेवके गर्वको हरण करते थे॥ १॥ 

वही श्रीसीता और श्रीरामजी आज घास-फू्सकी साथरीपर थके हुए 
बिना वस्त्रके ही सोये हैं। ऐसी दशामें वे देखे नहीं जाते। माता, पिता, 
कुटुम्बी, पुरवासी ( प्रजा ), मित्र, अच्छे शील-स्वभावके दास और 
दासियाँ--- ॥ २॥ 

सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सँभार करते थे, वही प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी आज पृथ्वीपर सो रहे हैं। जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका 
प्रभाव जगतमें प्रसिद्द्ध है; जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं, ॥ ३ ॥ 

और पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं। 
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता! सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्‍या 
वनके योग्य हैं ? लोग सच कहते हैं कि कर्म ( भाग्य ) ही प्रधान है॥ ४॥ 

कैकयराजकी लड़की नीचबुर्द्रि कैकेयीने बड़ी ही कुटिलता की, 
जिसने रघुनन्दन श्रीरामजीको और जानकीजीको सुखके समय दुःख 
दिया॥ ९१॥ 

वह सूर्यकुलरूपी वृक्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी। उस कुबुद्द्धिने सम्पूर्ण 
विश्वको दुःखी कर दिया। श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हुए देखकर 
निषादको बड़ा दुःख हुआ ॥ १५॥ 

तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके रससे सनी हुई मीठी और 
कोमल वाणी बोले--हे भाई ! कोई किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं है। 
सब अपने ही किये हुए कर्मोका फल भोगते हैं॥ २॥ 

संयोग ( मिलना ), वियोग ( बिछुड़ना ), भले-बुरे भोग, शत्रु, मित्र और 
उदासीन---ये सभी भ्रमके फंदे हैं। जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और 


* अयोध्याकाण्ड * २४९ 


काल--जहाँतक जगत््‌के जंजाल हैं; ॥ ३॥ 

धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार 
हैं जो देखने, सुनने और मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सबका मूल मोह 
( अज्ञान ) ही है। परमार्थतः ये नहीं हैं।। ४॥ 

जैसे स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वार्गका स्वामी इन्द्र हो 
जाय, तो जागनेपर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है; वैसे ही इस दृश्य-प्रपलञ्लको 
हृदयसे देखना चाहिये।॥ ९२॥ 

ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष 
ही देना चाहिये। सब लोग मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें 
अनेकों प्रकारके स्वप्न दिखायी देते हैं॥ १॥ 

इस जगत्रूपी रात्रिमें योगीलोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपतञ्ञ 
( मायिक जगत्‌ ) से छूटे हुए हैं। जगत्‌में जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये 
जब सम्पूर्ण भोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २॥ 

विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तब ( अज्ञानका नाश होनेपर ) 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होता है। हे सखा! मन, वच्चन और कर्मसे 
श्रीरामजीके चरणोमें प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ( पुरुषार्थ ) है॥ ३ ॥ 

श्रीरामजी परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु ) परब्रह्म हैं। वे अविगत (९ जाननेमें 
न आनेवाले ), अलख (९स्थूल दृष्टिसे देखनेमें न आनेवाले ), अनादि 
( आदिरहित ), अनुपम ( उपमारहित ), सब विकारोंसे रहित और भेदशून्‍्य हैं, 
वेद जिनका नित्य 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करते हैं।॥ ४॥ 

वही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओंके 
हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुननेसे 
जगतके जंजाल मिट जाते हैं॥ ९३॥ 


मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम 


हे सखा! ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणों प्रेम 
करो। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके गुण कहते-कहते सबेरा हो गया! तब 
जगत्‌का मड़रल करनेवाले और उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे॥ १॥ 

शौचके सब कार्य करके | नित्य ] पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने 
स्नान किया। फिर बड़का दूध मँगाया और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित 
उस दूधसे सिरपर जटाएँ बनायीं। यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोंमें जल 
छा गया॥ २॥ 

उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मलिन ( उदास ) हो गया। वे हाथ 
जोड़कर अत्यन्त दीन वचन बोले--हे नाथ! मुझे कोसलनाथ दशरथजीने 
ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ;॥ ३॥ 


२५७० * रामचरितमानस * 


वन दिखाकर, गड़ास्नान कराकर दोनों भाइयोंको तुरंत लौटा लाना। 
सब संशय और संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा 
लाना॥ ४॥ 

महाराजने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें, मैं वही करूँ; मैं आपकी 
बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े 
और उन्होंने बालककी तरह रो दिया॥ ९४॥ 

[ और कहा-- ] हे तात! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ 
न हो। श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर थैर्य बँधाते हुए समझाया कि हे तात! आपने 
तो धर्मके सभी सिद्धान्तोंको छान डाला है॥ १॥ 

शिबि, दधीचि और राजा हरिश्चन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे 
थे। बुर्द्विमान्‌ राजा रन्तिदेव और बलि बहुत-से संकट सहकर भी धर्मको पकड़े 
रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया )॥ २॥ 

वेद, शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं 
है। मैंने उस धर्मको सहज ही पा लिया है। इस [ सत्यरूपी धर्म ] का त्याग 
करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा॥ ३॥ 

प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान भीषण 
सन्‍्ताप देनेवाली है। हे तात! मैं आपसे अधिक क्‍या कहूँ! लौटकर उत्तर 
देनेमें भी पापका भागी होता हूँ।॥ ४॥ 

आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही 
हाथ जोड़कर विनती करियेगा कि हे तात! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता 
न करें॥ ९५॥ 

आप भी पिताके समान हो मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात! मैं हाथ 
जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे वही 
कर्तव्य है जिसमें पिताजी हमलोगोंके सोचमें दुःख न पावें॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुट॒ुम्बियोंसहित 
व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने सकुचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि 
आप जाकर लक्ष्मणका यह सन्देश न कहियेगा। सुमन्त्रने फिर राजाका सन्देश 
कहा कि सीता वनके क्लेश न सह सकेंगी॥ ३ ॥ 

अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट आवें, तुमको और श्रीरामचन्द्रजीको 
वही उपाय करना चाहिये। नहीं तो मैं बिलकुल ही बिना सहारेका होकर 
वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जलके मछली नहीं जीती ॥ ४॥ 

सीताके मायके ( पिताके घर ) और ससुरालमें सब सुख हैं। जबतक यह 
विपत्ति दूर नहीं होती, तबतक वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुखसे रहेंगी।॥ ९६॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २५१ 


राजाने जिस तरह ( जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की है, वह दीनता और 
प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने पिताका सन्देश सुनकर 
सीताजीको करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी ॥ १॥ 

[ उन्होंने कहा--- ] जो तुम घर लौट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन 
एवं कुट॒ुम्बी सबकी चिन्ता मिट जाय। पतिके वचन सुनकर जानकीजी कहती 
हैं--हे प्राणपति! हे परम स्नेही! सुनिये॥ २॥ 

हे प्रभो! आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। [ कृपा करके विचार तो 
कीजिये ] शरीरको छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है ? सूर्यकी 
प्रभा सूर्यको छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चाँदनी चन्द्रमाको त्यागकर 
कहाँ जा सकती है ?॥ ३॥ 

इस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी वाणी 
कहने लगीं--आप मेरे पिताजी और ससुरजीके समान मेरा हित करनेवाले हैं। 
आपको मैं बदलेमें उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है॥ ४॥ 

किन्तु हे तात! मैं आर्त्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न 
मानियेगा। आर्यपुत्र ( स्वामी ) के चरणकमलोंके बिना जगत्में जहाँतक नाते हैं 
सभी मेरे लिये व्यर्थ हैं॥ ९७॥ 

मैंने पिताजीके ऐश्वर्यकी छटा देखी है, जिनके चरण रखनेकी चौकीसे 
सर्वशिरोमणि राजाओंके मुकुट मिलते हैं ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके 
अरणोंमें प्रणाम करते हैं )। ऐसे पिताका घर भी, जो सब प्रकारके सुखोंका 
भण्डार है, पतिके बिना मेरे मनको भूलकर भी नहीं भाता॥ १॥ 

मेरे ससुर कोसलराज चक्रवर्ती सप्राट हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें 
प्रकट है; इन्द्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे 
सिंहासनपर बैठनेके लिये स्थान देता है, ॥ २॥ 

ऐसे [ ऐश्वर्य और प्रभावशाली ] ससुर; [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका 
निवास; प्रिय कुटुम्बी और माताके समान सासुएँ---ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके 
चरणकमलोंकी रजके बिना मुझे स्वप्रमें भी सुखदायक नहीं लगते॥ ३॥ 

दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं 
नदियाँ; कोल, भील, हिरन और पक्षी--प्राणपति ( रघुनाथजी ) के साथ रहते 
ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे।। ४॥ 

अतः सास और ससुरके पाँव पड़कर, मेरी ओरसे विनती कीजियेगा 
कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें; मैं वनमें स्वभावसे ही सुखी हूँ॥ ९८ ॥ 

वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष और [ बाणोंसे भरे ] तरकश धारण किये 
मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है, 
न भ्रम है, और न मेरे मनमें कोई दुःख ही है। आप मेरे लिये भूलकर भी 
सोच न करें॥ १॥ 


२५२ * रामचरितमानस * 


सुमनन्‍्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये, जैसे साँप 
मणि खो जानेपर। नेत्रोंसे कुछ सूझता नहीं, कानोंसे सुनायी नहीं देता। वे 
बहुत व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया। तो भी उनकी 
छाती ठंडी न हुई। साथ चलनेके लिये मन्त्रीने अनेकों यत्न किये (९ युक्तियाँ 
पेश की ), पर रघुनन्दन श्रीरामजी [ उन सब युक्तियोंका ] यथोचित उत्तर 
देते गये।॥ ३॥ 

श्रीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्मकी गति कठिन है, उसपर 
कुछ भी वश नहीं चलता। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके चरणोंमें सिर 
नवाकर सुमन्त्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन ( पूँजी ) 
गँवाकर लौटे ॥ ४॥ 

सुमन्त्रने रथको हाँका, घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर 
हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषादलोग विषादके वश होकर सिर धुन-धुनकर 
( पीट-पीटकर ) पछताते हैं॥ ९९॥ 

जिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता 
और पिता कैसे जीते रहेंगे ? श्रीरामचन्द्रजीने जबर्दस्ती सुमन्त्रको लौटाया। तब 
आप गड्डाजीके तीरपर आये॥ १॥ 

श्रीरामने केवटसे नाव माँगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा-- मैंने 
तुम्हारा मर्म ( भेद ) जान लिया। तुम्हारे चरणकमलोंकी धूलके लिये सब लोग 
कहते हैं कि वह मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है, ॥ २॥ 

जिसके छूते ही पत्थरकी शिला सुन्दरी स्त्री हो गयी [ मेरी नाव तो 
काठकी है ]। काठ पत्थरसे कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनिकी स्त्री 
हो जायगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जायगी, मैं लुट जाऊँगा [ अथवा 
रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी 
जायगी ] ( मेरी कमाने-खानेकी राह ही मारी जायगी )॥ ३॥ 

मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा 
नहीं जानता। हे प्रभु! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले 
अपने चरणकमल पखारने (धो लेने ) के लिये कह दो॥ ४॥ 

हे नाथ! मैं चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा लूँगा; मैं 
आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम! मुझे आपकी दुहाई और 
दशरथजीकी सौगंध है, मैं सब सच-सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे 
तीर मारें, पर जबतक मैं पैरोंको पखार न लूँगा, तबतक हे तुलसीदासके 
नाथ! हे कृपालु! मैं पार नहीं उतारूँगा। 

केवटके प्रेममें लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी 
जानकीजी और लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे।।| १००॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २५७३ 


कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले--भाई! तू वही 
कर जिससे तेरी नाव न जाय। जल्दी पानी ला और पैर धो ले। देर हो रही 
है, पार उतार दे॥ १॥ 

एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर 
जाते हैं, और जिन्होंने | वामनावतारमें ] जगत्‌को तीन पगसे भी छोटा कर 
दिया था ( दो ही पगमें त्रिलोकीको नाप लिया था ), वही कृपालु श्रीरामचन्द्रजी 
[ गड़ाजीसे पार उतारनेके लिये ] केवटका निहोरा कर रहे हैं!॥२॥ 

प्रभुके इन वच्नोंको सुनकर गड़जीकी बुद्द्रि मोहसे रित्रंच गयी थी 
[ कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा 
कैसे कर रहे हैं ]। परन्तु [ समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान] 
पदनखोंको देखते ही | उन्हें पहचानकर ] देवनदी गड़ाजी हर्षित हो गयीं। 
(वे समझ गयीं कि भगवान्‌ नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट 
हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊँगी, यह विचारकर 
वे हर्षित हो गयीं।) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेमें भरकर 
जल ले आया॥ ३॥ 

अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमँगकर वह भगवान्‌के चरणकमल धोने 
लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि 
कोई नहीं है॥ ४॥ 

चरणोंको धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल ( चरणोदक ) को 
पीकर पहले [| उस महान्‌ पुण्यके द्वारा ] अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर 
फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रको गड़ाजीके पार ले गया॥ १०१॥ 

निषादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [ नावसे ] 
उतरकर गड़जीकी रेत (बालू ) में खड़े हो गये। तब केवटने उतरकर 
दण्डवत्‌ की। [ उसको दण्डवत्‌ करते देखकर ] प्रभुको संकोच हुआ कि 
इसको कुछ दिया नहीं॥ १॥ 

पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रत्लनजटित 
अँगूठी [ अँगुलीसे ] उतारी। कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा, नावकी 
उतराई लो। केवटने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये॥ २॥ 

[ उसने कहा---] हे नाथ! आज मैंने क्‍या नहीं पाया! मेरे दोष, दुःख और 
दरिद्रताकी आग आज बुझ गयी है। मैंने बहुत समयतक मजदूरी की। 
विधाताने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी॥ ३॥ 

हे नाथ! हे दीनदयाल! आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये। 
लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह | या यत्र ] किया, 
पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणाके धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल 


रणड * रामचरितमानस * 


भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया॥ १०२॥ 

फिर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने स्नान करके पार्थिवपूजा की और 
शिवजीको सिर नवाया। सीताजीने हाथ जोड़कर गड्डाजीसे कहा--हे माता! 
मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा॥ १॥ 

जिससे मैं पति और देवरके साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा 
करूँ। सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुई विनती सुनकर तब गड्जाजीके निर्मल 
जलमेंसे श्रेष्ठ वाणी हुई-- ॥ २॥ 

हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत्‌में किसे नहीं 
मालूम है? तुम्हारे | कृपादृष्टिसे ] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब 
सिद्द्वियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं।॥ ३ ॥ 

तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी, यह तो मुझपर कृपा की और 
मुझे बड़ाई दी है। तो भी हे देवि! मैं अपनी वाणी सफल होनेके लिये तुम्हें 
आशीर्वाद दूँगी।॥ ४॥ 

तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी। 
तुम्हारी सारी मनःकामनाएँ पूरी होंगी और तुम्हारा सुन्दर यश जगत्‌भरमें छा 
जायगा॥ १०३॥ 

मड़लके मूल गड़ाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर 
सीताजी आनन्दित हुईं। तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निषादराज गुहसे कहा कि 
भेया! अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदयमें 
दाह उत्पन्न हो गया॥ १॥ 

गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला--हे रघुकुलशिरोमणि! मेरी विनती 
सुनिये। मैं नाथ ( आप ) के साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार ( कुछ ) दिन 
चरणोंकी सेवा करके--- ॥ २॥ 

हे रघुराज! जिस वनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुन्दर पर्णकुटी 
( पत्तोंकी कुटिया ) बना दूँगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर 
( आप ) की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा।॥ ३॥ 

उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीनी उसको साथ ले 
लिया, इससे गुहके हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ। फिर गुह ( निषादराज ) ने 
अपनी जातिके लोगोंको बुला लिया और उनका संतोष कराके तब उनको 
विदा किया।॥ ४॥ 

तब प्रभु श्रीरघधुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा 
गड़ाजीको मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मणजी और 
सीताजीसहित वनको चले॥ १५०४॥ 

उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मणजी और सखा गुहने 
[ विश्रामकी ] सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सबेरे प्रातः:कालकी 


* अयोध्याकाण्ड * रश्णण 


सब क्रियाएँ करके जाकर तीर्थोके राजा प्रयागके दर्शन किये।॥ १॥ 

उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणीमाधवजी- 
सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) से 
भण्डार भरा है और वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है॥ २॥ 

प्रयागक्षेत्र ही दुर्ग, मजबूत और सुन्दर गढ़ (किला ) है, जिसको 
स्वप्नमें भी [ पापरूपी ] शत्रु नहीं पा सके हैं। सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके 
श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पापकी सेनाको कुचल डालनेवाले और बड़े 
रणधीर हैं॥ ३ ॥ 

[ गड़ा, यमुना और सरस्वतीका ] सड़म ही उसका अत्यन्त सुशोभित 
सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। 
यमुनाजी और गड्राजीकी तरंगें उसके [ श्याम और श्वेत ] चँवर हैं, जिनको 
देखकर ही दुःख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है॥ ४॥ 

पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। 
वेद और पुराणोंके समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणोंका बखान करते 
हैं॥१०५॥ 

पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका 
प्रभाव ( महत्त्व--माहात्म्य ) कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराजका 
दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पाया॥ १॥ 

उन्होंने अपने श्रीमुखसे सीताजी, लक्ष्मणजी और सखा गुहको तीर्थराजकी 
महिमा कहकर सुनायी। तदनन्तर प्रणाम करके, वन और बगीचोंको देखते 
हुए और बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हुए--- ॥ २॥ 

इस प्रकार श्रीरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे 
ही सब सुन्दर मड्रलोंको देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक | त्रिवेणीमें ] स्नान 
करके शिवजीकी सेवा ( पूजा ) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका पूजन 
किया॥ ३॥ 

[ स्‍नान,पूजन आदि सब करके ] तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाजजीके पास 
आये। उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए ही मुनिने हदयसे लगा लिया। मुनिके 
मनका आनन्द कुछ कहा नहीं जाता। मानो उन्हें ब्रह्मानन्द्की राशि मिल 
गयी हो॥ ४॥ 

मुनीश्वर भरद्वाजजीने आशीर्वाद दिया। उनके हृदयमें ऐसा जानकर 
अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज विधाताने [ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण पुण्योंके फलको 
लाकर आँखोंके सामने कर दिया॥ १०६॥ 

कुशल पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन 
करके उन्हें सन्‍्तुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृतके ही बने हों, ऐसे अच्छे- 


२५६ * रामचरितमानस * 


अच्छे कन्द, मूल, फल और अंकुर लाकर दिये॥ १॥ 

सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर 
मूल-फलोंको बड़ी रुचिके साथ खाया। थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी 
सुखी हो गये। तब भरद्वाजजीने उनसे कोमल वचन कहे---- ॥ २॥ 

हे राम! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग 
सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज 
मेरे सम्पूर्ण शुभ साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया॥ ३॥ 

लाभकी सीमा और सुखकी सीमा [| प्रभुके दर्शनको छोड़कर ] दूसरी 
कुछ भी नहीं है। आपके दर्शनसे मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं। अब कृपा 
करके यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक 
प्रेम हो ॥ ४ ॥ 

जबतक कर्म, वचन और मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास 
नहीं हो जाता, तबतक करोड़ों उपाय करनेसे भी, स्वप्रमें भी वह सुख 
नहीं पाता॥ १०७॥ 

मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दसे तृप्त हुए 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी | लीलाकी दृष्टिसे ] सकुचा गये। तब [ अपने 
ऐश्वर्यको छिपाते हुए ] श्रीरामचन्द्रजीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों 
( अनेकों ) प्रकारसे कहकर सबको सुनाया॥ १॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] हे मुनीधश्वर! जिसको आप आदर दें, वही बड़ा है 
और वही सब गुणसमूहोंका घर है। इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि 
भरद्वाजजी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचचनीय सुखका अनुभव 
कर रहे हैं॥ २॥ 

यह ( श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी 
बहाचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंकोा 
देखनेके लिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये।॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया। नेत्रोंका लाभ पाकर सब 
आनन्दित हो गये और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्रीरामजीके 
सौन्दर्यकी सराहना करते हुए वे लौटे॥ ४॥ 

श्रीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान 
करके और प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और 
सेवक गुहके साथ वे चले॥ १०८ ॥ 

[ चलते समय ] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा--- हे नाथ! बताइये 
हम किस मार्गसे जायँ। मुनि मनमें हँसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि आपके लिये 
सभी मार्ग सुगम हैं॥ १॥ 

फिर उनके साथके लिये मुनिने शिष्योंको बुलाया। [ साथ जानेकी 


* अयोध्याकाण्ड * २५७ 


बात ] सुनते ही चित्तमें हर्षित हो कोई पचास शिष्य आ गये। सभीका 
श्रीरामजीपर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ 
है॥२॥ 

तब मुनिने [ चुनकर ] चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत 
जन्मोंतक सब सुकृत ( पुण्य ) किये थे। श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर और 
ऋषिकी आज्ञा पाकर हदयमें बड़े ही आनन्दित होकर चले ॥ ३॥ 

जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्त्री-पुरुष दौड़कर 
उनके रूपको देखने लगते हैं। जन्मका फल पाकर वे [ सदाके अनाथ ] 
सनाथ हो जाते हैं और मनको नाथके साथ भेजकर | शरीरसे साथ न रहनेके 
कारण ] दुःखी होकर लौट आते हैं।॥ ४॥ 

तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंको विदा किया; 
वे मनचाही वस्तु ( अनन्य भक्ति ) पाकर लौटे। यमुनाजीके पार उतरकर 
सबने यमुनाजीके जलमें स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीके शरीरके समान 
ही श्याम रंगका था॥ १०९॥ 

यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स्त्री-पुरुष [ यह सुनकर कि निषादके 
साथ दो परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुन्दरी स्त्री आ रही 
है ] सब अपना-अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और 
सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी बड़ाई करने लगे॥ १॥ 

उनके मनमें [ परिचय जाननेकी ] बहुत-सी लालसाएँ भरी हैं। पर वे 
नाम-गाँव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगोंमें जो वयोवृद्ध और चतुर थे; उन्होंने 
युक्तिसे श्रीरामचन्द्रजीको पहचान लिया॥ २॥ 

उन्होंने सब कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये 
वनको चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुःखित हो पछता रहे हैं कि रानी 
और राजाने अच्छा नहीं किया॥ ३॥ 

उसी अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेजका पुञ्ञ, छोटी 
अवस्थाका और सुन्दर था। उसकी गति कवि नहीं जानते [| अथवा वह कवि 
था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता ]। वह वैरागीके वेषमें था और मन, 
वचन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी था।।४॥ 

[ इस तेजःपुझ्ल तापसके प्रसंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और 
कुछ लोगोंके देखनेमें यह अप्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान 
भी पड़ता है, परन्तु यह सभी प्राचीन प्रतियोंमें है। गुसाईजी अलौकिक 
अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं, यहाँ इस प्रसंगके रखनेमें क्या रहस्य है; परन्तु 
यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापसको जब “कबि अलरखित्त गति' कहते हैं, 
तब निश्चयपूर्वक कौन कया कह सकता है। हमारी समझसे ये तापस या 
तो श्रीहनुमानूजी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी! ] 


२०८ * रामचरितमानस * 


अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित 
हो गया। वह दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी | प्रेमविह्लल ] दशाका 
वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १५१९०॥ 

श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया। [ उसे 
इतना आनन्द हुआ ] मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब 
कोई [ देखनेवाले ] कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ ( परम तत्त्व) 
दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं॥ १॥ 

फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा। उन्होंने प्रेमसे उमँगकर उसको उठा 
लिया। फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया। माता 
सीताजीने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया॥ २॥ 

फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की। श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर 
वह उस ( निषाद ) से आनन्दित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी 
दोनोंसे श्रीरामजीकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगा और ऐसा आनन्दित 
हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है॥ ३॥ 

[ इधर गाँवकी स्त्रियाँ कह रही हैं-- ] हे सखी! कहो तो,वे माता-पिता 
कैसे हैं जिन्होंने ऐसे (सुन्दर सुकुमार ) बालकोंको वनमें भेज दिया है। 
श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष स्नेहसे 
व्याकुल हो जाते हैं॥ ४॥ 

तब अश्रीरामचन्द्रजीन सखा गुहको अनेकों तरहसे [घर लौट जानेके 
लिये ] समझाया। श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने अपने 
घरको गमन किया॥ ११५१॥ 

फिर सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको 
पुनः प्रणाम किया और सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए 
सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले॥ १॥ 

रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयोंको देखकर 
उनसे प्रेमपूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अड्डोंमें राजचिह्न देखकर हमारे 
हृदयमें बड़ा सोच होता है॥ २॥ 

[ ऐसे राजचिह्लोंके होते हुए भी ] तुमलोग रास्तेमें पैदल ही चल रहे हो, 
इससे हमारी समझमें आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और 
बड़े-बड़े पहाड़ोंका दुर्गम रास्ता है। तिसपर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है॥ ३ ॥ 

हाथी और सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता। यदि 
आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँतक जायँगे वहाँतक पहुँचाकर, फिर 
आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे।॥ ४॥ 

इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकितशरीर हो और नेत्रोंमें [ प्रेमा श्रुओंका ] 
जल भरकर पूछते हैं। किन्तु कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमल 


* अयोध्याकाण्ड * २५०९ 


विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं॥ ११५२॥ 

जो गाँव और पुरवे रास्तेमें बसे हैं, नागों और देवताओंके नगर उनको 
देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस 
पुण्यवानने किस शुभ घड़ीमें इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और 
पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं।॥ १॥ 

जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी 
पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्तेके समीप बसनेवाले भी बड़े पुण्यात्मा 
हैं--स्वर्गमें रहनेवाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं-- ॥ २ ॥ 

जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनझ्याम श्रीरामजीके 
दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियोंमें श्रीरामजी स्नान कर लेते हैं, 
देवसरोवर और देवनदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं।॥ ३ ॥ 

जिस वृश्षके नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते 
हैं। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा 
सौभाग्य मानती है॥ ४॥ 

रास्तेमें बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, 
वन और पशु-पक्षियोंको देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहे हैं॥ ११३॥ 

सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथजी जब किसी गाँवके पास जा 
निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक-बूढ़े, स्त्री-पुरुष सब अपने घर 
और काम-काजको भूलकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चल देते हैं॥ १॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका [ परम ] फल 
पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दमें मग्र हो गये। 
उनके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो गये॥ २॥ 

उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती। मानो दरिद्रोंने चिन्तामणिकी ढेरी 
पा ली हो। वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका 
लाभ ले लो॥ ३॥ 

कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें 
देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्रमार्गसे उनकी छविको 
हृदयमें लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जाते हैं ( अर्थात्‌ 
उनके शरीर, मन और वाणीका व्यवहार बंद हो जाता है )॥ ४॥ 

कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर 
कहते हैं कि क्षणभर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिये। फिर चाहे अभी 
चले जाइयेगा, चाहे सबेरे॥ ११४॥ 

कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणीसे कहते हैं--नाथ! 
आचमन तो कर लीजिये। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम 
देखकर दयालु और परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने--- ॥ १॥ 


२६० * रामचरितमानस * 


मनमें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीभर बड़की छायामें विश्राम 
किया। स्त्री-पुरुष आनन्दित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूपने उनके 
नेत्र और मनोंको लुभा लिया है॥ २॥ 

सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह 
( तन्‍्मय होकर ) देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्रीरामजीका 
नवीन तमाल वृश्षके रंगका ( श्याम ) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा है, जिसे 
देखते ही करोड़ों कामदेवोंके मन मोहित हो जाते हैं।॥ ३ ॥ 

बिजलीके-से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नखसे 
शिखातक सुन्दर हैं, और मनको बहुत भाते हैं। दोनों मुनियोंके (वल्कल 
आदि ) वस्त्र पहने हैं और कमरमें तरकस कसे हुए हैं। कमलके समान 
हाथोंमें धनुष-बाण शोभित हो रहे हैं।॥ ४॥ 

उनके सिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं; वक्षःस्थल, भुजा और नेत्र 
विशाल हैं और शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी 
बूँदोंका समूह शोभित हो रहा है॥ ११५७॥ 

उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत 
अधिक है, और मेरी बुद्द्धि थोड़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीकी 
सुन्दरताको सब लोग मन, चित्त और बुद्द्रि तीनोंको लगाकर देख रहे हैं॥ १॥ 

प्रेमके प्यासे [ वे गाँवोंके ] स्त्री-पुरुष [ इनके सौन्दर्य-माधुर्यकी छटा 
देखकर ] ऐसे थकित रह गये जैसे दीपकको देखकर हिरनी और हिरन 
[ निस्तब्ध रह जाते हैं ]! गाँवोंकी स्त्रियाँ सीताजीके पास जाती हैं; परन्तु 
अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं।॥ २॥ 

बार-बार सब उनके पाँव लगतीं और सहज ही सीधे-सादे कोमल वचन 
कहती हैं--हे राजकुमारी! हम विनती करती ( कुछ निवेदन करना चाहती ) 
हैं, परन्तु स्त्री-स्वभावके कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं।॥ ३ ॥ 

हे स्वामिनि! हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको गाँवारी 
जानकर बुरा न मानियेगा। ये दोनों राजकुमार स्वभावसे ही लावण्यमय 
( परम सुन्दर ) हैं। मरकतमणि (८ पन्ने >) और सुवर्णने कान्ति इन्हींसे पायी 
है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें और स्वर्णमें जो हरित और स्वार्णवर्णकी 
आभा है वह इनकी हरिताभनील और स्वर्णकान्तिकि एक कणके 
बराबर भी नहीं है )॥ ४॥ 

श्याम और गौर वर्ण है, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर 
और शोभाके धाम हैं। शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख और 
शरद-ऋतुके कमलके समान इनके नेत्र हैं॥ ११५६॥ 


मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम 
नवाह्नपारायण, चौथा विश्राम 


* अयोध्याकाण्ड * २६१९ 


हे सुमुरििब! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाले 
ये तुम्हारे कौन हैं ? उनकी ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा 
गयीं और मन-ही-मन मुसकरायीं॥ १॥ 

उत्तम (गौर) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] 
पृथ्वीकी ओर देखती हैं। वे दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ 
न बतानेमें ग्रामकी स्त्रियोंको दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें लज्जारूप 
संकोच )। हिरणके बच्चेके सदृश नेत्रवाली और कोकिलकी-सी वाणीवाली 
सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं--- ॥ २॥ 

ये जो सहजस्वभाव, सुन्दर और गोरे शरीरके हैं,उनका नाम लक्ष्मण 
है; ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीताजीने [ लज्जावश ] अपने चन्द्रमुखको 
आँचलसे ढककर और प्रियतम ( श्रीरामजी ) की ओर निहारकर भीौहें टेढ़ी 
करके, ॥ ३॥ 

खंजन पश्षीके-से सुन्दर नेत्रोंकी तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें 
कहा कि ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) मेरे पति हैं। यह जानकर गाँवकी सब युवती 
स्त्रियाँ इस प्रकार आनन्दित हुईं मानो कंगालोंने धनकी राशियाँ लूट 
ली हों ॥ ४॥ 

वे अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशिष देती हैं 
( शुभ कामना करती हैं ) कि जबतक शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे, तबतक 
तुम सदा सुहागिनी बनी रहो, ॥ ११७॥ 

और पार्वतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ। हे देवि! हमपर कृपा 
न छोड़ना ( बनाये रखना )। हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं 
जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें, ॥ १॥ 

और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीताजीने उन सबको प्रेमकी 
प्यासी देखा, और मधुर वचन कह-कहकर उनका भलीभाँति सनन्‍्तोष किया। 
मानो चाँदनीने कुमुदिनियोंको खिलाकर पुष्ठट कर दिया हो॥ २॥ 

उसी समय अ्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे 
लोगोंसे रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री-पुरुष दुःखी हो गये। उनके शरीर 
पुलकित हो गये और नेत्रोंमें [| वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका ] जल भर 
आया।॥ ३॥ 

उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी 
हुई सम्पत्ति छीने लेता हो। कर्मकी गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया 
और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया।॥ ४॥ 

तब लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरघुनाथजीने गमन किया और 


२६२ * रामचरितमानस * 


सब लोगोंको प्रिय वचन कहकर लौटाया, किन्तु उनके मनोंको अपने साथ 
ही लगा लिया॥ ११५८ ॥ 

लौटते हुए वे स्त्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन दैवको 
दोष देते हैं। परस्पर [ बड़े ही ] विषादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी 
काम उलटे हैं॥ १॥ 

वह विधाता बिलकुल निरंकुश (स्वतन्त्र ), निर्दय और निडर है, 
जिसने चन्‍्द्रमाको रोगी ( घटने-बढ़नेवाला ) और कलंकी बनाया, कल्पवृक्षको 
पेड़ और समुद्रको खारा बनाया। उसीने इन राजकुमारोंको वनमें भेजा 
है॥ २॥ 

जब विधाताने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग-विलास व्यर्थ 
ही बनाये। जब ये बिना जूतेके (नंगे ही पैरों ) रास्तेमें चल रहे हैं, तब 
विधाता अनेकों वाहन ( सवारियाँ ) व्यर्थ ही रचे॥ ३॥ 

जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीनपर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता 
सुन्दर सेज ( पलंग और बिछौने ) किसलिये बनाता है ? विधाताने जब इनको 
बड़े-बड़े पेड़ों [| के नीचे ] का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलोंको बना- 
बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया॥ ४॥ 

जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोंके ( वल्‍्कल ) वस्त्र पहनते 
और जटा धारण कर ते हैं, तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भाँतिके गहने 
और कपड़े वृथा ही बनाये॥ ११९॥ 

जो ये कन्द, मूल, फल खाते हैं तो जगतमें अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही 
हैं। कोई एक कहते हैं--ये स्वभावसे ही सुन्दर हैं | इनका सौन्दर्य-माधुर्य नित्य 
और स्वाभाविक है ]। ये अपने-आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्माके बनाये नहीं हैं।॥ १ ॥ 

हमारे कानों, नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी 
करनीको जहाँतक वेदोंने वर्णन करके कहा है, वहाँतक चौदहों लोकोंमें 
ढूँढ़ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं ? [ कहीं भी नहीं हैं, इसीसे 
सिद्ध है कि ये विधाताके चौदहों लोकोंसे अलग हैं और अपनी महिमासे 
ही आप निर्मित हुए हैं ]॥ २॥ 

इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( म॒ुग्ध ) हो गया, तब वह भी 
इन्हींकी उपमाके योग्य दूसरे स्त्री-पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम 
किया, परन्तु कोई उसकी अटकलमें ही नहीं आये (९ पूरे नहीं उतरे )। इसी 
ईष्याके मारे उसने इनको जंगलमें लाकर छिपा दिया है॥ ३ ॥ 

कोई एक कहते हैं--हम बहुत नहीं जानते। हाँ, अपनेको परम धन्य अवश्य 
मानते हैं | जो इनके दर्शन कर रहे हैं ] और हमारी समझमें वे भी बड़े पुण्यवान्‌ 
हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे ।॥ ४॥। 

इस प्रकार प्रिय वचचन कह-कहकर सब नेत्रोंमें [ प्रेमाभुओंका ] जल भर 


* अयोध्याकाण्ड * २६३ 


लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले दुर्गम ( कठिन ) मार्गमें 
कैसे चलेंगे।। १२०॥ 

स्त्रियाँ सनेहवश विकल हो जाती हैं। मानो सन्ध्याके समय चकवी 
[ भावी वियोगकी पीड़ासे ] सोह रही हों (दुःखी हो रही हों )। इनके 
चरणकमलोंको कोमल तथा मार्गको कठोर जानकर वे व्यथित हृदयसे उत्तम 
वाणी कहती हैं--- ॥ १॥ 

इनके कोमल और लाल-लाल चरणों ( तलवों ) को छूते ही पृथ्वी वैसे 
ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वरने यदि इन्हें 
वनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्‍यों नहीं बना दिया ?॥ २॥ 

यदि ब्रह्मासे माँगे मिले तो हे सरित्र! [ हम तो उनसे माँगकर ] इन्हें अपनी 
आँखोंमें ही रखें! जो स्त्री-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको 
नहीं देख सके ॥ ३॥ 

उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई! अबतक 
वे कहाँतक गये होंगे ? और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन 
कर लेते हैं और जन्मका परम फल पाकर, विशेष आनन्दित होकर लौटते 
हैं ॥ ४॥ 

[ गर्भवती, प्रसूता आदि ] अबला स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े [ दर्शन न पानेसे ] 
हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हैं, वहाँ- 
वहाँ लोग प्रेमके वशमें हो जाते हैं॥ १२१॥ 

सूर्यकुलरूपी कुमुदिनीके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शनकर गाँव-गाँवमें ऐसा ही आनन्द हो रहा है। जो लोग [ वनवास दिये 
जानेका ] कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी [ दशरथ-कैकेयी ] 
को दोष लगाते हैं॥ १॥ 

कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने 
नेत्रोंका लाभ दिया। स्त्री-पुरुष सभी आपसमें सीधी, स्नेहभरी सुन्दर बातें 
कह रहे हैं॥ २॥ 

[ कहते हैं--- ] वे माता-पिता थन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर 
धन्य है जहाँसे ये आये हैं। वह देश,पर्वत, वन और गाँव धन्य है, और वही 
स्थान धन्य है जहाँ-जहाँ ये जाते हैं ॥ ३॥ 

बहाने उसीको रचकर सुख पाया है जिसके ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) सब 
प्रकारसे स्नेही हैं। पथिकरूप श्रीराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और 
जंगलमें छा गयी है॥ ४॥ 

रघुकुलरूपी कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार 
मार्गके लोगोंको सुख देते हुए सीताजी और लक्ष्मणजीसहित वनको देखते 
हुए चले जा रहे हैं॥ १२२॥ 


२६४ * रामचरितमानस * 


आगे श्रीरामजी हैं, पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित हैं। तपस्वियोंके वेष 
बनाये दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनोंके बीचमें सीताजी कैसी 
सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीवके बीचमें माया!॥ १॥ 

फिर जैसी छबि मेरे मनमें बस रही है, उसको कहता हूँ---मानो वसन्‍्त-ऋतु 
और कामदेवके बीचमें रति ( कामदेवकी स्त्री ) शोभित हो | फिर अपने हृदयमें 
खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) और चन्द्रमाके बीचमें 
रोहिणी ( अन्द्रमाकी स्त्री ) सोह रही हो॥ २॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके | जमीनपर अड्डित होनेवाले दोनों ] चरणचिद्लोंके 
बीच-बीचमें पैर रखती हुई सीताजी [ कहीं भगवान्‌के चरणचिद्ठोंपर पैर 
न टिक जाय इस बातसे ] डरती हुई मार्गमें चल रही हैं, और लक्ष्मणजी 
[ मर्यादाकी रक्षाके लिये |] सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणचिह्लोंको 
बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं॥ ३॥ 

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है 
( अर्थात्‌ अनिर्वचचनीय है ), अतः वह कैसे कही जा सकती है ? पक्षी और पशु 
भी उस छविको देखकर (९ प्रेमानन्दमें ) मग्न हो जाते हैं। पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने 
उनके भी चित्त चुरा लिये हैं॥ ४॥ 

प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयोंको जिन-जिन लोगोंने देखा, 
उन्होंने भवका अगम मार्ग ( जन्म-मृत्युरूपी संसारमें भटकनेका भयानक 
मार्ग ) बिना ही परिश्रम आनन्दके साथ ते कर लिया ( अर्थात्‌ वे आवागमनके 
अक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये )॥ १२३॥ 

आज भी जिसके हृदयमें स्वप्रमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही 
आ बसें, तो वह भी श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा जिस मार्गको 
कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं।॥ १॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकर और समीप ही एक 
बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गये। कन्द, मूल, फल 
खाकर [ रातभर वहाँ रहकर ] प्रातःकाल स्त्रान करके श्रीरघुनाथजी 
आगे चले॥ २॥ 

सुन्दर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके 
आश्रममें आये। श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर 
है, जहाँ सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल है॥ ३॥ 

सरोवरोंमें कमल और बनोंमें वृक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द-रसमें मस्त 
हुए भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। बहुत-से पक्षी और पशु कोलाहल कर 
रहे हैं और वैरसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं।॥ ४॥ 

पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित 
हुए। रघुश्रेष्ठ श्रीरीमजीका आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके 


* अयोध्याकाण्ड * २६५ 


लिये आगे आये॥ १२४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत्‌ किया। विप्रश्रेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद 
दिया। श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये। 
सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रममें ले आये॥ १॥ 

श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर 
कन्द, मूल और फल मँगवाये। श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने 
फलोंको खाया। तब मुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये ] सुन्दर स्थान 
बतला दिये।॥ २॥ 

[ मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी ] मड़ल-मूर्तिको नेत्रोंसे 
देखकर वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी आनन्द हो रहा है। तब 
श्रीरघुनाथजी कमलसदृश हाथोंको जोड़कर, कानोंको सुख देनेवाले 
मधुर वचन बोले--- ॥ ३॥ 

हे मुनिनाथ! आप त्रिकालदर्शी हैं। सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर 
रखे हुए बेरके समान है। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस 
प्रकारसे रानी कैकेयीने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तारसे सुनायी॥ ४॥ 

[ और कहा-- ] हे प्रभो! पिताकी आज्ञा [ का पालन ], माताका हित 
और भरत-जैसे [| स्नेही एवं धर्मात्मा ] भाईका राजा होना और फिर मुझे 
आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है॥ १२५७॥ 

हे मुनिराज! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य 
सफल हो गये (९ हमें सारे पुण्योंका फल मिल गया )। अब जहाँ आपकी 
आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देगको प्राप्त न हो--- ॥ १॥ 

क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्निके ही ( अपने 
दुष्ट कर्मोसे ही ) जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणोंका संतोष सब मड्रलोंकी 
जड़ है और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों कुलोंको भस्म कर देता है॥ २॥ 

ऐसा हृदयमें समझकर--वह स्थान बतलाइये जहाँ मैं लक्ष्मण और 
सीतासहित जाऊँ। और वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, हे 
दयालु! कुछ समय निवास करूँ॥ ३॥ 

श्रीरामजीकी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि 
बोले-- धन्य! धन्य! हे रघुकुलके ध्वजास्वरूप! आप ऐसा क्‍यों न कहेंगे? 
आप सदैव वेदकी मर्यादाका पालन ( रक्षण ) करते हैं।॥ ४॥। 

हे राम! आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी 
[ आपकी स्वसरूपभूता ] माया हैं, जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर 
जगत्‌का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तकवाले सर्पोके 
स्वामी और पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेवाले हैं, वही चराचरके 
स्वामी शेषजी लक्ष्मण हैं। देवताओंके कार्यके लिये आप राजाका शरीर 


२६६ * रामचरितमानस * 


धारण करके दुष्ट राक्षसमंकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं। 

हे राम! आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्द्वसि परे, अव्यक्त, 
अकथनीय और अपार है। वेद निरन्तर उसका 'नेति-नेति' कहकर वर्णन 
करते हैं॥ १२६॥ 

हे राम! जगत्‌ दृश्य है, आप उसके देखनेवाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और 
शड्डूरको भी नचानेवाले हैं। जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब और 
कौन आपको जाननेवाला है ?॥ १॥ 

वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका 
ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनन्दन! हे भक्तोंक हदयके शीतल करनेवाले 
चन्दन! आपकी ही कृपासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २॥ 

आपकी देह चिदानन्दमय है (यह प्रकृतिजन्य पद्ञमहाभूतोंकी बनी 
हुई कर्मबन्धनयुक्त, त्रिदेह-विशिष्ट मायिक नहीं है) और [| उत्पत्ति- 
नाश, वृद्धि-क्षय आदि] सब विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको 
अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतोंके कार्यके 
लिये [ दिव्य] नर-शरीर धारण किया है और प्राकृत (८ प्रकृतिके 
तत्त्वोंसे निर्मित देहवाले, साधारण ) राजाओंकी तरहसे कहते और 
करते हैं॥ ३॥ 

हे राम! आपके चरित्रोंको देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोहको प्राप्त 
होते हैं और ज्ञानीजन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते, करते हैं, वह 
सब सत्य ( उचित ) ही है; क्योंकि जैसा स्वाँग भरे वैसा ही नाचना भी तो 
चआहिये ( इस समय आप मनुष्यरूपमें हैं, अतः मनुष्योचितित व्यवहार करना 
ठीक ही है )॥ ४॥ 

आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ? परन्तु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ 
कि जहाँ आप न हों, वह स्थान बता दीजिये तब मैं आपके रहनेके लिये 
स्थान दिखाऊँ।॥ १२७॥ 

मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुल 
जानेके डरसे ] सकुचाकर मनमें मुसकराये। वाल्मीकिजी हँसकर फिर 
अमृत-रसमें डुबोयी हुई मीठी वाणी बोले--- ॥ १॥ 

हे रामजी! सुनिये, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीताजी और 
लक्ष्मणजी-समेत निवास करिये। जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर 
कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोंसे--- ॥ २ ॥ 

निरन्तर भरते रहते हैं, परन्तु कभी पूरे ( तृप्त ) नहीं होते, उनके हृदय 
आपके लिये सुन्दर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रोंको चातक बना रखा 
है, जो आपके दर्शनरूपी मेघके लिये सदा लालायित रहते हैं; ॥ ३ ॥ 

तथा जो भारी-भारी नदियों, समुद्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और 


* अयोध्याकाण्ड * २६७ 


आपके सौन्दर्य [ रूपी मेघ ] के एक बूँद जलसे सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ 
आपके दिव्य सच्चिदानन्दमय स्वरूपके किसी एक अड्भगकी जरा-सी भी 
झाँकीके सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगतके, अर्थात्‌ पृथ्वी, स्वर्ग 
और ब्रह्मलोकतकके सौन्दर्यका तिरस्कार करते हैं ), हे रघुनाथजी! उन 
लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित 
निवास कीजिये॥ ४॥ 

आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई 
आपके गुणसमूहरूपी मोतियोंको चुगती रहती है, हे रामजी! आप उसके 
हृदयमें बसिये।॥ १२८ ॥ 

जिसकी नासिका प्रभु (आप ) के पवित्र और सुगन्धित | पुष्पादि ] 
सुन्दर प्रसादको नित्य आदरके साथ ग्रहण करती (सूघती ) है, और जो 
आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभूषण 
धारण करते हैं;॥ १॥ 

जिनके मस्तक देवता, गुरू और ब्राह्मणोंको देखकर बड़ी नम्नरताके साथ 
प्रेमसहित झुक जाते हैं; जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी (आप ) के 
चअरणोंकी पूजा करते हैं, और जिनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) का 
ही भरोसा है, दूसरा नहीं;॥ २॥ 

तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी (आप ) के तीर्थो्में चलकर जाते 
हैं; हे रामजी! आप उनके मनमें निवास कीजिये। जो नित्य आपके 
[ रामनामरूप ] मन्त्रराजको जपते हैं और परिवार ( परिकर )-सहित 
आपकी पूजा करते हैं।॥ ३॥ 

जो अनेकों प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणोंको 
भोजन कराकर बहुत दान देते हैं; तथा जो गुरुको हृदयमें आपसे भी 
अधिक (बड़ा )> जानकर सर्वभावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते 
हैं;॥ ४ ॥ 

और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारी प्रीति हो; उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें 
सीताजी और रघुकुलको आनन्दित करनेवाले आप दोनों बसिये॥ १२९॥ 

जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है; न लोभ है, 
न क्षोभ है; न राग है, न टद्वेष है; और न कपट, दम्भ और माया ही है--हे 
रघुराज! आप उनके हृदयमें निवास कीजिये। १॥ 

जो सबके प्रिय और सबका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख और 
सुख तथा प्रशंसा (बड़ाई ) और गाली (निन्दा ) समान हैं, जो 
विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते-सोते आपकी ही 
शरण हैं, ॥ २॥ 


२६८ * रामचरितमानस * 


और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति (आश्रय ) नहीं है, हे 
रामजी! आप उनके मनमें बसिये। जो परायी स्त्रीको जन्म देनेवाली माताके 
समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विषसे भी भारी विष है;॥ ३॥ 

जो दूसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरेकी विपत्ति देखकर 
विशेष रूपसे दुःखी होते हैं, और हे रामजी! जिन्हें आप प्राणोंके समान प्यारे 
हैं, उनके मन आपके रहनेयोग्य शुभ भवन हैं।॥ ४॥ 

हे तात! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप 
ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित आप दोनों भाई निवास 
कीजिये।॥ १३०॥ 

जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं, ब्राह्रोाण और 
गौके लिये संकट सहते हैं, नीति-निपुणतामें जिनकी जगत्में मर्यादा है, 
उनका सुन्दर मन आपका घर है॥ १॥ 

जो गुणोंको आपका और दोषोंको अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे 
आपका ही भरोसा है, और रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप 
सीतासहित निवास कीजिये॥ २॥ 

जाति, पाँति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देनेवाला 
घर---सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदयमें धारण किये रहता है, हे 
रघुनाथजी! आप उसके हृदयमें रहिये।॥ ३ ॥ 

स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समान हैं, क्योंकि वह जहाँ-तहाँ 
( सब जगह ) केवल धनुष-बाण धारण किये आपको ही देखता है; और 
जो कर्मसे, वचनसे और मनसे आपका दास है, हे रामजी! आप उसके हृदयमें 
डेरा कीजिये॥ ४॥ 

जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये और जिसका आपसे स्वाभाविक 
प्रेम है, आप उसके मनमें निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर 
है॥ १३१॥ 

इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये। उनके 
प्रेमपूर्णा वचचन श्रीरामजीके मनको अच्छे लगे। फिर मुनिने कहा>“-हे 
सूर्यकुलके स्वामी! सुनिये, अब मैं इस समयके लिये सुखदायक आश्रम 
कहता हूँ ( निवासस्थान बतलाता हूँ )॥ १॥ 

आप चित्रकूट पर्वतपर निवास कीजिये, वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी 
सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुन्दर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और 
पक्षियोंका विहारस्थल है॥ २॥ 

वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि 
ऋषिकी पत्नी अनसूयाजी अपने तपोबलसे लायी थीं। वह गड़ाजीकी धारा 
है, उसका मन्दाकिनी नाम है। वह सब पापरूपी बालकोंको खा डालनेके 


* अयोध्याकाण्ड * २६९ 


लिये डाकिनी ( डाइन ) रूप है॥३॥ 

अत्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और 
तप करते हुए शरीरको कसते हैं। हे रामजी! चलिये, सबके परिश्रमको 
सफल कीजिये और पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये।॥ ४॥ 

महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा बखानकर कहोी। 
तब सीताजीसहित दोनों भाइयोंने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान 
किया॥ १३२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनी कहा--लक्ष्मण! बड़ा अच्छा घाट है। अब यहीं कहीं 
ठहरनेकी व्यवस्था करो। तब लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीके उत्तरके ऊँचे 
किनारेको देखा [ और कहा कि-- ] इसके चारों ओर धनुषके-जैसा एक 
नाला फिरा हुआ है॥ १॥ 

नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुषकी प्रत्यज्ञा ( डोरी ) है और शम, दम, दान 
बाण हैं। कलियुगके समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु [ रूप निशाने ] 
हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता 
नहीं, और जो सामनेसे मारता है॥२॥ 

ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया। स्थानको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया। जब देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन 
यहाँ रम गया तब वे देवताओंके प्रधान थवई (मकान बनानेवाले ) 
विश्वकर्माको साथ लेकर चले॥ ३॥ 

सब देवता कोल-भीलोंके वेषमें आये और उन्होंने [ दिव्य ] पत्तों और 
घासोंके सुन्दर घर बना दिये। दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ बनायीं जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी थी और दूसरी बड़ी 
थी॥ ४॥ 

लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तोंके 
घरमें शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्नी रति और 
वसनन्‍्त-ऋतुके साथ सुशोभित हो ॥ १३३॥ 


मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 


उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्‍पाल चित्रकूटमें आये और 
श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया। देवता नेत्रोंका लाभ पाकर 
आनन्दित हुए॥ १॥ 

फूलोंकी वर्षा करके देवसमाजने कहा--हे नाथ! आज [ आपका दर्शन 
पाकर ] हम सनाथ हो गये। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख 
सुनाये और [ दुःखोंके नाशका आश्वासन पाकर ] हर्षित होकर अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये॥ २॥ 


२७० * रामचरितमानस * 


श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें आ बसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत- 
से मुनि आये। रघुकुलके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने मुदित हुई मुनिमण्डलीको 
आते देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया॥ ३॥ 

मुनिगण श्रीरामजीको हृदयसे लगा लेते हैं और सफल होनेके लिये 
आशीर्वाद देते हैं। वे सीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखते 
हैं और अपने सारे साधनोंको सफल हुआ समझते हैं।॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीनेी यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा 
किया। [ श्रीरामचन्द्रजीके आ जानेसे ] वे सब अपने-अपने आश्रमोंमें अब 
स्वतन्त्रताके साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे॥ १३४॥ 

यह ( श्रीरामजीके आगमनका ) समाचार जब कोल-भीलोने पाया, 
तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हों। 
वे दोनोंमें कन्द, मूल, फल भर-भरकर चले। मानो दरिद्र सोना लूटने 
चले हों॥ १॥ 

उनमेंसे जो दोनों भाइयोंको [ पहले ] देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग 
रास्तेमें जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-सुनते 
सबने आकर श्रीरघुनाथजीके दर्शन किये॥ २॥ 

भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके 
साथ प्रभुको देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े 
हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रोंमें प्रेमाश्ुओंके जलकी बाढ़ आ 
रही है॥ ३॥ 

श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्र जाना, और प्रिय वचन कहकर सबका 
सम्मान किया। वे बार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ 
जोड़कर विनीत वचन कहते हैं-- ॥ ४॥ 

हे नाथ! प्रभु ( आप ) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ 
हो गये। हे कोसलराज! हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ 
है॥ १३५०॥ 

हे नाथ! जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ 
धन्य हैं, वे वनमें विचरनेवाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर 
सफलजन्म हो गये॥ १॥ 

हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन 
किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया है। यहाँ सभी 
ऋतुओंमें आप सुखी रहियेगा।॥ २॥ 

हमलोग सब प्रकारसे हाथी, सिंह, सर्प और बाघोंसे बचाकर आपकी सेवा 
करेंगे। हे प्रभो! यहाँके बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएँ और खोह ( दरें ) सब पग- 
पग हमारे देखे हुए हैं।॥ ३ ॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २७९ 


हम वहाँ-वहाँ ( उन-उन स्थानोंमें) आपको शिकार खिलावेंगे 
और तालाब, झरने आदि जलाशयोंको दिखावेंगे। हम कुटुम्बसमेत 
आपके सेवक हैं। हे नाथ! इसलिये हमें आज्ञा देनेमें संकोच न 
कीजियेगा।॥ ४॥ 

जो वेदोंके वचन और मुनियोंके मनको भी अगम हैं, वे करुणाके धाम 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भीलोंके वचन इस तरह सुन रहे हैं जेसे पिता बालकोंके 
वचन सुनता है॥ १३६॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाला हो ( जानना 
चाहता हो ), वह जान ले। तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ९ प्रेमपूर्णा ) 
कोमल वचन कहकर उन सब वनमें विचरण करनेवाले लोगोंको संतुष्ट 
किया॥ १॥ 

फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभुके गुण कहते- 
सुनते घर आये। इस प्रकार देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले दोनों भाई 
सीताजीसमेत वनमें निवास करने लगे॥ २॥ 

जबसे श्रीरघुनाथजी वनमें आकर रहे तबसे वन मड्भरलदायक हो गया। 
अनेकों प्रकारके वृक्ष फूलते और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर 
बेलोंके मण्डप तने हैं॥ ३॥ 

वे कल्पवृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैं। मानो वे देवताओंके 
वन ( ननन्‍्दनवन ) को छोड़कर आये हों। भौरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर 
गुंजार करती हैं और सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्धित हवा चलती 
रहती है॥ ४॥ 

नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी 
कानोंको सुख देनेवाली और चित्तको चुरानेवाली तरह-तरहकी बोलियाँ 
बोलते हैं॥ १३७॥ 

हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन--ये सब बवैर छोड़कर साथ-साथ 
विचरते हैं। शिकारके लिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छबिको देखकर 
पशुओंके समूह विशेष आनन्दित होते हैं॥ १॥ 

जगतमें जहाँतक ( जितने ) देवताओंके वन हैं, सब श्रीरामजीके वनको 
देखकर सिहाते हैं। गड़ग, सरस्वती,सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि 
धन्य ( पुण्यमयी ) नदियाँ, ॥ २॥ 

सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाई 
करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलास, मन्दराचल और सुमेरू आदि सब, 
जो देवताओंके रहनेके स्थान हैं, ॥ ३ ॥ 

और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूटका यश गाते हैं। 
विन्ध्याचल बड़ा आनन्दित है, उसके मनमें सुख समाता नहीं; क्योंकि उसने 


२७२ * रामचरितमानस * 


बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है॥ ४॥ 

चित्रकूटके पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण-अंकुरादिकी सभी जातियाँ 
पुण्यकी राशि हैं और धन्य हैं--देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं॥ १३८ ॥ 

आँखोंवाले जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित 
हो जाते हैं, और अचर ( पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि ) भगवान्‌की चरण- 
रजका स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परमपद (९ मोक्ष ) के अधिकारी 
हो गये ॥ १॥ 

वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुन्दर, मड्रलमय और अत्यन्त 
पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, 
जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने निवास किया है॥ २॥ 

क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी 
और श्रीरामचन्द्रजी आकर रहे, उस वनकी जैसी परम शोभा है, उसको हजार 
मुखवाले जो लाख शोेषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ ३॥ 

उसे भला, मैं किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरेका 
[ क्षुद्र | कछुआ भी मन्दराचल उठा सकता है? लक्ष्मणजी मन, वचन और 
कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं। उनके शील और स्न्रेहका वर्णन नहीं 
किया जा सकता॥ ४॥ 

क्षण-क्षणपर श्रीसीतारामजीके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर 
उनका स्त्रेह जानकर लक्ष्मणजी स्वप्रमें भी भाइयों, माता-पिता और घरकी 
याद नहीं करते॥ १३९॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुटुम्बके लोग और घरकी 
याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण-क्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीके 
अन्द्रमाके समान मुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे 
चअकोरकुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको देखकर!॥ १॥ 

स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित 
रहती हैं जेसे दिनमें चकवी! सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें 
अनुरक्त है इससे उनको वन हजारों अवधके समान प्रिय लगता है॥ २॥ 

प्रियतम ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और 
पक्षी प्यारे कुटुम्बियोंके समान लगते हैं। मुनियोंकी स्त्रियाँ सासके समान, 
श्रेष्ठ मुनि ससुरके समान और कन्द-मूल-फलोंका आहार उनको अमृतके 
समान लगता है॥ ३॥ 

स्वामीके साथ सुन्दर साथरी (कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों 
कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाली है। जिनके [ कृपापूर्वक ] 
देखनेमात्र्से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग-विलास मोहित 
कर सकते हैं! ॥ ४ ॥ 


# अयोध्याकाण्ड * २७३ 


जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग- 
विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी 
और जगत्‌की माता सीताजीके लिये यह [ भोग-विलासका त्याग ] कुछ 
भी आश्चर्य नहीं है॥ १४० ॥ 

सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले, श्रीरघुनाथजी वही 
करते और वही कहते हैं। भगवान्‌ प्राचीन कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और 
लक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ १॥ 

जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं,तब-तब उनके नेत्रोंमें 
जल भर आता है। माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरतके प्रेम, 
शील और सेवाभावको याद करके---॥ २॥ 

कृपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुःखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय 
समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुःखी देखकर 
सीताजी और लक्ष्मणजी भी व्याकुल हो जाते हैं, जेसे किसी मनुष्यकी 
परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेष्ठा करती है॥ ३॥ 

तब धीर,कृपालु और भक्तोंके हदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई 
लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर 
लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 

लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित 
हैं जेसे अमरावतीमें इन्द्र अपनी पत्नी शच्ची और पुत्र जयन्तसहित बसता 
है॥ १४१॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी कैसी सँभाल रखते 
हैं, जैसे पलकें नेत्रोंके गोलकोंकी। इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी और 
श्रीरामचन्द्रजीकी [ अथवा लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी ] 
ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीरकी करते हैं॥ १॥ 

पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियोंके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक 
वनमें निवास कर रहे हैं। तुलसीदासजी कहते हैं--मैंने श्रीरामचन्द्रजीका 
सुन्दर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये वह [ कथा ] 
सुनो ॥ २॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर उसने 
रथको मन्त्री ( सुमन्त्र )- सहित देखा। मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको 
जैसा दुःख हुआ, वह कहा नहीं जाता॥ ३॥ 

[ निषादको अकेले आया देखकर ] सुमन्त्र हा राम! हा राम! हा सीते! 
हा लक्ष्मण! पुकारते हुए, बहुत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े। [ रथके ] 
घोड़े दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर 


२७४ * रामचरितमानस * 


हिनहिनाते हैं। मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों।॥ ४॥ 

वे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं। केवल आँखोंसे जल बहा रहे 
हैं। श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको इस दशामें देखकर सब निषाद व्याकुल हो 
गये।॥ १४२॥ 

तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा--हे सुमन्त्रजी! अब विषादको 
छोड़िये। आप पण्डित और परमार्थके जाननेवाले हैं। विधाताको प्रतिकूल 
जानकर थेर्य धारण कीजिये॥ १॥ 

कोमल वाणीसे भाँति-भाँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबर्दस्ती 
लाकर सुमन्त्रको रथपर बैठाया। परन्तु शोकके मारे वे इतने शिथिल हो गये 
कि रथको हाँक नहीं सकते। उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी बड़ी 
तीव्र वेदना है॥ २॥ 

घोड़े तड़फड़ाते हैं और [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते। मानो जंगली पशु 
लाकर रथमें जोत दिये गये हों। वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी 
ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछेकी ओर देखने लगते हैं। 
वे तीक्ष्ण दुःखसे व्याकुल हैं।॥ ३ ॥ 

जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिकर- 
हिकरकर उसकी ओर प्यारसे देखने लगते हैं। घोड़ोंकी विरहदशा कैसे कही 
जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणिके बिना साँप व्याकुल होता 
है॥ ४॥ 

मन्त्री और घोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो गया। 
तब उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये॥ १५४३॥ 

निषादराज गुह सारथी (९ सुमन्त्रजी )-को पहुँचाकर (विदा करके ) 
लौटा। उसके विरह॒ और दुःखका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों 
निषाद रथ लेकर अवधको चले। [ सुमन्त्र और घोड़ोंको देख-देखकर ] वे 
भी क्षण-क्षणभर विषादमें डूबे जाते थे॥ १॥ 

व्याकुल और दुःखसे दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके बिना 
जीनेको धिक्कार है। आरिबर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी 
श्रीरामचन्द्रजीके बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश | क्‍यों ] नहीं ले लिया॥ २॥ 

ये प्राण अपयश और पापके भाँड़े हो गये। अब ये किस कारण कूच 
नहीं करते ( निकलते नहीं ) ? हाय! नीच मन [ बड़ा अच्छा ] मौका चूक 
गया। अब भी तो हृदयके दो टुकड़े नहीं हो जाते!॥ ३ ॥ 

सुमन्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं । मानो कोई कंजूस 
धनका खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा 
योद्धा वीरका बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्धसे भाग चला 


हो!॥ ४ ॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २७५ 


जैसे कोई विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणोंवाला और 
उत्तम जातिका ( कुलीन ) ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, 
उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) हैं॥ १४४॥ 

जैसे किसी उत्तम कुलवाली, साधुस्वभावकी, समझदार और मन, 
वचन, कर्मसे पतिको ही देवता माननेवाली पतिद्रता स्त्रीको भाग्यवश 
पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग ) रहना पड़े, उस समय उसके हदयमें जैसे 
भयानक सन्‍्ताप होता है, वैसे ही मन्त्रीके हृदयमें हो रहा है॥ १॥ 

नेत्रोंमें जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी है। कानोंसे सुनायी नहीं 
पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुँहमें 
लाटी लग गयी है। किन्तु [ ये सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर भी ] प्राण 
नहीं निकलते; क्योंकि हृदयमें अवधिरूपी किवाड़ लगे हैं ९ अर्थात्‌ 
चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल 
रही है )॥ २॥ 

सुमन्त्रजीके मुखका रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम 
होता है मानो इन्होंने माता-पिताको मार डाला हो। उनके मनमें रामवियोगरूपी 
हानिकी महान्‌ ग्लानि ( पीड़ा ) छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरकको 
जाता हुआ रास्तेमें सोच कर रहा हो॥ ३॥ 

मुँहसे वचन नहीं निकलते। हृदयमें पछताते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर 
क्या देखूँगा ? श्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मुझे देखनेमें 
संकोच करेगा (९ अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा )॥ ४॥ 

नगरके सब व्याकुल स्त्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं 
हृदयपर वज्ध रखकर सबको उत्तर दूँगा॥ १४७॥ 

जब दीन-दुःखी सब माताएँ पूछेंगी, तब हे विधाता! मैं उन्हें क्‍या कहूँगा ? 
जब लक्ष्मणजीकी माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन-सा सुखदायी 
सँदेसा कहूँगा 2॥ १॥ 

श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नयी ब्यायी हुई गौ 
बछड़ेको याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूँगा 
कि श्रीराम, लक्ष्मण, सीता वनको चले गये!॥ २॥ 

जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा! हाय! अयोध्या जाकर अब मुझे 
यही सुख लेना है! जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके 
[ दर्शनके ] ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, ॥ ३ ॥ 

तब मैं कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि मैं राजकुमारोंको 
कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ! लक्ष्मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते 
ही महाराज तिनकेकी तरह शरीरको त्याग देंगे। ४॥ 

प्रियतम ( श्रीरामजी ) रूपी जलके बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की तरह 


२७६ * रामचरितमानस * 


फट नहीं गया, इससे मैं जानता हूँ कि विधाताने मुझे यह “यातनाशरीर' 
ही दिया है [| जो पापी जीवोंको नरक भोगनेके लिये मिलता है ]॥ १४६॥ 

सुमन्त्र इस प्रकार मार्गमें पछतावा कर रहे थे, इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा 
नदीके तटपर आ पहुँचा। मन्त्रीने विनय करके चारों निषादोंको विदा किया। 
वे विषादसे व्याकुल होते हुए सुमन्त्रके पैरों पड़कर लौटे ॥ १॥ 

नगरमें प्रवेश करते मन्त्री [ ग्लानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हैं, मानो 
गुरु, ब्राह्मण या गौको मारकर आये हों। सारा दिन एक पेड़के नीचे बैठकर 
बिताया। जब सन्ध्या हुई तब मौका मिला ॥ २॥ 

अँधेरा होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा 
करके वे [ चुपके-से ] महलमें घुसे। जिन-जिन लोगोंने यह समाचार सुन 
पाया, वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये॥ ३॥ 

रथको पहचानकर और घोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले 
जा रहे हैं ( क्षीण हो रहे हैं) जैसे घाममें ओले! नगरके स्त्री-पुरुष कैसे 
व्याकुल हैं जेसे जलके घटनेपर मछलियाँ [ व्याकुल होती हैं ]॥ ४॥ 

मन्त्रीका | अकेले ही ] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। 
राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतोंका निवासस्थान ( श्मशान ) 
हो ॥ १४७॥ 

अत्यन्त आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्त्रको कुछ उत्तर नहीं 
आता, उनकी वाणी विकल हो गयी ( रुक गयी ) है। न कानोंसे सुनायी 
पड़ता है और न आँखोंसे कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उस- 
उससे पूछते हैं--कहो, राजा कहाँ हैं 27॥ १॥ 

दासियाँ मन्त्रीको व्याकुल देखकर उन्हें कौसल्याजीके महलमें लिवा 
गयीं। सुमन्त्रने जाकर वहाँ राजाको कैसा [ बैठे ] देखा मानो बिना अमृतका 
अन्द्रमा हो॥ २॥ 

राजा आसन, शय्या और आभूषणोंसे रहित बिलकुल मल्िन ( उदास ) 
पृथ्वीपर पड़े हुए हैं। वे लंबी साँसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो 
राजा ययाति स्वर्गसे गिरकर सोच कर रहे हों॥ ३ ॥ 

राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो 
[ गीधराज जटायुका भाई ] सम्पाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो। राजा 
[ बार-बार ] राम, राम ', “हा स्नेही ( प्यारे ) राम! कहते हैं, फिर 'हा राम, हा 
लक्ष्मण, हा जानकी ' ऐसा कहने लगते हैं।॥ ४॥ 

मन्त्रीने देखकर “जय जीव” कहकर दण्डवत्-प्रणाम किया। सुनते ही 
राजा व्याकुल होकर उठे और बोले---सुमन्त्र! कहो, राम कहाँ हैं 7॥ १४८ ॥ 

राजाने सुमन्त्रको हदयसे लगा लिया। मानो डूबते हुए आदमीको कुछ 
सहारा मिल गया हो। मन्त्रीको स्नेहके साथ पास बैठाकर नेत्रोंमें जल भरकर 


* अयोध्याकाण्ड * २७७ 


राजा पूछने लगे--- ॥ १॥ 

हे मेरे प्रेमी सखा! श्रीरामकी कुशल कहो। बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण और 
जानकी कहाँ हैं ? उन्हें लौटा लाये हो कि वे वनको चले गये ? यह सुनते 
ही मन्त्रीके नेत्रोंमें जल भर आया।॥ २॥ 

शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे--सीता, राम और 
लक्ष्मणका सँदेसा तो कहो। श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और 
स्वभावको याद कर-करके राजा हृदयमें सोच करते हैं।॥ ३॥ 

[ और कहते हैं-- ] मैंने राजा होनेकी बात सुनाकर वनवास दे दिया, 
यह सुनकर भी जिस (राम ) के मनमें हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे 
पुत्रके बिछुड़नेपर भी मेरे प्राण नहीं गये, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन 
होगा 2॥ ४॥ 

हे सखा! श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं 
तो मैं सत्य भावसे कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं॥ १४९॥ 

राजा बार-बार मन्त्रीसे पूछते हैं--मेरे प्रियतम पुत्रोंका सँदेसा सुनाओ। 
हे सखा! तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको 
मुझे आँखों दिखा दो ॥ १॥ 

मन्त्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले--महाराज! आप पण्डित और 
ज्ञानी हैं। हे देव! आप शूरवीर तथा उत्तम थेर्यवान्‌ पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। आपने 
सदा साधुओंके समाजका सेवन किया है ॥ २॥ 

जन्म-मरण, सुख-दुःखके भोग, हानि-लाभ, प्यारोंका मिलना-बिछुड़ना, ये 
सब हे स्वामी! काल और कर्मके अधीन रात और दिनकी तरह बरबस 
होते रहते हैं॥ ३ ॥ 

मूर्खलोग सुखमें हर्षित होते और दुःखमें रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मनमें 
दोनोंको समान समझते हैं। हे सबके हितकारी ( रक्षक )! आप विवेक विचारकर 
धीरज धरिये और शोकका परित्याग कीजिये॥ ४॥ 

श्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा 
गड़गतीरपर। सीताजीसहित दोनों भाई उस दिन स्त्रान करके जल पीकर ही 
रहे॥ १५०॥ 

केवट ( निषादराज ) ने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर ( श्रृंगवेरपुर ) में ही 
बितायी। दूसरे दिन सबेरा होते ही बड़का दूध मँगवाया और उससे श्रीराम- 
लक्ष्मणने अपने सिरोंपर जटाओंके मुकुट बनाये।॥ १॥ 

तब अश्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मँगवायी। पहले प्रिया 
सीताजीको उसपर चढ़ाकर फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े। फिर लक्ष्मणजीने 
धनुष-बाण सजाकर रखे और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर स्वयं 
चढ़े ॥ २॥ 


२७८ * रामचरितमानस * 


मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले--हे 
तात! पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल 
पकड़ना॥ ३॥ 

फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी! आप मेरी चिन्ता न 
कीजिये। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्यसे वनमें और मार्गमें हमारा कुशल- 
मड़ल होगा ॥ ४॥ 

हे पिताजी! आपके अनुग्रहसे में वन जाते हुए सब प्रकारका सुख 
पाऊँगा। आज्ञाका भलीभाँति पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपूर्वक 
फिर लौट आऊँगा। सब माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और 
उनसे बहुत विनती करके--तुलसीदास कहते हैं--तुम वही प्रयत्न 
करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल रहें। 

बार-बार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वसिष्ठजीसे मेरा सँदेसा कहना 
कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें॥ १७१॥ 

हे तात! सब पुरवासियों और कुटुम्बियोंसे निहोरा ( अनुरोध ) करके 
मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी 
चेष्टासे महाराज सुर रहें।॥ १॥ 

भरतके आनेपर उनको मेरा सँदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर 
नीति न छोड़ देना; कर्म, वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब 
माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना॥ २॥ 

और हे भाई! पिता, माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको 
अन्ततक निबाहना। हे तात! राजा (पिताजी ) को उसी प्रकारसे रखना 
जिससे वे कभी ( किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें॥ ३॥ 

लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे। किन्तु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर 
मुझसे अनुरोध किया और बार-बार अपनी सौगंध दिलायी [| और कहा-- ] 
है तात! लक्ष्मणका लड़कपन वहाँ न कहना ॥ ४॥ 

प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने लगी थीं, परन्तु स्नेहतश वे शिथिल 
हो गयीं। उनकी वाणी रुक गयी, नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर रोमाझ्जसे 
व्याप्त हो गया॥ १७२॥ 

उसी समय अश्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव 
चला दी। इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छातीपर 
वज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा॥ १॥ 

मैं अपने क्लेशको कैसे कहूँ, जो श्रीरामजीका यह सँदेसा लेकर जीता 
ही लौट आया! ऐसा कहकर मन्त्रीकी वाणी रुक गयी (वे चुप हो गये ) 
और वे हानिकी ग्लानि और सोचके वश हो गये॥ २॥ 

सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमें 


* अयोध्याकाण्ड * २७९ 


भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोहसे व्याकुल 
हो गया। मानो मछलीको माँजा व्याप गया हो ( पहली वर्षाका जल लग 
गया हो )॥ ३ ॥ 

सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। उस महान्‌ विपत्तिका कैसे वर्णन किया 
जाय ? उस समयके विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका 
भी धीरज भाग गया!॥ ४॥ 

राजाके रावले ( रनिवास ) में [ रोनेका ] शोर सुनकर अयोध्याभरमें बड़ा 
भारी कुहराम मच गया! [ ऐसा जान पड़ता था] मानो पक्षियोंके विशाल 
वनमें रातके समय कठोर वजच्र गिरा हो॥ १७३॥ 

राजाके प्राण कण्ठमें आ गये। मानो मणिके बिना साँप व्याकुल 
( मरणासन्न ) हो गया हो। इन्द्रियाँ सब बहुत ही विकल हो गयीं, मानो बिना 
जलके तालाबमें कमलोंका वन मुरझझा गया हो॥ १॥ 

कौसल्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान लिया 
कि अब सूर्यकुलका सूर्य अस्त हो चला! तब अश्रीरामचन्द्रजीकी माता 
कौसल्या हृदयमें धीरज धरकर समयके अनुकूल वचन बोलीं--- ॥ २॥ 

हे नाथ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग 
अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार ( खेनेवाले ) 
हैं। सब प्रियजन ( कुटुम्बी और प्रजा ) ही यात्रियोंका समाज है जो इस 
जहाजपर चढ़ा हुआ है॥ ३॥ 

आप धीरज धरियेगा तो सब पार पहुँच जायँगे। नहीं तो सारा परिवार 
डूब जायगा। हे प्रिय स्वामी! यदि मेरी विनती हृदयमें धारण कीजियेगा तो 
श्रीराम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे॥ ४॥ 

प्रिय. पत्नी कौसल्याके कोमल वचन सुनते हुए राजाने आँखें 
खोलकर देखा! मानो तड़पती हुई दीन मछलीपर कोई शीतल जल छिड़क 
रहा हो॥ १७४॥ 

धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले---सुमन्त्र! कहो, कृपालु श्रीराम 
कहाँ हैं ? लक्ष्मण कहाँ हैं ? सन्रेही राम कहाँ हैं ? और मेरी प्यारी बहू जानकी 
कहाँ है 2॥ १॥ 

राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं। वह रात युगके 
समान बड़ी हो गयी, बीतती ही नहीं। राजाको अंधे तपस्वी ( श्रवणकुमारके 
पिता ) के शापकी याद आ गयी। उन्होंने सब कथा कौसल्याको कह 
सुनायी ॥ २॥ 

उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये और कहने लगे 
कि श्रीरामके बिना जीनेकी आशाको धिक्कार है। मैं उस शरीरको रखकर क्‍या 
करूँगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निबाहा ?॥ ३ ॥ 


२८० * रामचरितमानस * 


हा रघुकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम! तुम्हारे बिना जीते 
हुए मुझे बहुत दिन बीत गये। हा जानकी, लक्ष्मण! हा रघुवर! हा पिताके 
चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मेघ ! ॥ ४॥ 

राम-राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर और फिर 
राम कहकर राजा श्रीरामके विरहमें शरीर त्याग कर सुरलोकको सिधार 
गये॥ १५०५५॥ 

जीने और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मल यश 
अनेकों ब्रह्माण्डोंमें छा गया। जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान 
मुखको देखा और श्रीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार 
लिया॥ १॥ 

सब रानियाँ शोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजाके रूप, शील, 
बल और तेजका बखान कर-करके अनेकों प्रकारसे विलाप कर रही हैं और 
बार-बार धरतीपर गिर-गिर पड़ती हैं।॥। २॥ 

दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरनिवासी घर- 
घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्मकी सीमा, गुण और रूपके भण्डार 
सूर्यकुलके सूर्य अस्त हो गये!॥ ३ ॥ 

सब कैकेयीको गालियाँ देते हैं, जिसने संसारभरको बिना नेत्रका 
( अंधा ) कर दिया! इस प्रकार विलाप करते रात बीत गयी। प्रातःकाल 
सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि आये॥ ४॥ 

तब वसिष्ठ मुनिने समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने 
विज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक दूर किया॥ १७०६॥ 

वसिष्ठजीने नावमें तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया। 
फिर दूतोंको बुलवाकर उनसे ऐसा कहा--तुमलोग जल्दी दौड़कर भरतके 
पास जाओ। राजाकी मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना॥ १॥ 

जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुलवा 
भेजा है। मुनिकी आज्ञा सुनकर धावन (दूत ) दौड़े। वे अपने वेगसे उत्तम 
घोड़ोंको भी लजाते हुए चले॥ २॥ 

जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तभीसे भरतजीको अपशकुन होने लगे। 
वे रातको भयड्डूर स्वप्न देखते थे और जागनेपर [ उन स्वप्रोंके कारण ] करोड़ों 
( अनेकों ) तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया करते थे॥ ३॥ 

[ अनिष्टशान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राह्गणोंको भोजन कराकर दान देते 
थे। अनेकों विधियोंसे रुद्राभिषिक करते थे। महादेवजीको हृदयमें मनाकर 
उनसे माता-पिता, कुटुम्बी और भाइयोंका कुशल-क्षेम माँगते थे।॥ ४॥ 

भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजीकी 
आज्ञा कानोंसे सुनते ही वे गणोशजीको मनाकर चल पड़े॥ १५७॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २८१९ 


हवाके समान वेगवाले घोड़ोंको हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा 
जंगलोंको लाँघते हुए चले। उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। 
मनमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊँ।॥ १॥ 

एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा था। इस प्रकार भरतजी 
नगरके निकट पहुँचे। नगरमें प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए 
बुरी जगह बैठकर बुरी तरहसे काँव-काँव कर रहे हैं॥ २॥ 

गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन-सुनकर भरतके मनमें 
बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। 
नगर बहुत ही भयानक लग रहा है॥ ३॥ 

श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पश्षी-पशु, घोड़े-हाथी 
[ ऐसे दुःखी हो रहे हैं कि ] देखे नहीं जाते। नगरके स्त्री-पुरुष अत्यन्त दुःखी हो 
रहे हैं। मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बैठे हों॥ ४॥ 

नगरके लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौंसे ( चुपकेसे ) जोहार 
( वन्दना ) करके चले जाते हैं। भरतजी भी किसीसे कुशल नहीं पूछ सकते, 
क्योंकि उनके मनमें भय और विषाद छा रहा है॥ १७८॥ 

बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगरमें दसों दिशाओंमें दावाग्नि 
लगी है! पुत्रको आते सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी 
कैकेयी [ बड़ी ] हर्षित हुई॥ १॥ 

वह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर 
भरत-शत्रुघ्नको महलमें ले आयी। भरतने सारे परिवारको दुःखी देखा। मानो 
कमलोंके वनको पाला मार गया हो॥ २॥ 

एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दीखती है मानो भीलनी जंगलमें आग 
लगाकर आनन्दमें भर रही हो। पुत्रको सोचवश और मनमारे ( बहुत उदास ) 
देखकर वह पूछने लगी--हमारे नैहरमें कुशल तो है ?॥ ३॥ 

भरतजीने सब कुशल कह सुनायी। फिर अपने कुलकी कुशल-कश्षेम पूछी। 
[ भरतजीने कहा--] कहो, पिताजी कहाँ हैं ? मेरी सब माताएँ कहाँ हैं ? 
सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं 2॥ ४॥ 

पुत्रके स्नेहमय वचन सुनकर  नेत्रोंमें कपटका जल भरकर पापिनी 
कैकेयी भरतके कानोंमें और मनमें शूलके समान चुभनेवाले वचन 
बोली--- ॥ १५९॥ 

हे तात! मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मन्‍न्थरा सहायक हुई। पर 
विधाताने बीचमें जरा-सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोकको 
'पधार गये॥ १ ॥ 

भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गये। मानो सिंहकी 
गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे 'तात! तात! हा तात!' पुकारते हुए 


२८२ * रामचरितमानस * 


अत्यन्त व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े॥ २॥ 

[ और विलाप करने लगे कि ] हे तात! मैं आपको [| स्वर्गके लिये ] 
चलते समय देख भी न सका। [ हाय! ] आप मुझे श्रीरामजीको सौंप भी 
नहीं गये! फिर धीरज धरकर वे सँभलकर उठे और बोले--माता! पिताके 
मरनेका कारण तो बताओ॥ ३॥ 

पुत्रका वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी। मानो मर्मस्थानको पाछकर 
( चाकूसे चीरकर ) उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयीने 
अपनी सब करनी शुरूसे | आखीरतक बड़े ] प्रसन्न मनसे सुना दी॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल 
गया और हृदयमें इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही जानकर वे मौन 
होकर स्तम्भित रह गये ( अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और वे सन्न 
रह गये )॥ १६० ॥ 

पुत्रको व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी। मानो जलेपर नमक लगा 
रही हो। [ वह बोली--- ] हे तात! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने 
पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया॥ १॥ 

जीवनकालमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फल पा लिये और अनन्‍्तमें 
वे इन्द्रलोकको चले गये। ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो और समाजसहित 
नगरका राज्य करो॥ २॥ 

राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये। मानो पके घावपर 
अँगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी साँस लेते हुए 
कहा--पापिनी! तूने सभी तरहसे कुलका नाश कर दिया॥ ३॥ 

हाय! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी, तो तूने जन्मते 
ही मुझे मार क्‍यों नहीं डाला? तूने पेड़को काटकर पत्तेको सींचा 
है और मछलीके जीनेके लिये पानीको उलीच डाला! (€ अर्थात्‌ मेरा हित 
करने जाकर उलटा तूने मेरा अहित कर डाला )॥ ४॥ 

मुझे सूर्यवंश [| -सा वंश ], दशरथजी [| -सरीखे ] पिता और राम- 
लक्ष्मण-से भाई मिले। पर हे जननी! मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई! [ क्‍या 
किया जाय! ] विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता॥ १६१५॥ 

अरी कुमति! जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना, उसी 
समय तेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े [ क्यों ] न हो गये ? वरदान माँगते समय 
तेरे मनमें कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ? तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मुँहमें कीड़े 
नहीं पड़ गये 2॥ १ ॥ 

राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ? [ जान पड़ता है, ] विधाताने मरनेके 
समय उनकी बुद्द्वि हर ली थी। स्त्रियोंके हदयकी गति ( चाल ) विधाता भी 
नहीं जान सके । वह सम्पूर्ण कपट, पाप और अवगुणोंकी खान है॥ २॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २८३ 


फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला, स्त्री- 
स्वभावको कैसे जानते ? अरे, जगत्‌के जीव-जन्तुओंमें ऐसा कौन है जिसे 
श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं। ३ ॥ 

वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये ( वैरी लगे )! तू कौन है ? मुझे सच-सच 
कह! तू जो है, सो है, अब मुँहमें स्याही पोतकर ( मुँह काला करके ) उठकर 
मेरी आँखोंकी ओटमें जा बैठ॥ ४॥ 

विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (९ तेरे ) हृदयसे उत्पन्न किया 
[ अथवा विधाताने मुझे हृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ]। मेरे 
बराबर पापी दूसरा कौन है ? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ॥ १६२॥ 

माताकी कुटिलता सुनकर शत्रुघ्नजजीके सब अड़ क्रोधसे जल रहे हैं, 
पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भाँति-भाँतिके कपड़ों और गहनोंसे 
सजकर कुबरी ( मन्थरा ) वहाँ आयी॥ १॥ 

उसे [ सजी ] देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई शरत्रुघ्नजी क्रोधमें भर गये। 
मानो जलती हुई आगको घीकी आहुति मिल गयी हो। उन्होंने जोरसे तककर 
कूबड़पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुँहके बल जमीनपर गिर 
पड़ी॥ २॥ 

उसका कूबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत टूट गये और मुहसे खून बहने 
लगा। [ वह कराहती हुई बोली--- ] हाय दैव! मैंने क्‍या बिगाड़ा? 
जो भला करते बुरा फल पाया॥ ३॥ 

उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर 
शत्रुघ्नजी झोंटा पकड़-पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरतजीने 
उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई | तुरंत ] कौसल्याजीके पास गये॥ ४॥ 

कौसल्याजी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो 
रही हैं, दुःखके बोझसे शरीर सूख गया है। ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर 
कल्पलताको वनमें पाला मार गया हो॥ १६३॥ 

भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौड़ीं। पर चक्कर आ जानेसे 
मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं। यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये 
और शरीरकी सुध भुलाकर चरणोंमें गिर पड़े॥ १॥ 

[ फिर बोले--- ] माता! पिताजी कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दे। सीताजी तथा 
मेरे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? [ उन्हें दिखा दे।] कैकेयी जगतमें 
क्‍यों जनमी ? और यदि जनमी ही तो फिर बाँझ क्‍यों न हुई ?-- ॥ २॥ 

जिसने कुलके कलंक, अपयशके भाँड़े और प्रियजनोंके द्रोही मुझ- 
जैसे पुत्रको उत्पन्न किया। तीनों लोकोंमें मेरे समान अभागा कौन है ? जिसके 
कारण, हे माता! तेरी यह दशा हुई! ॥ ३॥ 

पिताजी स्वर्गमें हैं और श्रीरामजी बनमें हैं। केतुके समान केवल मैं ही 


२८४ * रामचरितमानस * 


इन सब अनर्थोका कारण हूँ। मुझे धिक्कार है! मैं बाँसके वनमें आग उत्पन्न 
हुआ और कठिन दाह, दुःख और दोषोंका भागी बना॥ ४॥ 

भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सँभलकर 
उठीं। उन्होंने भरतको उठाकर छातीसे लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू बहाने 
लगीं॥ १६४॥ 

सरल स्वभाववाली माताने बड़े प्रेमसे भरतजीको छातीसे लगा लिया; 
सानो श्रीरामजी ही लौटकर आ गये हों। फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई 
शत्रुघ्नको हृदयसे लगाया। शोक और स्नेह हृदयमें समाता नहीं है॥ १॥ 

कौसल्याजीका स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं--- श्रीरामकी 
माताका ऐसा स्वभाव क्‍यों न हो। माताने भरतजीको गोदमें बैठा लिया और 
उनके आँसू पोंछकर कोमल वचन बोलीं--- ॥ २॥ 

हे वत्स! मैं बलैया लेती हूँ। तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर 
शोक त्याग दो। काल और कर्मकी गति अमिट जानकर हृदयमें हानि और ग्लानि 
मत मानो ॥ ३ ॥ 

हे तात! किसीको दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकारसे उलटा 
हो गया है, जो इतने दुःखपर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता 
है, उसे क्‍या भा रहा है ?॥ ४॥ 

हे तात! पिताकी आज्ञासे श्रीरघुवीरने भूषण-वस्त्र त्याग दिये और 
वल्कल-वस्त्र पहन लिये। उनके हृदयमें न कुछ विषाद था, न हर्ष!॥ १६५॥। 

उनका मुख प्रसन्न था, मनमें न आसक्ति थी, न रोष ( द्वेष )) सबका सब 
तरहसे सन्‍्तोष कराकर वे वनको चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग 
गयीं। श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १॥ 

सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत 
यत्न किये, पर वे न रहे। तब श्रीरघुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता और 
छोटे भाई लक्ष्मणको साथ लेकर चले गये ॥ २॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये। मैं न तो साथ ही गयी और न 
मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखोंके सामने हुआ। तो 
भी अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३॥ 

अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी 
मैं माता! जीना और मरना तो राजाने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्ोंके 
समान कठोर है॥ ४॥ 

कौसल्याजीके वचचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकुल होकर 
विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोकका निवास बन गया॥ १५६६॥ 

भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौसल्याजीने 
उनको हृदयसे लगा लिया। अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया और बहुत- 


* अयोध्याकाण्ड * २८५ 


सी विवेकभरी बातें उन्हें कहकर सुनायीं॥ १॥ 

भरतजीने भी सब माताओंको पुराण और वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर 
समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छलरहित, पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी 
बोले--- ॥ २॥ 

जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाला और 
ब्राह्मणोंके नगर जलानेसे होते हैं; जो पाप स्त्री और बालककी हत्या करनेसे 
होते हैं और जो मित्र और राजाको जहर देनेसे होते हैं--- ॥ ३॥ 

कर्म, वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक (९ बड़े-छोटे 
पाप ) हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं; हे विधाता! यदि इस काममें मेरा मत 
हो, तो हे माता! वे सब पाप मुझे लगें। ४॥ 

जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूत- 
प्रेतोंको भजते हैं, हे माता! यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी 
गति दे॥ १६७॥ 

जो लोग वेदोंको बेचते हैं, धर्मको दुह लेते हैं, चुगलर्खोर हैं, दूसरोंके पापोंको 
कह देते हैं; जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदोंकी निन्‍्दा 
करनेवाले और विश्वभरके विरोधी हैं;॥ १ ॥ 

जो लोभी, लम्पट और लालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये 
धन और परायी स्त्रीकी ताकमें रहते हैं; हे जननी! यदि इस काममें मेरी सम्मति 
हो तो मैं उनकी भयानक गतिको पाऊँ॥ २॥ 

जिनका सत्सड्में प्रेम नहीं है; जो अभागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो 
मनुष्यशरीर पाकर श्रीहरिका भजन नहीं करते; जिनको हरि-हर ( भगवान्‌ 
विष्णु और शंकरजी ) का सुयश नहीं सुहाता;॥ ३ ॥ 

जो बेदमार्गको छोड़कर वाम ( वेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग 
हैं और वेष बनाकर जगत्‌को छलते हैं; हे माता! यदि मैं इस भेदको जानता 
भी होऊँ तो शंकरजी मुझे उन लोगोंकी गति दें।॥ ४॥ 

माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वच्नोंको 
सुनकर कहने लगीं--हे तात! तुम तो मन, वचन और शरीरसे सदा ही 
श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो॥ १६८ ॥ 

श्रीराम तुम्हारे प्राणोंसे भी बढ़कर प्राण (प्रिय) हैं और तुम भी 
श्रीरघुनाथको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे हो। चन्द्रमा चाहे विष चुआने लगे और 
पाला आग बरसाने लगे; जलचर जीव जलसे विरक्त हो जाय, ॥ १॥ 

और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल 
कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगत्‌में जो कोई ऐसा कहते हैं 
वे स्वप्रमें भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे॥ २॥ 

ऐसा कहकर माता कौसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया। उनके 


२८६ * रामचरितमानस * 


स्तनोंसे दूध बहने लगा और नेत्रोंमें [ प्रेमा भ्रओंका ] जल छा गया। इस प्रकार 
बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे-ही-बैठे बीत गयी॥ ३ ॥ 

तब वामदेवजी और वसिष्ठजी आये। उन्होंने सब मन्त्रियों तथा 
महाजनोंको बुलवाया। फिर मुनि वसिष्ठजीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल 
वचन कहकर बहुत प्रकारसे भरतजीको उपदेश दिया।। ४॥ 

[ वसिष्ठजीने कहा--] हे तात! हृदयमें धीरज धरो और आज जिस 
कार्यके करनेका अवसर है, उसे करो। गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे 
और उन्होंने सब तैयारी करनेके लिये कहा॥ १६९॥ 

वेदोंमें बतायी हुई विधिसे राजाकी देहको स्त्रान कराया गया और परम 
विचित्र विमान बनाया गया। भरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रखा 
( अर्थात्‌ प्रार्था करके उनको सती होनेसे रोक लिया )। वे रानियाँ भी 
[ श्रीरामके ] दर्शनकी अभिलाषासे रह गयीं॥ १॥ 

चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [ कपूर, 
गुग्गुल, केसर आदि ] सुगन्ध-द्रव्योंके बहुत-से बोझ आये। सरयूजीके 
तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी गयी, [ जो ऐसी मालूम होती थी ] मानो 
स्वर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो ॥ २॥ 

इस प्रकार सब दाहक्रिया की गयी और सबने विधिपूर्वक स्नत्रान करके 
तिलाझलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके 
अनुसार भरतजीने पिताका दशगात्र-विधान ( दस दिनोंके कृत्य ) किया॥ ३॥ 

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वैसा ही 
हजारों प्रकारसे किया। शुद्ध हो जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये। गौएँ 
तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, ॥ ४॥ 

सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; 
भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी 
मनोकामनाएँ अच्छी तरहसे पूरी हो गयीं )॥ १७०॥ 

पिताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की वह लाखों मुखोंसे भी वर्णन 
नहीं की जा सकती । तब शुभ दिन शोधकरर श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी आये और उन्होंने 
मन्त्रियों तथा सब महाजनोंको बुलवाया॥ १॥ 

सब लोग राजसभामें जाकर बैठ गये। तब मुनिने भरतजी तथा शत्रुघ्नजी 
दोनों भाइयोंको बुलवा भेजा। भरतजीको वसिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया 
और नीति तथा धर्मसे भरे हुए वचन कहे ॥ २॥ 

पहले तो कैकेयीने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनिने वह सारी कथा 
कही। फिर राजाके धर्मत्रत और सत्यकी सराहना की, जिन्होंने शरीर 
त्यागकर प्रेमको निबाहा॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका वर्णन करते-करते तो 


* अयोध्याकाण्ड * २८७ 


मुनिराजके नेत्रोंमें जल भर आया और वे शरीरसे पुलकित हो गये। फिर 
लक्ष्मणजी और सीताजीके प्रेमकी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और 
स्नेहमें मग्न हो गये॥ ४॥ 

मुनिनाथने विलखकर (दुखी होकर ) कहा--हे भरत! सुनो, भावी 
( होनहार ) बड़ी बलवान्‌ है। हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश, 
ये सब विधाताके हाथ हैं॥ १७१॥ 

ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय ? और व्यर्थ किसपर क्रोध किया 
जाय ? हे तात! मनमें विचार करो। राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं 
हैं॥ १॥ 

सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता और जो अपना 
धर्म छोड़कर विषय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच करना 
चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंके समान प्यारी नहीं 
है॥ २॥ 

उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस है, और जो 
अतिथिसत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है। उस शूद्रका 
सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला, बहुत बोलनेवाला, 
मान-बड़ाई चाहनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है॥ ३॥ 

पुनः उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, 
कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो 
अपने ब्रह्माचर्य-त्रतको छोड़ देता है और गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं 
चलता ॥ ४॥ 

उस गृहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गका त्याग कर 
देता है; उस संनन्‍्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपञ्ञमें फँसा 
हुआ है और ज्ञान-वैराग्यसे हीन है॥ १७२॥ 

वानप्रस्थ वही सोच करनेयोग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे 
लगते हैं। सोच उसका करना चाहिये जो चुगलखोर है, बिना ही कारण 
क्रोध करनेवाला है तथा माता, पिता, गुरु एवं भाई-बन्धुओंके साथ विरोध 
रखनेवाला है॥ १॥ 

सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता 
है, अपने ही शरीरका पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह 
तो सभी प्रकारसे सोच करनेयोग्य है जो छल छोड़कर हरिका भक्त नहीं 
होता॥ २॥ 

कोसलराज दशरथजी सोच करनेयोग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदहों 
लोकोंमें प्रकट है। हे भरत! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ, न है और न 
अब होनेका ही है॥ ३॥ 


२८८ * रामचरितमानस * 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिकक्‍्पाल सभी दशरथजीके गुणोंकी 
कथाएँ कहा करते हैं।॥ ४॥ 

हे तात! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, 
लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न-सरीखे पवित्र पुत्र हैं 7॥ १७३॥ 

राजा सब प्रकारसे बड़भागी थे। उनके लिये विषाद करना व्यर्थ है। 
यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर 
तदनुसार करो॥ १॥ 

राजाने राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये, 
जिन्होंने वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी 
अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे दी॥ २॥ 

राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिये हे तात! पिताके 
वचनोंको प्रमाण ( सत्य ) करो! राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, 
इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है॥ ३॥ 

'परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रखी और माताको मार डाला; सब लोक 
इस बातके साक्षी हैं। राजा ययातिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी। 
पिताकी आज्ञा पालन करनेसे उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ ॥ ४॥ 

जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते 
हैं, वे[ यहाँ ] सुख और सुयशके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी ( स्वर्ग )-में निवास 
करते हैं॥ १७४॥ 

राजाका वचन अवश्य सत्य करो। शोक त्याग दो और प्रजाका पालन 
करो। ऐसा करनेसे स्वर्गमें राजा सन्‍्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर 
यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा॥ १॥ 

यह वेदमें प्रसिद्ध है और [ स्मृति-पुराणादि ] सभी शास्त्रोंके द्वारा सम्मत है 
कि पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है। इसलिये तुम राज्य करो, 
ग्लानिका त्याग कर दो। मेरे वचचनको हित समझकर मानो ॥ २॥ 

इस बातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और 
कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब 
माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी॥ ३ ॥ 

जो तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा, वह सभी 
प्रकारसे तुमसे भला मानेगा। श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप 
देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना॥ ४॥ 

मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं--गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन 
कीजिये। श्रीरघुनाथजीके लौट आनेपर जैसा उचित हो, तब फिर वैसा ही 
कीजियेगा।॥ १७५॥ 

कौसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हैं--हे पुत्र! गुरुजीकी आज्ञा 


* अयोध्याकाण्ड * २८९ 


पथ्यरूप है। उसका आदर करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना 
चहिये। कालकी गतिको जानकर विषादका त्याग कर देना चाहिये॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजी वनमें हैं, महाराज स्वर्गका राज्य करने चले गये। और हे 
तात! तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र! कुट॒म्ब, प्रजा, मन्‍्त्री और 
सब माताओंके---सबके एक तुम ही सहारे हो॥ २॥ 

विधाताको प्रतिकूल और कालको कठोर देखकर धीरज धरो, माता 
तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरुकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य 
करो और प्रजाका पालन कर कुटुम्बियोंका दुःख हरो॥ ३॥ 

भरतजीने गुरुके वचनों और मन्त्रियोंके अभिनन्दन ( अनुमोदन ) को 
सुना, जो उनके हृदयके लिये मानो चन्दनके समान [ शीतल ] थे। फिर 
उन्होंने शील, स्नेह और सरलताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल 
वाणी सुनी ॥ ४॥ 

सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये। 
उनके नेत्र-कमल जल ( आँसू ) बहाकर हृदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको 
सींचने लगे। ( नेत्रोंक आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें 
अत्यन्त व्याकुल कर दिया। ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने 
शरीरकी सुध भूल गयी। तुलसीदासजी कहते हैं--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा 
श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। 

धेर्यफी धुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलके समान 
हाथोंको जोड़कर, वचनोंको मानो अमृतमें डुबाकर सबको उच्चित उत्तर देने 
लगे--- ॥ १७६॥ 


मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम 


गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया। [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही 
सम्मत है। माताने भी उच्चित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको 
सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ॥ १॥ 

[ क्योंकि ] गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहद्‌ (मित्र ) की वाणी 
सुनकर प्रसन्न मनसे उसे अच्छी समझकर करना ( मानना ) चाहिये। उच्चित- 
अनुचितका विचार करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार 
चअढ़ता है॥ २॥ 

आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करनमेमें मेरा 
भला हो। यद्यपि मैं इस बातको भलीभाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदयको 
सनन्‍तोष नहीं होता॥ ३॥ 

अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये और मेरी योग्यताके अनुसार 
मुझे शिक्षा दीजिये। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये। साधु 


२९० * रामचरितमानस * 


पुरुष दुखी मनुष्यके दोष-गुणोंको नहीं गिनते॥ ४॥ 

पिताजी स्वार्गमें हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके 
लिये कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा 
काम [ होनेकी आशा रखते हैं ]2॥ १७७॥ 

मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी 
कुटिलताने छीन लिया। मैंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि 
दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है॥ १॥ 

यह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके 
चरणोंको देखे बिना किस गिनतीमें है (इसका क्‍या मूल्य है)? जैसे 
कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ व्यर्थ है। वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ 
है॥ २॥ 

रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिके 
बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीवके बिना सुन्दर देह व्यर्थ है। वैसे ही 
श्रीरघुनाथजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है॥ ३॥ 

मुझे आज्ञा दीजिये, मैं श्रीरामजीके पास जाऊँ! एक ही आँक 
( निश्चयपूर्वक ) मेरा हित इसीमें है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला 
चाहते हैं, यह भी आप स्न्रेहकी जड़ता (मोह ) के वश होकर ही कह 
रहे हैं॥ ४॥ 

कैकेयीके पुत्र, कुटिलबुद्द्रि, रामविमुख और निर्लज्ज मुझ-से अधमके 
राज्यसे आप मोहके वश होकर ही सुख चाहते हैं॥ १७८ ॥ 

मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलको ही राजा 
होना चाहिये। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पातालमें 
धँस जायगी॥ १॥ 

मेरे समान पापोंका घर कौन होगा, जिसके कारण सीताजी और 
श्रीरामजीका वनवास हुआ ? राजाने श्रीरामजीको वन दिया और उनके 
बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्गको गमन किया॥ २॥ 

और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थोका कारण हूँ, होश-हवासमें बैठा सब बातें 
सुन रहा हूँ! श्रीरघधुनाथजीसे रहित घरको देखकर और जगत्‌का उपहास 
सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं।॥ ३॥ 

[ इसका यही कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें 
आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं। में अपने हृदयकी 
कठोरता कहाँतक कहूँ? जिसने वज़्का भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी 
है॥ ४॥ 

कारणसे कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डीसे वच्र और 
पत्थरसे लोहा भयानक और कठोर होता है॥ १७९॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २९१ 


कैकेयीसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट (पूरी 
तरहसे ) अभागे हैं। जब प्रियके वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं 
तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूँ-सुनूँगा॥ १॥ 

लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका 
कल्याण किया; स्वयं विधवापन और अपयश लिया; प्रजाको शोक और सन्‍्ताप 
दिया;॥ २॥ 

और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया! कैकेयीने सभीका 
काम बना दिया! इससे अच्छा अब मेरे लिये और क्‍या होगा ? उसपर भी 
आप लोग मुझे राजतिलक देनेको कहते हैं!॥ ३ ॥ 

कैकेयीके पेटसे जगत्‌में जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं है। 
मेरी सब बात तो विधाताने ही बना दी है। [ फिर ] उसमें प्रजा और पंच 
( आपलोग ) क्‍यों सहायता कर रहे हैं 2॥ ४॥ 

जिसे कुग्रह लगे हों | अथवा जो पिशाचग्रस्त हो ], फिर जो वायुरोगसे 
पीड़ित हो और उसीको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी 
जाय, तो कहिये यह कैसा इलाज है !॥ १८०॥ 

कैकेयीके लड़केके लिये संसारमें जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने 
मुझे वही दिया। पर 'दशरथजीका पुत्र' और 'रामका छोटा भाई ' होनेकी 
बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी॥ १॥ 

आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं! राजाकी आज्ञा 
सभीके लिये अच्छी है। मैं किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ? 
जिसकी जैसी रुचि हो, आपलोग सुखपूर्वक वही कहें ॥ २॥ 

मेरी कुमाता कैकेयीसमेत मुझे छोड़कर, कहिये, और कौन कहेगा कि यह काम 
अच्छा किया गया? जड़-चेतन जगतूमें मेरे सिवा और कौन है 
जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंके समान प्यारे न हों॥ ३॥ 

जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाभ दीख रहा है। मेरा बुरा दिन है 
किसीका दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उच्चित ही है। 
क्योंकि आपलोग संशय, शील और प्रेमके वश हैं।॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरलहदय हैं और मुझपर उनका विशेष 
प्रेम है। इसलिये मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नरेहवश ही ऐसा कह 
रही हैं॥ १८१॥ 

गुरुजी ज्ञानके समुद्र हैँ, इस बातको सारा जगत्‌ जानता है, जिनके लिये 
विश्व हथेलीपर रखे हुए बेरके समान है, वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज 
सज रहे हैं। सत्य है, विधाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत हो जाते 
हैं॥ १५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगतूमें कोई यह नहीं कहेगा 


२९२ * रामचरितमानस * 


कि इस अनर्थमें मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूँगा और सहूँगा। 
क्योंकि जहाँ पानी होता है, वहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है॥ २॥ 

मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा कहेगा और न मुझे 
'परलोकका ही सोच है। मेरे हृदयमें तो बस, एक ही दुःसह दावानल धधक 
रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए॥ ३॥ 

जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर 
श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाया। मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये 
ही हुआ था। मैं अभागा झूठ-मूठ क्‍या पछताता हूँ 2॥ ४॥ 

सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंके दर्शन किये बिना मेरे जीकी जलन न जायगी॥ १५८२॥ 

मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्रीरामजीके बिना मेरे हदयकी बात कौन 
जान सकता है? मनमें एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ) यही है कि प्रातःकाल 
प्रभु श्रीरामजीके पास चल दूँगा॥ १॥ 

यदापि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव 
हुआ है, तथापि श्रीरामजी मुझे शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब 
अपराध क्षमा करके मुझपर विशेष कृपा करेंगे॥ २॥ 

श्रीरघुनाथजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कृपा और स्नरेहके 
घर हैं। श्रीरामजीने कभी शत्रुका भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ 
पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही॥ ३॥ 

आप पंच ( सब ) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे 
आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना 
दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लौट आवें॥ ४॥ 

यदापि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी 
हूँ, तो भी मुझे श्रीरामजीका भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे 
नहीं॥ १८३॥ 

भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे। मानो वे श्रीरामजीके प्रेमसरूपी 
अमृतमें पगे हुए थे। श्रीरामवियोगरूपी भीषण विषसे सब लोग जले हुए 
थे। वे मानो बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे॥ १॥ 

माता, मन्त्री, गुरु, नगरके स्त्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही 
व्याकुल हो गये। सब भरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर 
श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति ही है॥ २॥ 

हे तात भरत! आप ऐसा क्‍यों न कहें। श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे 
हैं। जो नीच अपनी मूर्खतासे आपकी माता कैकेयीकी कुटिलताको 
लेकर आपपर सन्‍्देह करेगा, ॥ ३॥ 

वह दुष्ट करोड़ों पुरखोंसहित सौ कल्पोंतक नरकके घरमें निवास करेगा। 


* अयोध्याकाण्ड * २९३ 


साँपके पाप और अवगुणको मणि नहीं ग्रहण करती। बल्कि वह विषको 
हर लेती है और दुःख तथा दरिद्रताको भस्म कर देती है॥ ४॥ 

है भरतजी! वनको अवश्य चलिये, जहाँ श्रीरामजी हैं; आपने बहुत 
अच्छी सलाह विचारी। शोकसमुद्रमें डूबते हुएु सब लोगोंको आपने | बड़ा ] 
सहारा दे दिया॥ १८४॥ 

सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ ( अर्थात्‌ बहुत ही आनन्द हुआ )! 
मानो मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों। [ दूसरे 
दिन ] प्रातःकाल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय 
हो गये॥ १॥ 

मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग 
विदा लेकर अपने-अपने घरको चले। जगत्‌में भरतजीका जीवन धन्य है, 
इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नरेहकी सराहना करते जाते हैं॥ २॥ 

आपसमें कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलनेकी तैयारी करने लगे। 
जिसको भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही 
समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी॥ ३॥ 

कोई-कोई कहते हैं--रहनेके लिये किसीको भी मत कहो, जगतमें 
जीवनका लाभ कौन नहीं चाहता ?2॥ ४॥ 

वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाय जो 
श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख होनेमें हँसते हुए (९ प्रसन्नतापूर्वक ) सहायता 
न करे॥ १८५७॥ 

घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदयमें [ बड़ा ] 
हर्ष है कि सबेरे चलना है। भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, 
घोड़े, हाथी, महल-खजाना आदि---॥ १ ॥ 

सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है। यदि उसकी [ रक्षाकी ] व्यवस्था 
किये बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ, तो परिणाममें मेरी भलाई नहीं 
है। क्योंकि स्वामीका द्रोह सब पापोंमें शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) है॥ २॥ 

सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्‍यों न 
दे। भरतजीने ऐसा विचारकर ऐसे विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी 
स्वप्रमें भी अपने धर्मसे नहीं डिगे थे॥ ३॥ 

भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और 
जो जिस योग्य था, उसे उसी कामपर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था 
करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कौसल्याजीके पास गये॥ ४॥ 

स्नेहके सुजान ( प्रेमके तत्त्वको जाननेवाले ) भरतजीने सब माताओंको 
आर्त (दुखी ) जानकर उनके लिये पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन 
यान ( सुखपाल ) सजानेके लिये कहा॥ १८६॥। 


२९४ * रामचरितमानस * 


नगरके नर-नारी चकवे-चकवीकी भाँति हृदयमें अत्यन्त आर्त होकर प्रातःकालका 
होना चाहते हैं। सारी रात जागते-जागते सबेरा हो गया। तब भरतजीने चतुर 
मन्त्रियोंको बुलवाया--- ॥ १॥ 

और कहा--तिलकका सब सामान ले चलो। वनमें ही मुनि वसिष्ठजी 
श्रीरामचन्द्रजीको राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर ममन्त्रियोंने वन्दना की 
और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिये॥ २॥ 

सबसे पहले मुनिराज वसिष्ठजी अरुन्धती और अग्निहोत्रकी सब सामग्रीसहित 
रथपर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के-सब तपस्या और 
तेजके भण्डार थे, अनेकों सवारियोंपर चढ़कर चले ॥ ३॥ 

नगरके सब लोग रथोंको सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पड़े। जिनका 
वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुन्दर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ 
चलीं॥ ४॥ 

विश्वासपात्र सेवकॉंको नगर सौंपकफर और सबको आदरपूर्वक रवाना 
करके, तब श्रीसीतारामजीके चरणोंको स्मरण करके भरत-शत्रुघ्न दोनों 
भाई चले॥ १८७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए ( दर्शनकी अनन्य लालसासे ) सब 
नर-नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी जलको तककर | बड़ी तेजीसे 
बावले-से हुए ] जा रहे हों। श्रीसीतारामजी [ सब सुखोंको छोड़कर ] वनमें 
हैं, मनमें ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्नजीसहित भरतजी पैदल ही 
चले जा रहे हैं॥ १॥ 

उनका स्त्रेह देखकर लोग प्रेममें मग्र हो गये और सब घोड़े, हाथी, 
रथोंको छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्रीरामचन्द्रजीकी 
माता कौसल्याजी भरतजीके पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी 
करके कोमल वाणीसे बोलीं--- ॥ २॥ 

हे बेटा! माता बलैयाँ लेती है, तुम रथपर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा 
प्यारा परिवार दुखी हो जायगा। तुम्हारे पैदल चलनेसे सभी लोग पैदल 
चलेंगे। शोकके मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्तेके ( पैदल चलनेके ) 
योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 

माताकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों 
भाई रथपर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके 
दूसरा मुकाम गोमतीके तीरपर किया॥ ४॥ 

कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक 
ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग-विलासको छोड़कर सब लोग 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये नियम और ब्रत करते हैं॥ १८८ ॥ 

रातभर सई नदीके तीरपर निवास करके सबेरे वहाँसे चल दिये और 


* अयोध्याकाण्ड * २९५ 


सब श्रृड्गवेरपुरके समीप जा पहुँचे। निषादराजने सब समाचार सुने, तो वह 
दुखी होकर हदयमें विचार करने लगा--- ॥ १॥ 

क्‍या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं, मनमें कुछ कपट- भाव अवश्य 
है। यदि मनमें कुटिलता न होती, तो साथमें सेना क्‍यों ले चले हैं॥ २॥ 

समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको मारकर सुखसे 
निष्कण्टक राज्य करूँगा। भरतने हृदयमें राजनीतिको स्थान नहीं दिया 
( राजनीतिका विचार नहीं किया )। तब ( पहले ) तो कलंक ही लगा था, 
अब तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा।॥ ३॥ 

सम्पूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाये, तो भी श्रीरामजीको रणमें 
जीतनेवाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्‍या 
है ? विषकी बेलें अमृतफल कभी नहीं फलतीं! ॥ ४॥ 

ऐसा विचारकर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब 
लोग सावधान हो जाओ। नावोंको हाथमें ( कब्जेमें ) कर लो और फिर उन्हें डुबा 
दो तथा सब घाटोंको रोक दो॥ १८९॥ 

सुसज्जित होकर घाटोंको रोक लो और सब लोग मरनेके साज सजा 
लो (९ अर्थात्‌ भरतसे युद्धमें लड़कर मरनेके लिये तैयार हो जाओ )। मैं भरतसे 
सामने (९ मैदानमें ) लोहा लूँगा (मुठभेड़ करूँगा) और जीते-जी उन्हें 
गड्भापार न उतरने दूँगा॥ १॥ 

युद्धमें मरण, फिर गड्डाजीका तट, श्रीरामजीका काम और क्षणभद्जभुर 
शरीर (जो चाहे जब नाश हो जाय ); भरत श्रीरामजीके भाई और राजा 
( उनके हाथसे मरना ) और मैं नीच सेवक--बड़े भाग्यसे ऐसी मृत्यु 
मिलती है॥ २॥ 

मैं स्वामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और चौदहों लोकोंको अपने 
यशसे उज्वल कर दूँगा। श्रीरघुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों 
ही हाथोंमें आनन्दके लड्डू हैं ( अर्थात्‌ जीत गया तो रामसेवकका यश प्राप्त 
करूँगा और मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्य सेवा प्राप्त करूँगा )॥ ३॥ 

साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोंमें जिसका 
स्थान नहीं, वह जगत्में पृथ्वीका भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माताके 
यौवनरूपी वृक्षके काटनेके लिये कुल्हाड़ामात्र है॥ ४॥ 

[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय करके ] निषादराज 
विषादसे रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच माँगा॥ १९०॥ 

[ उसने कहा--- ] हे भाइयो! जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी 
आज्ञा सुनकर कोई मनमें कायरता न लावे। सब हर्षके साथ बोल उठे--हे 
नाथ! बहुत अच्छा; और आपसमें एक-दूसरेका जोश बढ़ाने लगे॥ १॥ 


२९६ * रामचरितमानस * 


निषादराजको जोहार कर-करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर 
हैं और संग्राममें लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणकमलोंकी जूतियोंका स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ (छोटे-छोटे 
तरकस ) बाँधकर धनुहियों ( छोटे-छोटे धनुषों )-पर प्रत्यज्ञा चढ़ायीं।। २ ॥ 

कवच पहनकर सिरपर लोहेका टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा 
बरछोंको सीधा कर रहे हैं ( सुधार रहे हैं )। कोई तलवारके वार रोकमनेमें 
अत्यन्त ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंगमें भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाशमें 
कूद ( उछल ) रहे हों॥ ३ ॥ 

अपना-अपना साज-समाज ( लड़ाईका सामान और दल ) बनाकर उन्होंने 
जाकर निषादराज गुहको जोहार की। निषादराजने सुन्दर योद्धाओंको देखकर, 
सबको सुयोग्य जाना और नाम ले-लेकर सबका सम्मान किया॥ ४॥ 

[ उसने कहा-- ] हे भाइयो! धोखा न लाना (अर्थात्‌ मरनेसे न 
घबराना ),आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्ध्धा बड़े जोशके 
साथ बोल उठे--हे वीर! अधीर मत हो॥ १९१॥ 

हे नाथ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके बलसे हमलोग भरतकी 
सेनाको बिना वीर और बिना घोड़ेकी कर देंगे (एक-एक वीर और एक- 
एक घोड़ेको मार डालेंगे )। जीते-जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वीको रुण्ड- 
मुण्डमयी कर देंगे ( सिरों और धड़ोंसे छा देंगे )॥ १॥ 

निषादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा--जुझाऊ ( लड़ाईका ) 
ढोल बजाओ । इतना कहते ही बायीं ओर छींक हुई । शकुन विचारनेवालोंने कहा 
कि खेत सुन्दर हैं (जीत होगी )॥ २॥ 

एक बूढ़ेने शकुन विचारकर कहा---भरतसे मिल लीजिये, उनसे लड़ाई 
नहीं होगी। भरत श्रीरामचन्द्रजीको मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा 
है कि विरोध नहीं है॥ ३ ॥ 

यह सुनकर निषादराज गुहने कहा--बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दीमें 
( बिना विचारे ) कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरतजीका शील- 
स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी हानि 
है॥ ४॥ 

अतएव हे वीरो! तुमलोग इकट्ठे होकर सब घाटोंको रोक लो, मैं 
जाकर भरतजीसे मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रका है या शत्रुका 
या उदासीनका, यह जानकर तब आकर वैसा ( उसीके अनुसार ) प्रबन्ध 
करूँगा॥ १९२॥ 

उनके सुन्दर स्वभावसे मैं उनके स्नेहको पहचान लूँगा। वैर और प्रेम 
छिपानेसे नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंटका सामान सजाने लगा। उसने 
कन्द, मूल, फल, पक्षी और हिरन मँगवाये॥ १॥ 


* अयोध्याकाण्ड * २९७ 


कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियोंके भार भर- 
भरकर लाये। भेंटका सामान सजाकर मिलनेके लिये चले तो मड्रलदायक 
शुभ शकुन मिले॥ २॥ 

निषादराजने मुनिराज वसिष्ठहजीको देखकर अपना नाम बतलाकर 
दूरहीसे दण्डवत्‌-प्रणाम किया। मुनीश्वर वसिष्ठजीने उसको रामका प्यारा 
जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको समझाकर कहा [कि यह 
श्रीरामजीका मित्र है ]॥ ३॥ 

यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया। वे 
रथसे उतरकर प्रेममें उमँगते हुए चले। निषादराज गुहने अपना गाँव, जाति 
और नाम सुनाकर पृथ्वीपर माथा टेककर जोहार की॥ ४॥ 

दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया। हृदयमें 
प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे भेंट हो गयी हो॥ १९३॥ 

भरतजी गुहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं। प्रेमकी रीतिको सब लोग सिहा 
रहे हैं (ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं ), मड्गरलकी मूल “धन्य-धन्य ' 
की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं॥ १॥ 

[ वे कहते हैं-- ] जो लोक और वेद दोनोंमें सब प्रकारसे नीचा माना 
जाता है, जिसकी छायाके छू जानेसे भी स्त्रान करना होता है, उसी निषादसे 
अँकवार भरकर (हृदयसे चिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी 
[ आनन्द और प्रेमवश ] शरीरमें पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं।॥ २॥ 

जो लोग राम-राम कहकर जॉँभाई लेते हैं ( अर्थात्‌ आलस्यसे भी जिनके मुहसे 
रामनामका उच्चारण हो जाता है), पापोंके समूह (कोई भी पाप) 
उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुहको तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने हृदयसे 
लगा लिया और कुलसमेत इसे जगत्पावन ( जगत्‌को पवित्र करनेवाला ) 
बना दिया॥ ३॥ 

कर्मनाशा नदीका जल गड्ढाजीमें पड़ जाता है (मिल जाता है), तब 
कहिये, उसे कौन सिरपर धारण नहीं करता ? जगत्‌ जानता है कि उलटा 
नाम ( मरा-मरा ) जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो गये ॥ ४॥ 

मूर्ख और पामर चाण्डाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी 
रामनाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं॥ १५९४॥ 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है। 
श्रीरघधुनाथजीने किसको बड़ाई नहीं दी ? इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा 
कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं॥ १॥ 

रामसखा निषादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशल, मड़ल 
और क्षेम पूछी। भरतजीका शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय 
विदेह हो गया ( प्रेममुग्थ होकर देहकी सुध भूल गया )॥ २॥ 


२९८ * रामचरितमानस * 


उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा-खड़ा 
टकटकी लगाये भरतजीको देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरतजीके चरणोंकी 
वन्दना करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा--- ॥ ३॥ 

हे प्रभो! कुशलके मूल आपके चरणकमलोंके दर्शन कर मैंने तीनों 
कालोंमें अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों कुलों 
( पीढ़ियों )>-सहित मेरा मड़रल ( कल्याण ) हो गया।॥ ४॥ 

मेरी करतूत और कुलको समझकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी 
महिमाको मनमें देख ( विचार ) कर (९ अर्थात्‌ कहाँ तो मैं नीच जाति और 
नीच कर्म करनेवाला जीव, और कहाँ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी! पर उन्होंने मुझ-जैसे नीचको भी अपनी अहैतुकी 
कृपावश अपना लिया--यह समझकर ) जो रघुवीर श्रीरामजीके चरणोंका 
भजन नहीं करता, वह जगतमें विधाताके द्वारा ठगा गया है॥ १९५०॥ 

मैं कपटी, कायर, कुबुच्द्रि और कुजाति हूँ और लोक-वेद दोनोंसे सब 
प्रकारसे बाहर हूँ। पर जबसे श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तभीसे मैं 
विश्वका भूषण हो गया॥ १॥ 

निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीके 
छोटे भाई शरत्रुघ्नजी उससे मिले। फिर निषादने अपना नाम ले-लेकर सुन्दर 
( नम्न और मधुर ) वाणीसे सब रानियोंको आदरपूर्वक जोहार की ॥ २॥ 

रानियाँ उसे लक्ष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 
सौ लाख वर्षोत्तक सुखपूर्वक जिओ। नगरके स्त्री-पुरुष निषादको देखकर 
ऐसे सुखी हुए, मानो लक्ष्मणजीको देख रहे हों।॥ ३ ॥ 

सब कहते हैं कि जीवनका लाभ तो इसीने पाया है, जिसे कल्याणस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजीने भुजाओंमें बाँधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्यकी 
बड़ाई सुनकर मनमें परम आनन्दित हो सबको अपने साथ लिवा ले 
चला ॥ ४॥ 

उसने अपने सब सेवकोंको इशारेसे कह दिया। वे स्वामीका रुख पाकर 
चले और उन्होंने घरोंमें, वृक्षोंके नीचे, तालाबोंपर तथा बगीचों और जंगलोंमें 
ठहरनेके लिये स्थान बना दिये॥ १९६॥। 

भरतजीने जब श्रड्रवेरपुरको देखा, तब उनके सब अड् प्रेमके कारण 
शिथिल हो गये। वे निषादको लाग दिये ( अर्थात्‌ उसके कंधेपर हाथ रखे 
चलते हुए ) ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किये 
हुए हों ॥ १॥ 

इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगत्‌को पवित्र 
करनेवाली गड्डाजीके दर्शन किये। श्रीरामघाटको [ जहाँ श्रीरामजीने स्न्वान- 
सन्ध्या की थी ] प्रणाम किया। उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया, मानो 


* अयोध्याकाण्ड * २९९ 


उन्हें स्वयं श्रीरामजी मिल गये हों॥ २॥ 

नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गड्ढाजीके ब्रह्मरूप जलको 
देख-देखकर आनन्दित हो रहे हैं। गड़ाजीमें स्नानकर हाथ जोड़कर सब 
यही वर माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारा प्रेम कम न हो 
( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो )॥ ३ ॥ 

भरतजीने कहा--हे गड़े! आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा 
सेवकके लिये तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ 
कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४॥ 

इस प्रकार भरतजी स्त्रान कर और गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह 
जानकर कि सब माताएँ सनत्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले॥ १९७॥ 

लोगोंने जहाँ-तहाँ डेरा डाल दिया। भरतजीने सभीका पता लगाया 
[ कि सब लोग आकर आरामसे टिक गये हैं या नहीं ]। फिर देवपूजन 
करके आज्ञा पाकर दोनों भाई अश्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीके पास 
गये॥ १॥ 

चरण दबाकर और कोमल वचन कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका 
सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्कको माताओंकी सेवा सौंपकर आपने 
निषादको बुला लिया॥ २॥ 

सखा निषादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले। प्रेम कुछ 
थोड़ा नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है ), जिससे उनका शरीर शिथिल 
हो रहा है। भरतजी सखासे पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ-- और 
नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंडी करो---॥ ३ ॥ 

जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये थे। ऐसा कहते ही 
उनके नेत्रोंके कोयोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया। भरतजीके वचन 
सुनकर निषादको बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया--- ॥ ४॥ 

जहाँ पवित्र अशोकके वृक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था। 
भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे आदरपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम किया॥ १९८ ॥ 

कुशोंकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। 
श्रीरामचन्द्रजीके चरण-चिह्लोंकी रज आँखोंमें लगायी। [ उस समयके ] 
प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १॥ 

भरतजीने दो-चार स्वर्णविन्दु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके 
गहने-कपड़ोंसे गिर पड़े थे) देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर 
सिरपर रख लिया। उनके नेत्र [ प्रेमा श्रुक ] जलसे भरे हैं और हृदयमें ग्लानि 
भरी है। वे सखासे सुन्दर वाणीमें ये वचन बोले--- ॥ २॥ 

ये स्वर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहत ( शोभाहीन ) एवं 
कान्तिहीन हो रहे हैं, जेसे | रामवियोगमें ] अयोध्याके नर-नारी विलीन ( शोकके 


३०० * रामचरितमानस * 


कारण क्षीण ) हो रहे हैं। जिन सीताजीके पिता राजा जनक हैं, 
इस जगतूमें भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठीमें हैं, उन जनकजीको 
मैं किसकी उपमा दूँ?॥ ३॥ 

सूर्यकुलके सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावतीके स्वामी 
इन्द्र भी सिहाते थे (ईर्ष्यापूर्वक उनके-जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना 
चआहते थे); और प्रभु श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े 
हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है, वह श्रीरामचन्द्रजीकी | दी हुई ] बड़ाईसे 
ही होता है;॥ ४॥ 

उन श्रेष्ठ पतिब्रता स्त्रियोंमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशबख्या ) 
देखकर मेरा हृदय हहराकर ( दहलकर ) फट नहीं जाता; हे शड्डूर! यह वच्नञसे 
भी अधिक कठोर है!॥ १९९॥ 

मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करनेयोग्य हैं। ऐसे भाई 
न तो किसीके हुए, न हैं, न होनेके ही हैं। जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको 
प्यारे, माता-पिताके दुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं;॥ १॥ 

जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीरमें कभी 
गरम हवा भी नहीं लगी, वे वनमें सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं। 
[ हाय! ] इस मेरी छातीने [ कठोरतामें ] करोड़ों वद्धोंका भी निरादर कर 
दिया [ नहीं तो यह कभीकी फट गयी होती ]॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनी जन्म ( अवतार ) लेकर जगत्‌को प्रकाशित ( परम 
सुशोभित ) कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणोंके समुद्र हैं। 
पुरवासी, कुट॒ुम्बी, गुरु, पिता-माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख 
देनेवाला है॥ ३॥ 

शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं। बोल-चाल, मिलनेके ढंग और 
विनयसे वे मनको हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेषजी भी प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंकी गिनती नहीं कर सकते ॥ ४॥ 

जो सुख-स्वरूप रघुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मड्गरल और आनन्दके 
भण्डार हैं, वे पृथ्वीपर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाताकी गति बड़ी ही 
बलवान है॥ २००॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कानोंसे भी कभी दुःखका नाम नहीं सुना। महाराज 
स्वयं जीवन-वृक्षकी तरह उनकी सार-सँभाल किया करते थे। सब माताएँ भी 
रात-दिन उनकी ऐसी सार-सँभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रोंकी और 
साँप अपनी मणिकी कर ते हैं॥ १॥ 

वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमें पैदल फिरते हैं और कन्द-मूल तथा 
फल-फूलोंका भोजन करते हैं। अमड्रलकी मूल कैकेयीको धिक्कार है, 
जो अपने प्राणप्रियतम पतिसे भी प्रतिकूल हो गयी।॥ २॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३०९ 


मुझ पापोंके समुद्र और अभागेको धिक्कार है, धिक्‍कार है, जिसके कारण 
ये सब उत्पात हुए। विधाताने मुझे कुलका कलंक बनाकर पैदा किया और 
कुमाताने मुझे स्वामिद्रोही बना दिया।॥ ३॥ 

यह सुनकर निषादराज प्रेमपूर्वक समझाने लगा--हे नाथ! आप व्यर्थ 
विषाद किस लिये करते हैं? श्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारे हैं और आप 
श्रीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं। यही निचोड़ (निश्चित सिद्धान्त ) है, दोष तो 
प्रतिकूल विधाताको है॥ ४॥ 

प्रतिकूल विधाताकी करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयीको 
बावली बना दिया ( उसकी मति फेर दी )। उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
बार-बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदासजी कहते 
हैं--] निषादराज कहता है कि-- ] श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान 
अतिशय प्रिय और कोई नहीं है, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। परिणाममें 
मड़ल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयमें धैर्य धारण कीजिये। 

श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपाके धाम हैं, यह 
विचारकर और मनमें दृढ़ता लाकर चलिये और विश्राम कीजिये।॥ २०१॥ 

सखाके वचन सुनकर, हृदयमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते 
हुए भरतजी डेरेको चले। नगरके सारे स्त्री-पुरुष यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके 
स्थानका ) समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको देखने चले॥ १॥ 

वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयीको बहुत 
दोष देते हैं। नेत्रोंमें जल भर-भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण 
देते हैं ॥ २॥ 

कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजाने 
अपना प्रेम खूब निबाहा। सब अपनी निन्दा करके निषादराजकी प्रशंसा करते 
हैं। उस समयके विमोह और विषादको कौन कह सकता है ?॥ ३॥ 

इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे। सबेरा होते ही खेवा लगा। सुन्दर 
नावपर गुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया॥ ४॥ 

चार घड़ीमें सब गड़गजीके पार उतर गये। तब भरतजीने उतरकर सबको 
सँभाला॥ ५॥ 

प्रातः:कालकी क्रियाओंको करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और 
गुरुजीको सिर नवाकर भरतजीने निषादगणोंको | रास्ता दिखलानेके लिये ] 
आगे कर लिया और सेना चला दी॥ २०२॥ 

निषादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियाँ चलायीं। 
छोटे भाई शरत्रुघ्नजीको बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणोंसहित 
गुरुजीने गमन किया॥ १॥ 

तदनन्तर आप ( भरतजी ) ने गड़गजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित 


३०२ * रामचरितमानस * 


श्रीसीतारामजीका स्मरण किया। भरतजी पैदल ही चले। उनके साथ 
कोतल ( बिना सवारके ) घोड़े बागडोरसे बँधे हुए चले जा रहे हैं॥ २॥ 

उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ! आप घोड़ेपर सवार हो 
लीजिये। [ भरतजी जवाब देते हैं कि ] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही गये और 
हमारे लिये रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ॥ ३॥ 

मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिरके बल चलकर जाऊँ। सेवकका धर्म 
सबसे कठिन होता है। भरतजीकी दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर 
सब सेवकगण ग्लानिके मारे गले जा रहे हैं॥ ४॥ 

प्रेममें उमँग-उमँँगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर 
प्रयागमें प्रवेश किया ॥ २०३॥ 

उनके चरणोंमें छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमलकी कलीपर ओसकी 
बूँदें चमकती हों। भरतजी आज पैदल ही चलकर आये हैं, यह समाचार 
सुनकर सारा समाज दुःखी हो गया॥ १॥ 

जब भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग स्त्रान कर चुके, तब 
त्रिवेणीपर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक [| गड़ा-यमुनाके ] श्वेत 
और श्याम जलमें स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान किया॥ २॥ 

झ्याम और सफेद (यमुनाजी और गड़गजीकी ) लहरोंको देखकर 
भरतजीका शरीर पुलकित हो उठा और उन्‍होंने हाथ जोड़कर कहा--हे 
तीर्थयज! आप समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। आपका प्रभाव 
वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है।॥ ३॥ 

मैं अपना धर्म (न माँगनेका क्षत्रियधर्म ) त्यागकर आपसे भीख माँगता 
हूँ। आर्त्त मनुष्य कौन-सा कुकर्म नहीं करता ? ऐसा हृदयमें जानकर सुजान 
उत्तम दानी जगतूमें माँगनेवालेकी वाणीको सफल किया करते हैं ( अर्थात्‌ 
वह जो माँगता है, सो दे देते हैं )॥ ४॥ 

मुझे न अर्थकी रुचि ( इच्छा ) है, न धर्मकी, न कामकी और न मैं मोक्ष 
ही चाहता हूँ। जन्म-जन्ममें मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, बस, यही 
वरदान माँगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं॥ २०४॥ 

स्वयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे 
गुरुद्रोही तथा स्वामिद्रोही भले ही कहें; पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा 
प्रेम आपकी कृपासे दिन-दिन बढ़ता ही रहे॥ १॥ 

मेघ चाहे जन्मभर चातककी सुधि भुला दे और जल माँगनेपर वह चाहे 
वज्र और पत्थर ( ओले ) ही गिरावे, पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी 
बात ही घट जायगी ( प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी )। उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही 
सब तरहसे भलाई है॥ २॥ 

जैसे तपानेसे सोनेपर आब (चमक ) आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके 


* अयोध्याकाण्ड * ३०३ 


चरणोंमें प्रेमका नियम निबाहनेसे प्रेमी सेवकका गौरव बढ़ जाता है। 
भरतजीके वच्चन सुनकर बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मड़़ल देनेवाली कोमल 
वाणी हुई ॥ ३ ॥ 

हे तात भरत! तुम सब प्रकारसे साधु हो। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहे हो। श्रीरामचन्द्रको 
तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है॥ ४॥ 

त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, 
हृदयमें हर्ष छा गया। भरतजी धन्य हैं, धन्य हैं, कहकर देवता हर्षित होकर 
फूल बरसाने लगे ॥ २०५॥ 

तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्माचारी, गृहस्थ और उदासीन 
( संन्‍्यासी ) सब बहुत ही आनन्दित हैं और दस-पाँच मिलकर आपसमें 
कहते हैं कि भरतजीका प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुणसमूहोंको सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके 
पास आये। मुनिने भरतजीको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना 
मूर्तिमान्‌ सौभाग्य समझा ॥ २॥ 

उन्होंने दौड़कर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर 
कृतार्थ किया। मुनिने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो 
भागकर संकोचके घरमें घुस जाना चाहते हैं।॥ ३॥ 

उनके मनमें यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो मैं कया उत्तर दूँगा ]। 
भरतजीके शील और संकोचको देखकर ऋषि बोले--- भरत! सुनो, हम सब 
खबर पा चुके हैं। विधाताके कर्तव्यपर कुछ वश नहीं चलता॥ ४॥ 

माताकी करतूतको समझकर (याद करके ) तुम हृदयमें ग्लानि मत 
करो। हे तात! कैकेयीका कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्द्धि तो सरस्वती बिगाड़ 
गयी थी॥ २०६॥ 

यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्‍योंकि लोक और वेद दोनों ही 
विद्वानोंको मान्य है। किन्तु हे तात! तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और 
वेद दोनों बड़ाई पावेंगे ॥ १ ॥ 

यह लोक और वेद दोनोंको मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता 
जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यत्रती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते, 
तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती ॥ २॥ 

सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त 
संसारको पीड़ा हुई। वह श्रीरामका वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी 
तो भावीवश कुचाल करके अन्तमें पछतायी ॥ ३॥ 

उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे, तो वह अधम, 
अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। 


३०४ * रामचरितमानस * 


सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको भी सन्‍तोष ही होता॥ ४॥ 

हे भरत! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये 
उच्चित था। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम होना ही संसारमें समस्त सुन्दर 
मड़लोंका मूल है॥ २०७॥ 

सो वह (९ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा धन, जीवन और 
प्राण ही है; तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात! तुम्हारे लिये यह 
आश्चर्यकी बात नहीं है। क्‍योंकि तुम दशरथजीके पुत्र और श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे 
भाई हो॥ १॥ 

हे भरत! सुनो, श्रीरामचन्द्रजीके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई 
नहीं है। लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन 
अत्यन्त प्रेमके साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती॥ २॥ 

प्रयागराजमें जब वे स्नत्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म 
जाना। वे तुम्हारे प्रेममें मग्र हो रहे थे। तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही 
( अगाध ) स्न्रेह है जैसा मूर्ख ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमें सुखमय 
जीवनपर होता है॥ ३॥ 

यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है। क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो 
शरणागतके कुटुम्बभरको पालनेवाले हैं। हे भरत! मेरा यह मत है कि तुम 
तो मानो शरीरधारी श्रीरामजीके प्रेम ही हो ॥ ४॥। 

हे भरत! तुम्हारे लिये ( तुम्हारी समझमें ) यह कलड्ढः है, पर हम सबके 
लिये तो उपदेश है। श्रीरामभक्तिरूपी रसकी सिद्द्रेकि लिये यह समय गणेश 
( बड़ा शुभ ) हुआ है॥ २०८ ॥ 

हे तात! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद 
और चकोर हैं [वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, 
जिससे कुमुद और चकोरको दुःख होता है ]; परन्तु यह तुम्हारा यशरूपी 
अन्द्रमा सदा उदय रहेगा; कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्गूपी आकाशमें यह 
घटेगा नहीं, वरं दिन-दिन दूना होगा॥ १॥ 

जैलोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका प्रतापरूपी सूर्य इसकी छविको हरण नहीं करेगा। यह 
अन्द्रमा रात-दिन सदा सब किसीको सुख देनेवाला होगा। कैकेयीका 
कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा॥ २॥ 

यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है। यह गुरुके 
अपमानरूपी दोषसे दूषित नहीं है। तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके 
पृथ्वीपर भी अमृतको सुलभ कर दिया। अब श्रीरामजीके भक्त इस अमृतसे 
तृप्त हो लें॥ ३॥ 

राजा भगीरथ गड़ाजीको लाये, जिन (गड़ाजी ) का स्मरण ही सम्पूर्ण 


* अयोध्याकाण्ड * ३०५ 


सुन्दर मड़लोंकी खान है। दशरथजीके गुणसमूहोंका तो वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता; अधिक क्‍या, जिनकी बराबरीका जगतूमें कोई नहीं है।॥ ४॥ 

जिनके प्रेम और संकोच ( शील ) के वशमें होकर स्वयं [| सच्चिदानन्द्घन ] 
भगवान्‌ श्रीराम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे 
कभी अघाकर नहीं देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका स्वरूप हृदयमें देखते-देखते 
शिवजी कभी तृप्त नहीं हुए )॥ २०९॥ 

[ परन्तु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न 
किया, जिसमें श्रीरामप्रेम ही हिरनके [ चिह्नके ] रूपमें बसता है। हे तात! 
तुम व्यर्थ ही हृदयमें ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रतासे डर 
रहे हो!॥ १५॥ 

हे भरत! सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष 
नहीं करते ), तपस्वी हैं ( किसीकी मुहदेखी नहीं कहते ) और वनमें रहते 
हैं ( किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते )। सब साधनोंका उत्तम फल हमें 
लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका दर्शन प्राप्त हुआ॥ २॥ 

[ सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनसूप ] उस महान्‌ फलका परम फल 
यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराजसमेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत! तुम 
धन्य हो, तुमने अपने यशसे जगत्‌को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेममें 
मग्न हो गये॥ ३॥ 

भरद्वाज मुनिके वचन सुनकर सभासद्‌ हर्षित हो गये। 'साधु-साधु ' कहकर 
सराहना करते हुए देवताओंने फूल बरसाये। आकाशमें और प्रयागराजमें 
' धन्य, धन्य ' की ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेममें मग्र हो रहे हैं।॥ ४॥ 

भरतजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं और कमलके 
समान नेत्र [ प्रेमाश्रुक ] जलसे भरे हैं। वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम 
करके गढूद वचन बोले--- ॥ २१९०॥ 

मुनियोंका समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खानेसे 
भी भरपूर हानि होती है। इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय, तो 
इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी ॥ १ ॥ 

मैं सच्चे भावसे कहता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, और श्रीरघुनाथजी हृदयके भीतरकी 
जाननेवाले हैं (मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे 
छिपा नहीं रह सकता )। मुझे माता कैकेयीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं 
है। और न मेरे मनमें इसी बातका दुःख है कि जगत्‌ मुझे नीच समझेगा ॥ २॥ 

न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका 
ही मुझे शोक है। क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वभरमें सुशोभित 
है। उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये॥ ३॥ 

फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभद्भुर शरीरको त्याग 


३०६ * रामचरितमानस * 


दिया, ऐसे राजाके लिये सोच करनेका कौन प्रसंग है ? [ सोच इसी बातका 
है कि ] श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी पैरोंमें बिना जूतीके मुनियोंका 
वेष बनाये वन-वनमें फिरते हैं।॥ ४॥ 

वे वल्‍कल वस्त्र पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हैं, पृथ्वीपर कुश और 
पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृशक्षोंके नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, 
वर्षा और हवा सहते हैं॥ २११॥ 

इसी दुःखकी जलनसे निरन्तर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न 
दिनमें भूख लगती है, न रातको नींद आती है। मैंने मन-ही-मन समस्त 
विश्वको खोज डाला, पर इस कुरोगकी औषध कहीं नहीं है॥ १॥ 

माताका कुमत (बुरा विचार ) पापोंका मूल बढ़ई है। उसने हमारे 
हितका बसूला बनाया। उससे कलहरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और 
चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ दिया। 
[ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है, भरतको राज्य बसूला है, रामका वनवास 
कुयन्त्र हे और चौदह वर्षकी अवधि कुमन्त्र है ]॥ २॥ 

मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज ) रचा और सारे जगत्‌को 
बारहबाट ( छिन्न-भिन्न ) करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके 
लौट आनेपर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे 
किसी उपायसे नहीं॥ ३॥ 

भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे 
बड़ाई की। | मुनिने कहा--- ] हे तात! अधिक सोच मत करो। श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा॥ ४॥ 

इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने उनका समाधान करके कहा--अब 
आपलोग हमारे प्रेमप्रिय अतिथि बनिये और कृपा करके कन्द-मूल, फल- 
फूल जो कुछ हम दें, स्वीकार कीजिये।॥ २१९२॥ 

मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा 
बेढब संकोच आ पड़ा! फिर गुरुजनोंकी वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) 
समझकर, चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--॥ १ ॥ 

हे नाथ! आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा 
परम धर्म है। भरतजीके ये वचन मुनिश्रेष्ठके मनको अच्छे लगे। उन्होंने 
विश्वासपात्र सेवकों और शिष्योंको पास बुलाया॥ २॥ 

[ और कहा कि ] भरतकी पहुनई करनी चाहिये। जाकर कन्द, मूल और फल 
लाओ। उन्होंने 'हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े 
आनन्दित होकर अपने-अपने कामको चल दिये॥ ३॥ 

मुनिको चिन्ता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानको न्योता है। अब जैसा 
देवता हो, वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिये। यह सुनकर ऋष्द्वियाँ और 


# अयोध्याकाण्ड * ३०७ 


अणिमादि सिदिद्रियाँ आ गयीं [ और बोलीं--- ] हे गोसाईं! जो आपकी आज्ञा 
हो सो हम करें॥ ४॥ 

मुनिराजने प्रसन्न होकर कहा--छोटे भाई शत्रुघ्न और समाजसहित 
भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई ( आतिथ्य- 
सत्कार ) करके इनके श्रमको दूर करो॥ २१३॥ 

ऋषच्द्वि-सिच्द्ोनि मुनिराजकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर अपनेको बड़भागिनी 
समझा। सब सिदिद्रियाँ आपसमें कहने लगीं--- श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरत 
ऐसे अतिथि हैं, जिनकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता ॥ १॥ 

अतः मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा 
राज-समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें 
देखकर विमान भी विलखते हैं ( लजा जाते हैं )॥ २॥ 

उन घरोंमें बहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) और ऐश्वर्य (ठाट-बाट ) 
का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गये। दासी-दास सब 
प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको देखते रहते हैं 
( अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके अनुसार करते रहते हैं )॥ ३॥ 

जो सुखके सामान स्वर्गमें भी स्वप्रमें भी नहीं हैं ऐसे सब सामान सिरदि्द्वियोंने 
पलभरमें सज दिये। पहले तो उन्होंने सब किसीको, जिसकी जैसी रुचि थी वैसे 
ही, सुन्दर सुखदायक निवासस्थान दिये।॥ ४॥ 

और फिर कुटुम्बसहित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी 
ही आज्ञा दे रखी थी।[ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंको आराम 
मिले, इसलिये उनके मनकी बात जानकर मुनिने पहले उन लोगोंको स्थान 
देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी।] मुनिश्रेष्ठने 
तपोबलसे ब्रह्माफो भी चकित कर देनेवाला वैभव रच दिया॥ २१४॥ 

जब भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा तो उसके सामने उन्हें [ इन्द्र, 
वरुण, यम, कुबेर आदि ] सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पड़े। सुखकी 
सामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी वैराग्य भूल 
जाते हैं॥ १५॥ 

आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चँदोवे, वन, बगीचे, भाँति-भाँतिके पक्षी 
और पशु, सुगन्धित फूल और अमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके 
( तालाब, कुएँ, बावली आदि ) निर्मल जलाशय, ॥ २॥ 

तथा अमृतके भी अमृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर 
सब लोग संयमी पुरुषों ( विरक्त मुनियों ) की भाँति सकुचा रहे हैं। सभीके डेरोंमें 
[ मनोवाडिछत वस्तु देनेवाले | कामधेनु और कल्पदवृशक्ष हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र और 
इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है ( उनका भी मन ललचा जाता है )॥ ३॥ 

वसन्‍्त-ऋतु है। शीतल, मन्द, सुगन्ध तीन प्रकारकी हवा बह रही है। 


३०८ * रामचरितमानस * 


सभीको | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ] चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चन्दन, 
स्त्री आदिक भोगोंको देखकर सब लोग हर्ष और विषादके वश हो रहे हैं। 
[ हर्ष तो भोग-सामग्रियोंको और मुनिके तपःप्रभावको देखकर होता है और 
विषाद इस बातसे होता है कि श्रीरामके वियोगमें नियम-त्रतसे रहनेवाले 
हमलोग भोग-विलासमें क्‍यों आ फँसे; कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा 
मन नियम-ब्रतोंको न त्याग दे ]॥ ४॥ 

सम्पत्ति ( भोग-विलासकी सामग्री ) चकवी है और भरतजी चकवा 
हैं और मुनिकी आज्ञा खेल है, जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिंजड़ेमें 
दोनोंको बंद कर रखा और ऐसे ही सबेरा हो गया। [ जैसे किसी 
बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें रखे जानेपर भी चकवी-चकवेका 
रातको संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाजजीकी आज्ञासे रातभर भोग- 
सामग्रियोंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं 
किया। ]॥ २१०॥ 


मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम 


[ प्रात:काल ] भरतजीने तीर्थराजमें स्नान किया और समाजसहित 
मुनिको सिर नवाकर और ऋषिकी आज्ञा तथा आशीर्वादको सिर चढ़ाकर 
दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥ १॥ 

तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशल पथश्प्रदर्शकों ) के 
साथ सब लोगोंको लिये हुए भरतजी चित्रकूटमें चित्त लगाये चले। भरतजी 
रामसखा गुहके हाथमें हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षातू्‌ प्रेम ही 
शरीर धारण किये हुए हो॥ २॥ 

न तो उनके पेरोंमें जूते हैं और न सिरपर छाया है। उनका प्रेम, नियम, 
त्रत और धर्म निष्कपट (सच्चा ) है। वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी, 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके रास्तेकी बातें पूछते हैं, और वह कोमल 
वाणीसे कहता है॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों और वशक्षोंको देखकर उनके हृदयमें 
प्रेम रोके नहीं रूकता। भरतजीकी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। 
पृथ्वी कोमल हो गयी और मार्ग मड्गरलका मूल बन गया॥ ४॥ 

बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है। 
भरतजीके जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्रीरामचन्द्रजीको 
भी नहीं हुआ था॥ २१९६॥ 

रास्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव थे। उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
देखा, अथवा जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [| उसी समय ] 
'परमपदके अधिकारी हो गये। परन्तु अब भरतजीके दर्शनने तो उनका भव 


* अयोध्याकाण्ड * ३०९ 


( जन्म-मरण )-रूपी रोग मिटा ही दिया। [| श्रीरामदर्शनसे तो वे 
परमपदके अधिकारी ही हुए थे, परन्तु भरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद 
प्राप्त हो गया ]॥ १॥ 

भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें 
स्मरण करते रहते हैं। जगत्‌में जो भी मनुष्य एक बार “राम” कह लेते 
हैं, वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हैं!॥ २॥ 

फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे। तब 
भला उनके लिये मार्ग मड्गल ( सुख ) दायक कैसे न हो ? सिद्ध, साधु और 
श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरतजीको देखकर हृदयमें हर्ष-लाभ करते 
हैं॥ ३॥ 

भरतजीके | इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो 
गया [ कि कहीं इनके प्रेमवश श्रीरामजी लौट न जाये और हमारा बना- 
बनाया काम बिगड़ जाय ]। संसार भलेके लिये भला और बुरेके लिये 
बुरा है ( मनुष्य जेसा आप होता है जगत्‌ उसे वैसा ही दीखता है )। उसने 
गुरु बृहस्पतिजीसे कहा--हे प्रभो! वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी 
और भरतजीकी भेंट ही न हो॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र 
हैं। बनी-बनायी बात बिगड़ना चाहती है, इसलिये कुछ छल दूँढ़कर इसका 
उपाय कीजिये॥ २१९७॥ 

इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये। उन्होंने हजार 
नेत्रोंवाले इन्द्रको [ ज्ञानरूपी ] नेत्रोंसे रहित ( मूर्ख ) समझा और कहा--हे 
देवराज! मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सेवकके साथ कोई माया करता 
है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है॥ १॥ 

उस समय (पिछली बार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ 
किया था। परन्तु इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी। हे देवराज! 
श्रीरघुनाथजीका स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किये हुए अपराधसे कभी 
रुष्ट नहीं होते॥२॥ 

पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता है, वह श्रीरामकी क्रोधाग्रिमें 
जल जाता है। लोक और वेद दोनोंमें इतिहास (कथा ) प्रसिद्ध है। इस 
महिमाको दुर्वासाजी जानते हैं॥ ३॥ 

सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन 
भरतजीके समान श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी कौन होगा ?2॥ ४॥ 

हे देवराज! रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम बिगाड़नेकी बात 
मनमें भी न लाइये। ऐसा करनेसे लोकमें अपयश और परलोकमें दुःख होगा 
और शोकका सामान दिनोंदिन बढ़ता ही चला जायगा॥ २१८॥ 


३१० * रामचरितमानस * 


हे देवराज! हमारा उपदेश सुनो। श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय 
है। वे अपने सेवककी सेवासे सुख मानते हैं और सेवकके साथ बैर करनेसे 
बड़ा भारी बैर मानते हैं॥ १॥ 

यद्यपि वे सम हैं--उनमें न राग है, न रोष है। और न वे किसीका पाप- 
पुण्य और गुण-दोष होी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्वमें कर्मको ही प्रधान 
कर रखा है। जो जैसा करता है, वह वैसा ही फल भोगता है॥ २॥ 

तथापि वे भक्त और अभक्तके हदयके अनुसार सम और विषम 
व्यवहार करते हैं ( भक्तको प्रेमसे गले लगा लेते हैं और अभक्तको मारकर 
तार देते हैं )। गुणरहित, निर्लेप, मानरहित और सदा एकरस भगवान्‌ श्रीराम 
भक्तके प्रेमवश ही सगुण हुए हैं।॥ ३ ॥ 

श्रीरामजी सदा अपने सेवकों ( भक्तों ) की रुचि रखते आये हैं। वेद, 
पुराण, साध्रु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ 
दो और भरतजीके चरणोंमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ४॥ 

हे देवराज इन्द्र! श्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोंके हितमें लगे रहते 
हैं, वे दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दयालु होते हैं। फिर, भरतजी तो भक्तोंके 
शिरोमणि हैं, उनसे बिलकुल न डरो॥ २१९॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हैं। और 
भरतजी श्रीरामजीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थके 
विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरतजीका कोई दोष नहीं, 
तुम्हारा ही मोह है॥ १॥ 

देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द 
हुआ और उनकी चिन्ता मिट गयी। तब हर्षित होकर देवराज फूल 
बरसाकर भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे॥ २॥ 

इस प्रकार भरतजी मार्गमें चले जा रहे हैं। उनकी [ प्रेममयी ] दशा 
देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरतजी जभी 'राम” कहकर 
लंबी साँस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है॥ ३॥ 

उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण ] वचनोंको सुनकर वज्ध और पत्थर भी 
पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियोंका प्रेम कहते नहीं बनता। बीचमें निवास 
( मुकाम ) करके भरतजी यमुनाजीके तटपर आये। यमुनाजीका जल 
देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया।॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जल देखकर सारे समाजसहित 
भरतजी [| प्रेमविहल होकर ] श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें डूबते-डूबते 
विवेकरूपी जहाजपर चढ़ गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यामवर्ण जल देखकर 
सब लोग श्यामवर्ण भगवानके प्रेममें विह्ल हो गये और उन्हें न पाकर 
विरहव्यथासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीको यह ध्यान आया कि जल्दी 


* अयोध्याकाण्ड * ३१९ 


चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे, इस विवेकसे वे फिर उत्साहित 
हो गये )॥ २२०॥ 

उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिये | खान- 
पान आदिकी ] सुन्दर व्यवस्था हुई | [ निषादराजका सल्कलेत पाकर ] रात-ही- 
रातमें घाट-घाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं, जिनका वर्णन 
नहीं किया जा सकता॥ १॥ 

सबेरे एक ही खेवेमें सब लोग पार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके सरखा 
निषादराजकी इस सेवासे सन्तुष्ट हुए। फिर स्त्राना करके और 
नदीको सिर नवाकर निषादराजके साथ दोनों भाई चले॥ २॥ 

आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा 
राजसमाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण-वस्त्र और 
वेषसे पैदल चल रहे हैं॥ ३॥ 

सेवक, मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीताजी और 
श्रीरघधुनाथजीका स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने निवास और 
विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते हैं।॥ ४॥ 

मार्गमें रहनेवाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर 
दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप ( सौन्दर्य ) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म लेनेका 
फल पाकर आनन्दित होते हैं॥ २२१॥ 

गाँवोंकी स्त्रियाँ एक-दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं--सखी ! ये राम-लक्ष्मण 
हैं कि नहीं ? हे सखी! इनकी अवस्था, शरीर और रंग-रूप तो वही है। शील, 
स्त्रेह उन्हींके सदृूश है और चाल भी उन्‍्हींके समान है॥ १॥ 

परन्तु हे सखी! इनका न तो वह वेष ( वलल्‍कलवस्त्रधारी मुनिवेष ) है, 
न सीताजी ही संग हैं। और इनके आगे चतुरड्रिणी सेना चली जा रही है। 
फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मनमें खेद है। हे सखी! इसी भेदके 
कारण सनन्‍्देह होता है॥ २॥ 

उसका तर्क (९ युक्ति ) अन्य स्त्रियोंके मन भाया। सब कहती हैं कि इसके 
समान सयानी ( चतुर ) कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और “तेरी वाणी 
सत्य है' इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥ ३ ॥ 

श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह 
सब कथाप्रसंग प्रेमपूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्रीभरतजीके 
शील, स्नेह और स्वभावकी सराहना करने लगी॥ ४॥ 

[ वह बोली--- ] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए. राज्यको त्यागकर 
पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे 
हैं। इनके समान आज कौन है 2॥ २२२ ॥ 

भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे 


३१२ * रामचरितमानस * 


दुःख और दोषोंके हरनेवाले हैं। हे सखी! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा 
जाय, वह थोड़ा है। श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्‍यों न हों ?॥ १॥ 

छोटे भाई शत्रुघ्नहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य 
( बड़भागिनी ) स्त्रियोंकी गिनतीमें आ गयीं। इस प्रकार भरतजीके गुण 
सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं--यह 
पुत्र कैकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं है॥२॥ 

कोई कहती हैं--इसमें रानीका भी दोष नहीं है। यह सब विधाताने ही 
किया है, जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनोंकी विधि 
( मर्यादा ) से हीन, कुल और करतूत दोनोंसे मल्लिन तुच्छ स्त्रियाँ, ॥ ३॥ 

जो बुरे देश ( जंगली प्रान्त ) और बुरे गाँवमें बसती हैं और [ स्त्रियोंमें भी ] 
नीच स्त्रियाँ हैं! और कहाँ यह महान्‌ पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका 
दर्शन! ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा है। मानो मरु भूमिमें 
कल्पवृक्ष उग गया हो ॥ ४॥ 

भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगोंके भाग्य खुल गये! 
मानो देवयोगसे सिंहलदट्वीपके बसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया 
हो!॥ २२३॥ 

[ इस प्रकार ] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते 
और श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ 
देखकर स्नत्रान और मुनियोंके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम 
करते हैं,॥ १॥ 

और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलोमें 
प्रेम हो। मार्गगें भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, 
संन्‍न्यासी और विरक्त मिलते हैं।॥ २॥ 

उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी 
और जानकीजी किस वनमें हैं? वे प्रभुके सब समाचार कहते हैं और 
भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं॥ ३॥ 

जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको 
ये श्रीराम-लक्ष्मणके समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुन्दर 
वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं॥ ४॥ 

उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःझाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करके चले। साथके सब लोगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके 
दर्शनकी लालसा [ लगी हुई ] है॥ २२४॥ 

सबको मड्लसूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देनेवाले [| पुरुषोंके दाहिने 
और स्त्रियोंके बायें] नेत्र और भुजाएँ फड़क रही हैं। समाजसहित 
भरतजीको उत्साह हो रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाह 


* अयोध्याकाण्ड * ३१३ 


मिट जायगा॥ १॥ 

जिसके जीमें जेसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्न्रेहरूपी 
मदिरासे छके (९ प्रेममें मतवाले हुए ) चले जा रहे हैं। अड़ शिथिल हैं, रास्तेमें 
पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्लल वचन बोल रहे हैं॥ २॥ 

रामसखा निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि 
कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत 
दोनों भाई निवास करते हैं। ३ ॥ 

सब लोग उस पर्वतको देखकर 'जानकी-जीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जय 
हो।' ऐसा कहकर दण्डवत्-प्रणाम करते हैं । राजसमाज प्रेममें ऐसा मग्र है मानो 
श्रीरघुनाथजी अयोध्याको लौट चले हों॥ ४॥ 

भरतजीका उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते। 
कविके लिये तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममतासे मलिन 
मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्द!॥ २२५॥ 

सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक 
(दिनभरमें) दो ही कोस चल पाये और जल-स्थलका सुपास 
देखकर रातको वहीं [ बिना खाये-पीये ही ] रह गये। रात बीतनेपर 
श्रीरघुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे गमन किया॥ १॥ 

उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जागे। रातको सीताजीने ऐसा स्वप्न 
देखा [ जिसे वे श्रीरामजीको सुनाने लगीं ] मानो समाजसहित भरतजी यहाँ 
आये हैं। प्रभुके वियोगकी अग्नरिसे उनका शरीर संतप्त है॥ २॥ 

सभी लोग मनमें उदास, दीन और दुःखी हैं। सासुओंको दूसरी ही सूरतमें 
देखा। सीताजीका स्वप्न सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमें जल भर आया और 
सबको सोचसे छुड़ा देनेवाले प्रभु स्वयं [ लीलासे ] सोचके वश हो गये।॥ ३॥ 

[ और बोले-- ] लक्ष्मण! यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण 
कुसमाचार ( बहुत ही बुरी खबर ) सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्‍होंने भाईसहित 
स्न्रान किया और त्रिपुरारि महादेवजीका पूजन करके साध्ुओंका सम्मान 
किया।॥ ४ ॥ 

देवताओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी 
बैठ गये और उत्तर दिशाकी ओर देखने लगे। आकाशमें धूल छा रही है; 
बहुत-से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभुके आश्रमको आ रहे हैं। 
तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और 
सोचने लगे कि क्‍या कारण है? वे चित्तमें आश्वर्ययुक्त हो गये। उसी समय 
कोल-भीलोंने आकर सब समाचार कहे। 

तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मड्गल वचन सुनते ही श्रीरामजीके 
मनमें बड़ा आनन्द हुआ। शरीरमें पुलकावली छा गयी, और शरद-ऋतुके 


३१४ * रामचरितमानस * 


कमलके समान नेत्र प्रेमा श्रुओंसे भर गये॥ २२६॥ 

सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुन: सोचके वश हो गये कि भरतके आनेका 
क्‍या कारण है? फिर एकने आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी 
अतुरड्डिणी सेना भी है॥ १॥ 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ। इधर तो पिताके 
वचन और इधर भाई भरतजीका संकोच ! भरतजीके स्वभावको मनमें 
समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान 
ही नहीं पाते हैं॥ २॥ 

तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा 
मेरे कहनेमें ( आज्ञाकारी ) हैं। लक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीके 
हृदयमें चिन्ता है तो वे समयके अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने 
लगे---॥ ३॥ 

हे स्वामी! आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर 
ढिठाई करनेसे ढीठ नहीं समझा जाता ( अर्थात्‌ आप पूछें तब मैं कहूँ, 
ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा )। हे 
स्वामी ! आप सर्वज्ञोंमें शिरोमणि हैं (सब जानते ही हैं )। मैं सेवक तो 
अपनी समझकी बात कहता हूँ॥४॥ 

हे नाथ! आप परम सुहद्‌ (बिना ही कारण परम हित करनेवाले ), 
सरलहदय तथा शील और स्न्रेहके भण्डार हैं, आपका सभीपर प्रेम और 
विश्वास है और अपने हृदयमें सबको अपने ही समान जानते हैं॥ २२७॥ 

परन्तु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहबश अपने असली स्वरूपको 
प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु ( आप ) 
के चरणोंमें उनका प्रेम है, इस बातको सारा जगत्‌ जानता है॥ १॥ 

वे भरत भी आज श्रीरामजी ( आप ) का पद ( सिंहासन या अधिकार ) 
पाकर धर्मकी मर्यादाको मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय 
देखकर और यह जानकर कि रामजी ( आप ) वनवासमें अकेले ( असहाय ) 
हैं, ॥ २॥ 

अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक 
करनेके लिये यहाँ आये हैं। करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिलताएँ रचकर 
सेना बटोरकर दोनों भाई आये हैं॥ ३॥ 

यदि इनके हृदयमें कपट और कुचाल न होती, तो रथ, घोड़े और 
हाथियोंकी कतार [ ऐसे समय ] किसे सुहाती ? परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन 
दोष दे ? राजपद पा जानेपर सारा जगत्‌ ही पागल (मतवाला ) हो जाता 
है॥ ४॥ 


अन्द्रमा गुरुपल्लीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्रोणोंकी पालकीपर चढ़ा। और 


* अयोध्याकाण्ड * ३१५ 


राजा वेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनोंसे 
विमुख हो गया॥ २२८ ॥ 

सहस्त्रबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलहड्डू 
नहीं दिया ? भरतने यह उपाय उचित ही किया है। क्योंकि शत्रु और ऋणको 
कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिये।॥ १॥ 

हाँ, भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजी ( आप ) को असहाय 
जानकर उनका निरादर किया! पर आज संग्राममें श्रीरीामजी ( आप ) का 
क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी 
( अर्थात्‌ इस निरादरका फल भी वे अच्छी तरह पा जायँगे )॥ २॥ 

इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरसरूपी वृक्ष 
पुलकावलीके बहानेसे फूल उठा (९ अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते 
उनके शरीरमें वीर-रस छा गया )। वे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
वन्दना करके, चरण-रजको सिरपर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल 
कहते हुए बोले॥ ३॥ 

हे नाथ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा। भरतने हमें कम नहीं प्रचारा 
है (हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है )। आरिबर कहाँतक सहा जाय 
और मन मारे रहा जाय, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथमें 
है!॥ ४॥ 

क्षत्रिय जाति, रघुकुलमें जन्म और फिर मैं श्रीरामजी ( आप ) का अनुगामी 
( सेवक ) हूँ, यह जगत्‌ जानता है।[ फिर भला कैसे सहा जाय ? ] धूलके समान 
नीच कौन है, परन्तु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढ़ती है॥ २२९॥ 

यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर, हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी। मानो 
वीररस सोतेसे जाग उठा हो। सिरपर जटा बाधकर कमरमें तरकस कस 
लिया और धनुषको सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा---॥ १॥ 

आज मैं श्रीराम (आप ) का सेवक होनेका यश लूँ और भरतको 
संग्राममें शिक्षा दूँ। श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के निरादरका फल पाकर दोनों 
भाई ( भरत-शत्रुघ् ) रणशय्यापर सोवें!॥ २॥ 

अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला 
सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियोंके झुंडको कुचल डालता 
है और बाज जैसे लवेको लपेटमें ले लेता है॥३॥ 

वैसे ही भरतको सेनासमेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके 
मैदानमें पछाड़ेंगा। यदि शट्भूरजी भी आकर उनकी सहायता करें, तो भी 
मुझे रामजीकी सौगन्ध है, मैं उन्हें युबद्धमें | अवश्य ] मार डालूँगा ९ छोड़ेंगा 
नहीं )॥ ४॥ 

लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी 


३१६ * रामचरितमानस * 


प्रामाणिक ( सत्य ) सौगन्ध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और 
लोकपाल घबड़ाकर भागना चाहते हैं॥ २३०॥ 

सारा जगत्‌ भयमें डूब गया। तब लक्ष्मणजीके अपार बाहुबलकी प्रशंसा 
करती हुई आकाशवाणी हुई--हे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कौन 
कह सकता है और कौन जान सकता है?॥ १॥ 

परन्तु कोई भी काम हो, उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर 
किया जाय तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान्‌ कहते हैं कि 
जो बिना विचारे जल्दीमें किसी कामको करके पीछे पछताते हैं, वे 
बुर्द्विमान्‌ नहीं हैं।॥ २॥ 

देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने 
उनका आदरके साथ सम्मान किया [ और कहा-- ] हे तात! तुमने बड़ी 
सुन्दर नीति कही। हे भाई! राज्यका मद सबसे कठिन मद है॥३॥ 

जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन ( सत्सड्र ) नहीं किया, वे ही राजा 
राजमदरूपी मदिराका आचमन करते ही (पीते ही ) मतवाले हो जाते हैं। 
हे लक्ष्मण ! सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सृष्टिमें न तो कहीं 
सुना गया है, न देखा ही गया है॥ ४॥ 

[ अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्‍या है ] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका 
पद पाकर भी भरतको राज्यका मद नहीं होनेका! क्‍या कभी काँजीकी बूँदोंसे 
क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता ( फट सकता ) है 7 २३१॥ 

अन्धकार चाहे तरुण (९ मध्याहृके ) सूर्यफको निगल जाय। आकाश चाहे 
बादलोंमें समाकर मिल जाय। गौके खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी डूब जायाँ 
और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा ( सहनशीलता ) को छोड़ दे॥ १॥ 

मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेरु उड़ जाय। परन्तु हे भाई! भरतको 
राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजीकी 
सौगन्ध खाकर कहता हूँ, भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई संसारमें 
नहीं है॥२॥ 

हे तात! गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस 
दृश्य-प्रपजञ्ञष ( जगत्‌ 9की रचता है। परन्तु भरतने सूर्यवंशरूपी तालाबमें 
हंसरूप जन्म लेकर गुण और दोषका विभाग कर दिया ( दोनोंको अलग- 
अलग कर दिया )॥ ३॥ 

गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने 
यशसे जगतूमें उजियाला कर दिया है। भरतजीके गुण, शील और स्वभावको 
कहते-कहते श्रीरघुनाथजी प्रेमसमुद्रमें मग्र हो गये ॥ ४॥। 

श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर 
समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे | और कहने लगे ] कि श्रीरामचन्द्रजीके 


* अयोध्याकाण्ड * ३९७ 


समान कृपाके धाम प्रभु और कौन हैं 7 ॥| २३२॥ 

यदि जगत््‌में भरतका जन्म न होता, तो पृथ्वीपर सम्पूर्ण धर्मोकी धुरीको कौन 
धारण करता ? हे रघुनाथजी! कविकुलके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे 
अतीत ) भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है ?॥ १॥ 

लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर 
अत्यन्त सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरतजीने सारे 
समाजके साथ पवित्र मन्दाकिनीमें स्नान किया॥ २॥ 

फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा 
माँगकर निषादराज और शत्र॒घ्कको साथ लेकर भरतजी वहाँको चले जहाँ 
श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी थे॥ ३॥ 

भरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनीको समझकर (याद करके ) 
सकुचाते हैं और मनमें करोड़ों ( अनेकों ) कुतर्क करते हैं [ सोचते हैं-- ] 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह 
उठकर न चले जायाँ॥ ४॥ 

मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे 
अपनी ओर समझकर ( अपने विरद और सम्बन्धको देखकर ) मेरे पापों और 
अवगुणोंको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे॥ २३३॥ 

चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा 
सम्मान करें ( कुछ भी करें ); मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण 
हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दासका ही है॥ १॥ 

जगतूमें यशके पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और 
प्रेमको सदा नया बनाये रखनेमें निपुण हैं। ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें 
चले जाते हैं। उनके सब अड्ड संकोच और प्रेमसे शिथ्विल हो रहे हैं॥ २॥ 

माताकी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरजकी धुरीको धारण 
करनेवाले भरतजी भक्तिके बलसे चले जाते हैं। जब श्रीरघुनाथजीके 
स्वभावको समझते (स्मरण करते ) हैं तब मार्गमें उनके पैर जल्दी-जल्दी 
पड़ने लगते हैं॥ ३॥ 

उस समय भरतकी दशा कैसी है ? जैसी जलके प्रवाहमें जलके भौरेकी 
गति होती है। भरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह 
हो गया ( देहकी सुध-बुध भूल गया )॥ ४॥ 

मड्भरल-शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचारकर निषाद कहने 
लगा---सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अन्तमें दुःख होगा।॥ २३४॥ 

भरतजीने सेवक (गुह ) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके 
समीप जा पहुँचे। वहाँके वन और पर्वतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने 
आनन्दित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पा गया हो॥ १॥ 


३१८ * रामचरितमानस * 


जैसे ईतिके भयसे दुःखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक ) तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियोंसे पीड़ित प्रजा 
किसी उत्तम देश और उत्तम राज्यमें जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी गति 
( दशा ) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है॥ २॥ 

[ अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहोंका उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे 
राजाकी चढ़ाई--खेतोंमें बाधा देनेवाले इन छः: उपद्रवोंको 'ईति' कहते हैं। ] 

श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे 
राजाको पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका 
राजा है और वैराग्य मन्त्री है॥ ३॥ 

यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहाचर्य और अपरिग्रह ) तथा नियम ( शौच, 
सन्‍तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ) योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, 
शान्ति तथा सुबुद्द्धि दो सुन्दर पवित्र रानियाँ हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्यके सब 
अड्डोंसे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चित्तमें 
चाव ( आनन्द या उत्साह ) है॥ ४॥ 

[ स्वामी, अमात्य, सुहद्‌, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना--राज्यके ये सात अड्ड हैं। ] 

मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य 
कर रहा है। उसके नगरमें सुख, सम्पत्ति और सुकाल वर्तमान है॥ २३५॥ 

वनरूपी प्रान्तोंमें जो मुनियोंके बहुत-से निवासस्थान हैं वही मानो शहरों, 
नगरों, गाँवों और खेड़ोंका समूह है। बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु 
ही मानो प्रजाओंका समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 

गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भेंसे और बैलोंको देखकर राजाके 
साजको सराहते ही बनता है। ये सब आपसका बैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक 
साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरड्रिणी सेना है॥ २॥ 

'पानीके झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ 
अनेकों प्रकारके नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा 
कोयलोंके समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं॥ ३॥ 

भौंरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे 
राज्यमें चारों ओर मड्गल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलोंसे 
युक्त हैं। सारा समाज आनन्द और मड्भलका मूल बन रहा है॥ ४॥ 

श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके हृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ। 
जैसे तपस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी 
होता है॥ २३६॥ 


मासपारायण, बीसवाँ विश्राम 
नवाह्नपारायण, पाँचवाँ विश्राम 


* अयोध्याकाण्ड * ३१९ 


तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने 
लगा--हे नाथ! ये जो पाकर, जामुन, आम और तमालके विशाल वृक्ष 
दिखायी देते हैं, ॥ १॥ 

जिन श्रेष्ठ वक्षोंके बीचमें एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, 
जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं 
और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली 
है॥२॥ 

मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी 
राशि-सी रच दी है। हे गुसाईं! ये वृक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी 
'पर्णकुटी छायी है॥ ३॥ 

वहाँ तुलसीजीके बहुत-से सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं-कहीं 
सीताजीने और कहीं लक्ष्मणजीने लगाये हैं। इसी बड़की छायामें 
सीताजीने अपने करकमलोंसे सुन्दर वेदी बनायी है॥ ४॥ 

जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी सुनियोंके वृन्दसमेत बैठकर नित्य शास्त्र, 
वेद और पुराणोंके सब कथा-इतिहास सुनते हैं ॥ २३७॥ 

सखाके वचन सुनकर और वृक्षोंको देखकर भरतजीके नेत्रोंमें जल 
उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेमका वर्णन करनमेमें 
सरस्वतीजी भी सकुचाती हैं॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह्लन देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो 
दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें 
और ननेत्रोंमें लगाते हैं और श्रीरघुनाथजीके मिलनेके समान सुख 
पाते हैं॥ २॥ 

भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचचनीय दशा देखकर वनके पशु, पक्षी और 
जड़ (९ वृक्षादि ) जीव प्रेममें मग्न हो गये। प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा 
निषादराजको भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुन्दर रास्ता बतलाकर फूल 
बरसाने लगे॥ ३॥ 

भरतके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग भी 
अनुरागसे भर गये और उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि 
इस पृथ्वीतलपर भरतका जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता, तो जड़को चेतन 
और चेतनको जड़ कौन करता ?2॥ ४॥ 

प्रेम अमृत है, विरह मन्दराचल पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हैं। कृपाके 
समुद्र श्रीरामचन्द्रजीनी देवता और साधुओंके हितके लिये स्वयं [ इस 


३२० * रामचरितमानस * 


भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरूपी मन्दराचलसे ] मथकर यह प्रेमरूपी 
अमृत प्रकट किया है॥ २३८ ॥ 

सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोड़ीको सघन वनकी आड़के 
कारण लक्ष्मणजी नहीं देख पाये। भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त 
सुमड्रलोंके धाम और सुन्दर पवित्र आश्रमको देखा ॥ १॥ 

आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख और दाह ( जलन ) मिट गया, 
मानो योगीको परमार्थ ( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हो गयी हो। भरतजीने देखा 
कि लक्ष्मणजी प्रभुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेमपूर्वक कह रहे 
हैं ( पूछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं )॥ २॥ 

सिरपर जटा है। कमरमें मुनियोंका (वल्कल ) वस्त्र बाँधे हैं और 
उसीमें तरकस कसे हैं। हाथमें बाण तथा कंधेपर धनुष है। वेदीपर मुनि 
तथा साधुओंका समुदाय बैठा है और सीताजीसहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हैं ॥ ३॥ 

श्रीरामजीके वलल्‍कल बस्त्र हैं, जटा धारण किये हैं, श्याम शरीर है 
[ सीतारामजी ऐसे लगते हैं ] मानो रति और कामदेवने मुनिका वेष धारण 
किया हो। श्रीरामजी अपने करकमलोंसे धनुष-बाण फेर रहे हैं, और हँसकर 
देखते ही जीकी जलन हर लेते हैं ( अर्थात्‌ जिसकी ओर भी एक बार 
हँसकर देख लेते हैं, उसीको परम आनन्द और शान्ति मिल जाती है। )॥ ४॥ 

सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी और रघुकुलचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी 
ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञानकी सभामें साक्षात्‌ भक्ति और सच्च्िदानन्द 
शरीर धारण करके विराजमान हैं॥ २३९॥ 

छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन [ प्रेममें ] 
मग्न हो रहा है। हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि सब भूल गये। 'हे नाथ! 
रक्षा कीजिये, हे गुसाईं ! रक्षा कीजिये” ऐसा कहकर वे पृथ्वीपर दण्डकी 
तरह गिर पड़े॥ १॥ 

प्रेमभरे वचनोंसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया और मनमें जान लिया कि 
भरतजी प्रणाम कर रहे हैं।[ वे श्रीरीामजीकी ओर मुह किये खड़े थे, भरतजी 
पीठ-पीछे थे; इससे उन्होंने देखा नहीं।] अब इस ओर तो भाई भरतजीका 
सरस प्रेम और उधर स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रबल परवशता॥ २॥ 

न तो [ क्षणभरके लिये भी सेवासे पृथक्‌ होकर ] मिलते ही बनता 
है और न [| प्रेमवश ] छोड़ते (उपेक्षा करते ) ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही 
लक्ष्मणजीके चित्तकी इस गति (दुविधा ) का वर्णन कर सकता है। वे 
सेवापर भार रखकर रह गये ( सेवाको ही विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमें 
लगे रहे ) मानो चढ़ी हुई पतंगको खिलाड़ी ( पतंग उड़ानेवाला ) खींच रहा 
हो॥३॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३२१ 


लक्ष्मणजीने प्रेमसहित पृथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हे रघुनाथजी! 
भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर 
उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण ॥ ४॥ 

कृपानिधान अश्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा 
लिया। भरतजी और श्रीरामजीके मिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी 
सुध भूल गयी ॥ २४०॥ 

मिलनकी प्रीति कैसे बखानी जाय? वह तो कविकुलके लिये कर्म, 
मन, वाणी तीनोंसे अगम है। दोनों भाई ( भरतजी और श्रीरामजी ) मन, 
बुच्द्चि, चित्त और अहंकारको भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं।॥ १॥ 

कहिये, उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे? कविकी बुच्द्ि किसकी 
छायाका अनुसरण करे? कविको तो अक्षर और अर्थका ही सच्चा बल है। 
नट तालकी गतिके अनुसार ही नाचता है!॥ २॥ 

भरतजी और श्रीरघुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेवका भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेमको मैं कुब॒ुच्द्चि किस प्रकार 
कहूँ! भला, गाँडरकी ताँतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता है 2॥ ३॥ 

[ तालाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है, उसे गाँडर कहते 
हैं।] 

भरतजी और अश्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत 
हो गये, उनकी धुकशधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पतिजीने समझाया, 
तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४ ॥ 

फिर श्रीरामजी प्रेमके साथ शत्रुघ्ोल्ते मिलकर तब केवट ( निषादराज ) से 
मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले॥ २४१॥ 

तब लक्ष्मणजी ललककर ( बड़ी उमंगके साथ ) छोटे भाई शमत्रुघ्नसे 
मिले। फिर उन्होंने निषादराजको हृदयसे लगा लिया। फिर भरत-शत्रुघ्न दोनों 
भाइयोंने [ उपस्थित ] मुनियोंको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर 
वे आनन्दित हुए॥ १॥ 

छोटे भाई शत्रुघ्नसहित भरतजी प्रेममें उमँगकर सीताजीके चरणकमलोंकी 
रज सिरपर धारणकर बार-बार प्रणाम करने लगे। सीताजीने उन्हें उठाकर 
उनके सिरको अपने करकमलसे स्पर्शकर ( सिरपर हाथ फेरकर ) उन 
दोनोंको बैठाया॥ २॥ 

सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया; क्‍योंकि वे स्त्रेहमें मग्न हैं, 
उन्हें देहकी सुध-बुध नहीं हे। सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकूल 
देखकर भरतजी सोचरहित हो गये और उनके हृदयका कल्पित भय जाता 
रहा॥ ३॥ 

उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेमसे 


३२२ * रामचरितमानस * 


परिपूर्ण है, वह अपनी गतिसे खाली है ( अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प और चाझ्जल्यसे 
शून्य है)। उस अवसरपर केवट (निषादराज ) धीरज धर और 
हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा-- ॥ ४ ॥ 

हे नाथ! मुनिनाथ वसिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, सेवक, 
सेनापति, मन्त्री---सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं॥ २४२॥ 

गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास 
शत्रुघ्नजीको रख दिया और वे परम धीर, धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी 
उसी समय वेगके साथ चल पड़े ॥ १॥ 

गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और 
दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और प्रेममें उमँगकर वे दोनों भाइयोंसे मिले॥ २॥ 

फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज ) ने अपना नाम लेकर 
दूरसे ही वसिष्ठजीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया। ऋषि वसिष्ठजीने रामसखा जानकर 
उसको जबर्दस्ती हदयसे लगा लिया। मानो जमीनपर लोटते हुए 
प्रेमको समेट लिया हो॥ ३ ॥ 

श्रीरघधुनाथजीकी भक्ति सुन्दर मड्गलोंका मूल है, इस प्रकार कहकर 
सराहना करते हुए देवता आकाशसे फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे---जगतमें 
इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वसिष्ठजीके समान बड़ा कौन 
है?॥ ४॥ 

जिस ( निषाद ) को देखकर मुनिराज वसिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक 
उससे आनन्दित होकर मिले। यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका 
प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है॥ २४३ ॥ 

दयाकी खान, सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सब लोगोंको दुखी 
( मिलनेके लिये व्याकुल ) जाना। तब जो जिस भावसे मिलनेका अभिलाषी था, 
उस-उसका उस-उस प्रकारका रुख रखते हुए (उसकी रुचिके 
अनुसार )॥ १॥ 

उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलभरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख और 
कठिन संतापको दूर कर दिया। श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात 
नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ोंमें एक ही सूर्यकी [ पृथक्‌-पृथक्‌ ] छाया 
( प्रतिबिम्ब ) एक साथ ही दीखती है॥ २॥ 

समस्त पुरवासी प्रेममें उमँगकर केव्टसे मिलकर [ उसके ] भाग्यकी 
सराहना करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीनी सब माताओंको दुःखी देखा। मानो 
सुन्दर लताओंकी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३ ॥ 

सबसे पहले रामजी कैकेयीसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा 
भक्तिसे उसकी बुब्द्ोेिको तर कर दिया। फिर चरणोंमें गिरकर काल, कर्म 


* अयोध्याकाण्ड * ३२३ 


और विधाताके सिर दोष मँढ़कर, श्रीरामजीने उनको सान्त्वना दी॥ ४॥ 

फिर श्रीरघुनाथजी सब माताओंसे मिले। उन्होंने सबको समझा-बुझाकर 
सनन्‍तोष कराया कि हे माता! जगत्‌ ईश्वरके अधीन है, किसीको भी दोष 
नहीं देना चाहिये॥ २४४॥ 

फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंसहित--जो भरतजीके साथ आयी 
थीं, गुरुजीकी पत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका 
गड़ाजी तथा गौरीजीके समान सम्मान किया। वे सब आनन्दित होकर 
कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने लगीं॥ १॥ 

तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे। मानो किसी 
अत्यन्त दरिद्रको सम्पत्तिसे भेंट हो गयी हो। फिर दोनों भाई माता 
कौसल्याजीके चरणोंमें गिर पड़े। प्रेमके मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं।॥। २॥ 

बड़े ही स्नेहसे माताने उन्हें हदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे बहे हुए 
प्रेमा भ्रुओंके जलसे उन्हें नहला दिया। उस समयके हर्ष और विषादको कवि 
कैसे कहे ? जैसे गूँगा स्वादको कैसे बतावे 2॥ ३॥ 

श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित माता कौसल्यासे मिलकर 
गुरुसे कहा कि आश्रमपर पधारिये। तदनन्तर मुनीश्वर वसिष्ठजीकी आज्ञा 
पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थलका सुभीता देख-देखकर उतर 
गये॥ ४॥ 

ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने लोगोंको साथ लिये 
हुए, भरतजी, लक्ष्मणजी और श्रीरघुनाथजी पवित्र आश्रमको चले॥ २४५ ॥ 

सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्होंने मनमाँगी 
उच्चित आशिष पायी। फिर मुनियोंकी स्त्रियोंसहित गुरुपत्ली अरुन्धतीजीसे 
मिलीं। उनका जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता॥ १॥ 

सीताजीने सभीके चरणोंकी अलग-अलग वबन्दना करके अपने हदयको 
प्रिय ( अनुकूल ) लगनेवाले आशीर्वाद पाये। जब सुकुमारी सीताजीने सब 
सासुओंको देखा, तब उन्होंने सहमकर अपनी आँखें बंद कर लीं॥ २॥ 

[ सासुओंकी बुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ 
बधिकके वशमें पड़ गयी हों। [ मनमें सोचने लगीं कि ] कुचाली विधाताने 
क्‍या कर डाला ? उन्होंने भी सीताजीको देखकर बड़ा दुःख पाया। [| सोचा ] 
जो कुछ देव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है॥ ३॥ 

तब जानकीजी हृदयमें धीरज धरकर, नील कमलके समान नेत्रोंमें जल 
भरकर, सब सासुओंसे जाकर मिलीं। उस समय पृथ्वीपर करुणा ( करुण- 
रस ) छा गयी।॥ ४॥ 

सीताजी सबके पैरों लग-लगकर अत्यन्त प्रेमसे मिल रही हैं, और सब 
सासुएँ स्नेहवश हृदयसे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो 


३२४ * रामचरितमानस * 


( अर्थात्‌ सदा सौभाग्यवती रहो )॥ २४६ ॥। 

सीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरुने 
सबको बैठ जानेके लिये कहा। फिर मुनिनाथ वसिष्ठजीने जगत्‌की गतिको 
मायिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ मायाका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, 
ऐसा कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ ९ बातें ) कहीं ॥ १ ॥ 

तदनन्तर वसिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वर्गगमनकी बात सुनायी, जिसे 
सुनकर रघुनाथजीने दुःसह दुःख पाया। और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके 
मरनेका कारण विचारकर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुल हो 
गये॥ २॥ 

वज़्के समान कठोर, कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और 
सब रानियाँ विलाप करने लगीं। सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया! 
मानो राजा आज ही मरे हों॥ ३॥ 

फिर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया। तब उन्‍होंने समाजसहित 
श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमें सत्रान किया। उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल व्रत 
किया। मुनि वसिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया॥ ४॥ 

दूसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि वसिष्ठजीने श्रीरघुनाथजीको जो-जो आज्ञा 
दी, वह सब कार्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-भक्तिसहित आदरके साथ 
किया॥ २४७॥ 

वेदोंमें जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके, 
पापरूपी अन्धकारके नष्ट करनेवाले सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए! 
जिनका नाम पापरूपी रूईके [ तुरंत जला डालनेके ] लिये अग्नि है; और 
जिनका स्मरणमात्र समस्त शुभ मड़लोंका मूल है, ॥ १॥ 

वे [ नित्य शुद्ध-बुद्ध | भगवान्‌ श्रीरामजी शुद्ध हुए। साधुओंकी ऐसी 
सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थोके आवाहनसे गड्ढाजी 
शुद्ध होती हैं! ( गड्राजी तो स्वभावसे ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थोका 
आवाहन किया जाता है उलटे वे ही गड्डाजीके सम्पर्कमें आनेसे शुद्ध हो 
जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्गसे 
कर्म ही शुद्ध हो गये।) जब शुद्ध हुए दो दिन बीत गये तब श्रीरामचन्द्रजी 
प्रीतिके साथ गुरुजीसे बोले--- ॥ २॥ 

हे नाथ! सब लोग यहाँ अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं। कन्द, मूल, फल 
और जलका ही आहार करते हैं। भाई शत्र॒ुघ्नस्सहित भरतको, ममन्त्रियोंका 
और सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा 
है॥ ३॥ 

अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये (लौट जाइये )। आप 
यहाँ हैं, और राजा अमरावती (९ स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी है )! मैंने बहुत 


* अयोध्याकाण्ड * ३२५ 


कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाईं! जैसा उच्चित हो, वैसा 
ही कीजिये।॥ ४ ॥ 

[ वसिष्ठजीने कहा-- ] हे राम! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो, 
तुम भला ऐसा क्‍यों न कहो ? लोग दुखी हैं। दो दिन तुम्हारा दर्शनकर 
शान्ति लाभ कर लें॥ २४८ ॥ 

श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया। मानो बीच 
समुद्रमें जहाज डगमगा गया हो। परन्तु जब उन्होंने गुरू वसिष्ठजीकी श्रेष्ठ 
कल्याणमूलक वाणी सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा अनुकूल हो 
गयी॥ १॥ 

सब लोग पवित्र पयस्विनी नदीमें [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र 
जलमें ] तीनों समय ( सबेरे, दोपहर और सायंकाल ) स्न्रान करते हैं, जिसके 
दर्शनसे ही पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं और मड्गलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर-करके उन्हें नेत्र भर-भरकर देखते हैं।॥। २॥ 

सब अश्रीरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामदगिरि ) और वनको देखने जाते हैं, 
जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुःखोंका अभाव है। झरने अमृतके समान 
जल झरते हैं और तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) हवा तीनों प्रकारके 
( आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक ) तापोंको हर लेती है॥ ३॥ 

असंख्य जातिके वृक्ष, लताएँ और तृण हैं तथा बहुत तरहके फल, फूल 
और पत्ते हैं। सुन्दर शिलाएँ हैं। वृक्षोंकी छाया सुख देनेवाली है। वनकी 
शोभा किससे वर्णन की जा सकती है ?॥ ४॥ 

तालाबोंमें कमल खिल रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार 
कर रहे हैं और बहुत रंगोंके पक्षी और पशु बवनमें वैरहित होकर विहार 
कर रहे हैं॥ २४९ ॥ 

कोल, किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके 
समान स्वादिष्ट मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें भर-भरकर तथा 
कन्द, मूल, फल और अंकुर आदिकी जूड़ियों ( अऑटियों ) को ॥ १॥ 

सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अलग-अलग स्वाद, भेद 
( प्रकार ), गुण और नाम बता-बताकर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते 
हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देनेमें श्रीरामजीकी दुहाई देते हैं।॥। २॥ 

प्रेममें मग्र हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साथु लोग प्रेमको 
'पहचानकर उसका सम्मान करते हैं ( अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको 
देखिये, दाम देकर या वस्तुएँ लौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये )। 
आप तो पृण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्रीरामजीकी कृपासे ही हमने 
आपलोगोंके दर्शन पाये हैं।॥ ३ ॥ 

हमलोगोंको आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमिके लिये 


३२६ * रामचरितमानस * 


गड़ाजीकी धारा दुर्लभ है! [ देखिये, |] कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने निषादपर 
कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजाको भी 
होना चाहिये। ४ ॥ 

हृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा 
कीजिये और हमको कृतार्थ करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर 
लीजिये।॥ २००॥ 

आप प्रिय पाहुने वनमें पधारे हैं। आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं 
हैं । हे स्वामी! हम आपको क्‍या देंगे ? भीलोंकी मित्रता तो बस, ईंधन ( लकड़ी ) 
और पत्तोंह्दीतक है॥ १॥ 

हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन 
नहीं चुरा लेते। हमलोग जड़ जीव हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं, कुटिल, 
कुचाली, कुबुक्द्चि और कुजाति हैं॥ २॥ 

हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं। तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा 
है और न पेट ही भरते हैं। हममें स्वप्रमें भी कभी धर्मब॒ुच्द्रि कैसी ? यह सब 
तो श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है॥ ३॥ 

जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट 
गये। वनवासियोंके वचन सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके 
भाग्यकी सराहना करने लगे॥ ४॥ 

सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे। 
उन लोगोंके बोलने और मिलनेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोमें 
उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल-भीलोंकी वाणी सुनकर 
सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते हैं (उसे धिक्कार देते हैं )। 
तुलसीदासजी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि 
लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया। 

सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं, जेसे 
पहली वर्षाके जलसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते-कूदते 
हैं )॥ २५१ ॥ 

अयोध्यापुरीके पुरुष और स्त्री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्र हो रहे हैं। उनके 
दिन पलके समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएँ थीं, उतने ही वेष (रूप ) 
बनाकर सीताजी सब सासुओंकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं।॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं जाना। सब मायाएँ 
[ पराशक्ति महामाया ] श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं। सीताजीने सासुओंको 
सेवासे वशमें कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिये॥ २॥ 

सीताजीसमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को सरल स्वभाव 
देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछतायी। वह पृथ्वी तथा यमराजसे 


# अयोध्याकाण्ड * ३२७ 


याचना करती है, किन्तु धरती बीच ( फटकर समा जानेके लिये रास्ता ) 
नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता॥ ३॥ 

लोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि (ज्ञानी ) भी कहते हैं कि जो 
श्रीरामजीसे विमुख हैं उन्हें नरकमें भी ठौर नहीं मिलती। सबके मनमें यह 
सन्देह हो रहा था कि हे विधाता! श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या 
नहीं ॥ ४ ॥ 

भरतजीको न तो रातको नींद आती है, न दिनमें भूख ही लगती है। 
वे पवित्र सोचमें ऐसे विकल हैं, जैसे नीचे (तल ) के कीचड़में डूबी हुई 
मछलीको जलकी कमीसे व्याकुलता होती है॥ २०२॥ 

[ भरतजी सोचते हैं कि ] माताके मिससे कालने कुचाल की है। जैसे 
धानके पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो। अब श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्याभिषेक किस प्रकार हो, सुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता॥ १॥ 

गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लौट 
चअलेंगे। परन्तु मुनि वसिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ 
कहेंगे ( अर्थात्‌ वे श्रीरीामजीकी रुचि देखे बिना जानेको नहीं कहेंगे )। माता 
कौसल्याजीके कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी लौट सकते हैं; पर भला, 
श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी हठ करेगी 2॥ २॥ 

मुझ सेवककी तो बात ही कितनी है? उसमें भी समय खराब है ८ मेरे 
दिन अच्छे नहीं हैं) और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह 
घोर कुकर्म ( अधर्म ) होगा, क्योंकि सेवकका धर्म शिवजीके पर्वत 
कैलाससे भी भारी ( निबाहनेमें कठिन ) है॥ ३॥ 

एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ठहरी। सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी। 
भरतजी प्रातःकाल स्त्रान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे 
ही थे कि ऋषि वसिष्ठजीने उनको बुलवा भेजा॥ ४॥ 

भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये। उसी 
समय ब्राह्माण, महाजन, मन्त्री आदि सभी सभासद आकर जुट गये॥ २०३॥ 

श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी समयोचित वचन बोले--हे सभासदो! हे सुजान 
भरत! सुनो। सूर्यकुलके सूर्य महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरन्थर और स्वतन्त्र 
भगवान्‌ हैं।॥ १॥ 

वे सत्यप्रतिज्ञ हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं। श्रीरामजीका अवतार 
ही जगत्‌॒के कल्याणके लिये हुआ है। वे गुरु, पिता और माताके वचनोंके 
अनुसार चलनेवाले हैं। दुष्ठोंके दलका नाश करनेवाले और देवताओंके 
हितकारी हैं॥ २॥ 

नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थ ८ तत्त्वसे ) 
कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्‍्पाल, माया, जीव, 


३२८ * रामचरितमानस * 


सभी कर्म और काल॥ ३॥ 

शेषजी और [| पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक 
प्रभुता है, और योगकी सिरद्द्रियाँ, जो वेद और शास्त्रोंमें गायी गयी 
हैं, हृदयमें अच्छी तरह विचार कर देखो, [तो यह स्पष्ट दिखायी देगा 
कि ] श्रीरामजीकी आज्ञा इन सभीके सिरपर है (९ अर्थात्‌ श्रीरामजी 
ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हैं )॥ ४॥ 

अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमें ही हम सबका हित होगा। 
[ इस तत्त्व और रहस्यको समझकर ] अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत 
हो, वही मिलकर करो ॥ २०४॥ 

श्रीरामजीका राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक है। मड्गल और 
आनन्दका मूल यही एक मार्ग है। [ अब ] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस 
प्रकार चलें ? विचारकर कहो, वही उपाय किया जाय॥ १॥ 

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीकी नीति, परमार्थ और स्वार्थ (लौकिक हित) में 
सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी। पर किसीको कोई उत्तर नहीं 
आता, सब लोग भोले ( विचारशक्तिसे रहित ) हो गये। तब भरतने सिर 
नवाकर हाथ जोड़े ॥ २॥ 

[ और कहा--] सूर्यवंशमें एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा 
हो गये हैं। सभीके जन्मके कारण पिता-माता होते हैं और शुभ-अशुभ 
कर्मोको ( कर्मोंका फल ) विधाता देते हैं।॥ ३ ॥ 

आपकी आशिष ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दमन करके, समस्त 
कल्याणोंको सज देती है; यह जगत्‌ जानता है। हे स्वामी! आप वही हैं 
जिन्होंने विधाताकी गति ( विधान ) को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक 
दी ( जो निश्चय कर दिया ) उसे कौन टाल सकता है ?॥ ४॥ 

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरतजीके प्रेममय 
वच्नोंको सुनकर गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया॥ २५०५॥। 

[ वे बोले--] हे तात! बात सत्य है, पर है रामजीकी कृपासे ही। 
रामविमुखको तो स्वप्रमें भी सिद्द्धि नहीं मिलती। हे तात ! मैं एक बात कहनेमें 
सकुचाता हूँ। बुर्द्विमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देखकर [ आधेकी रक्षाके लिये ] 
आधा छोड़ दिया करते हैं॥ १॥ 

अतः तुम दोनों भाई ( भरत-शत्रुल्न ) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता 
और श्रीरामचन्द्रको लौटा दिया जाय। ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई 
हर्षित हो गये। उनके सारे अंग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये॥ २॥ 

उनके मन प्रसन्न हो गये। शरीरमें तेज सुशोभितत हो गया। मानो राजा दशरथ 
जी उठे हों और श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों! अन्य लोगोंको तो इसमें लाभ 
अधिक और हानि कम प्रतीत हुई। परन्तु रानियोंको दुःख-सुख समान ही थे 


* अयोध्याकाण्ड * ३२९ 


( राम-लक्ष्मण बनमें रहें या भरत-शशत्रुन्न, दो पुत्रोंका वियोग तो रहेगा ही ), 
यह समझकर वे सब रोने लगीं॥ ३॥ 

भरतजी कहने लगे---मुनिने जो कहा, वह करनेसे जगत्‌भरके जीवोंको उनकी 
इच्छित वस्तु देनेका फल होगा। [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं, ] मैं जन्मभर 
वनमें वास करूँगा। मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है।॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा 
सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ! अपने वचनोंको प्रमाण 
कीजिये ( उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये )॥ २०५६ ॥॥ 

भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित 
मुनि वसिष्ठजी विदेह हो गये (किसीको अपने देहकी सुधि न रही )। 
भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला 
स्त्रीके समान खड़ी है॥ १॥ 

वह [ उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय 
भी ढूँढ़े! पर [ उसे पार करनेका साधन ] नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी 
नहीं पाती। भरतजीकी बड़ाई और कौन करेगा ? तलैयाकी सीपीमें भी कहीं 
समुद्र समा सकता है ?॥ २॥ 

मुनि वसिष्ठदजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे और वे 
समाजसहित श्रीरामजीके पास आये। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम 
आसन दिया। सब लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर बैठ गये॥ ३॥ 

श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसरके अनुसार विचार करके वच्चनन बोले--हे 
सर्वज्ञ! हे सुजान! हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके भण्डार राम! सुनिये--- ॥ ४॥ 

आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं और सबके भले-बुरे भावको जानते 
हैं। जिसमें पुरवासियोंका, माताओंका और भरतका हित हो, वही उपाय 
बतलाइये॥ २५०७॥ 

आर्त ( दुःखी ) लोग कभी विचारकर नहीं कहते। जुआरीको अपना 
ही दाँव सूझता है। मुनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे--हे नाथ! 
उपाय तो आपहीके हाथ है॥ १॥ 

आपका रुख रखनेमें और आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक 
पालन करनेमें ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी 
शिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करूँ।॥ २॥ 

फिर हे गोसाईं! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग 
जायगा ( आज्ञापालन करेगा )। मुनि वसिष्ठजी कहने लगे---हे राम! तुमने सच 
कहा। पर भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया।॥ ३॥ 

इसीलिये मैं बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश 
हो गयी है। मेरी समझमें तो भरतकी रुचि रखकर जो कुछ किया 


३३० * रामचरितमानस * 


जायगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा॥ ४॥ 

पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर उसपर विचार 
कीजिये। तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदोंका निचोड़ ( सार) 
निकालकर वैसा ही ( उसीके अनुसार ) कीजिये॥ २५०८ ॥ 

भरतजीपर गुरुजीका स्न्रेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ। 
भरतजीको धर्मधुरन्धर और तन, मन, वचचनसे अपना सेवक जानकर---॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर, कोमल और 
कल्याणके मूल वचन बोले--हे नाथ! आपकी सौगन्ध और पिताजीके 
चरणोंकी दुहाई है (मैं सत्य कहता हूँ कि) विश्वभरमें भरतके समान 
भाई कोई हुआ ही नहीं ॥ २॥ 

जो लोग गुरुके चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे लोकमें ( लौकिक 
दृष्टिसे) भी और वेदमें ( पारमार्थिक दृष्टिसे) भी बड़भागी होते हैं! 
[ फिर ] जिसपर आप (९ गुरु ) का ऐसा स्त्रेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह 
सकता है ?॥ ३॥ 

छोटा भाई जानकर भरतके मुँहपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुच्दध्चि सकुचाती 
है। (फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि) भरत जो कुछ कहें, वही 
करनेमें भलाई है। ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥ ४॥ 

तब सुनि भरतजीसे बोले--हे तात! सब सड्ढलोच त्यागकर कृपाके समुद्र 
अपने प्यारे भाईसे अपने हदयकी बात कहो ॥ २५०९॥ 

मुनिके वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर--गुरु तथा 
स्वामीको भरपेट अपने अनुकूल जानकर---सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर 
भरतजी कुछ कह नहीं सकते | वे विचार करने लगे ॥ १॥ 

शरीरसे पुलकित होकर वे सभामें खड़े हो गये। कमलके समान ननेत्रोंमें 
प्रेमाभ्रुओंकी बाढ़ आ गयी। [ वे बोले--- ] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही 
निबाह दिया ( जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया )। इससे 
अधिक मैं क्‍या कहूँ 2॥ २॥ 

अपने स्वामीका स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधीपर भी कभी क्रोध 
नहीं करते। मुझपर तो उनकी विशेष कृपा और स्त्रेह है। मैंने खेलमें भी 
कभी उनकी रिस ( अप्रसन्नता ) नहीं देखी।॥ ३॥ 

बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको 
कभी नहीं तोड़ा ( मेरे मनके प्रतिकूल कोई काम नहीं किया )। मैंने प्रभुकी 
कृपाकी रीतिको हृदयमें भलीभाँति देखा (अनुभव किया है)। मेरे 
हारनेपर भी खेलमें प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं।॥ ४॥ 

मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुह नहीं खोला। प्रेमके प्यासे 
मेरे नेत्र आजतक प्रभुके दर्शनसे तृप्त नहीं हुए्‌॥ २६०॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३३१९ 


परन्तु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माताके बहाने | मेरे 
और स्वामीके बीच ] अन्तर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा 
नहीं देता। क्योंकि अपनी समझसे कौन साधु और पवित्र हुआ है ? ( जिसको 
दूसरे साधु और पवित्र मानें, वही साधु है )॥ १॥ 

माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़ 
दुराचारोंके समान है। कया कोदोंकी बाली उत्तम धान फल सकती है ? क्‍या 
काली घोघी मोती उत्पन्न कर सकती है ?॥ २॥ 

स्वप्रमें भी किसीको दोषका लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह 
समुद्र है। मैंने अपने पापोंका परिणाम समझे बिना ही माताको कटु वचन 
कहकर व्यर्थ ही जलाया॥ ३॥ 

मैं अपने हृदयमें सब ओर खोजकर हार गया (मेरी भलाईका कोई 
साधन नहीं सूझता )। एक ही प्रकार भले ही (निश्चय ही ) मेरा भला है। 
वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्रीसीतारामजी मेरे स्वामी 
हैं। इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है॥ ४॥ 

साधुओंकी सभामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पवित्र तीर्थ- 
स्थानमें मैं सत्य भावसे कहता हूँ। यह प्रेम है या प्रपञ्ञ ( छल- 
कपट )? झूठ है या सच? इसे [सर्वज्ञ] मुनि वसिष्ठजी और 
[ अन्तर्यामी ] श्रीरघुनाथजी जानते हैं॥ २६१॥ 

प्रेमके प्रणको निबाहकर महाराज (पिताजी ) का मरना और माताकी 
कुबुद्द्धि, दोनोंका सारा संसार साक्षी है। माताएँ व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जातीं। 
अवधपुरीके नर-नारी दुःसह तापसे जल रहे हैं॥ १॥ 

मैं ही इन सारे अनर्थोका मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुःख 
सहा है। श्रीरघुनाथजी लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोंका-सा वेष 
धारणकर बिना जूते पहने पाँव-प्यादे ( पैदल ) ही वनको चले गये, यह सुनकर, 
शद्भूरजी साक्षी हैं, इस घावसे भी मैं जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण 
नहीं निकल गये )! फिर निषादराजका प्रेम देखकर भी इस वज़्से भी कठोर 
हृदयमें छेद नहीं हुआ ( यह फटा नहीं )॥ २-३ ॥ 

अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी 
सहावेगा। जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष 
और तीब्र क्रोधको त्याग देती हैं।॥ ४॥ 

वे ही श्रीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयीके 
पुत्र मुझको छोड़कर देव दुःसह दुःख और किसे सहावेगा ?2॥ २६२ ॥ 

अत्यन्त व्याकुल तथा दुःख, प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी 
श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोकमें मग्र हो गये, सारी सभामें विषाद छा 
गया। मानो कमलके वनपर पाला पड़ गया हो॥ १॥ 


३३२ * रामचरितमानस * 


तब ज्ञानी मुनि वसिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ 
कहकर भरतजीका समाधान किया। फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित 
करनेवाले चन्द्रमा श्रीरघुनन्दन उच्चित वचन बोले--- ॥ २॥ 

है तात! तुम अपने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो । जीवकी गतिको ई श्वरके 
अधीन जानो। मेरे मतमें [ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालों और | स्वर्ग, 
पृथ्वी और पाताल ] तीनों लोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं।॥। ३ ॥ 

हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक (९ यहाँके सुख, 
यश आदि ) बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके बाद 
भी अच्छी गति नहीं मिलती )। माता कैकेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते 
हैं जिन्होंने गुरु और साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है॥ ४॥ 

हे भरत! तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही सब पाप, प्रपञ्ञ ( अज्ञान ) और 
समस्त अमड्रलोंके समूह मिट जायँगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और 
परलोकमें सुख प्राप्त होगा॥ २६३ ॥ 

है भरत! मैं स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी 
तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात! तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और 
प्रेम छिपाये नहीं छिपते।॥ १॥ 

पक्षी और पशु मुनियोंके पास [ बेधड़क ] चले जाते हैं, पर हिंसा 
करनेवाले बधिकोंको देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुको पशु-पश्ली 
भी पहचानते हैं। फिर मनुष्यशरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार ही है॥ २॥ 

हे तात! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ! क्‍या करूँ ? जीमें बड़ा असमझ्जस 
( दुविधा ) है। राजाने मुझे त्यागकर सत्यको रखा और प्रेम-प्रणके लिये 
शरीर छोड़ दिया॥ ३॥ 

उनके वच्चनको मेटते मनमें सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच 
है। उसपर भी गुरुजीने मुझे आज्ञा दी है। इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, 
अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ।॥ ४॥ 

तुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्याग कर जो कुछ कहो, मैं आज 
वही करूँ। सत्यप्रतिज्ञ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरीमजीका यह वचन सुनकर सारा 
समाज सुखी हो गया॥ २६४॥ 

देवगणोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना- 
बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब 
वे सब मन-ही-मन श्रीरामजीकी शरण गये॥ १॥ 

फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी 
भक्तिके वश हैं। अम्बरीष और दुर्वासाकी [ घटना ] याद करके तो देवता 
और इन्द्र बिलकुल ही निराश हो गये॥ २॥ 

पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे। तब भक्त प्रह्ादने ही 


* अयोध्याकाण्ड * ३३३ 


नूसिंहभगवान्‌को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानोंसे लग- 
लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका काम 
भरतजीके हाथ है॥ ३॥ 

हे देवताओ! और कोई उपाय नहीं दिखायी देता। श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ 
सेवकोंकी सेवाको मानते हैं ( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता है 
तो उसपर बहुत प्रसन्न होते हैं )। अतएवं अपने गुण और शीलसे श्रीरामजीको 
वशमें करनेवाले भरतजीका ही सब लोग अपने-अपने हृदयमें प्रेमसहित 
स्मरण करो ॥ ४॥ 

देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा---अच्छा विचार किया, 
तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतूमें समस्त शुभ 
मड़लोंका मूल है॥ २६५ ॥ 

सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है। 
तुम्हारे मनमें भरतजीकी भक्ति आयी है, तो अब सोच छोड़ दो | विधाताने बात 
बना दी॥ १॥ 

हे देवराज! भरतजीका प्रभाव तो देखो। श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे 
ही उनके पूर्णरूपसे वशमें हैं। हे देवताओ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी 
परछाईं ( परछाईकी भाँति उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर 
करो, डरकी बात नहीं है ॥ २॥ 

देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार ) और 
उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ। भरतजीने 
अपने मनमें सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों ( अनेकों ) 
प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने लगे॥ ३॥ 

सब तरहसे विचार करके अन्‍्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि 
श्रीरामजीकी आज्ञामें ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर 
मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्न्रेह नहीं किया ( अर्थात्‌ अत्यन्त 
ही अनुग्रह और स्नेह किया )॥ ४॥ 

श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया। 
तदनन्तर भरतजी दोनों कर-कमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले--- ॥ २६६॥ 

हे स्वामी! हे कृपाके समुद्र! हे अन्तर्यामी! अब मैं [ अधिक ] क्‍या कहूँ 
और क्‍या कहाऊँ ? गुरु महाराजको प्रसन्न और स्वामीको अनुकूल जानकर 
मेरे मल्निन मनकी कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥ १॥ 

मैं मिथ्या डरसे ही डर गया था। मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा भूल 
जानेपर हे देव! सूर्यका दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, 
विधाताकी टेढ़ी चाल और कालकी कठिनता, ॥ २॥ 

इन सबने मिलकर पैर रोपकर (९ प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था। 


३३४ * रामचरितमानस * 


परन्तु शरणागतके रक्षक आपने अपना | शरणागतकी रक्षाका ] प्रण निबाहा 
( मुझे बचा लिया )। यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है। यह लोक और 
वेदोंमें प्रकट है, छिपी नहीं है॥ ३ ॥ 

सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्तु हे स्वामी! केवल एक आप 
ही भले ( अनुकूल ) हों, तो फिर कहिये, किसकी भलाईसे भला हो सकता है ? 
हे देव! आपका स्वभाव कल्पवृक्षके समान है; वह न कभी किसीके 
सम्मुख ( अनुकूल ) है, न विमुख ( प्रतिकूल )॥ ४॥ 

उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी 
छाया ही सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है। राजा-रंक, भले-बुरे, 
जगतूमें सभी उससे माँगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं॥ २६७॥ 

गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, 
मनमें कुछ भी सन्देह नहीं रहा। हे दयाकी खान! अब वही कीजिये जिससे 
दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार ) न हो॥ १॥ 

जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है, उसकी 
बुच्द्धि नीच है। सेवकका हित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और लोभोंको 
छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे॥ २॥ 

हे नाथ! आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन 
करनेमें करोड़ों प्रकारसे कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थका सार ( निचोड़ ) 
है, समस्त पुण्योंका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका श्रड्रार है॥ ३॥ 

हे देव! आप मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये। 
राजतिलककी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो 
उसे सफल कीजिये ( उसका उपयोग कीजिये )॥ ४ ॥ 

छोटे भाई शत्रुश्नसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और [ अयोध्या लौटकर ] 
सबको सनाथ कीजिये। नहीं तो किसी तरह भी ( यदि आप अयोध्या जानेको 
तैयार न हों ) हे नाथ! लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये 
और मैं आपके साथ चलूँ॥ २६८ ॥ 

अथवा हम तीनों भाई वन चले जाये और हे श्रीरघुनाथजी! आप 
श्रीसीताजीसहित [| अयोध्याको ] लौट जाइये। हे दयासागर! जिस प्रकारसे 
प्रभुका मन प्रसन्न हो, वही कीजिये।॥ १॥ 

हे देव! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) मुझपर रख दिया। पर मुझमें 
न तो नीतिका विचार है, न धर्मका। मैं तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें 
कह रहा हूँ। आर्त ( दुखी ) मनुष्यके चित्तमें चेत ( विवेक ) नहीं रहता॥ २॥ 

स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर लज्जा भी लजा 
जाती है। मैं अवगुणोंका ऐसा अथाह समुद्र हूँ [कि प्रभुको उत्तर दे 
रहा हूँ ]। किन्तु स्वामी ( आप ) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं!॥ ३ ॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३३५ 


हे कृपालु! अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामीका मन संकोच 
न पावे। प्रभुके चरणोंकी शपथ है, मैं सत्य भावसे कहता हूँ, जगत्‌के कल्याणके 
लिये एक यही उपाय है॥ ४॥ 

प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब 
लोग सिर चढ़ा-चढ़ाकर [| पालन ] करेंगे और सब उपद्रव और उलझननें 
मिट जायँगी॥ २६९॥ 

भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और 'साधु-साथ्षु' 
कहकर सराहना करते हुए देवताओंने फूल बरसाये। अयोध्यानिवासी 
असमंजसके वश हो गये [कि देखें अब श्रीरामजी क्‍या कहते हैं ]। 
तपस्वी तथा वनवासीलोग [ श्रीरामजीके वनमें बने रहनेकी आशासे ] 
मनमें परम आनन्दित हुए॥ १॥ 

किन्तु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रह गये। प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) देख 
सारी सभा सोचमें पड़ गयी। उसी समय जनकजीके दूत आये, यह सुनकर मुनि 
वसिष्ठजीने उन्हें तुरंत बुलवा लिया॥ २॥ 

उन्होंने [| आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा । उनका [ मुनियोंका- 
सा ] वेष देखकर वे बहुत ही दुःखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दूतोंसे बात पूछी 
कि राजा जनकका कुशल-समाचार कहो ॥ ३॥ 

यह ( मुनिका कुशलप्रश्न ) सुनकर सकुचाकर पृथ्वीपर मस्तक नवाकर 
वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले--हे स्वामी! आपका आदरके साथ पूछना, 
यही हे गोसाईं! कुशलका कारण हो गया।॥ ४॥ 

नहीं तो हे नाथ! कुशल-क्षेम तो सब कोसलनाथ दशरथजीके साथ 
ही चली गयी। [ उनके चले जानेसे ] यों तो सारा जगत्‌ ही अनाथ 
( स्वामीके बिना असहाय ) हो गया, किन्तु मिथिला और अवध तो 
विशेषरूपसे अनाथ हो गये॥ २७०॥ 

अयोध्यानाथकी गति (दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी 
सभी लोग शोकवश बावले हो गये (सुध-ब॒ुध भूल गये )। उस समय 
जिन्होंने विदेहको | शोकमग्न ] देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न लगा कि 
उनका विदेह ( देहाभिमानरहित ) नाम सत्य है! [ क्योंकि देहाभिमानसे शून्य 
पुरुषको शोक कैसा ? ]॥ १॥ 

रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा, जैसे 
मणिके बिना साँपको नहीं सूझता। फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको 
वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनकजीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ॥ २॥ 

राजाने विद्वानों और मन्त्रियोंके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये, आज 
( इस समय ) क्‍या करना उचित है? अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों 
प्रकारसे असमंजस जानकर 'चलिये या रहिये ?' किसीने कुछ नहीं कहा॥ ३॥ 


३३६ * रामचरितमानस * 


[ जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी ] तब राजाने धीरज धर हृदयमें 
विचारकर चार चतुर गुप्तचर ( जासूस ) अयोध्याको भेजे | और उनसे कह 
दिया कि ] तुमलोग [ श्रीरामजीके प्रति ] भरतजीके सद्धाव ( अच्छे भाव, 
प्रेम ) या दुर्भाव ( बुरा भाव, विरोध ) का [ यथार्थ ] पता लगाकर जल्दी 
लौट आना, किसीको तुम्हारा पता न लगने पावे॥ ४॥ 

गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, 
जैसे ही भरतजी चित्रकूटको चले, वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये॥ २७१॥ 

[ गुप्त] दूतोंने आकर राजा जनकजीकी सभामें भरतजीकी करनीका 
अपनी बुद्द्धेकि अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मनन्‍्त्री और 
राजा सभी सोच और स्नरेहसे अत्यन्त व्याकुल हो गये॥ १॥ 

फिर जनकजीने धीरज धरकर और भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे 
योद्धाओं और साहनियोंको बुलाया। घर, नगर और देशमें रक्षकोंको रखकर 
घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत-सी सवारियाँ सजवायीं॥ २॥ 

वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजाने रास्तेमें कहीं 
विश्राम भी नहीं किया। आज ही सबेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं। 
जब सब लोग यमुनाजी उतरने लगे, ॥ ३॥ 

तब हे नाथ! हमें खबर लेनेको भेजा। उन्होंने ( दूतोंने) ऐसा कहकर 
पृथ्वीपर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने कोई छः-सात भीलोंको साथ 
देकर दूतोंको तुरंत विदा कर दिया॥ ४॥ 

जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया। 
श्रीरामजीको बड़ा संकोच हुआ और देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके 
वशमें हो गये॥ २७२॥ 

कुटिल कैकेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पश्चात्ताप ) से गली जाती है। 
किससे कहे और किसको दोष दे? और सब नर-नारी मनमें ऐसा 
विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि [ अच्छा हुआ, जनकजीके आनेसे ] चार 
( कुछ ) दिन और रहना हो गया॥ १॥ 

इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः:काल सब कोई स्न्रान करने 
लगे। स्त्रान करके सब नर-नारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और 
सूर्यभगवान्‌की पूजा करते हैं॥ २॥ 

फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी वन्दना करके, दोनों हाथ 
जोड़कर, आँचल पसारकर विनती करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, 
जानकीजी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर-- ॥ ३ ॥ 

फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे और श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनावें। 
हे देव! इस सुखरूपी अमृतसे सींचकर सब किसीको जगतूमें जीनेका लाभ 
दीजिये॥ ४॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३३७ 


गुरु, समाज और भाइयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और 
श्रीरामजीके राजा रहते ही हमलोग अयोध्यामें मरें। सब कोई 
यही माँगते हैं॥ २७३ ॥ 

अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग 
और वैराग्यकी निन्दा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके 
श्रीरामजीको पुलकितशरीर हो प्रणाम करते हैं।॥ १॥ 

ऊँचा, नीच और मध्यम सभी श्रेणियोंके स्त्री-पुरुष अपने-अपने 
भावके अनुसार श्रीरामजीका दर्शन प्राप्त करते हैं। श्रीरामचन्द्रजी 
सावधानीके साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं॥ २॥ 

श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर 
नीतिका पालन कर ते हैं। श्रीरघुनाथजी शील और संकोचके समुद्र हैं। वे 
सुन्दर मुखके [ या सबके अनुकूल रहनेवाले ], सुन्दर नेत्रवाले | या सबको 
कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले ] और सरलस्वभाव हैं।॥ ३ ॥ 

श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते-कहते सब लोग प्रेममें भर गये 
और अपने भाग्यकी सराहना करने लगे कि जगतमें हमारे समान 
पुण्यकी बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही हैं; जिन्हें श्रीरीामजी अपना करके 
जानते हैं ( ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं )॥ ४॥ 

उस समय सब लोग प्रेममें मग्र हैं। इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीको 
आते हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित 
आदरपूर्वक जल्दीसे उठ खड़े हुए॥ २७४॥ 

भाई, मन्त्री, गुरू और पुरवासियोंको साथ लेकर अश्रीरघुनाथजी 
आगे ( जनकजीकी अगवानीमें ) चले। जनकजीने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ 
कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया 
( पैदल चलना शुरू कर दिया )॥ १॥ 

श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी 
थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्रीराम और 
जानकीजी हैं। बिना मनके शरीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो ?2॥ २॥ 

जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाजसहित उनकी बुद्ध्रि प्रेममें 
मतवाली हो रही है। निकट आये देखकर सब प्रेममें भर गये और 
आदरपूर्वक आपसमें मिलने लगे॥ ३॥ 

जनकजी [| वसिष्ठ आदि अयोध्यावासी ] मुनियोंके चरणोंकी वन्दना 
करने लगे और श्रीरामचन्द्रजीने | शतानन्द आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंको 
प्रणाम किया। फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें 
समाजसहित अपने आश्रमको लिवा चले ॥ ४॥ 


३३८ * रामचरितमानस * 


श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र है। 
जनकजीकी सेना ( समाज ) मानो करुणा (करुणरस ) की नदी है, 
जिसे श्रीरघुनाथजी [ उस आश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिलानेके 
लिये ] लिये जा रहे हैं॥ २७५॥ 

यह करुणाकी नदी [इतनी बढ़ी हुई है कि] ज्ञान-वैराग्यरूपी 
किनारोंको डुबाती जाती है। शोकभरे वचन नद और नाले हैं, जो इस नदीमें 
मिलते हैं; और सोचकी लम्बी साँसें ( आहें ) ही वायुके झकोरोंसे उठनेवाली 
तरड़ें हैं, जो धेर्यरूपी किनारेके उत्तम वृक्षोंको तोड़ रही हैं॥ १॥ 

भयानक विषाद (शोक ) ही उस नदीकी तेज धारा है। भय और भ्रम 
( मोह ) ही उसके असंख्य भँवर और चक्र हैं। विद्वान्‌ मल्‍्लाह हैं, विद्या ही 
बड़ी नाव है। परन्तु वे उसे खे नहीं सकते हैं, ( उस विद्याका उपयोग नहीं 
कर सकते हैं ) किसीको उसकी अटकल ही नहीं आती है॥ २॥ 

वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको 
देखकर हृदयमें हारकर थक गये हैं। यह करुणा-नदी जब आश्रम-समुद्रमें 
जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा ( खौल उठा )॥ ३॥ 

दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुल हो गये। किसीको न ज्ञान रहा, न 
धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथजीके रूप, गुण और शीलकी 
सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोकसमुद्रमें डुबकी लगा रहे हैं।॥ ४॥ 

शोकसमुद्रमें डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुल होकर 
सोच (चिन्ता ) कर रहे हैं। वे सब विधाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त 
होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाताने यह क्‍या किया ? तुलसीदासजी 
कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ 
नहीं है जो उस समय विदेह ( जनकराज ) की दशा देखकर प्रेमकी नदीको 
पार कर सके ( प्रेममें मग्न हुए बिना रह सके )। 

जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोंने लोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और वसिष्ठजीने 
विदेह ( जनकजी ) से कहा--हे राजन्‌! आप थेर्य धारण कीजिये॥ २७६॥ 

जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य भव ( आवागमन ) रूपी रात्रिका नाश 
कर देता है, और जिनकी वच्नरूपी किरणें मुनिसरूपी कमलोंको खिबला देती हैं 
( आनन्दित करती हैं ), क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते 
हैं ? यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है! [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह 
दशा श्रीसीतारामजीके अलौकिक प्रेमके कारण हुई, लौकिक मोह-ममताके 
कारण नहीं। जो लौकिक मोह-ममताको पार कर चुके हैं उनपर भी 
श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता ]॥ १॥ 

विषयी, साधक और ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष--जगत्में ये तीन प्रकारके जीव 
वेदोंने बताये हैं। इन तीनोंमें जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे सरस ( सराबोर ) 


* अयोध्याकाण्ड * ३३९ 


रहता है, साधुओंकी सभामें उसीका बड़ा आदर होता है॥ २॥ 

श्रीरामजीके प्रेमके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधारके बिना 
जहाज। वसिष्ठजीने विदेहराज ( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया। 
तदनन्तर सब लोगोंने श्रीरामजीके घाटपर स्न्नान किया॥ ३॥ 

स्त्री-पुरुष सब शोकसे पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जलके बीत गया 
( भोजनकी बात तो दूर रही, किसीने जलतक नहीं पिया )। पशु, पक्षी और 
हिरनोंतकने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुम्बियोंका तो 
विचार ही क्‍या किया जाय ?2॥ ४॥ 

निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने 
दूसरे दिन सबेरे स्नान किया और सब बड़के वृक्षके नीचे जा बैठे। सबके मन 
उदास और शरीर दुबले हैं॥ २७७॥ 

जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले और जो मिथिलापति 
जनकजीके नगर जनकपुरके रहनेवाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंशके गुरू 
वसिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित शतानन्दजी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका 
मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाला था, ॥ १॥ 

वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे। 
विश्वामित्रजीने पुरानी कथाएँ ( इतिहास ) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर 
वाणीसे समझाया ॥ २॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ! कल सब लोग 
बिना जल पिये ही रह गये थे [ अब कुछ आहार करना चाहिये ]। 
विश्वामित्रजीने कहा कि श्रीरघुनाथजी उच्चित ही कह रहे हैं। ढाई पहर 
दिन [ आज भी ] बीत गया॥ ३॥ 

विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा--यहाँ अन्न खाना 
उच्चित नहीं है। राजाका सुन्दर कथन सबके मनको अच्छा लगा। सब आज्ञा 
पाकर नहाने चले ॥ ४॥ 

उसी समय अनेकों प्रकारके बहुत-से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहँगियों 
और बोझोंमें भर-भरकर वनवासी ( कोल-किरात ) लोग ले आये॥ २७८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो 
गये। वे देखनेमात्रसे ही दुःखोंको सर्वथा हर लेते थे। वहाँके तालाबों, 
नदियों, वन और पृथ्वीके सभी भागोंमें मानो आनन्द और प्रेम उमड़ 
रहा है॥ १॥ 

बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलोंसे युक्त हो गये। पक्षी, पशु 
और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसरपर बनमें बहुत उत्साह 
( आनन्द ) था, सब किसीको सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा 
चल रही थी॥ २॥ 


३४० * रामचरितमानस * 


वनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनकजीकी 
पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, 
जनकजी और मुनिकी आज्ञा पाकर, सुन्दर वृक्षोंको देख-देखकर प्रेममें 
भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुन्दर और अमृतके समान | स्वादिष्ट ] 
अनेकों प्रकारके पत्ते, फल, मूल और कन्द--- ॥ ३-४॥ 

श्रीरामजीके गुरु वसिष्ठदजीने सबके पास बोझे भर-भरकर आदरपूर्वक 
भेजे। तब वे पितर-देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने 
लगे॥ २७९॥ 

इस प्रकार चार दिन बीत गये। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर- 
नारी सुखी हैं। दोनों समाजोंके मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके 
बिना लौटना अच्छा नहीं है॥ १॥ 

श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [| निवासके ] 
समान सुखदायक है। श्रीलक्ष्म्णजी, श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको 
छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं॥ २॥ 

जब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो 
सकता है। मन्दाकिनीजीका तीनों समय स्त्रान और आनन्द तथा मड़लोंकी 
माला ( समूह ) रूप श्रीरामका दर्शन, ॥ ३॥ 

श्रीरामजीके पर्वत ( कामदनाथ ), वन और तपस्वियोंके स्थानोंमें 
घूमना और अमृतके समान कन्द, मूल, फलोंका भोजन। चौदह वर्ष 
सुखके साथ पलके समान हो जायँगे (बीत जायँगे ), जाते हुएु जान ही न 
पड़ेंगे॥ ४ ॥ 

सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे 
भाग्य कहाँ ? दोनों समाजोंका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज स्वभावसे 
ही प्रेम है॥ २८०॥ 

इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही 
[ सुननेवालोंके ] मनोंको हर लेते हैं। उसी समय सीताजीकी माता 
श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई दासियाँ [ कौसल्याजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर 
अवसर देखकर आयीं॥ १॥ 

उनसे यह सुनकर कि सीताकी सब सासुएँ इस समय फुरसतमें हैं, 
जनकराजका रनिवास उनसे मिलने आया। कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका 
सम्मान किया और समयोच्िवित आसन लाकर दिये॥ २॥ 

दोनों ओर सबके शील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर वज्न 
भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रोंमें | शोक 
और प्रेमके ] आँसू हैं। सब अपने [ पैरोंके ] नखोंसे जमीन कुरेदने और 
सोचने लगीं ॥ ३ ॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३४९ 


सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही 
बहुत-से वेष ( रूप ) धारण करके विसूर रही हो (दुःख कर रही हो )। 
सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा--विधाताकी बुदर्द्रि बड़ी टेढ़ी है, 
जो दूधके फेन-जैसी कोमल वस्तुको वज़्की टॉाँकीसे फोड़ रहा है 
( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल और निर्दोष हैं उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति 
छहा रहा है )॥ ४॥ 

अमृत केवल सुननेमें आता है और विष जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते 
हैं। विधाताकी सभी करतूतें भयड्डूर हैं। जहाँ-तहाँ कौए, उल्लू और बगुले 
ही [ दिखायी देते ] हैं; हंस तो एक मानसरोवरमें ही है।। २८१॥ 

यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने लगीं--विधाताकी 
चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टिको उत्पन्न करके पालता 
है और फिर नष्ठ कर डालता है। विधाताकी बुद्द्धि बालकोंके खेलके समान 
भोली ( विवेकशून्य ) है॥ १॥ 

कौसल्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं है; दुःख-सुख, हानि-लाभ 
सब कर्मके अधीन हैं। कर्मकी गति कठिन ( दुर्विज्ञेय ) है, उसे विधाता ही जानता 
है, जो शुभ और अशुभ सभी फलोंका देनेवाला है॥ २॥ 

ईश्वरकी आज्ञा सभीके सिरपर है। उत्पत्ति, स्थिति (पालन ) और लय 
( संहार ) तथा अमृत और विषके भी सिरपर है ( ये सब भी उसीके अधीन 
हैं )। हे देवि! मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाताका प्रपञ्न ऐसा ही अचल 
और अनादि है॥ ३॥ 

महाराजके मरने और जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती 
हैं, वह तो हे सखी! हम अपने ही हितकी हानि देखकर (९ स्वार्थवश ) 
करती हैं। सीताजीकी माताने कहा---आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप 
पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति (महाराज दशरथजी ) की ही तो 
रानी हैं।[ फिर, भला ऐसा क्‍यों न कहेंगी ]॥ ४॥ 

कौसल्याजीने दुःखभरे हृदयसे कहा--श्रीराम, लक्ष्मण और सीता 
वनमें जाये, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो 
भरतकी चिन्ता है॥ २८२॥ 

ईश्वरके अनुग्रह और आपके आशीर्वादसे मेरे [ चारों ] पुत्र और 
[ चारों ] बहुएँ गड़ाजीके जलके समान पवित्र हैं। हे सखी! मैंने कभी 
श्रीरामकी सौगन्ध नहीं की, सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य 
भावसे कहती हूँ--- ॥ १॥ 

भरतके शील, गुण, नम्नता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और 
अच्छेपनका वर्णन करनेमें सरस्वतीजीकी बुरद्द्धि भी हिचकती है। सीपसे 
कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं 2॥ २॥ 


३४२ * रामचरितमानस * 


मैं भरतको सदा कुलका दीपक जानती हूँ। महाराजने भी बार-बार 
मुझे यही कहा था। सोना कसौटीपर कसे जानेपर और रत्न पारखी 
( जौहरी ) के मिलनेपर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुषकी परीक्षा 
समय पड़नेपर उसके स्वभावसे ही (उसका चरित्र देखकर ) हो जाती 
है॥३॥ 

किन्तु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्त्रेहमें 
सयानापन (विवेक ) कम हो जाता है (लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश 
भरतकी बड़ाई कर रही हूँ))। कौसल्याजीकी गड़ाजीके समान 
पवित्र करनेवाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेहके मारे विकल हो 
उठी ॥ ४॥ 

कौसल्याजीने फिर धीरज धरकर कहा-हे देवि मिथिलेश्वरी! 
सुनिये, ज्ञानके भण्डार श्रीजनकजीकी प्रिया आपको कौन उपदेश दे 
सकता है ?2॥ २८३ ॥ 

हे रानी! मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके 
समझाकर कहियेगा कि लक्ष्मणको घर रख लिया जाय और भरत वनको 
जायँ। यदि यह राय राजाके मनमें [ ठीक ] जँच जाय, ॥ १॥ 

तो भलीभाँति खूब विचारकर ऐसा यत्न करें। मुझे भरतका 
अत्यधिक सोच है। भरतके मनमें गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहनेमें 
मुझे भलाई नहीं जान पड़ती (यह डर लगता है कि उनके प्राणोंको 
कोई भय न हो जाय )॥ २॥ 

कौसल्याजीका स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम 
वाणीको सुनकर सब रानियाँ करुणरसमें निमग्र हो गयीं। आकाशसे 
पुष्पवर्षाकी झड़ी लग गयी और धन्य-धन्यकी ध्वनि होने लगी। सिद्ध, 
योगी और मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये।॥ ३॥ 

सारा रनिवास देखकर थकित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ), तब सुमित्राजीने 
धीरज धरके कहा कि हे देवि! दो घड़ी रात बीत गयी है। यह सुनकर 
श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी प्रेमपूर्वक उठीं॥ ४ ॥ 

और प्रेमसहित सद्धभावसे बोलीं--अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये। 
हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्र जनकजी सहायक 
हैं॥ २८४॥ 

कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर 
जनकजीकी प्रिय पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा--हे 
देवि! आप राजा दशरथजीकी रानी और श्रीरामजीकी माता हैं। आपकी ऐसी 
नम्नरता उचित ही है॥ १॥ 

प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर कर ते हैं। अग्नि धुएँकोी और पर्वत तृण 


# अयोध्याकाण्ड * ३४३ 


( घास ) को अपने सिरपर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और 
वाणीसे आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेव-पार्वतीजी हैं ॥ २॥ 

आपका सहायक होने योग्य जगत्में कौन है? दीपक सूर्यकी 
सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्रीरामचन्द्रजी 
वनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवधपुरीमें अचल राज्य 
करेंगे॥ ३॥ 

देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलपर अपने- 
अपने स्थानों (लोकों ) में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनिने 
पहलेहीसे कह रखा है। हे देवि! मुनिका कथन व्यर्थ (झूठा ) नहीं हो 
सकता॥ ४॥ 

ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजी [ को साथ भेजने ] के 
लिये विनती करके और सुन्दर आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेत सीताजीकी 
माता डेरेको चलीं॥ २८५॥ 

जानकीजी अपने प्यारे कुटुम्बियोंसे---जो जिस योग्य था, उससे उसी प्रकार 
मिलीं। जानकीजीको तपस्विनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त 
व्याकुल हो गये॥ १॥ 

जनकजी श्रीरामजीके गुरु वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चले और 
आकर उन्‍होंने सीताजीको देखा। जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी 
पाहुनी जानकीजीको हृदयसे लगा लिया॥ २॥ 

उनके हृदयमें [ वात्सल्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा। राजाका मन मानो 
प्रयाग हो गया। उस समुद्रके अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके 
[ अलौकिक ] स्न्रेहरूपी अक्षयवटको बढ़ते हुए देखा। उस ( सीताजीके 
प्रेमसरूपी वट ) पर श्रीरामजीका प्रेमरूपी बालक ( बालरूपधारी भगवान्‌ ) 
सुशोभित हो रहा है॥ ३॥ 

जनकजीका ज्ञानरूपी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनि व्याकुल होकर 
डूबते-डूबते मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी बालकका सहारा पाकर बच गया। 
वस्तुतः [ ज्ञानिशिरोमणि ] विदेहराजकी बुद्द्धि मोहमें मग्र नहीं है। यह तो 
श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है [| जिसने उन-जैसे महान्‌ ज्ञानीके ज्ञानको 
भी विकल कर दिया ]॥ ४॥ 

पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको 
सँभाल न सकीं। [ परन्तु परम थैर्यवती ] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और 
सुन्दर धर्मका विचार कर थेर्य धारण किया॥ २८६॥ 

सीताजीको तपस्विनी-वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्‍्तोष 
हुआ। | उन्होंने कहा-- ] बेटी! तूने दोनों कुल पवित्र कर दिये। तेरे निर्मल 
यशसे सारा जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं॥ १॥ 


३४४ * रामचरितमानस * 


तेरी कीर्तिरूपी नदी देवनदी गड़ाजीको भी जीतकर [जो एक ही 
ब्रह्माण्डमें बहती है ] करोड़ों त्रह्माण्डोंमें बह चली है। गड़ाजीने तो पृथ्वीपर 
तीन ही स्थानों ( हरिद्वार, प्रयागराज और गड़ासागर ) को बड़ा (तीर्थ) 
बनाया है। पर तेरी इस कीर्तिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थस्थान 
बना दिये हैं॥ २॥ 

पिता जनकजीने तो स्नरेहसे सच्ची सुन्दर वाणी कही। परन्तु अपनी बड़ाई 
सुनकर सीताजी मानो संकोचमें समा गयीं। पिता-माताने उन्हें फिर हृदयसे लगा 
लिया और हितभरी सुन्दर सीख और आशिष दी॥ ३॥ 

सीताजी कुछ कहती नहीं हैं, परन्तु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें 
[ सासुओंकी सेवा छोड़कर ] यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयनाजीने 
जानकीजीका रुख देखकर ( उनके मनकी बात समझकर ) राजा जनकजीको 
जना दिया। तब दोनों अपने हृदयोंमें सीताजीके शील और स्वभावकी 
सराहना करने लगे॥ ४॥ 

राजा-रानीने बार-बार मिलकर और हृदयसे लगाकर तथा सम्मान करके 
सीताजीको विदा किया। चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें 
भरतजीकी दशाका वर्णन किया॥ २८७॥ 

सोनेमें सुगंध और [ समुद्रसे निकली हुई ] सुधामें चन्द्रमाके सार 
अमृतके समान भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने | प्रेमविहल होकर ] 
अपने [ प्रेमाश्रुओंके ] जलसे भरे नेत्रोंको मूँद लिया (वे भरतजीके 
प्रेममें मानो ध्यानस्थ हो गये )। वे शरीरसे पुलकित हो गये और मनमें 
आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी सराहना करने लगे॥ १॥ 

[वे बोले-- ] हे सुमुखि! हे सुनयनी! सावधान होकर सुनो। 
भरतजीकी कथा संसारके बन्धनसे छुड़ानेवाली है। धर्म, राजनीति और 
बरहाविचार---इन तीनों विषयोंमें अपनी बुब्द्ेकि अनुसार मेरी | थोड़ी- 
बहुत ] गति है ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें मैं कुछ जानता हूँ )॥ २॥ 

वह ( धर्म, राजनीति और ब्नह्मज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धद्रि 
भरतजीकी महिमाका वर्णन तो क्‍या करे, छल करके भी उसकी छायातकको 
नहीं छू पाती! ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, 
ज्ञानी, पणिडित और बुदर्द्विमान्‌--- ॥ ३॥ 

सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण 
और निर्मल ऐश्वर्य समझनेमें और सुननेमें सुख देनेवाले हैं और 
पवित्रतामें गड़ाजीका तथा स्वाद ( मधुरता ) में अमृतका भी तिरस्कार 
करनेवाले हैं॥ ४ ॥ 

भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष हैं। भरतजीके समान 


* अयोध्याकाण्ड * ३४५ 


बस, भरतजी होी हैं, ऐसा जानो। सुमेरूु पर्वतको क्‍या सेरके बराबर कह 
सकते हैं ? इसलिये (९ उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें ) कविसमाजकी 
ब॒ुच्द्ि भी सकुचा गयी!॥ २८८ ॥ 

हे श्रेष्ठ वर्णवाली! भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वैसे 
ही अगम है जेसे जलरहित पृथ्वीपर मछलीका चलना। हे रानी! सुनो, 
भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; किन्तु वे 
भी उसका वर्णन नहीं कर सकते॥ १॥ 

इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके, फिर पत्नीके 
मनकी रूचि जानकर राजाने कहा--लक्ष्मणजी लौट जायँ और भरतजी 
वनको जाये, इसमें सभीका भला है और यही सबके मनमें है ॥ २॥ 

परन्तु हे देवि! भरतजी और अश्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक- 
दूसरेपर विश्वास, बुद्धि और विचारकी सीमामें नहीं आ सकता। 
यहाषि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं, तथापि भरतजी प्रेम और 
ममताकोी सीमा हैं॥ ३॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त 
परमार्थ, स्वार्थ और सुखोंकी ओर स्वप्रमें भी मनसे भी नहीं ताका है। 
श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और वही सिदिद्धि है। मुझे 
तो भरतजीका बस, यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है।॥ ४॥ 

राजाने बिलखकर (९ प्रेमसे गदद होकर ) कहा--भरतजी भूलकर भी 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको मनसे भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये। २८९॥ 

श्रीरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते ( कहते-सुनते ) 
पति-पत्नीको रात पलकके समान बीत गयी। प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे 
और नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजी स्त्रान करके गुरु वसिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी 
वन्दना करके उनका रुख पाकर बोले--हे नाथ! भरत, अवधपुरवासी तथा 
माताएँ, सब शोकसे व्याकुल और वनवाससे दु:खी हैं॥ २॥ 

मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन 
हो गये। इसलिये हे नाथ! जो उचित हो वही कीजिये। आपहीके हाथ 
सभीका हित है॥ ३॥ 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये। उनका शील- 
स्वभाव देखकर | प्रेम और आनन्दसे ] मुनि वसिष्ठजी पुलकित हो गये। 
[ उन्होंने खुलकर कहा-- ] हे राम! तुम्हारे बिना [| घर-बार आदि ] सम्पूर्ण 
सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको नरकके समान हैं।॥ ४॥ 

हे राम! तुम प्राणोंके भी प्राण, आत्माके भी आत्मा और सुखके 


३४६ * रामचरितमानस * 


भी सुख हो। हे तात! तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता 
विपरीत है॥ २९०॥ 

जहाँ श्रीरामके चरणकमलोमें प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल 
जाय। जिसमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह 
ज्ञान अज्ञान है॥ १॥ 

तुम्हारे बिना ही सब दुःखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हींसे सुखी 
हैं। जिस किसीके जीमें जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा 
सभीके सिरपर है। कृपालु (आप ) को सभीकी स्थिति अच्छी तरह 
मालूम है॥ २॥ 

अतः आप आश्रमको पधारिये। इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल 
हो गये। तब श्रीरामजी प्रणाम करके चले गये और ऋषि वसिष्ठजी धीरज 
धरकर जनकजीके पास आये॥ ३॥ 

गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्न्रेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर 
वचन राजा जनकजीको सुनाये [| और कहा-- ] हे महाराज! अब वही 
कीजिये जिसमें सबका धर्मसहित हित हो ॥ ४॥ 

हे राजन्‌! तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और धर्ममें धीर हो। 
इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधाको दूर करनेमें और कौन समर्थ 
है?॥ २९१॥ 

मुनि वसिष्ठहजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्र हो गये। उनकी दशा 
देखकर ज्ञान और वैराग्यको भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके ज्ञान-वैराग्य 
छूट-से गये )। वे प्रेमसे शिथिल हो गये और मनमें विचार करने लगे कि 
हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया॥ १॥ 

राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा और स्वयं 
अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित ( सच्चा ) कर दिया ( प्रियवियोगमें प्राण 
त्याग दिये )। परन्तु हम अब इन्हें वनसे [ और गहन ] वनको भेजकर 
अपने विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते हुए लौटेंगे | कि हमें जरा भी मोह 
नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर चले आये, दशरथजीकी तरह 
मरे नहीं! ]॥ २॥ 

तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही 
व्याकुल हो गये। समयका विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर 
समाजसहित भरतजीके पास चले॥ ३॥ 

भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत 
किया ) और समयानुकूल अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने 
लगे--हे तात भरत! तुमको श्रीरामजीका स्वभाव मालूम ही है॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्त्रेह 


# अयोध्याकाण्ड * ३४७ 


रखनेवाले हैं। इसीलिये वे संकोचवश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा 
दो, वह उनसे कही जाय॥ २९२॥ 

भरतजी यह सुनकर पुलकितशरीर हो नेत्रोंमें जल भरकर बड़ा भारी धीरज 
धरकर बोले--हे प्रभो! आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य हैं। और 
कुलगुरु श्रीवसिष्ठजीके समान हितैषी तो माता-पिता भी नहीं हैं।॥ १॥ 

विश्वामित्रजी आदि मुनियों और मन्त्रियोंका समाज है। और आजके 
दिन ज्ञानके समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी! मुझे अपना बच्चा, 
सेवक और आज्ञानुसार चलनेवाला समझकर शिक्षा दीजिये॥ २॥ 

इस समाज और | पुण्य ] स्थलमें आप | जैसे ज्ञानी और पूज्य ] का 
पूछना! इसपर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा; और बोलना 
पागलपन होगा तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात! 
विधाताको प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजियेगा॥ ३॥ 

वेद, शास्त्र और पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म 
बड़ा कठिन है। स्वामिधर्ममें ( स्वामीके प्रति कर्तव्यपालनमें ) और स्वार्थमें 
विरोध है ( दोनों एक साथ नहीं निभ सकते )। बैर अंधा होता है और 
प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनोंमें ही भूल होनेका 
भय है ]॥ ४॥ 

अतएव मुझे पराधीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुख 
( रुचि ), धर्म और [ सत्यके ] ब्रतको रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके 
लिये हितकारी हो आप सबका प्रेम पहचानकर वही कीजिये।॥ २९३॥ 

भरतजीके वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित 
राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरतजीके वचन सुगम और 
अगम, सुन्दर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परन्तु अर्थ 
अत्यन्त अपार भरा हुआ है॥ १॥ 

जैसे मुख [का प्रतिबिम्ब ] दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने 
हाथमें हे, फिर भी वह ( मुखका प्रतिबिम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार 
भरतजीकी यह अद्भुत वाणी भी पकड़में नहीं आती (९ शब्दोंसे 
उसका आशय समझमें नहीं आता )। [| किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं 
बना ] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि वसिष्ठजी समाजके साथ 
वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले ( सुख देनेवाले ) चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजी थे॥ २॥ 

यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हो गये; जैसे नये ( पहली 
वर्षाके ) जलके संयोगसे मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओंने पहले 
कुलगुरु वसिष्ठजीकी | प्रेमविह्लल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष 
स्नेहको देखा;॥ ३॥ 


३४८ * रामचरितमानस * 


और तब शअश्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा। इन सबको 
देखकर स्वार्थी देवता घबड़ाकर हृदयमें हार मान गये ( निराश हो गये )। 
उन्होंने सब किसीको अश्रीरामप्रेममें सराबोर देखा। इससे देवता इतने 
सोचके वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं ॥ ४॥ 

देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्त्रेह 
और संकोचके वशमें हैं। इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपश्ञ 
( माया ) रचो; नहीं तो काम बिगड़ा [ ही समझो ]॥ २९४॥ 

देवताओंने सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति ) की और कहा-- 
है देवि! देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिये। अपनी 
माया रचकर भरतजीकी बुद्दध्ोेको फेर दीजिये। और छलकी छाया कर 
देवताओंके कुलका पालन ( रक्षा ) कीजिये॥ १॥ 

देवताओंकी विनती सुनकर और देवताओंको स्वार्थके वश होनेसे 
मूर्ख जानकर बुदर्द्वितती सरस्वतीजी बोलीं--मुझसे कह रहे हो कि 
भरतजीकी मति पलट दो! हजार नेत्रोंसे भी तुमको सुमेरू नहीं सूझ 
पड़ता! ॥ २॥ 

बहा, विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रबल है! किन्तु वह भी 
भरतजीकी बुच्द्की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्द्विको, तुम मुझसे कह 
रहे हो कि भोली कर दो (९ भुलावेमें डाल दो )! अरे! चाँदनी कहीं प्रचण्ड 
किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है ?॥ ३॥ 

भरतजीके हृदयमें श्रीसीतारामजीका निवास है। जहाँ सूर्यका 
प्रकाश है, वहाँ कहीं अँधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वतीजी 
बरहालोकको चली गयीं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रिमें चकवा 
व्याकुल होता है॥ ४॥ 

मल्लिन मनवाले स्वार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट 
( षड़्यन्त्र ) रचा। प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन 
फैला दिया॥ २९५॥ 

कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-बिगड़ना 
सब भरतजीके हाथ है। इधर राजा जनकजी | मुनि वसिष्ठ आदिके साथ ] 
श्रीरधुनाथजीके पास गये। सूर्यकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीनी सबका 
सम्मान किया, ॥ १॥ 

तब रघुकुलके पुरोहित वसिष्ठहजी समय, समाज और धर्मके 
अविरोधी (९ अर्थात्‌ अनुकूल ) वचन बोले। उन्होंने पहले जनकजी और 
भरतजीका संवाद सुनाया। फिर भरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह 
सुनायीं॥ २॥ 

[ फिर बोले--- ] हे तात राम! मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा 


* अयोध्याकाण्ड * ३४९ 


दो, वैसी ही सब करें! यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी 
सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले--- ॥ ३॥ 

आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ 
कहना सब प्रकारसे भद्दा ( अनुचित ) है। आपकी और महाराजकी 
जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको 
शिरोधार्य होगी ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा 
गये (९ स्तम्भित रह गये )। किसीसे उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका 
मुँह ताक रहे हैं॥ २९६॥। 

भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा। रामबन्धु ( भरतजी ) ने बड़ा 
भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको 
सँभाला, जैसे बढ़ते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था॥ १॥ 

शोकरूपी हिरण्याक्षने [सारी सभाकी ] बुद्द्वरूपी पृथ्वीको हर 
लिया जो विमल गुणसमूहरूपी जगत्‌की योनि (९ उत्पन्न करनेवाली ) 
थी। भरतजीके विवेकरूपी विशाल वराह ( वराहरूपधारी भगवान्‌ ) ने 
[ शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्ट कर ] बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर 
दिया!॥ २॥ 

भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा 
जनकजी, गुरु वसिष्ठजी और साधु-संत सबसे विनती की और कहा---आज 
मेरे इस अत्यन्त अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा। मैं कोमल ( छोटे ) 
मुखसे कठोर (९ थ्रृष्टतापूर्ण ७ वचचन कह रहा हूँ॥ ३॥ 

फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया। वे मानससे 
( उनके मनरूपी मानसरोवरसे ) उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं। निर्मल 
विवेक, धर्म और नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी [ के समान 
गुण-दोषका विवेचन करनेवाली ] है॥ ४॥ 

विवेकके नेत्रोंसे सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख, सबको 
प्रणामकर, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके भरतजी 
बोले--- ॥ २९७॥ 

हे प्रभु! आप पिता, माता, सुहद्‌ ( मित्र ), गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी 
और अन्तर्यामी हैं। सरलहृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी 
रक्षा करनेवाले, सर्वज्ञ, सुजान, ॥ १॥ 

समर्थ, शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणों 
तथा पापोंको हरनेवाले हैं। हे गोसाई! आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और 
स्वामीके साथ द्रोह करनेमें मेरे समान मैं ही हूँ।॥ २॥ 

में मोहवश प्रभु ( आप ) के और पिताजीके वचनोंका उल्लद्भूनकर और 


३५० * रामचरितमानस * 


समाज बटोरकर यहाँ आया हूँ। जगतमें भले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत 
और अमरपद ( देवताओंका पद ), विष और मृत्यु आदि--- ॥ ३॥ 

किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी 
( आप ) की आज्ञाको मेट दे। मैंने सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परन्तु प्रभुने 
उस ढिठाईको स्त्रेह और सेवा मान लिया!॥ ४॥ 

हे नाथ! आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया, जिससे 
मेरा दूषण ( दोष ) भी भूषण ( गुण ) के समान हो गये और चारों ओर मेरा 
सुन्दर यश छा गया॥ २९८ ॥ 

हे नाथ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी बड़ाई जगतूमें 
प्रसिद्ध है, और वेद-शास्त्रोंने गायी है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुब॒ुदर्द्ि, 
कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्वरवादी (नास्तिक ) और निःशंक 
( निडर ) हैं॥ १॥ 

उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर 
ही अपना लिया। उन ( शरणागतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कभी 
हृदयमें नहीं लाये और उनके गुणोंको सुनकर साथ्रुओंके समाजमें उनका 
बखान किया ॥ २॥ 

ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका 
सारा साज-सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे) 
और स्वप्रमें भी अपनी कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैंने सेवकके लिये 
कुछ किया है ऐसा न जानकर ) उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच 
अपने हृदयमें रखे! ॥ ३ ॥ 

मैं भुजा उठाकर और प्रण रोपकर ( बड़े जोरके साथ ) कहता हूँ, 
ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। [| बंदर आदि ] पशु 
नाचते और तोते [| सीखे हुए] पाठमें प्रवीण हो जाते हैं। परन्तु 
तोतेका [ पाठप्रवीणतारूप ] गुण और पशुके नाचनेकी गति [ क्रमशः ] 
'पढ़ानेवाले और नचानेवालेके अधीन है॥ ४॥ 

इस प्रकार अपने सेवकोंकी (बिगड़ी >) बात सुधारकर और 
सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओंका शिरोमणि बना दिया। कृपालु 
( आप ) के सिवा अपनी विरदावलीका और कौन जबर्दस्ती ( हठपूर्वक ) 
पालन करेगा 2॥ २९९॥ 

में शोकसे या स्नेहले या बालकस्वभावसे आज्ञाको बायें लाकर (न 
मानकर ) चला आया, तो भी कृपालु स्वामी (आप ) ने अपनी ओर 
देखकर सभी प्रकारसे मेरा भला ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यको 
अच्छा ही समझा )॥ १॥ 

मैंने सुन्दर मड्रलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया, और यह जान 


* अयोध्याकाण्ड * ३५१ 


लिया कि स्वामी मुझपर स्वभावसे ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाजमें अपने 
भाग्यको देखा कि इतनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामीका मुझपर कितना 
अनुराग है!॥ २॥ 

कृपानिधानने मुझपर साड्रोपाड़् भरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक 
ही किये हैं ( अर्थात्‌ मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक 
सर्वाड्रपूर्ण कृपा आपने मुझपर की है )। हे गोसाईं! आपने अपने शील, 
स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रखा॥ ३॥ 

हे नाथ! मैंने स्वामी और समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी 
जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव! मेरे 
आर्तभाव ( आतुरता ) को जानकर आप क्षमा करेंगे॥ ४॥ 

सुहद्‌ ( बिना ही हेतुके हित करनेवाले ), बुदर्द्विमानू और श्रेष्ठ मालिकसे 
बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिये हे देव! अब मुझे आज्ञा दीजिये, 
आपने मेरी सभी बात सुधार दी॥ ३००॥ 

प्रभु ( आप ) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी 
सुहावनी सीमा ( अवधि ) है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते 
और स्वप्रमें भी बनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हूँ॥ १॥ 

वह रुचि है--कपट, स्वार्थ और [ अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारों 
फलोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना। और 
आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ स्वामीकी और कोई सेवा नहीं है। हे देव! अब 
वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय॥ २॥ 

भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये। शरीर पुलकित 
हो उठा, नेत्रोंमें [ प्रेमाश्ुओंका ] जल भर आया। अकुलाकर ( व्याकुल 
होकर ) उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उस समयको 
और स्त्रेहको कहा नहीं जा सकता॥ ३॥ 

कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके 
हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरतजीकी विनती 
सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और अश्रीरघुनाथजी 
स्नेहसे शिथिल हो गये॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजी, साधुओंका समाज, मुनि वसिष्ठजी और मिथिलापति 
जनकजी स्वरेहले शिथिल हो गये। सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन 
और उनकी भक्तिकी अतिशय महिमाको सराहने लगे। देवता मलिन 
मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे। 
तुलसीदासजी कहते हैं--सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर व्याकुल 
हो गये और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल! 

दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुःखी देखकर महामलिन- 


३५२ * रामचरितमानस * 


मन इन्द्र मरे हुओंको मारकर अपना मड़ल चाहता है॥ ३०१॥ 

देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है। उसे परायी हानि और 
अपना लाभ ही प्रिय है। इन्द्रकी रीति कौएके समान है । वह छली और मलिन- 
मन है, उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है॥ १॥ 

पहले तो कुमत ( बुरा विचार ) करके कपटको बटोरा ( अनेक प्रकारके 
कपटका साज सजा )। फिर वह ( कपटजनित ) उचाट सबके सिरपर डाल 
दिया। फिर देवमायासे सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया। किन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे उनका अत्यन्त बिछोह नहीं हुआ ( अर्थात्‌ उनका 
श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा )॥ २॥ 

भय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं है। क्षणमें उनकी वनमें 
रहनेकी इच्छा होती है और क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मनकी इस 
प्रकारकी दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्रके 
सड़मका जल श्षुब्ध हो रहा हो। ( जैसे नदी और समुद्रके सड़रमका जल स्थिर 
नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी 
दशा प्रजाके मनकी हो गयी )॥ ३ ॥ 

चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सन्‍्तोष नहीं पाते और एक-दूसरेसे 
अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर 
हृदयमें हँसकर कहने लगे--कुत्ता, इन्द्र और नवयुवक (कामी पुरुष ) 
एक-सरीखे ( एक ही स्वभावके ) हैं।[ पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्‌, 
युवन्‌ और मघवन्‌ शब्दोंके रूप भी एक-सरीखे होते हैं ]॥ ४॥ 

भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री और ज्ञानी साधु-संतोंको छोड़कर 
अन्य सभीपर जिस मनुष्यको जिस योग्य (जिस प्रकृति और जिस 
स्थितिका ) पाया, उसपर वैसे ही देवमाया लग गयी ॥ ३०२॥ 

कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी 
छलसे दुःखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभीकी 
बुच्द्रिको भरतजीकी भक्तिने कौल दिया।॥ १॥ 

सब लोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते 
हुए सिखाये हुए-से वचन बोलते हैं। भरतजीकी प्रीति, नम्नता, विनय 
और बड़ाई सुननेमें सुख देनेवाली है, पर उसके वर्णन करमनेमें 
कठिनता है॥ २॥ 

जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी 
प्रेममें मग्र हो गये, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे ? उनकी 
भक्ति और सुन्दर भावसे [ कविके ] हृदयमें सुबुद्द्ि हुलस रही है 
( विकसित हो रही है )॥ ३॥ 

परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर 


* अयोध्याकाण्ड * ३५३ 


कविपरम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका 
साहस नहीं कर सकी )। उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत है; पर उन्हें कह 
नहीं सकती। बुद्द्ेकी गति बालकके वचनोंकी तरह हो गयी (वह 
कुण्ठित हो गयी )!॥ ४ ॥ 

भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है और कविकी सुब॒द्द्धि 
चअकोरी है, जो भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल आकाशमें उस चन्द्रमाको 
उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है 
[ तब उसका वर्णन कौन करे ? ]॥ ३०३ ॥ 

भरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोंके लिये भी सुगम नहीं है।[ अतः ] मेरी 
तुच्छ बुच्द्रिकी चञ्ललताको कविलोग क्षमा करें! भरतजीके सद्धावको कहते- 
सुनते कौन मनुष्य श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा॥ १॥ 

भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ, 
उसके समान वाम ( अभागा ) और कौन होगा? दयालु और सुजान 
श्रीरामजीने सभीकी दशा देखकर और भक्त ( भरतजी ) के हृदयकी 
स्थिति जानकर, ॥ २॥ 

धर्मधुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुर; सत्य, स्नेह, शील और सुखके समुद्र; 
नीति और प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर 
और समाजको देखकर, ॥ ३॥ 

[ तदनुसार ] ऐसे वचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममें 
हितकारी थे और सुननेमें चन्द्रमाके रस ( अमृत )-सरीखे थे। [ उन्होंने 
कहा-- ] हे तात भरत! तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो, लोक 
और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ४ ॥ 

हे तात! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो। 
गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे कुसमयमें छोटे भाईके गुण किस तरह 
कहे जा सकते हैं 7॥ ३०४॥ 

हे तात! तुम सूर्यकुलकी रीतिको, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीर्ति और 
प्रीतिको, समय, समाज और गुरुजनोंकी लज्जा ( मर्यादा) को तथा 
उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मनकी बातको जानते हो॥ १॥ 

तुमको सबके कर्मों ( कर्तव्यों) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी 
धर्मका पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा है, तथापि मैं 
समयके अनुसार कुछ कहता हूँ॥ २॥ 

हे तात! पिताजीके बिना ( उनकी अनुपस्थितिमें ) हमारी बात केवल 
गुरुवंशकी कृपाने ही सम्हाल रखी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, 
परिवार सभी बर्बाद हो जाते॥ ३॥ 

यदि बिना समयके (९ संध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय तो कहो 


३५४ * रामचरितमानस * 


जगत्‌में किसको क्लेश न होगा ? हे तात! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने 
यह (पिताकी असामयिक मृत्यु) किया है। पर मुनि महाराजने तथा 
मिथिलेश्वरने सबको बचा लिया॥ ४॥ 

राज्यका सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर---इन सभीका 
पालन ( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव ( सामर्थ्य ) करेगा और परिणाम शुभ 
होगा॥ ३०५॥ 

गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमें और वनमें समाजसहित तुम्हारा और 
हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरू और स्वामीकी आज्ञा [| का पालन ] समस्त 
धर्मरूपी पृथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान है॥ १॥ 

हे तात! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुलके रक्षक बनो। 
साधकके लिये यह एक ही ( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्द्वियोंकी 
देनेवाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐसश्वर्यमयी त्रिवेणी है॥ २॥ 

इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो। 
हे भाई! मेरी विपत्ति सभीने बाँट ली है, परन्तु तुमको तो अवधि ( चौदह 
वर्ष )-तक बड़ी कठिनाई है ( सबसे अधिक दुःख है )॥ ३॥ 

तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ। 
हे तात! बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर 
( कुअवसर ) में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वद्रके आघात भी हाथसे 
ही रोके जाते हैं।॥ ४॥ 

सेवक हाथ, पैर और नेत्रोंक समान और स्वामी मुखके समान होना 
चाहिये। तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति 
सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं॥ ३०६॥ 

श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ मन्‍्थनसे 
निकले हुए ] अमृतमें सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया; सबको 
प्रेमसमाधि लग गयी। यह दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली॥ १॥ 

भरतजीको परम सन्‍्तोष हुआ। स्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते ही 
उनके दुःख और दोषोंने मुँह मोड़ लिया ९ वे उन्हें छोड़कर भाग गये )। उनका 
मुख प्रसन्न हो गया और मनका विषाद मिट गया। मानो गूँगेपर सरस्वतीकी 
कृपा हो गयी हो॥ २॥ 

उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे 
बोले--हे नाथ! मुझे आपके साथ जानेका सुख प्राप्त हो गया और मैंने 
जगतमें जन्म लेनेका लाभ भी पा लिया॥ ३॥ 

हे कृपालु! अब जैसी आज्ञा हो, उसीको मैं सिरपर धरकर आदरपूर्वक करूँ! 
परन्तु देव! आप मुझे वह अवलम्बन ( कोई सहारा ) दें जिसकी सेवा कर मैं 
अवधिका पार पा जाऊँ ( अवधिको बिता दूँ )॥ ४॥ 


# अयोध्याकाण्ड * ३७५५ 


हे देव! स्वामी (आप ) के अभिषेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा 
पाकर मैं सब तीर्थोका जल लेता आया हूँ; उसके लिये क्‍या आज्ञा होती 
है ?7॥ ३०७॥ 

मेरे मनमें एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोचके कारण 
कहा नहीं जाता। [ श्रीरामचन्द्रजीनी कहा-- ] हे भाई! कहो। तब प्रभुकी 
आज्ञा पाकर भरतजी स्न्रेहपूर्ण सुन्दर वाणी बोले--- ॥ १॥ 

आज्ञा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी-पशु, तालाब- 
नदी, झरने और पर्वतोंके समूह तथा विशेषकर प्रभु ( आप ) के चरणचिद्लोंसे 
अंकित भूमिको देख आऊँ॥ २॥ 

[ श्रीरघुनाथजी बोले--- ] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाको सिरपर 
धारण करो (उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो ) और निर्भय होकर 
वनमें विचरो। हे भाई! अत्रि मुनिके प्रसादसे वन मड़लोंका देनेवाला, परम 
पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है--- ॥ ३॥ 

और ऋषियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वहीं [ लाया हुआ ] 
तीर्थोका जल स्थापित कर देना। प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया 
और आनन्दित होकर मुनि अत्रिजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया॥ ४॥ 

समस्त सुन्दर मड्रलोंका मूल भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद 
सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुलकी सराहना करके कल्पवृक्षके फूल 
बरसाने लगे॥ ३०८ ॥ 

' भरतजी धन्य हैं, स्वामी श्रीरीमजीकी जय हो!” ऐसा कहते हुए देवता 
बलपूर्वक ( अत्यधिक ) हर्षित होने लगे। भरतजीके वच्चन सुनकर मुनि 
वसिष्ठजी, मिथिलापति जनकजी और सभामें सब किसीको बड़ा उत्साह 
( आनन्द ) हुआ॥ १॥ 

भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी 
पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनोंका सुन्दर स्वभाव 
है। इनके नियम और प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले हैं।॥ २॥ 

मन्त्री और सभासद सभी प्रेममुग्थ होकर अपनी-अपनी बुद्द्धिके 
अनुसार सराहना करने लगे। श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद 
सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयोंमें हर्ष और विषाद ( भरतजीके 
सेवाधर्मकोी देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे विषाद ) 
दोनों हुए॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखको समान जानकर 
श्रीरामजीके गुण कहकर दूसरी रानियोंको थेर्य बँधाया। कोई श्रीरामजीकी 
बड़ाई ( बड़प्पन ) की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी 
सराहना कर ते हैं॥ ४॥ 


३५६ * रामचरितमानस * 


तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ 
है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत-जैसे तीर्थजलको उसीमें स्थापित कर 
दीजिये॥ ३०९॥ 

भरतजीने अत्रिमुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये 
और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु-सन्तोंसहित आप वहाँ 
गये जहाँ वह अथाह कुआँ था॥ १॥ 

और उस पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमें रख दिया। तब अत्रि ऋषिने 
प्रेमसे आनन्दित होकर ऐसा कहा--हे तात! यह अनादि सिद्धस्थल है। 
कालक्रमसे यह लोप हो गया था इसलिये किसीको इसका पता नहीं 
था॥ २॥ 

तब | भरतजीके ] सेवकोंने उस जलयुक्त स्थानको देखा और उस सुन्दर 
[ तीर्थोके ] जलके लिये एक खास कुआँ बना लिया। दैवयोगसे विश्वभरका 
उपकार हो गया। धर्मका विचार जो अत्यन्त अगम था, वह [ इस कूृपके 
प्रभावसे ] सुगम हो गया॥ ३॥ 

अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थोके जलके संयोगसे तो यह 
अत्यन्त ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेमपूर्वक नियमसे स्त्रान करनेपर प्राणी 
मन, वचन और कर्मसे निर्मल हो जायँगे। ४॥ 

कूपकी महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे। 
श्रीरघुनाथजीको अत्रिजीने उस तीर्थका पुण्य प्रभाव सुनाया॥ ३१०॥ 

प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते वह रात सुखसे बीत गयी और सबेरा 
हो गया। भरत-शत्रुष्न दोनों भाई नित्यक्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अतन्रिजी 
और गुरु वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर, ॥ १॥ 

समाजसहित सब सादे साजसे श्रीरामजीके वबनमें भ्रमण ( प्रदक्षिणा ) 
करनेके लिये पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूतेके चल रहे 
हैं, यह देखकर पृथ्वी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल हो गयी॥ २॥ 

कुश, काँटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी 
वस्तुओंको छिपाकर पृथ्वीने सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिये। सुखोंको 
साथ लिये ( सुखदायक ) शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा चलने लगी ॥ ३ ॥ 

रास्तेमें देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर, 
तृण अपनी कोमलतासे, मृग ( पशु ) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी 
बोलकर---सभी भरतजीको अश्रीरामचन्द्रजीके प्यारे जानकर उनकी सेवा 
करने लगे॥ ४ ॥ 

जब एक साधारण मनुष्यको भी [ आलस्यसे ] जँभाई लेते समय “राम' 
कह देनेसे ही सब सिद्द्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, तब श्रीरामचन्द्रजीके 
प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह कोई बड़ी ( आश्चर्यकी ) बात नहीं है॥ ३११॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३५७ 


इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेमको देखकर 
मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जलके स्थान ( नदी, बावली, कुण्ड आदि ), 
पृथ्वीके पृथक्‌-पृथक्‌ भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण ( घास ), पर्वत, वन और 
बगीचे--- ॥ १॥ 

सभी विशेषरूपसे सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी 
पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके 
कारण, नाम, गुण और पुण्य-प्रभावको कहते हैं॥ २॥ 

भरतजी कहीं स्त्रान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर 
स्थानोंके दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रिजीकी आज्ञा पाकर बैठकर, 
सीताजीसहित श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंका स्मरण करते हैं॥ ३॥ 

भरतजीके स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता 
आनन्दित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर 
लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंका दर्शन करते 
हैं॥ ४॥ 

भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थस्थानोंके दर्शन कर लिये। भगवान्‌ विष्णु 
और महादेवजीका सुन्दर यश कहते-सुनते वह (९ पाँचवाँ ) दिन भी बीत 
गया, सन्ध्या हो गयी॥ ३१५२॥ 

[ अगले छठे दिन ] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और 
सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन 
है, यह मनमें जानकर भी कृपालु श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं।॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने गुरू वसिष्ठहजी, राजा जनकजी, भरतजी और सारी 
सभाकी ओर देखा, किन्तु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वीकी ओर 
ताकने लगे। सभा उनके शीलकी सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके 
समान संकोच्ी स्वामी कहीं नहीं हैं॥ २॥ 

सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर, 
विशेषरूपसे धीरज धारणकर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे--हे 
नाथ! आपने मेरी सभी रुचियाँ रखीं।॥ ३॥ 

मेरे लिये सब लोगोंने सन्‍ताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे 
दुःख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें। में जाकर अवधिभर ( चौदह 
वर्षतक ) अवधका सेवन करूँ ॥ ४॥ 

हे दीनदयाल! जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन 
करे--हे कोसलाधीश! हे कृपालु! अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा 
दीजिये॥ ३१३॥ 

हे गोसाईं! आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवधपुरवासी, कुटुम्बी और प्रजा 
सभी पवित्र और रस ( आनन्द ) से युक्त हैं। आपके लिये भवदुःख ( जन्म- 


३५८ * रामचरितमानस * 


मरणके दुःख ) की ज्वालामें जलना भी अच्छा है और प्रभु ( आप ) के 
बिना परमपद ( मोक्ष ) का लाभ भी व्यर्थ है॥ १॥ 

हे स्वामी! आप सुजान हैं, सभीके हदयकी और मुझ सेवकके मनकी 
रूचि, लालसा ( अभिलाषा ) और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल! आप सब 
किसीका पालन करेंगे और हे देव! दोनों तरफको ओर-अन्ततक 
निबाहेंगे॥। २॥ 

मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करनेपर तिनकेके 
बराबर ( जरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामीका स्त्रेह 
दोनोंने मिलकर मुझे जबर्दस्ती ढीठ बना दिया है॥ ३ ॥ 

हे स्वामी! इस बड़े दोषको दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा 
दीजिये। दूध और जलको अलग-अलग करनमेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली 
भरतजीकी विनती सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की॥ ४॥ 

दीनबन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित 
वचन सुनकर देश, काल और अवसरके अनुकूल वचन बोले--- ॥ ३१५४॥ 

हे तात! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरू 
वसिष्ठजी और महाराज जनकजीको है। हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि 
विश्वामित्रजी और मिथिलापति जनकजी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्नमें भी 
क्लेश नहीं है॥ १॥ 

मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ 
इसीमें है कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें। राजाकी भलाई 
( उनके ब्रतकी रक्षा ) से ही लोक और वेद दोनोंमें भला है ॥ २॥ 

गुरु, पिता, माता और स्वामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करनेसे 
कुमार्गपर भी चलनेसे पैर गड्डेमें नहीं पड़ता (पतन नहीं होता )। ऐसा 
विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका पालन 
करो॥ ३॥ 

देश, खजाना, कुटुम्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी 
चअरण-रजपर है। तुम तो मुनि वसिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा 
मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन (९ रक्षा )>-भर करते 
रहना॥ ४॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं--] श्रीरामजीने कहा--- ] मुस्तिया मुखके समान 
होना चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक ( अकेला ) है, परन्तु विवेकपूर्वक 
सब अंगोंका पालन-पोषण करता है॥ ३१५॥ 

राजधर्मका सर्वस्व (सार) भी इतना ही है। जैसे मनके भीतर मनोरथ 
छिपा रहता है। श्रीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रकारसे समझाया। परन्तु 
कोई अवलम्बन पाये बिना उनके मनमें न सन्‍तोष हुआ, न शान्ति॥ १॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३५९ 


इधर तो भरतजीका शील (९ प्रेम ) और उधर गुरुजनों, मन्त्रियों तथा 
समाजकी उपस्थिति! यह देखकर श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष 
वशीभूत हो गये। ९ अर्थात्‌ भरतजीके प्रेमवश उन्हें पाँवरी देना चाहते हैं, 
किन्तु साथ ही गुरु आदिका संकोच भी होता है।) आरिर [ भरतजीके 
प्रेमवश ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीनेी कृपाकर खड़ाऊँ दे दीं और भरतजीने उन्हें 
आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया॥ २॥ 

करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये 
मानो दो पहरेदार हैं । भरतजीके प्रेमस्ूपी रत्नके लिये मानो डिब्बा है और जीवके 
साधनके लिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥ ३ ॥ 

रघुकुल [की रक्षा ] के लिये दो किवाड़ हैं। कुशल (९ श्रेष्ठ ) कर्म 
करनेके लिये दो हाथकी भाँति ( सहायक ) हैं। और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके 
सुझानेके लिये निर्मल नेत्र हैं। भरतजी इस अवलम्बके मिल जानेसे परम 
आनन्दित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जैसा श्रीसीतारामजीके रहनेसे 
होता॥ ४॥ 

भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी, तब अश्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे 
लगा लिया। इधर कुटिल इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर 
दिया॥ ३१६॥ 

वह कुचाल भी सबके लिये हितकर हो गयी। अवधिकी आशाके समान 
ही वह जीवनके लिये संजीवनी हो गयी। नहीं तो ( उच्च्याटन न होता तो ) 
लक्ष्मणजी, सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब लोग 
घबड़ाकर ( हाय-हाय करके ) मर ही जाते॥ १॥ 

श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी। देवताओंकी सेना जो लूटने 
आयी थी, वही गुणदायक (हितकारी ) और रक्षक बन गयी। श्रीरामजी 
भुजाओंमें भरकर भाई भरतसे मिल रहे हैं। श्रीरामजीके प्रेमका वह रस 
( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २॥ 

तन, मन और वचन तीनोमें प्रेम उमड़ पड़ा। धीरजकी धुरीको धारण 
करनेवाले श्रीरघुनाथजीने भी धीरज त्याग दिया। वे कमलसदूश ननेत्रोंसे 
[ प्रेमाभुओंका ] जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओंकी 
सभा ( समाज ) दुःखी हो गयी॥ ३॥ 

मुनिगण, गुरु वसिष्ठणी और जनकजी-सरीखे धीरशधुरन्धर जो अपने 
मनोंको ज्ञानरूपी अग्रिमें सोनेके समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने 
निर्लेप ही रचा और जो जगत्रूपी जलमें कमलके पत्तेकी तरह ही ( जगतमें 
रहते हुए भी जगत्से अनासक्त ) पैदा हुए, ॥ ४॥ 

वे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर 
वैराग्य और विवेकसहित तन, मन, वचनसे उस प्रेममें मग्न हो गये॥ ३१७॥ 


३६० * रामचरितमानस * 


जहाँ जनकजी और गुरु वसिष्ठजीकी बुब्द्रिकी गति कुण्ठित हो गयी, उस 
दिव्य प्रेमको प्राकृत (लौकिक ) कहनेमें बड़ा दोष है। श्रीरामचन्द्रजी 
और भरतजीके वियोगका वर्णन करते सुनकर लोग कविको कठोरहदय 
समझेंगे।॥ १॥ 

वह संकोच-रस अकथनीय है। अतएवं कविकी सुन्दर वाणी उस समय 
उसके प्रेमको स्मरण करके सकुचा गयी। भरतजीको भेंटकर श्रीरघुनाथजीने 
उनको समझाया। फिर हर्षित होकर श्त्रुश्नजीको हृदयसे लगा लिया॥ २॥ 

सेवक और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जा 
लगे। यह सुनकर दोनों समाजोंमें दारुण दुःख छा गया। वे चलनेकी 
तैयारियाँ करने लगे॥ ३॥ 

प्रभुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको 
सिरपर रखकर भरत-शत्रुघप्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वनदेवता 
सबका बार-बार सम्मान करके उनकी विनती की ॥ ४ ॥ 

फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके 
चरणोंकी धूलिको सिरपर धारण करके और समस्त मड़्ुलोंके मूल 
आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले।॥ ३१८ ॥ 

छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर 
उनकी बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [ और कहा-- ] हे देव! 
दयावश आपने बहुत दुःख पाया। आप समाजसहित वनमें आये॥ १॥ 

अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये। यह सुन राजा जनकजीने 
धीरज धरकर गमन किया। फिर अश्रीरामचद्धजीने मुनि, ब्राह्रोाण और 
साधुओंको विष्णु और शिवजीके समान जानकर सम्मान करके उनको 
विदा किया॥ २॥ 

तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी ) के पास गये और 
उनके चरणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर लौट आये। फिर विश्वामित्र, 
वामदेव, जाबालि और शुभ आचरणवाले कुट॒ुम्बी, नगरनिवासी और 
मन्त्री--- ॥ ३ ॥ 

सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं 
प्रणाम करके विदा किया। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम 
( मझले ) और बड़े सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनको 
लौटाया॥ ४॥ 

भरतकी माता कैकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र 
( निएछल ) प्रेमके साथ उनसे मिल-भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और 
सोचको मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया॥ ३१९॥ 

प्राणप्रिय पति श्रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी 


* अयोध्याकाण्ड * ३६१ 


नैहरके कुटुम्बियोंसे तथा माता-पितासे मिलकर लौट आयीं। फिर प्रणाम 
करके सब सासुओंसे गले लगकर मिलीं। उनके प्रेमका वर्णन करनेके लिये 
कविके हृदयमें हुलास (९ उत्साह ) नहीं होता॥ १॥ 

उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं 
तथा माता-पिता दोनों ओरकी प्रीतिमें समायी ( बहुत देरतक निमग्मन ) रहीं! 
[ तब ] श्रीरघुनाथजीने सुन्दर पालकियाँ मँगवायीं और सब माताओंको 
आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया॥ २॥ 

दोनों भाइयोंने माताओंसे समान प्रेमसे बार-बार मिल-जुलकर उनको 
पहुँचाया। भरतजी और राजा जनकजीके दलोंने घोड़े, हाथी और अनेकों 
तरहकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३॥ 

सीताजी एवं लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर सब लोग 
बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदयमें हारे 
( शिथिल ) हुए परवश मनमारे चले जा रहे हैं।॥ ४॥ 

गुरु वसिष्ठजी और गुरुपत्ली अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हर्ष और विषादके साथ 
लौटकर पर्णकुटीपर आये॥ ३२०॥ 

फिर सम्मान करके निषादराजको विदा किया। वह चला तो सही, किन्तु 
उसके हदयमें विरहका बड़ा भारी विषाद था। फिर श्रीरामजीने कोल, 
किरात, भील आदि वनवासी लोगोंको लौटाया। वे सब जोहार-जोहारकर 
( वन्दना कर-करके ) लौटे॥ १॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी बड़की छायामें बैठकर 
प्रियजन एवं परिवारके वियोगसे दुःखी हो रहे हैं। भरतजीके स्नेह, स्वभाव 
और सुन्दर वाणीको बखान-बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजी और छोटे भाई 
लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मकी 
प्रीति तथा विश्वासका अपने श्रीमुखसे वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु 
और जलकी मछलियाँ, चित्रकूटके सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो 
गये॥ ३॥ 

श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी 
घर-घरकी दशा कही (दुखड़ा सुनाया )। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम 
कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मनमें जरा-सा भी डर न 
रहा॥ ४॥ 

छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें 
ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके 
शोभित हो रहे हों॥ ३२१॥ 


३६२ * रामचरितमानस * 


मुनि, ब्राह्मण, गुरु वसिष्ठहजी, भरतजी और राजा जनकजी---सारा समाज 
श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विह्लल है। प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते 
हुए सब लोग मार्ममें चुपचाप चले जा रहे हैं॥ १॥ 

[ पहले दिन ] सब लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना 
भोजनके ही बीत गया। दूसरा मुकाम गड़ाजी उतरकर (९ गड़्गपार श्रड़वेरपुरमें ) 
हुआ। वहाँ रामसखा निषादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया॥ २॥ 

फिर सई उततरकर गोमतीजीमें स्त्रान किया और चौथे दिन सब 
अयोध्याजी जा पहुँचे। जनकजी चार दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज 
एवं सब साज-सामानको सँभालकर, ॥ ३॥ 

तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सौंपकर, सारा साज-सामान 
ठीक करके तिरहुतको चले। नगरके स्त्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर 
श्रीरामजीकी राजधानी अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगे॥ ४॥ 

सब लोग अश्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और उपवास करने 
लगे। वे भूषण और भोग-सुखोंको छोड़-छाड़कर अवधिकी आशापर जी रहे 
हैं॥ ३२२॥ 

भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्यत किया। वे 
सब सीख पाकर अपने-अपने काममें लग गये। फिर छोटे भाई शरत्र॒ुघ्नजीको 
बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १५॥ 

ब्राह्णणोंको बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्थाके 
अनुसार विनय और निहोरा किया कि आपलोग ऊँचा-नीचा ( छोटा-बड़ा ), 
अच्छा-मन्दा जो कुछ भी कार्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा। संकोच 
न कीजियेगा॥ २॥ 

भरतजीने फिर परिवारके लोगोंको, नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाको 
बुलाकर, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई 
शत्रुज्नजीसहित वे गुरुजीके घर गये और दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर 
बोले--- ॥ ३ ॥ 

आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ! मुनि वसिष्ठजी पुलकितशरीर हो प्रेमके 
साथ बोले--हे भरत! तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही 
जगतमें धर्मका सार होगा॥ ४॥ 

भरतजीने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर 
ज्योतिषियोंको बुलाया और दिन (अच्छा मुहूर्त ) साधकर प्रभुकी 
चरणपादुकाओंको निर्विश्वतापूर्वक सिंहासनपर विराजित कराया॥ ३२३॥ 

फिर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
और प्रभुकी चरणपादुकाओंकी आज्ञा पाकर धर्मकी ध्ुरी धारण करनेमें धीर 
भरतजीने नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर उसीमें निवास किया॥ १॥ 


* अयोध्याकाण्ड * ३६३ 


सिरपर जटाजूट और शरीरमें मुनियोंके [ वल्‍ल्कल ] वस्त्र धारण कर, 
पृथ्वीको खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी बिछायी। भोजन, वस्त्र, 
बरतन, व्रत, नियम--सभी बातोंमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसहित 
आचरण करने लगे॥ २॥ 

गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोंको मन, तन और वचनसे 
तृण तोड़कर (९ प्रतिज्ञा करके ) त्याग दिया। जिस अयोध्याके राज्यको 
देवराज इन्द्र सिहाते थे और [ जहाँके राजा ] दशरथजीकी सम्पत्ति सुनकर 
कुबेर भी लजा जाते थे, ॥ ३॥ 

उसी अयोध्यापुरीमें भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे 
हैं जेसे चम्पाके बागमें भौंरा। श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके 
विलास | भोगैश्वर्य ] को वमनकी भाँति त्याग देते हैं (फिर उसकी ओर 
ताकते भी नहीं )॥ ४ ॥ 

फिर भरतजी तो [| स्वयं ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं। वे इस 
( भोगैश्वर्यत्यागरूप ) करनीसे बड़े नहीं हुए (अर्थात्‌ उनके लिये यह 
कोई बड़ी बात नहीं है)। [ पृथ्वीपका जल न पीनेकी ] टेकसे 
चातककी और नीर-क्षीर-विवेककी विभूति (शक्ति ) से हंसकी भी 
सराहना होती है ॥ ३२४॥ 

भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबला होता जाता है। तेज (अन्न, घृत 
आदिसे उत्पन्न होनेवाला मेद* ) घट रहा है। बल और मुखछबि ( मुखकी 
कान्ति अथवा शोभा ) वैसी ही बनी हुई है। रामप्रेमका प्रण नित्य नया 
और पुष्ट होता है, धर्मका दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ 
प्रसन्न है )॥ १ ॥ 

* संस्कृत-कोषमें 'तेज” का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेनेसे 
'घटइ' के अर्थमें भी किसी प्रकारकी खींच-तान नहीं करनी पड़ती। 

जैसे शरद्‌ू-ऋतुके प्रकाश [ विकास ] से जल घटता है, किन्तु बेंत शोभा 
पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास 
आदि भरतजीके हृदयरूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र ( तारागण ) हैं ॥ २॥ 

विश्वास ही [| उस आकाशमें ] श्रुवतारा है, चौद॒ह वर्षकी अवधि | का ध्यान ] 
पूर्णिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृति ) आकाशगड्ढा- 
सरीखी प्रकाशित है। रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाला ) और कलड्डूरहित 
अन्द्रमा है। वह अपने समाज (८ नक्षत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है॥ ३ ॥ 

भरतजीकी रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और 
ऐश्वर्यका वर्णन करनेमें सभी सुकवि सकुचाते हैं; क्योंकि वहाँ 
[ औरोंकी तो बात ही क्‍या ] स्वयं शेष, गणेश और सरस्वतीकी भी पहुँच 
नहीं है॥ ४॥ 


३६४ * रामचरितमानस * 


वे नित्यप्रति प्रभुकी पादुकाओंका पूजन करते हैं, हृदयमें प्रेम समाता 
नहीं है। पादुकाओंसे आज्ञा माँग-माँगकर वे बहुत प्रकार ( सब प्रकारके ) 
राज-काज करते हैं॥ ३२५॥ 

शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीता-रामजी हैं। जीभ राम-नाम जप 
रही है, नेत्रोंमें प्रेमका जल भरा है। लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी 
तो वनमें बसते हैं, परन्तु भरतजी घरहीमें रहकर तपके द्वारा शरीरको कस 
रहे हैं॥ १॥ 

दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब 
प्रकारसे सराहने योग्य हैं। उनके त्रत और नियमोंको सुनकर साधु-संत 
भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते 
हैं॥ २॥ 

भरतजीका परम पवित्र आचरण (९ चरित्र ) मधुर, सुन्दर और आनन्द- 
मड़लोंका करनेवाला है। कलियुगके कठिन पापों और क्लेशोंको हरनेवाला 
है। महामोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है॥ ३॥ 

पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है। सारे सन्‍्तापोंके दलका नाश 
करनेवाला है। भक्तोंको आनन्द देनेवाला और भवके भार ( संसारके दुःख )- 
का भद्जन करनेवाला तथा श्रीरामप्रेमरूपी चन्द्रमाका सार ( अमृत ) है॥ ४॥ 

श्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न 
होता तो मुनियोंके मनको भी अगम यम, नियम, शम, दम आदि कठिन 
ब्रतोंका आचरण कौन करता ? दुःख, सन्‍्ताप, दरिद्रता, दम्भ आदि दोषोंको 
अपने सुयशके बहाने कौन हरण करता? तथा कलिकालमें तुलसीदास- 
जैसे शठोंको हठपूर्वक कौन श्रीरामजीके सम्मुख करता ? 

तुलसीदासजी कहते हैं--जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक 
सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम होगा और सांसारिक 
विषय-रससे वैराग्य होगा॥ ३२६॥ 


मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 


कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। 


( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


तृतीय सोपान 


धर्मरूपी वृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, 
वैराग्यरूपी कमलके [| विकसित करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको 
निश्चय ही मिटानेवाले, तीनों तापोंको हरनेवाले, मोहरूपी बादलोंके समूहको 
छिन्न-भिन्न करनेकी विधि ( क्रिया )-में आकाशसे उत्पन्न पवनस्वरूप, 
ब्रह्माजीके वंशज ( आत्मज ) तथा कलड्डनाशक महाराज श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रिय श्रीशड्भूरजीकी मैं वन्दना करता हूँ॥ १॥ 

जिनका शरीर जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर ( श्यामवर्ण ) एवं आनन्दघन 
है, जो सुन्दर [ वल्कलका ] पीतवस्त्र धारण किये हैं, जिनके हाथोंमें बाण 
और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित है, कमलके समान 
विशाल नेत्र हैं और मस्तकपर जटाजूट धारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान 
श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित मार्गमें चलते हुए आनन्द देनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ।। २ ॥ 

हे पार्वती! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हैं, पणिडित और मुनि उन्हें समझकर वबैराग्य 
प्राप्त करते हैं । परन्तु जो भगवानूसे विमुख हैं और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है, 
वे महामूढ़ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं। 

पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी 
बुच्द्रिकि अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको 
भानेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वनमें 
कर रहे हैं॥ १॥ 

एक बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोंसे भाँति-भाँतिके 
गहने बनाये और सुन्दर स्फटिकशिलापर बैठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे 


३६६ * रामचरितमानस * 


गहने श्रीसीताजीको पहनाये॥ २॥ 

देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघुनाथजीका 
बल देखना चाहता है। जैसे महान्‌ मन्दबुदर्द्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती 
हो॥ ३॥ 

वह मूढ़, मन्दबुद्द्धि कारणसे ( भगवान्‌के बलकी परीक्षा करनेके लिये ) 
बना हुआ कौआ सीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह 
चला, तब श्रीरघुनाथजीने जाना और धनुषपर सींक ( सरकंडे ) का बाण 
सन्धान किया।॥ ४ ॥ 

श्रीरघुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपालु हैं और जिनका दीनोंपर सदा 
प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल 
किया॥ १॥ 

मन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रहाबाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग 
चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इन्द्रके पास गया, पर 
श्रीरामजीका विरोधी जानकर इन्द्रने उसको नहीं रखा।॥ १॥ 

तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया; जैसे दुर्वासा 
ऋषिको चक्रसे भय हुआ था। वह ब्रहालोक, शिवलोक आदि समस्त 
लोकोंमें थका हुआ और भय-शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा॥ २॥ 

[ पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा। 
श्रीरामजीके द्रोहीको कौन रख सकता है? [ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] 
हे गरुड़! सुनिये, उसके लिये माता मृत्युके समान, पिता यमराजके समान 
और अमृत विषके समान हो जाता है॥ ३॥ 

मित्र सैकड़ों शत्रुओंकी-सी करनी करने लगता है। देवनदी गड़ाजी उसके 
लिये वैतरणी ( यमपुरीकी नदी ) हो जाती है। हे भाई! सुनिये, जो श्रीरघुनाथजीके 
विमुख होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्नरिसे भी अधिक गरम 
( जलानेवाला ) हो जाता है॥ ४॥ 

नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्‍योंकि 
संतोंका चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत 
श्रीरामजीके पास भेज दिया। उसने [ जाकर ] पुकारकर कहा-- हे 
शरणागतके हितकारी! मेरी रक्षा कीजिये।॥ ५॥ 

आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये 
[ और कहा-- ] हे दयालु रघुनाथजी! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। आपके 
अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता ( सामर्थ्य )-को मैं मन्दबुद्द्धि जान 
नहीं पाया था॥ ६॥ 

अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु! 
मेरी रक्षा कीजिये। मैं आपकी शरण तककर आया हूँ। [ शिवजी कहते 


* अरएयकाण्ड * ३६७ 


हैं-- ] हे पार्वती! कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आर्त्त [ दुःखभरी ] 
वाणी सुनकर उसे एक आँखका काना करके छोड़ दिया।॥ ७॥ 

उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित 
था, पर प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्रीरामजीके समान कृपालु और 
कौन होगा 2॥ २॥ 

चित्रकूटमें बसकर श्रीरघुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये, जो कानोंको 
अमृतके समान [| प्रिय ] हैं। फिर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें 
ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गये हैं, इससे [ यहाँ ] बड़ी 
भीड़ हो जायगी॥ १॥ 

[ इसलिये ] सब मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई 
चले! जब प्रभु अत्रिजीके आश्रममें गये, तो उनका आगमन सुनते ही 
महामुनि हर्षित हो गये॥ २॥ 

शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर दोौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर 
श्रीरामजी और भी शीघ्रतासे चले आये। दण्डवत्‌ करते हुए ही 
श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने हदयसे लगा लिया और प्रेमाश्रुओंके 
जलसे दोनों जनोंको ( दोनों भाइयोंको ) नहला दिया।॥ ३॥ 

श्रीरामजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये। तब वे उनको 
आदरपूर्वक अपने आश्रममें ले आये। पूजन करके सुन्दर वचन कहकर 
मुनिने मूल और फल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत रूचे॥ ४॥ 

प्रभु आसनपर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम 
प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे--- ॥ ३ ॥ 

हे भक्तवत्सल! हे कृपालु! हे कोमल स्वभाववाले! मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके 
चरणकमलोंको मैं भजता हूँ॥ १॥ 

आप नितान्‍्त सुन्दर श्याम, संसार [ आवागमन ] रूपी समुद्रको मथनेके 
लिये मन्दराचलरूप, फूले हुए कमलके समान नेत्रोंवाले और मद आदि 
दोषोंसे छुड़ानेवाले हैं।॥ २॥ 

हे प्रभो! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय 
( बुच्द्रेकि परे अथवा असीम ) है। आप तरकस और धनुष-बाण धारण 
करनेवाले तीनों लोकोंके स्वामी, ॥ ३ ॥ 

सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और 
संतोंको आनन्द देनेवाले तथा देवताओंके शत्रु असुरोंके समूहका नाश 
करनेवाले हैं॥ ४॥ 

आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओंसे 
सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं।॥ ५॥ 


३६८ * रामचरितमानस * 


हे लक्ष्मीपते! हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति! मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति (इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई 
( वामनजी )! स्वरूपा-शक्ति श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित 
आपको मैं भजता हूँ॥ ६॥ 

जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते 
हैं, वे तर्क-वितर्क ( अनेक प्रकारके सन्देह ) रूपी तरड्रोंसे पूर्ण संसाररूपी 
समुद्रमें नहीं गिरते ( आवागमनके चकक्‍्करमें नहीं पड़ते )॥ ७॥ 

जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये, इन्द्रियादिका निग्रह करके (९ उन्हें 
विषयोंसे हटाकर ) प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गतिको 
( अपने स्वरूपको ) प्राप्त होते हैं॥ < ॥ 

उन (आप ) को जो एक (९ अद्वितीय ), अद्भुत ( मायिक जगत्से 
विलक्षण ), प्रभु ( सर्वसमर्थ ), इच्छारहित, ईश्वर ( सबके स्वामी ), व्यापक, 
जगदगुरु, सनातन ( नित्य ), तुरीय ( तीनों गुणोंसे सर्वथा परे ) और केवल 
( अपने स्वरूपमें स्थित ) हैं॥ ९॥ 

[ तथा ] जो भावप्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिये अत्यन्त 
दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले ), सम ( पक्षपातरहित ) और सदा सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य 
हैं; मैं निरन्तर भजता हूँ॥ १०॥ 

हे अनुपम सुन्दर! हे पृथ्वीपति! हे जानकीनाथ! मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ। मुझपर प्रसन्न होइये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने 
चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये॥ ११॥ 

जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त 
होकर आपके परमपदको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं।॥। १२॥ 

मुनिने [ इस प्रकार] विनती करके और फिर सिर नवाकर, हाथ 
जोड़कर कहा--हे नाथ! मेरी ब॒ुब्द्रि आपके चरणकमलोंको कभी न 
छोड़े ॥ ४ ॥ 

फिर परम शीलवती और विनम्र श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी ] 
अनसूयाजीके चरण पकड़कर उनसे मिलीं। ऋषिपत्लीके मनमें बड़ा सुख 
हुआ। उन्होंने आशिष देकर सीताजीको पास बैठा लिया॥ १॥ 

और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाये, जो नित्य-नये निर्मल और 
सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणीसे 
स्त्रियोंके कुछ धर्म बखानकर कहने लगीं॥ २॥ 

हे राजकुमारी! सुनिये, माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, 
परन्तु ये सब एक सीमातक ही [ सुख ] देनेवाले हैं। परन्तु हे जानकी! 
पति तो | मोक्षरूप ] असीम [ सुख ] देनेवाला है। वह स्त्री अधम है, 


* अरएयकाण्ड * ३६९ 


जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती॥ ३ ॥ 

थ्ैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री--इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा 
होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अन्धा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त 
ही दीन--- ॥ ४॥ 

ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमपुरमें भाँति-भाँतिके दुःख पाती 
है। शरीर, वचन और मनसे पतिके चरणोमें प्रेम करना स्त्रीके लिये, बस, 
यह एक हो धर्म है, एक ही त्रत है और एक ही नियम है॥ ५॥ 

जगत्ूमें चार प्रकारकी पतिब्रताएँ हैं वेद, पुराण और संत सब 
ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणीकी पतिब्रताके मनमें ऐसा भाव बसा 
रहता है कि जगतूमें [ मेरे पतिको छोड़कर ] दूसरा पुरुष स्वप्रमें भी 
नहीं है॥ ६॥ 

मध्यम श्रेणीकी पतित्रता पराये पतिको कैसे देखती है, जैसे वह 
अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। ( अर्थात्‌ समान अवस्थावालेको 
वह भाईके रूपमें देखती है, बड़ेको पिताके रूपमें और छोटेको 
पुत्रके रूपमें देखती है।) जो धर्मको विचारकर और अपने कुलकी 
मर्यादा समझकर बच्ची रहती है, वह निकृष्ट (निम्नश्रेणीकी ) स्त्री है, 
ऐसा वेद कहते हैं॥ ७॥ 

और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पतित्रता बनी रहती है, 
जगतमें उसे अधम स्त्री जानना। पतिको धोखा देनेवाली जो स्त्री पराये पतिसे 
रति करती है, वह तो सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है॥ ८ ॥ 

क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मोंके दुःखको 
नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर 
पातिब्रत-धर्मको ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त 
करती है॥ ९॥ 

किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती 
है, वहीं जवानी पाकर ( भरी जवानीमें ) विधवा हो जाती है॥ १५०॥ 

स्त्री जन्मसे ही अपवित्र है, किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ 
गति प्राप्त कर लेती है। [ पातिब्रतधर्मके कारण ही ] आज भी “तुलसीजी ' 
भगवान्‌को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं॥५(क )॥ 

है सीता! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर स्त्रियाँ पातिब्रतधर्मका पालन 
करेंगी। तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं, यह ( पातिब्रतधर्मकी ) कथा 
तो मैंने संसारके हितके लिये कही है॥ ५ ( ख )॥ 

जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर 
नवाया। तब कृपाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे 
वनमें जाऊँ।॥ १ ॥ 


३७० * रामचरितमानस * 


मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर स्त्रेह 
न छोड़ियेगा। धर्मधुरन्धर प्रभु श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक 
बोले--- ॥ २॥ 

ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी (९ तत्त्ववेत्ता ) जिनकी कृपा 
चाहते हैं, हे रामजी! आप वही निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके बन्धु 
भगवान्‌ हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं॥ ३॥ 

अब मैंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर 
आपहीको भजा। जिसके समान [ सब बातोंमें ] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं 
है, उसका शील भला, ऐसा क्‍यों न होगा ?॥ ४॥ 

मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी! आप अब जाइये ? हे नाथ! आप 
अन्तर्यामी हैं, आप ही कहिये। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने 
लगे। मुनिके नेत्रोंसे [ प्रेमाथुओंका ] जल बह रहा है और शरीर 
पुलकित है॥ ५॥ 

मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और ननेत्रोंकोा 
श्रीरामजीके मुखकमलमें लगाये हुए हैं।[ मनमें विचार रहे हैं कि ] मैंने ऐसे 
कौन-से जप-तप किये थे, जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे 
परे प्रभुके दर्शन पाये। जप, योग और धर्म-समूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको 
पाता है। श्रीरघुवीरके पवित्र चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है। 

श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाला, 
मनको दमन करनेवाला और सुखका मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते 
हैं, उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं॥ ६९८ क )॥ 

यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और 
न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसोंको छोड़कर 
श्रीरामजीको ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं ॥ ६ ( ख )॥ 

मुनिके चरणकमलोंमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके स्वामी 
श्रीरामजी वनको चले। आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी 
हैं। दोनों ही मुनियोंका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ १ ॥ 

दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीवके 
बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने स्वामीको 
पहचानकर सुन्दर रास्ता दे देते हैं॥ २॥ 

जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया 
करते जाते हैं। रास्तेमें जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही 
श्रीरघधुनाथजीने उसे मार डाला॥ ३॥ 

[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर (दिव्य ) रूप प्राप्त 
कर लिया। दुःखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया। फिर 


* अरएयकाण्ड * ३७१ 


वे सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि 
शरभंगजी थे॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका मुखकमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौंरे अत्यन्त 
आदरपूर्वक उसका [ मकरन्दरस ] पान कर रहे हैं। शरभंगजीका जन्म 
धन्य है॥ ७॥ 

मुनिने कहा--हे कृपालु रघुवीर! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके 
राजहंस! सुनिये, मैं बत्रहालोकको जा रहा था। [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि 
श्रीरामजी वनमें आवेंगे।॥ १॥ 

तबसे मैं दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब ( आज ) प्रभुको देखकर 
मेरी छाती शीतल हो गयी। हे नाथ! मैं सब साधनोंसे हीन हूँ। आपने अपना दीन 
सेवक जानकर मुझपर कृपा की है॥ २॥ 

हे देव! यह कुछ मुझपर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त-मनचोर! ऐसा 
करके आपने अपने प्रणकी ही रक्षा की है। अब इस दीनके कल्याणके लिये 
तबतक यहाँ ठहरिये, जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे [ आपके धाममें 
न ]मिलूँ॥ ३॥ 

योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ त्रत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको 
समर्पण करके बदलेमें भक्तिका वरदान ले लिया। इस प्रकार | दुर्लभ भक्ति 
प्राप्त करके फिर ] चिता रचकर मुनि शरभंगजी हृदयसे सब आसक्ति 
छोड़कर उसपर जा बैठे॥ ४॥ 

हे नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी! 
सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें 
निवास कीजिये॥ ८ ॥ 

ऐसा कहकर शरभंगजीने योगाग्रिसे अपने शरीरको जला डाला और 
श्रीरामजीकी कृपासे वे वैकुण्ठको चले गये। मुनि भगवान्‌में लीन इसलिये नहीं 
हुए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्तिका वर ले लिया था॥ १॥ 

ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [ दुर्लभ ] गति देखकर अपने 
हृदयमें विशेषरूपसे सुखी हुए। समस्त मुनिवृन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे 
हैं [| और कह रहे हैं] शरणागतहितकारी करुणाकन्द ( करुणाके मूल ) 
प्रभुकी जय हो!॥ २॥ 

फिर श्रीरघुनाथजी आगे वनमें चले। श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह उनके 
साथ हो लिये। हड्डियोंका ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, 
उन्होंने मुनियोंसे पूछा ॥ ३ ॥ 

[ मुनियोंने कहा--] हे स्वामी! आप सर्वदर्शी (सर्वज्ञ ) और 
अन्तर्यामी ( सबके हृदयकी जाननेवाले ) हैं। जानते हुए भी [ अनजानकी 
तरह ] हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसोंके दलोंने सब मुनियोंको खा डाला 


३७२ * रामचरितमानस * 


है [| ये सब उन्हींकी हड्डियोंके ढेर हैं ]। यह सुनते ही श्रीरघुवीरके नेत्रोंमें 
जल छा गया ( उनकी आँखोंमें करुणाके आँसू भर आये )॥ ४॥ 

श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित 
कर दूँगा। फिर समस्त मसुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं 
सम्भाषणका ] सुख दिया।॥ ९॥ 

मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे, उनकी 
भगवानूमें प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे। 
उन्हें स्वप्नमें भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था॥ १॥ 

उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यों ही अनेक 
प्रकारके मनोरथ करते हुए वे आतुरता (शीघ्रता ) से दौड़ चले। हे 
विधाता! क्‍या दीनबन्धु श्रीरघुनाथजी मुझ-जैसे दुष्टपर भी दया करेंगे 2॥ २॥ 

क्‍या स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेवककी 
तरह मिलेंगे ? मेरे हृदयमें दृढ़ विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति, 
वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है॥ ३॥ 

मैंने न तो सत्सड्ऱ, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न 
प्रभुके चरणकमलोंमें मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी 
एक बान है कि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय 
होता है॥ ४॥ 

[ भगवान्‌की इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्र होकर मन- 
ही-मन कहने लगे--- ] अहा! भवबन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको 
देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। [ शिवजी कहते हैं-- ] हे भवानी! 
ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे निमग्र हैं। उनकी वह दशा कही नहीं 
जाती ॥ ५॥ 

उन्हें दिशा-विदिशा ( दिशाएँ और उनके कोण आदि ) और रास्ता, कुछ 
भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते 
( इसका भी ज्ञान नहीं है )। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं 
और कभी | प्रभुके ] गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं॥ ६॥ 

मुनिने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्रीरामजी वृक्षकी आड़में 
छिपकर | भक्तकी प्रेमोन्मत्त दशा ] देख रहे हैं। मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर 
भवभय ( आवागमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरघुनाथजी मुनिके हृदयमें 
प्रकट हो गये।॥ ७॥ 

[ हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमें अचल (स्थिर ) होकर 
बैठ गये। उनका शरीर रोमाझ्लसे कटहलके फलके समान [ कण्टकित ] हो 
गया। तब श्रीरघुनाथजी उनके पास चले आये और अपने भक्तकी 
प्रेमदशा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए॥ ८ ॥ 


* अरएयकाण्ड * ३७३ 


श्रीरामजीने सुनिको बहुत प्रकारसे जगाया, पर मुनि नहीं जागे; 
क्योंकि उन्हें प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्रीरामजीने 
अपने राजरूपको छिपा लिया और उनके हृदयमें अपना चतुर्भुजरूप 
प्रकट किया॥ ९॥ 

तब (९ अपने इृष्ट-स्वरूपके अन्तर्धान होते ही ) मुनि कैसे व्याकुल होकर 
उठे, जैसे श्रेष्ठ ( मणिधर ) सर्प मणिके बिना व्याकुल हो जाता है। मुनिने 
अपने सामने सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्यामसुन्दर-विग्रह सुखधाम 
श्रीरामजीको देखा ॥ १०॥ 

प्रेममें मग्र हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर 
श्रीरामजीके चरणोंमें लग गये। श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंसे 
पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे हदयसे लगा रखा॥ ११॥ 

कृपालु श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो 
सोनेके वृक्षसे तमालका वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि | निस्तब्ध ] 
खड़े हुए [| टकटकी लगाकर ] श्रीरामजीका मुख देख रहे हैं, मानो चित्रमें 
लिखकर बनाये गये हों॥ १२॥ 

तब मुनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया। फिर 
प्रभुको अपने आश्रममें लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की॥ १०॥ 

मुनि कहने लगे--हे प्रभो! मेरी विनती सुनिये। मैं किस प्रकारसे 
आपकी स्तुति करूँ? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुदर्द्धि अल्प है। 
जैसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला!॥ १॥ 

हे नीलकमलकी मालाके समान श्याम शरीरवाले! हे जटाओंका 
मुकुट और मुनियोंके ( वल्‍्कल ) वस्त्र पहने हुए, हाथोंमें धनुष-बाण लिये 
तथा कमरमें तरकस कसे हुए श्रीरामजी! मैं आपको निरन्तर नमस्कार 
करता हूँ॥ २॥ 

जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हैं, संतरूपी कमलोंके 
वनके प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य हैं, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके 
पछाड़नेके लिये सिंह हैं और भव ( आवागमन ) रूपी पक्षीके मारनेके लिये 
बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें॥ ३॥ 

हे लाल कमलके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले! सीताजीके नेत्ररूपी 
चअकोरके चन्द्रमा, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस, विशाल 
हृदय और भुजावाले श्रीरामचन्द्रजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ 

जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं, अत्यन्त कठोर तर्कसे 
उत्पन्न होनेवाले विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले 
और देवताओंके समूहको आनन्द देनेवाले हैं, वे कृपाके समूह श्रीरामजी सदा 
हमारी रक्षा करें॥ ५॥ 


३७४ * रामचरितमानस * 


हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप! हे ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे 
अतीत! हे अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार 
उतारनेवाले श्रीरामचन्द्रजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ६॥ 

जो भक्तोंके लिये कल्पवृक्षके बगीचे हैं, क्रोध, लोभ, मद और कामको 
डरानेवाले हैं, अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी समुद्र्से तरनेके लिये 
सेतुरूप हैं, वे सूर्यकुलकी ध्वजा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें॥ ७॥ 

जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं, जिनका नाम 
कलियुगके बड़े भारी पापोंका नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच 
( रक्षक ) हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं, वे श्रीरामजी निरन्तर 
मेरे कल्याणका विस्तार करें॥ ८ ॥ 

यदहापि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदयमें निरन्तर 
निवास करनेवाले हैं; तथापि हे खरारि श्रीरामजी! लक्ष्मणजी और 
सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले आप इसी रूपमें मेरे हृदयमें निवास 
कीजिये।॥ ९॥ 

हे स्वामी! आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्‍्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें, 
मेरे हदयको तो कोसलपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर 
बनावें॥ १०॥ 

ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी 
मेरे स्वामी हैं। मुनिकि वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। तब 
उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनिको हृदयसे लगा लिया॥ ११॥ 

[ और कहा-- ] हे मुनि! मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर माँगो, वही 
मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्ष्णजीने कहा--मैंने तो वर कभी माँगा ही नहीं। 
मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्‍या झूठ है और क्‍या सत्य है, (क्‍या 
माँगूँ, क्‍या नहीं )॥ १२॥ 

[ अतः ] हे रघुनाथजी! हे दासोंको सुख देनेवाले! आपको जो 
अच्छा लगे, मुझे वही दीजिये। [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुने! ] तुम 
प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान 
हो जाओ॥ १३॥ 

[ तब मुनि बोले--- ] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया। अब 
मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिये--- ॥ १४॥ 

हे प्रभो! हे श्रीरामजी! छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित धनुष- 
बाणधारी आप निष्काम ( स्थिर ) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमें चन्‍्द्रमाकी 
भाँति सदा निवास कीजिये॥ १५॥ 

'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास 
श्रीरामचन्द्रजी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले। [ तब सुतीक्ष्णजी 


* अरएयकाण्ड * ३७७ 


बोले--- ] गुरू अगस्त्यजीका दर्शन पाये और इस आश्रममें आये मुझे 
बहुत दिन हो गये॥ १॥ 

अब मैं भी प्रभु ( आप ) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ! 
आपपर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार 
श्रीरामजीने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हँसने लगे॥ २॥ 

रास्तेमें अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए देवताओंके राजराजे श्वर 
श्रीरामजी अगस्त्य मुनिके आश्रमपर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके 
पास गये और दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने लगे--- ॥ ३॥ 

हे नाथ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी 
छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका 
हे देव! आप रात-दिन जप करते रहते हैं।॥ ४॥ 

यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान्‌को देखते ही 
उनके नेत्रोंमें | आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया। दोनों 
भाई मुनिके चरणकमलोंपर गिर पड़े। ऋषिने [ उठाकर ] बड़े प्रेमसे 
उन्हें हृदयसे लगा लिया॥ ५ ॥ 

ज्ञानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर 
बैठाया। फिर बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ 
आज दूसरा कोई नहीं है॥ ६॥ 

वहाँ जहाँतक (जितने भी ) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द 
श्रीरामजीके दर्शन करके हर्षित हो गये॥ ७॥ 

मुनियोंके समूहमें श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बेठे हैं 
( अर्थात्‌ प्रत्येक मुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे 
दिखायी देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे 
हैं )। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके 
अन्द्रमाकी ओर देख रहा हो॥ १२॥ 

तब श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हे प्रभो! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। 
मैं जिस कारणसे आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसीसे हे तात! मैंने आपसे 
समझाकर कुछ नहीं कहा॥ १॥ 

हे प्रभो! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार मैं 
मुनियोंके द्रोही राक्षसोंको मारूँ। प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये और 
बोले--हे नाथ! आपने क्‍या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है ?॥ २॥ 

हे पापोंका नाश करनेवाले! मैं तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी 
कुछ थोड़ी-सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलरके विशाल वृक्षके समान 
है, अनेकों ब्रह्माण्डोंके समूह ही जिसके फल हैं।॥ ३॥ 

चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] 


३७६ * रामचरितमानस * 


जन्तुओंके समान उन [ ब्रह्माण्डरूपी फलों ] के भीतर बसते हैं और वे [| अपने उस 
छोटे-से जगत्‌के सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फलोंका भक्षण करनेवाला 
कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है।॥ ४॥ 

उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी 
तरह प्रश्न किया। हे कृपाके धाम! मैं तो यह वर माँगता हूँ कि आप 
श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें | सदा ] निवास 
कीजिये।॥ ५ ॥ 

मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरणकमलोंमें अटूट प्रेम 
प्राप्त हो। यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें 
आते हैं और जिनका संतजन भजन कर ते हैं;॥ ६॥ 

यदापि मैं आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता 
हूँ तो भी लौट-लौटकर मैं सगुण ब्रह्ममें ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही 
प्रेम मानता हूँ। आप सेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसीसे हे 
रघुनाथजी! आपने मुझसे पूछा है॥ ७॥ 

हे प्रभो! एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पद्जवटी है। 
हे प्रभो! आप दण्डकवनको [ जहाँ पञ्जवटी है ] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ 
मुनि गौतमजीके कठोर शापको हर लीजिये ॥ ८ ॥ 

हे रघुकुलके स्वामी! आप सब मुनियोंपर दया करके वहीं निवास 
कीजिये। मुनिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये और शीघ्र 
ही पञ्ञवटीके निकट पहुँच गये।॥ ९॥ 

वहाँ गृश्नराज जटायुसे भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे॥ १३॥ 

जबसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर 
जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभासे छा गये। वे दिनोंदिन 
अधिक सुहावने ( मालूम ) होने लगे॥ १॥ 

पक्षी और पशुओंके समूह आनन्दित रहते हैं और भौंरे मधुर गुंजार करते 
हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं, उस वनका वर्णन 
सर्पराज शेषजी भी नहीं कर सकते॥ २॥ 

एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मणजीने 
उनसे छलरहित (सरल ) वचन कहे--हे देवता, मनुष्य, मुनि और 
अराचरके स्वामी! मैं अपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे 
पूछता हूँ॥ ३ ॥ 

हे देव! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण- 
रजकी ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और मायाका वर्णन कीजिये; और उस 
भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया कर ते हैं॥ ४॥ 


* अरएयकाण्ड * ३७७ 


हे प्रभो! ईश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे 
आपके चरणोंमें मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो 
जायूँ॥ १४॥ 

( श्रीरामजीने कहा-- ) हे तात! मैं थोड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता हूँ। 
तुम मन, चित्त और बुद्द्धि लगाकर सुनो । मैं और मेरा, तू और तेरा--यही माया 
है, जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर रखा है॥ १॥ 

इन्द्रियोंके विषयोंको और जहाँतक मन जाता है, हे भाई! उस सबको 
माया जानना। उसके भी--एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको 
तुम सुनो--- ॥ २॥ 

एक ( अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके 
वश होकर जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है। और एक (८ विद्या ) जिसके 
वशमें गुण है और जो जगत्‌की रचना करती है, वह प्रभुसे ही प्रेरित होती 
है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है॥ ३॥ 

ज्ञान वह है जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सबमें 
समान रूपसे ब्रह्मकफो देखता है। हे तात! उसीको परम बैराग्यवान्‌ कहना चाहिये 
जो सारी सिद्द्वियोंको और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ ४॥ 

[ जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्यसेवाका 
अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मनका निगृहीत न होना, इन्द्रियोंके विषयमें 
आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिमय जगतमें सुखबुद्द्धि, स्त्री- 
पुत्र-घर आदिमें आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें हर्ष -शोक, 
भक्तिका अभाव, एकान्तमें मन न लगना, विषयी मनुष्योंके संगमें प्रेम --ये 
अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) में स्थिति तथा तत्त्वज्ञानके अर्थ 
( तत्त्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान 
कहलाता है। [ देखिये गीता अध्याय १३। ७ से ११ ] 

जो मायाको, ईश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता, उसे जीव 
कहना चाहिये। जो [ कर्मानुसार ] बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और 
मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है॥ १५॥ 

धर्म (के आचरण ) से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान 
मोक्षका देनेवाला है--ऐसा वेदोंने वर्णन किया है। और हे भाई! 
जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख 
देनेवाली है ॥ १॥ 

वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसको ( ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ) दूसरे 
साधनका सहारा (€ अपेक्षा ) नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन 
हैं। हे तात! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मूल है; और वह तभी मिलती 
है जब संत अनुकूल (९ प्रसन्न ) होते हैं॥ २॥ 


३७८ * रामचरितमानस * 


अब मैं भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हूँ---यह सुगम मार्ग है, जिससे 
जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त 
प्रीति हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] कमोमिं 
लगा रहे॥ ३॥ 

इसका फल, फिर विषयोंसे वैराग्य होगा। तब (९ वैराग्य होनेपर ) मेरे 
धर्म ( भागवतधर्म ) में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि नौ प्रकारकी 
भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा।॥ ४॥ 

जिसका संतोंके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कर्मसे 
भजनका दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और 
देवता सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ हो; ॥ ५॥ 

मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गदगद हो 
जाय और नेत्रोंसे [ प्रेमा श्रऑओंका ] जल बहने लगे और काम, मद और दम्भ 
आदि जिसमें न हों, हे भाई! मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ।॥ ६॥ 

जिनको कर्म, वचन और मनसे मेरी ही गति है; और जो निष्काम 
भावसे मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय-कमलमें मैं सदा विश्राम किया 
करता हूँ॥ १६॥ 

इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण 
और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये॥ १॥ 

शूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी, जो नागिनके समान भयानक 
और दुष्ट हदयकी थी। वह एक बार पञ्लवटीमें गयी और दोनों राजकुमारोंको 
देखकर विकल ( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥ २॥ 

( काकभुशुण्डिजी कहते हैं--) हे गरुड़जी! ( शूर्पणखा-जैसी 
राक्षसी, धर्मज्ञानशून्य कामान्ध ) स्त्री मनोहर पुरुषको देखकर, चाहे वह 
भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती। जैसे 
सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो जाती है ( ज्वालासे पिघल जाती 
है )॥ ३॥ 

वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन 
बोली---न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री! विधाताने यह 
संयोग ( जोड़ा ) बहुत विचारकर रचा है॥ ४॥ 

मेरे योग्य पुरुष (वर ) जगत्‌्भरमें नहीं है, मैंने तीनों लोकोंको खोज 
देखा। इसीसे मैं अबतक कुमारी ( अविवाहित ) रही। अब तुमको देखकर 
कुछ मन माना (चित्त ठहरा ) है॥ ५॥ 

सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीनी यह बात कही कि मेरा 
छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मणजीके पास गयी। लक्ष्मणजी उसे 


* अरएयकाण्ड * ३७९ 


शत्रुकी बहिन समझकर और प्रभुकी ओर देखकर कोमल वाणीसे 
बोले--- ॥ ६॥ 

हे सुन्दरी! सुन, मैं तो उनका दास हूँ। मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता 
( सुख ) न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कोसलपुरके राजा हैं, वे जो कुछ करें, 
उन्हें सब फबता है॥ ७॥ 

सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी ( जिसे जूए, शराब 
आदिका व्यसन हो ) धन और व्यभिचारी शुभगति चाहे, लोभी यश चाहे 
और अभिमानी चारों फल--अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी 
आकाशको दुहकर दूध लेना चाहते हैं ( अर्थात्‌ असम्भव बातको सम्भव 
करना चाहते हैं )॥ ८ ॥ 

वह लौटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी। प्रभुने फिर उसे 
लक्ष्मणजीके पास भेज दिया। लक्ष्मणजीने कहा--तुम्हें वही बरेगा जो 
लज्जाको तृण तोड़कर (८ अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो 
निपट निर्लज्ज होगा )॥ ९॥ 

तब वह खिसियायी हुई (९ क्रुद होकर ) श्रीरामजीके पास गयी और 
उसने अपना भयड्भूर रूप प्रकट किया। सीताजीको भयभीत देखकर 
श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा॥ १०॥ 

लक्ष्मणजीने बड़ी फुर्तीसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया। मानो 
उसके हाथ रावणको चुनौती दी हो!॥ १७॥ 

बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी। [ उसके शरीरसे रक्त इस 
प्रकार बहने लगा ] मानो [ काले ] पर्वतसे गेरूकी धारा बह रही हो। वह 
विलाप करती हुई खर-दृषणके पास गयी। [ और बोली-- ] हे भाई! तुम्हारे 
पौरुष ( वीरता ) को धिक्कार है, तुम्हारे बलको धिक्कार है॥ १॥ 

उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखाने सब समझाकर कहा। सब सुनकर 
राक्षसोंने सेना तैयार की। राक्षससमूह झुंड-के-झुंड दौड़े। मानो पंखधारी 
काजलके पर्वतोंका झुंड हो॥ २॥ 

वे अनेकों प्रकारकी सवारियोंपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार (८ सूरतों ) 
के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण 
किये हुए हैं। उन्होंने नाक-कान कटी हुई अमड्गरलरूपिणी शूर्पणखाको आगे 
कर लिया॥ ३॥ 

अनगिनत भयड्डर अशकुन हो रहे हैं। परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण 
वे सब-के-सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं 
और आकाशमें उड़ते हैं। सेना देखकर योब्द्रालोग बहुत ही हर्षित होते 
हैं॥ ४॥ 

कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो 


३८० * रामचरितमानस * 


और स्त्रीको छीन लो। आकाशमण्डल धूलसे भर गया। तब श्रीरामजीने 
लक्ष्मणजीको बुलाकर उनसे कहा--- ॥ ५॥ 

राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है। जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी 
कन्दरामें चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर 
लक्ष्मणजी हाथमें धनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले ॥ ६॥ 

शत्रुओंकी सेना [ समीप ] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने 
हँसकर कठिन धनुषको चढ़ाया ॥ ७॥ 

कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जूड़ा बाँधते हुए प्रभु कैसे 
शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि (पन्ने ) के पर्वतपर करोड़ों 
बिजलियोंसे दो साँप लड़ रहे हों। कमरमें तरकस कसकर, विशाल 
भुजाओंमें धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंकी 
ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियोंके समूहको [| आता ] देखकर 
सिंह [| उनकी ओर ] ताक रहा हो। 

“पकड़ो-पकड़ो' पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर (९ बड़ी 
तेजीसे ) दौड़े हुए आये [ और उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ], 
जैसे बालसूर्य ( उदयकालीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्देह नामक देत्य 
घेर लेते हैं॥ १८ ॥ 

[ सौन्दर्य-माधुर्यनिधि ] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना 
थकित रह गयी। वे उनपर बाण नहीं छोड़ सके। मन्त्रीको बुलाकर खर- 
दूषणने कहा--यह राजकुमार कोई मनुष्योंका भूषण है॥ १॥ 

जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमेंसे हमने न जाने 
कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयो! सुनो, हमने जन्मभरमें 
ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥| २॥ 

यदहापि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष 
वध करने योग्य नहीं हैं। 'छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों 
भाई जीते-जी घर लौट जाओ '॥ ३॥ 

मेरा यह कथन तुमलोग उसे सुनाओ और उसका वचन ( उत्तर ) सुनकर शीघ्र 
आओ । दूतोंने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा । उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी 
मुसकराकर बोले--- ॥ ४॥ 

हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंको तो 
ढूँढ़ते ही फिरते हैं। हम बलवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं डरते। [ लड़नेको आवे 
तो ] एक बार तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं।॥ ५॥ 

यद्यपि हम मनुष्य हैं, परन्तु देत्यकुलका नाश करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा 
करनेवाले हैं, हम बालक हैं, परन्तु हैं दुष्टोंको दण्ड देनेवाले । यदि बल न हो तो 
घर लौट जाओ। संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको मैं नहीं मारता ॥ ६ ॥ 


* अरएयकाण्ड * ३८१ 


रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना ( दया 
दिखाना ) तो बड़ी भारी कायरता है। दूतोंने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, 
जिन्हें सुनकर खर-दृषणका हृदय अत्यन्त जल उठा॥ ७॥ 

[ खर-दूषणका ] हृदय जल उठा। तब उन्‍होंने कहा--पकड़ लो (कैद 
कर लो )। [ यह सुनकर ] भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति 
( साँग ), शूल ( बरछी ), कृपाण ( कटार ), परिघ और फरसा धारण किये 
हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्रीरामजीने पहले धनुषका बड़ा कठोर, घोर और भयानक 
ट््लार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गये। उस समय उन्हें 
कुछ भी होश न रहा। 

फिर वे शत्रुकी बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामचन्द्रजीके 
ऊपर बहुत प्रकारके अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे॥ १९ ( क )॥ 

श्रीरघुवीरजीने उनके हथियारोंको तिलके समान (टुकड़े-टुकड़े ) 
करके काट डाला। फिर धनुषको कानतक तानकर अपने तीर 
छोड़े ॥ १९ ( ख )॥ 

तब भयानक बाण ऐसे चले, मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प 
जा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजी संग्राममें क्रुद्ध हुए और अत्यन्त तीक्ष्ण बाण 
चले॥ १॥ 

अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। 
तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले--जो रणसे 
भागकर जायगा, ॥ २॥ 

उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मनमें मरना ठानकर भागते 
हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे 
श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे॥ ३॥ 

शत्रुकी अत्यन्त कृुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत- 
से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे॥ ४॥ 

उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर गिरने लगे। 
बाण लगते ही वे हाथीकी तरह चि०ग्घाड़ते हैं। उनके पहाड़के समान धड़ 
कट-कटकर गिर रहे हैं।॥ ५॥ 

योद्धाओंके शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया 
करके उठ खड़े होते हैं। आकाशमें बहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं 
तथा बिना सिरके धड़ दौड़ रहे हैं॥ ६॥ 

चील [ या क्रौंच ], कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयद्धूर कट- 
कट शब्द कर रहे हैं॥ ७॥ 

सियार कटकटाते हैं, भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे 
हैं [| अथवा खप्पर भर रहे हैं ]। वीर-बवैताल खोपड़ियोंपर ताल दे रहे 


३८२ * रामचरितमानस * 


हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्द्ाओंके वक्षः- 
स्थल, भुजा और सिरोंके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ- 
तहाँ गिर पड़ते हैं। फिर उठते और लड़ते हैं और 'पकड़ो-पकड़ो ' का भयद्भूर 
शब्द करते हैं॥ १॥ 
अँतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हींका 

दूसरा छोर हाथसे पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं, ऐसा मालूम होता 
है, मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से बालक पतंग जड़ा 
रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये। बहुत-से, जिनके हृदय 
विदीर्ण हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको व्याकुल 
देखकर त्रिेशिरा और खर-दृषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर 
मुड़े ॥ २॥ 

अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल 
और कृपाण एक हो बारमें श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे। प्रभुने पलभरमें 
शत्रुओंके बाणोंको काटकर, ललकारकर उनपर अपने बाण छोड़े। 
सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे॥ ३॥ 

योद्धा पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं। मरते नहीं, बहुत 
प्रकारकी अतिशय माया रचते हैं | देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत [ राक्षस ] 
चौदह हजार हैं और अयोध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैं। देवता और मुनियोंको 
भयभीत देखकर मायाके स्वामी प्रभुने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे 
शत्रुओंकी सेना एक-दूसरेको रामरूप देखने लगी और आपसमें ही युद्ध करके 
लड़ मरी ॥ ४ ॥ 

सब [ “यही राम है, इसे मारो' इस प्रकार ] राम-राम कहकर शरीर छोड़ते 
हैं और निर्वाण (९ मोक्ष ) पद पाते हैं। कृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके 
क्षणभरमें शत्रुओंको मार डाला॥ २० (क )॥ 

देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं। 
फिर वे सब स्तुति कर-करके अनेकों विमानोंपर सुशोभित हुए चले 
गये॥ २० ( ख )॥ 

जब अश्रीरघुनाथजीने युद्धमें शत्रुओंको जीत लिया तथा देवता, मनुष्य 
और मुनि सबके भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये। 
चरणोंमें पड़ते हुए उनको प्रभुने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृूदयसे लगा 
लिया॥ १॥ 

सीताजी श्रीरामजीके श्याम और कोमल शरीरको परम प्रेमके साथ देख 
रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पञ्लवटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी 
देवताओं और मुनियोंको सुख देनेवाले चरित्र करने लगे॥ २॥ 

खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको भड़काया। 


* अरएयकाण्ड * ३८३ 


वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली---तूने देश और खजानेकी सुधि ही भुला 
दी॥ ३॥ 

शराब पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं 
है कि शत्रु तेरे सिरपर खड़ा है? नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना 
धन प्राप्त करनेसे, भगवान्‌को समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेसे और 
विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढ़नेसे परिणाममें श्रम ही हाथ लगता 
है। विषयोंके सड़से संन्यासी, बुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरापानसे 
लज्जा, ॥ ४-५ ॥ 

नप्रताके बिना ( नम्नता न होनेसे ) प्रीति और मद ( अहड्ढडार ) से गुणवान्‌ 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है॥ ६॥ 

शत्रु, रोग, अग्रि, पाप, स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं 
समझना चाहिये। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके 
रोने लगी॥ २१ ( क )॥ 

[ रावणकी ] सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे 
रो-रोकर कह रही है कि अआरे दशग्रीव! तेरे जीते-जी मेरी क्‍या ऐसी दशा 
होनी चाहिये 2॥ २१ ( ख )॥ 

शूर्पणखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखाकी बाँह 
पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लड्ज्पति रावणने कहा---अपनी बात तो 
बता, किसने तेरे नाक-कान काट लिये ?2॥ १॥ 

[ वह बोली--- ] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिंहके 
समान हैं, वनमें शिकार खेलने आये हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी 
है कि वे पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे॥ २॥ 

जिनकी भुजाओंका बल पाकर हे दशमुख! मुनिलोग वनमें निर्भय 
होकर विचरने लगे हैं। वे देखनेमें तो बालक हैं, पर हैं कालके समान। 
वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणोंसे युक्त हैं॥ ३॥ 

दोनों भाइयोंका बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टोंके वध करनमेमें 
लगे हैं और देवता तथा मुनियोंको सुख देनेवाले हैं। वे शोभाके धाम हैं, 
“राम ' ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी स्त्री है॥। ४॥ 

विधाताने उस स्त्रीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोड़ 
रति ( कामदेवकी स्त्री) उसपर निछावर हैं। उनन्‍्हींके छोटे भाईने मेरे 
नाक-कान काट डाले। मैं तेरी बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी करने 
लगे॥ ५॥ 

मेरी पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये। पर उन्होंने 
क्षणभरमें सारी सेनाको मार डाला। खर-दूषण और त्रिशिराका वध सुनकर 
रावणके सारे अड्ड_ जल उठे॥ ६॥ 


३८४ * रामचरितमानस * 


उसने शूर्पणखाको समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान 
किया, किन्तु [| मनमें ] वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महलमें गया, 
उसे रातभर नींद नहीं पड़ी॥ २२॥ 

[ वह मन-ही-मन विचार करने लगा-- ] देवता, मनुष्य, असुर, 
नाग और पक्षियोंमें कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके। खर- 
दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवानके सिवा और कौन 
मार सकता है ?॥ १॥ 

देवताओंको आनन्द देनेवाले और पृथ्वीका भार हरण करनेवाले 
भगवानने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर 
करूँगा और प्रभुके बाण [ के आघात ] से प्राण छोड़कर भवसागरसे 
तर जाऊँगा।॥ २॥ 

इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन, वचन और कर्मसे 
यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको 
रणमें जीतकर उनकी स्त्रीको हर लूँगा॥ ३॥ 

[ यों विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ 
समुद्रके तटपर मारीच रहता था। [ शिवजी कहते हैं कि-- ] हे पार्वती! यहाँ 
श्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४॥ 

लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वनमें गये, तब 
[ अकेलेमें ] कृपा और सुखके समूह श्रीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे 
बोले--- ॥ २३ ॥ 

हे प्रिये! हे सुन्दर पातिब्रत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीले! सुनो! मैं 
अब कुछ मनोहर मनुष्यलीला करूँगा। इसलिये जबतक मैं राक्षसोंका नाश 
करूँ, तबतक तुम अग्रिमें निवास करो॥ १५॥ 

श्रीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके 
चरणोंको हृदयमें धरकर अग्निमें समा गयीं। सीताजीने अपनी ही छायामूर्ति वहाँ 
रख दी, जो उनके-जैसे ही शील-स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे ही विनम्र 
थी॥ २॥ 

भगवानने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना। 
स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर 
नवाया॥ ३॥ 

नीचका झुकना (९ नम्नता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है। जैसे अद्भुश, 
धनुष, साँप और बिल्लीका झुकना। हे भवानी! दुष्ठटकी मीठी वाणी भी [ उसी 
प्रकार ] भय देनेवाली होती है, जैसे बिना ऋतुके फूल!॥ ४॥ 

तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--हे तात! आपका 
मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र हे और आप अकेले आये हैं 7॥ २४॥ 


* अरएयकाण्ड * ३८५ 


भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [ और 
फिर कहा--- ] तुम छल करनेवाले कपटमृग बनो, जिस उपायसे मैं उस 
राजवधूको हर लाऊँ॥ १॥ 

तब उसने ( मारीचने ) कहा--हे दशशीश! सुनिये। वे मनुष्यरूपमें 
चराचरके ईश्वर हैं। हे तात! उनसे बैर न कीजिये। उन्हींके मारनेसे मरना 
और उनके जिलानेसे जीना होता है ( सबका जीवन-मरण उनन्हींके 
अधीन है )॥ २॥ 

यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे। उस समय 
श्रीरघुनाथजीने बिना फलका बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षणभरमें सौ 
योजनपर आ गिरा। उनसे बैर करनेमें भलाई नहीं है ॥ ३॥ 

मेरी दशा तो भृड़ीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब मैं जहाँ-तहाँ 
श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ। और हे तात! यदि वे मनुष्य 
हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा ( सफलता 
नहीं मिलेगी )॥ ४॥ 

जिसने ताड़का और सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और 
खर, दूषण और त्रिेशिराका वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं 
मनुष्य हो सकता है ?॥ २५॥ 

अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप घर लौट जाइये। यह सुनकर 
रावण जल उठा और उसने बहुत-सी गालियाँ दीं ( दुर्वचचन कहे )। [ कहा ] 
आरे मूर्ख! तू गुरुकी तरह मुझे ज्ञान सिखाता है ? बता तो, संसारमें मेरे समान 
योब्धधा कौन है ?2॥ १॥ 

तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शस्त्री (शस्त्रधारी ), मर्मी 
( भेद जाननेवाला ), समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्या, भाट, कवि और 
रसोइया--इन नौ व्यक्तियोंसे विरोध (वबैर) करनेमें कल्याण ( कुशल ) 
नहीं होता ॥ २॥ 

जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तब उसने श्रीरघुनाथजीकी 
शरण तकी (९ अर्थात्‌ उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा )। [ सोचा 
कि ] उत्तर देते ही ( नाहीं करते ही ) यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर 
श्रीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्‍यों न मरूँ ?2॥ ३॥ 

हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला। श्रीरामजीके चरणोंमें 
उसका अखएण्ड प्रेम है। उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज 
मैं अपने परम स्त्रेही श्रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह हर्ष रावणको 
नहीं जनाया॥ ४॥ 

[ वह मन-ही-मन सोचने लगा ] अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंका 
सफल करके सुख पाऊँगा। जानकीजीसहित और छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत 


३८६ * रामचरितमानस * 


कृपानिधान श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाऊँगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष 
देनेवाला है और जिनकी भक्ति उन अवश ( किसीके वशमें न होनेवाले 
स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी वशमें करनेवाली है, अहा! वे ही आनन्दके समुद्र 
श्रीहरि अपने हाथोंसे बाण सन्धानकर मेरा वध करेंगे! 

धनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे पृथ्वीपर ( पकड़नेके लिये ) 
दौड़ते हुए प्रभुको मैं फिर-फिरकर देखूँगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई 
नहीं है॥ २६॥ 

जब रावण उस वनके (जिस वबनमें श्रीरघुनाथजी रहते थे) निकट 
पहुँचा, तब मारीच कपटमृग बन गया। वह अत्यन्त ही विचित्र था, 
कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर 
बनाया था॥ १॥ 

सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अड्भ-अड़की छटा 
अत्यन्त मनोहर थी। [ वे कहने लगीं--- ] हे देव! हे कृपालु रघुवीर! सुनिये। 
इस मृगकी छाल बहुत ही सुन्दर है॥ २॥ 

जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो! इसको मारकर इसका 
चअमड़ा ला दीजिये। तब श्रीरघुनाथजी [| मारीचके कपटमृग बननेका ] 
सब कारण जानते हुए भी, देवताओंका कार्य बनानेके लिये हर्षित 
होकर उठे॥ ३॥ 

हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें धनुष लेकर 
उसपर सुन्दर ( दिव्य ) बाण चढ़ाया। फिर प्रभुने लक्ष्म्णजीको समझाकर 
कहा--हे भाई! वनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं॥ ४॥ 

तुम बुद्धि और विवेकके द्वारा बल और समयका विचार करके सीताकी 
रखवाली करना। प्रभुको देखकर मृग भाग चला। श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष 
चअढ़ाकर उसके पीछे दौड़े॥ ५ ॥ 

वेद जिनके विषयमें 'नेति-नेति' कहकर रह जाते हैं और शिवजी 
भी जिन्हें ध्यानमें नहीं पाते ( अर्थात्‌ जो मन और वाणीसे नितान्त परे 
हैं ), वे ही श्रीरामजी मायासे बने हुए मृगके पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी 
निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। कभी तो प्रकट हो जाता 
है और कभी छिप जाता है॥ ६॥ 

इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता 
हुआ वह प्रभुको दूर ले गया। तब श्रीरामचन्द्रजीनी तककर ( निशाना 
साधकर ) कठोर बाण मारा, [ जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके 
पृथ्वीपर गिर पड़ा।॥ ७॥ 

पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण 
किया। प्राणत्याग करते समय उसने अपना (राक्षसी ) शरीर प्रकट किया 


* अरएयकाण्ड * ३८७ 


और प्रेमसहित श्रीरामजीका स्मरण किया॥ ८ ॥ 

सुजान (९ सर्वज्ञ ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह 
गति ( अपना परमपद ) दी जो मुनियोंको भी दुर्लभ है॥ ९॥ 

देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं और प्रभुके गुणोंकी गाथाएँ 
( स्तुतियाँ ) गा रहे हैं [कि] श्रीरघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने 
असुरको भी अपना परमपद दे दिया॥ २७॥ 

दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथमें धनुष और 
कमरमें तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते 
समय मारीचकी “हा लक्ष्मण” की आवाज ) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत 
होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगीं--- ॥ १॥ 

तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं। लक्ष्मणजीने हँसकर 
कहा--हे माता! सुनो, जिनके भ्रुकुटिविलास ( भौंके इशारे ) मात्रसे सारी 
सृष्टिका लय ( प्रलय ) हो जाता है, वे श्रीरामजी क्‍या कभी स्वप्रमें भी 
संकटमें पड़ सकते हैं 2॥ २ ॥ 

इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वच्नन ( हृदयमें चुभनेवाले वचन ) कहने 
लगीं, तब भगवान्‌की प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चञ्जल हो उठा। वे 
श्रीसीताजीको वन और दिशाओंके देवताओंको सौंपकर वहाँ चले जहाँ 
रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे॥ ३॥ 

रावण सूना मौका देखकर यति ( संन्‍्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप 
आया। जिसके डरसे देवता और दैत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं 
आती और दिनमें [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते--- ॥ ४॥ 

वही दस सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ 
भड़िहाई * ( चोरी ) के लिये चला। [ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे 
गरुड़जी! इस प्रकार कुमार्गपर पैर रखते ही शरीरमें तेज तथा बुदर्द्रि एवं 
बलका लेश भी नहीं रह जाता॥ ५ ॥ 

* सूना पाकर कुत्ता चुपके-से बर्तन-भाँड़ोंमें मुँह डालकर कुछ चुरा ले 
जाता है उसे, 'भड़िहाई' कहते हैं। 

रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, 
भय और प्रेम दिखलाया। सीताजीने कहा--हे यति गोसाई! सुनो, तुमने 
तो दुष्टकी तरह वच्चन कहे॥ ६॥ 

तब रावणने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब 
तो सीताजी भयभीत हो गयीं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा--' आरे दुष्ट! 
खड़ा तो रह, प्रभु आ गये'॥ ७॥ 

जैसे सिंहकी स्त्रीको तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अआरे राक्षसराज! तू 
[ मेरी चाह करके ] कालके वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावणको 


३८८ * रामचरितमानस * 


क्रोध आ गया, परन्तु मनमें उसने सीताजीके चरणोंकी वन्दना करके सुख 
माना॥ ८ ॥ 

फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह बड़ी 
उतावलीके साथ आकाशमार्गसे चला; किन्तु डरके मारे उससे रथ हाँका 
नहीं जाता था॥ २८ ॥ 

[ सीताजी विलाप कर रही थीं--] हा जगत्‌के अद्वितीय वीर 
श्रीरघुनाथजी! आपने किस अपराधसे मुझपर दया भुला दी। हे दुःखोंके 
हरनेवाले, हे शरणागतको सुख देनेवाले, हा रघुकुलरूपी कमलके 
सूर्य! ॥ १॥ 

हा लक्ष्मण! तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। 
श्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं--] हाय! ] प्रभुकी कृपा 
तो बहुत है, परन्तु वे स्त्रेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं॥ २॥ 

प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञके अन्नको गदहा खाना 
चआहता है। सीताजीका भारी विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुःखी 
हो गये॥ ३॥ 

गृश्चराज जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया 
कि ये रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी हैं। [ उसने देखा कि ] नीच 
राक्षस इनको [ बुरी तरह ] लिये जा रहा है, जैसे कपिला गाय प्लेच्छके 
पाले पड़ गयी हो ॥ ४॥ 

[ वह बोला--- ] हे सीते पुत्री) भय मत कर । मैं इस राक्षसका नाश 
करूँगा। [ यह कहकर ] वह पक्षी क्रोधमें भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वतकी 
ओर बजच्र छूटता हो ॥ ५॥ 

[ उसने ललकारकर कहा-- ] रे रे दुष्ट! खड़ा क्‍यों नहीं होता ? निडर 
होकर चल दिया! मुझे तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता 
हुआ देखकर रावण घूमकर मनमें अनुमान करने लगा--- ॥ ६॥ 

यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियोंका स्वामी गरुड़। पर वह ( गरुड़ ) 
तो अपने स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है! [ कुछ पास आनेपर ] 
रावणने उसे पहचान लिया [ और बोला--- ] यह तो बूढ़ा जटायु है! यह 
मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा।॥ ७॥ 

यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला-- 
रावण! मेरी सिखावन सुन। जानकीजीको छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर 
चला जा। नहीं तो हे बहुत भुजाओंवाले! ऐसा होगा कि ---॥ ८ ॥ 

श्रीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्निमें तेरा सारा वंश पतिंगा 
[ होकर भस्म ] हो जायगा। योद्द्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध 
क्रोध करके दौड़ा॥ ९॥ 


* अरएयकाण्ड * ३८९ 


उसने [ रावणके ] बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया, रावण 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। गीध सीताजीको एक ओर बैठाकर फिर लौटा और 
चोंचोंसे मार-मारकर रावणके शरीरको विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक 
घड़ीके लिये मूर्च्छा हो गयी॥ १५०॥ 

तब  खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक 
कटार निकाली और उससे जटायुके पंख काट डाले। पक्षी 
( जटायु ) श्रीरामजीकी अद्भुत लीलाका स्मरण करके पृथ्वीपर गिर 
पड़ा॥ ११५॥ 

सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ 
चला, उसे भय कम न था। सीताजी आकाशमें विलाप करती हुई जा 
रही हैं। मानो व्याधके वशमें पड़ी हुई (जालमें फँसी हुई ) कोई भयभीत 
हिरनी हो!॥ १२॥ 

पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्त्र 
डाल दिया। इस प्रकार वह सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकव्नमें 
जा रखा॥ १३॥ 


सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार 
गया, तब उन्हें यत्न कराके ( सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोक-वृक्षके 
नीचे रख दिया॥ २९ ( क )॥ 


नवाह्नपारायण, छठा विश्राम 


जिस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे, उसी छविको 
हृदयमें रखकर वे हरिनाम ( रामनाम ) रटती रहती हैं॥ २९ ( ख )॥ 

[ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाह्मरूपमें 
बहुत चिन्ता की | और कहा--- ] हे भाई! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया 
और मेरी आज्ञाका उल्लड्भडन कर यहाँ चले आये!॥ १॥ 

राक्षसोंके झुंड वनमें फिरते रहते हैं। मेरे मनमें ऐसा आता है 
कि सीता आश्रममें नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके 
चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ! मेरा कुछ भी 
दोष नहीं है॥ २॥ 

लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर 
उनका आश्रम था। आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी 
साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुल और दीन ९ दुःखी ) हो गये॥ ३॥ 

[ वे विलाप करने लगे--- ] हा गुणोंकी खान जानकी! हा रूप, शील, 
ब्रत और नियमोंमें पवित्र सीते ! लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया। तब 
श्रीरामजी लताओं और वृशक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले ॥ ४॥ 


३९० * रामचरितमानस * 


हे पक्षियो! हे पशुओ! हे भौंरोंकी पंक्तियो! तुमने कहीं मृगनयनी सीताको 
देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौंरोंका समूह, प्रवीण 
कोयल, ॥ ५ ॥ 

कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल, शरदका चन्द्रमा और नागिनी, 
वरुणका पाश, कामदेवका धनुष, हंस, गज और सिंह--ये सब आज 
अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं॥ ६॥ 

बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मनमें जरा भी शहड्ढ् 
और संकोच नहीं है। हे जानकी! सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित 
हैं, मानो राज पा गये हों। (अर्थात्‌ तुम्हारे अंगोंके सामने ये सब 
तुच्छ# अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभाके 
अभिमानमें फूल रहे हैं )॥ ७॥ 

तुमसे यह अनख (९ स्पर्धा ) कैसे सही जाती है? हे प्रिये! तुम शीघ्र 
ही प्रकट क्‍यों नहीं होती? इस प्रकार [ अनन्त ब्रह्माण्डोंके अथवा 
महामहिमामयी स्वरूपाशक्ति श्रीसीताजीके ] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको 
खोजते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और 
अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८ ॥ 

पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योंके- 
से चरित्र कर रहे हैं। आगे [ जानेपर ] उन्होंने गृश्रपति जटायुको पड़ा देखा। 
वह श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ ध्वजा, कुलिश 
आदिकी ] रेखाएँ (चिह्न ) हैं॥ ९॥ 

कृपासागर श्रीरघुवीरने अपने करकमलसे उसके सिरका स्पर्श किया 
( उसके सिरपर कर-कमल फेर दिया )। शोभाधाम श्रीरामजीका [ परम 
सुन्दर |] मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही॥ ३०॥ 

तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जन्म-मृत्यु ) के 
भयका नाश करनेवाले श्रीरामजी! सुनिये। हे नाथ! रावणने मेरी यह दशा की 
है। उसी दुष्दने जानकीजीको हर लिया है॥ १॥ 

हे गोसाईं! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है। सीताजी कुररी 
( कुर्ज ) की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं। हे प्रभो! मैंने आपके 
दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपानिधान ! अब ये चलना ही चाहते 
हैं॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनी कहा--हे तात! शरीरको बनाये रसिये। तब उसने 
मुसकराते हुए मुँहले यह बात कही--मरते समय जिनका नाम सुखमें 
आ जानेसे अध्म (महान्‌ पापी ) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते 
हैं--॥ ३॥ 

वही ( आप ) मेरे नेत्रोंके विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ! अब 


* अरएयकाण्ड * ३९१ 


मैं किस कमी [की पूर्ति] के लिये देहको रखूँ? नेत्रोंमें जल भरकर 
श्रीरघुनाथजी कहने लगे--हे तात! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोसे [ दुर्लभ ] गति 
पायी है॥ ४॥ 

जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है ( समाया रहता है ), उनके लिये 
जगतूमें कुछ भी ( कोई भी गति ) दुर्लभ नहीं है। हे तात! शरीर छोड़कर 
आप मेरे परम धाममें जाइये। मैं आपको क्‍या दूँ? आप तो पूर्णकाम हैं ( सब 
कुछ पा चुके हैं )॥ ५॥ 

हे तात! सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा। 
यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही 
कहेगा॥ ३१॥ 

जटायुने गीधकी देह त्यागकर हरिका रूप धारण किया और बहुत- 
से अनुपम (दिव्य) आभूषण और | दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये। श्याम 
शरीर है, विशाल चार भुजाएँ हैं और नेत्रोंमें [ प्रेम तथा आनन्दके 
आँसुओंका ] जल भरकर वह स्तुति कर रहा है--॥ १॥ 

हे रामजी! आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, 
सगुण हैं और सत्य ही गुणोंके ( मायाके ) प्रेरक हैं। दस सिरवाले रावणकी 
प्रचण्ड भुजाओंको खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण 
करनेवाले, पृथ्वीको सुशोभित करनेवाले, जलयुक्त मेघके समान श्याम 
शरीरवाले, कमलके समान मुख और [ लाल ] कमलके समान विशाल 
नेत्रोंवाले, विशाल भुजाओंवाले और भव-भयसे छुड़ानेवाले कृपालु 
श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ॥ १॥ 

आप अपरिमित बलवाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( निराकार ), 
एक, अगोचर (अलक्ष्य ), गोविन्द ( वेदवाक्योंद्वारा जाननेयोग्य ), 
इन्द्रियोंसे अतीत, [ जन्म-मरण, सुख-दुःख, हर्ष-शोकादि ] द्वन्द्दोंको 
हरनेवाले, विज्ञानकी घनमूर्ति और पृथ्वीके आधार हैं तथा जो संत 
राम-मन्त्रको जपते हैं, उन अनन्त सेवकोंके मनको आनन्द देनेवाले हैं। 
उन निष्कामप्रिय ( निष्कामजनोंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय > तथा काम 
आदि उुछ्टों ( दुष्ट-वृत्तियों) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको मैं 
नित्य नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 

जिनको श्रुतियाँ निरझ्धन ( मायासे परे ), ब्रह्म, व्यापक, निर्दिकार और 
जन्मरहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग 
आदि अनेक साधन करके पाते हैं। वे ही करुणाकन्द, शोभाके समूह 
[ स्वयं श्रीभगवान्‌ ] प्रकट होकर जड़-चेतन समस्त जगत्‌को मोहित कर 
रहे हैं। मेरे हदय-कमलके भ्रमररूप उनके अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंकी 
छवि शोभा पा रही है॥३॥ 


३९२ * रामचरितमानस * 


जो अगम और सुगम हैं, निर्मलस्वभाव हैं, विषम और सम हैं 
और सदा शीतल (शानन्‍्त ) हैं। मन और इन्द्रियोंको सदा वशमें करते 
हुए योगी बहुत साधन करनेपर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकोंके 
स्वामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके वशमें रहते हैं, 
वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमनको 
मिटानेवाली है॥ ४॥ 

अखण्ड भक्तिका वर माँगकर गृश्रराज जटायु श्रीहरिके परमधामको 
चला गया। अश्रीरामचन्द्रजीनी उसकी [ दाहकर्म आदि सारी] क्रियाएँ 
यथायोग्य अपने हाथोंसे कीं ॥ ३२॥ 

श्रीरघधुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयालु और बिना 
ही कारण कृपालु हैं। गीध [| पक्षियोंमें भी] अधम पक्षी और 
मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी, जिसे योगीजन माँगते 
रहते हैं॥ १॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे पार्वती! सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌को 
छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए 
आगे चले। वे वनकी सघनता देखते जाते हैं॥ २॥ 

वह सघन वन लताओं और वृशक्षोंसे भरा है। उसमें बहुत-से पक्षी, मृग, 
हाथी और सिंह रहते हैं। श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार 
डाला। उसने अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३॥ 

[ वह बोला-- ] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था। अब प्रभुके 
चरणोंको देखनेसे वह पाप मिट गया। [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे 
गन्धर्व! सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मणकुलसे द्रोह करनेवाला मुझे 
नहीं सुहाता॥ ४॥ 

मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा 
करता है, मुझसमेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वशमें हो 
जाते हैं ॥ ३३॥ 

शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी 
बराहण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणसे हीन भी 
ब्राह्मण पूजनीय है। और गुणगणोंसे युक्त और ज्ञानमें निपुण भी शूद्र 
पूजनीय नहीं है॥ १॥ 

श्रीरामजीने अपना धर्म ( भागवत-धर्म ) कहकर उसे समझाया। अपने 
चरणोंमें प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया। तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके 
चरणकमलोंमें सिर नवाकर वह अपनी गति (९ गन्धर्वका स्वरूप ) पाकर 
आकाशमें चला गया॥ २॥ 

उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे। शबरीजीने 


* अरएयकाण्ड * ३९३ 


श्रीरामचन्द्रजीको घरमें आये देखा, तब मुनि मतड़जीके वच्नोंको याद 
करके उनका मन प्रसन्न हो गया॥ ३॥ 

कमल-सदूश नेत्र और विशाल भुजावाले, सिरपर जटाओंका मुकुट और 
हृदयपर वनमाला धारण किये हुए सुन्दर साँवले और गोरे दोनों भाइयोंके 
चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ीं।॥ ४॥ 

वे प्रेममें मग्र हो गयीं, मुखसे वचन नहीं निकलता। बार-बार चरण- 
कमलोंमें सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों 
भाइयोंके चरण धोये और फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर बैठाया ॥ ५॥ 

उन्होंने अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द, मूल और फल लाकर 
श्रीरामजीको दिये। प्रभुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित 
खाया॥ ३४॥ 

फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं। प्रभुको देखकर उनका प्रेम 
अत्यन्त बढ़ गया। [ उन्होंने कहा--- ] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ? 
मैं नीच जातिकी और अत्यन्त मूढ़बुद्द्धि हूँ॥ १॥ 

जो अधमसे भी अधम हैं, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और 
उनमें भी हे पापनाशन! मैं मन्दबुद्धि हूँ। श्रीरघुनाथजीने कहा-हे 
भामिनि! मेरी बात सुन। में तो केवल एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता 
हूंँ॥ २॥ 

जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुट॒ुम्ब, गुण और चतुरता-- 
इन सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन 
बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है॥ ३॥ 

मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन 
और मनमें धारण कर। पहली भक्ति है संतोंका सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे 
कथा- प्रसंगमें प्रेम ।॥ ४ ॥॥। 

तीसरी भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी 
सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान 
करे॥ ३५॥ 

मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास--यह पाँचवीं भक्ति 
है, जो वेदोंमें प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, शील ( अच्छा 
स्वभाव या चरित्र ), बहुत कार्योंसे वैराग्य और निरंतर संत पुरुषोंके धर्म 
( आचरण ) में लगे रहना॥ १॥ 

सातवीं भक्ति है जगत्‌ृभरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत ( राममय ) 
देखना और संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है 
जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष करना और स्वप्रमें भी पराये दोषोंको 
न देखना॥ २॥ 


३९४ * रामचरितमानस * 


नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदयमें 
मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्य ( विषाद ) का 
न होना। इन नवोंमेंसे जिनके एक भी होती है, वह स्त्री-पुरुष, जड़-चेतन 
कोई भी हो--- ॥ ३ ॥ 

हे भामिनि! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी 
भक्ति दृढ़ है। अतएवं जो गति योगियोंको भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिये 
सुलभ हो गयी है॥ ४॥ 

मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपको 
प्राप्त हो जाता है। हे भामिनि! अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर 
जानती हो तो बता॥ ५॥ 

[ शबरीने कहा-- ] हे रघुनाथजी! आप पंपा नामक सरोवरको जाइये, 
वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता होगी। हे देव! हे रघुवीर! वह सब हाल 
बतावेगा। हे धीरबुच्द्धि! आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं!॥ ६॥ 

बार-बार प्रभुके चरणोंमें सिर नवाकर, प्रेमसहित उसने सब कथा 
सुनायी ॥ ७॥ 

सब कथा कहकर भगवानके मुखके दर्शन कर, हृदयमें उनके 
चरणकमलोंको धारण कर लिया और योगाग्निसे देहको त्यागकर ( जलाकर ) 
वह उस दुर्लभ हरिपदमें लीन हो गयी, जहाँसे लौटना नहीं होता। 
तुलसीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्म और बहुत-से 
मत--ये सब शोक प्रद हैं; हे मनुष्यो! इनका त्याग कर दो और विश्वास करके 
श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम करो। 

जो नीच जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्रीको भी 
जिन्होंने मुक्त कर दिया, आरे महादुर्बुत्द्धि मन! तू ऐसे प्रभुकोी भूलकर सुख 
चाहता है ?॥ ३६॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनी उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले। 
दोनों भाई अतुलनीय बलवान्‌ और मनजुष्योंमें सिंहके समान हैं। 
प्रभु विरीकी तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएँ और संवाद 
कहते हैं---॥ १॥ 

हे लक्ष्मण! जरा वनकी शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध 
नहीं होगा ? पक्षी और पशुओंके समूह सभी स्त्रीसहित हैं। मानो वे मेरी निन्‍्दा 
कर रहे हैं॥ २॥ 

हमें देखकर [| जब डरके मारे ] हिरनोंके झुंड भागने लगते हैं, तब 
हिरनियाँ उनसे कहती हैं--तुमको भय नहीं है। तुम तो साधारण 
हिरनोंसे पैदा हुए हो, अतः तुम आनन्द करो। ये तो सोनेका हिरन 
खोजने आये हैं।॥ ३॥ 


* अरएयकाण्ड * ३९५ 


हाथी हथिनियोंको साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं | कि 
स्त्रीको कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये ]। भलीभाँति चिन्तन किये हुए 
शास्त्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये। अच्छी तरह सेवा किये हुए 
भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये। ४॥ 

और स्त्रीको चाहे हृदयमें ही क्‍यों न रखा जाय; परन्तु युवती स्त्री, शास्त्र 
और राजा किसीके वशमें नहीं रहते। हे तात! इस सुन्दर वसनन्‍्तको तो 
देखो। प्रियाके बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है॥ ५॥ 

मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और बिलकुल अकेला जानकर 
कामदेवने वन, भौंरों और पक्षियोंको साथ लेकर मुझपर धावा बोल 
दिया॥ ३७ ( क )॥ 

परन्तु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाईके साथ हूँ ( अकेला 
नहीं हूँ ), तब उसकी बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा 
डाल दिया है॥ ३७ ( ख )॥ 

विशाल वृशक्षोंमें लताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना 
प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं। केला और ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके 
समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर 
है॥१५॥ 

अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हैं। मानो अलग-अलग बाना 
( वर्दी ) धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों। कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा 
दे रहे हैं। मानो योद्धालोग अलग-अलग होकर छावनी डाले हों॥ २॥ 

कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ चिग्घाड़ रहे ] हैं। ढेक 
और महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और 
हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं॥ ३॥ 

तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंके झुंड हैं। कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं 
हो सकता। पर्वतोंकी शिलाएँ रथ और जलके झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं, 
जो गुणसमूह ( विरदावली ) का वर्णन करते हैं।॥ ४॥ 

भौरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल, मन्द और सुगन्धित हवा 
मानो दूतका काम लेकर आयी है। इस प्रकार चतुरड्धिणी सेना साथ लिये 
कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है॥ ५॥ 

हे लक्ष्मण! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, 
जगतूमें उन्हींकी [ वीरोंमें ] प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा 
भारी बल है। उससे जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा है॥ ६॥ 

हे तात! काम, क्रोध और लोभ--ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके 
धाम मुनियोंके भी मनोंको पलभरमें श्षुब्ध कर देते हैं॥ ३८ ( क )॥ 

लोभको इच्छा और दम्भका बल है, कामको केवल स्त्रीका बल है 


३९६ * रामचरितमानस * 


और क्रोधको कठोर वचनोंका बल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते 
हैं॥ ३८ ( ख )॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों 
गुणोंसे परे ), चराचर जगत्‌के स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले 
हैं। [ उपर्युक्त बातें कहकर ] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता ( बेबसी ) 
दिखलायी है और धीर (विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ 
किया है॥ १॥ 

क्रोध, काम, लोभ, मद और माया--ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट 
जाते हैं। वह नट ( नटराजभगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य 
इन्द्रजाल ( माया ) में नहीं भूलता॥ २॥ 

है उमा! मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हँ--हरिका भजन ही सत्य है, 
यह सारा जगत्‌ तो स्वप्र [की भाँति झूठा] है। फिर प्रभु श्रीरामजी 
पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवरके तीरपर गये॥ ३॥ 

उसका जल संतोंके हदय-जैसा निर्मल है। मनको हरनेवाले सुन्दर चार 
घाट बँधे हुए हैं। भाँति-भाँतिके पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार 
दानी पुरुषोंके घर याचकोंकी भीड़ लगी हो!॥ ४॥ 

घनी पुरइनों ( कमलके पत्तों )-की आड़में जलका जल्दी पता नहीं मिलता। 
जैसे मायासे ढके रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता॥ ३९ ( क )॥ 

उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जलमें सब मछलियाँ सदा एकरस (एक 
समान ) सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषोंके सब दिन सुखपूर्वक बीतते 
हैं॥ ३९ ( ख )॥ 

उसमें रंग-बिरंगे कमल रिब्ले हुए हैं। बहुत-से भौंरे मधुर स्वरसे गुंजार 
कर रहे हैं। जलके मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभुको देखकर उनकी 
प्रशंसा कर रहे हों॥ १॥ 

अक्रवाक, बगुले आदि पशक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, उनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन्दर पक्षियोंकी बोली बड़ी सुहावनी लगती 
है, मानो | रास्तेमें |] जाते हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥ २॥ 

उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप मसुनियोंने आश्रम बना रखे हैं। उसके 
चारों ओर वनके सुन्दर वृक्ष हैं। चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, 
कटहल, ढाक और आम आदि--॥ ३ ॥ 

बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों और [| सुगन्धित ] पुष्पोंसे युक्त हैं, 
[ जिनपर ] भौंरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित 
एवं मनको हरनेवाली हवा सदा बहती रहती है ॥ ४॥ 

कोयलें 'कुहू' 'कुहू' का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर 
मुनियोंका भी ध्यान टूट जाता है॥ ५॥ 


* अरएयकाण्ड * ३९७ 


फलोंके बोझसे झुककर सारे वृश्ष पृथ्वीके पास आ लगे हैं, जैसे 
परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] झुक जाते हैं।॥ ४० ॥ 

श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्त्रान किया और परम सुख 
पाया। एक सुन्दर उत्तम वृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई 
लक्ष्मणजीसहित बैठ गये॥ १॥ 

फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने 
धामको चले गये। कृपालु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई 
लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं॥ २॥ 

भगवान्‌को विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ। 
[ उन्होंने विचार किया कि ] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना 
प्रकारके दुःखोंका भार सह रहे हैं (दुःख उठा रहे हैं )॥ ३॥ 

ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुकोी जाकर देखूँ। फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। 
यह विचारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये, जहाँ प्रभु सुखपूर्वक 
बैठे हुए थे॥ ४॥ 

वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर 
रामचरितका गान कर [ते हुए चले आ] रहे थे। दण्डवत्‌ करते 
देखकर अश्रीरामचन्द्रजीनी नारदजीको उठा लिया और बहुत देरतक 
हृदयसे लगाये रखा॥ ५॥ 

फिर स्वागत ( कुशल ) पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मणजीने आदरके साथ 
उनके चरण धोये॥ ६॥ 

बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब 
नारदजी कमलके समान हाथोंको जोड़कर वचन बोले--- ॥ ४१ ॥ 

हे स्वभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी! सुनिये। आप सुन्दर अगम और सुगम 
वरके देनेवाले हैं। हे स्वामी! मैं एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप 
अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं॥ १॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--- ] हे मुनि! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने 
भक्तोंसे कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है, 
जिसे हे मुनिश्रेष्ठ! तुम नहीं माँग सकते ?॥ २॥ 

मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी 
मत छोड़ो। तब नारदजी हर्षित होकर बोले--मैं ऐसा वर माँगता हूँ, यह 
धृष्ठता करता हूँ--- ॥ ३ ॥ 

यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक-से-एक 
बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी 
पक्षियोंके समूहके लिये यह वधिकके समान हो ॥ ४॥ 

आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें “राम” नाम यही पूर्ण चन्द्रमा 


३९८ * रामचरितमानस * 


होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल 
आकाशमें निवास करें॥ ४२ ( क )॥ 

कृपासागर श्रीरघुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो ) कहा। तब 
नारदजीने मनमें अत्यन्त हर्षित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया॥ ४२ ( ख )॥ 

श्रीरघधुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी 
बोले--हे रामजी! हे रघुनाथजी! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके 
मुझे मोहित किया था, ॥ १॥ 

तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु! आपने मुझे किस कारण 
विवाह नहीं करने दिया? | प्रभु बोले-- ] हे मुनि! सुनो, में तुम्हें हर्षके 
साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही 
भजते हैं, ॥ २॥ 

मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालककी रक्षा करती 
है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और साँपको पकड़ने जाता है तो वहाँ माता 
उसे | अपने हाथों ] अलग करके बचा लेती है॥ ३ ॥ 

सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती है, परन्तु पिछली 
बात नहीं रहती (९ अर्थात्‌ मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको 
बचानेकी चिन्ता नहीं करती; क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी 
रक्षा आप करने लगता है )। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ ( सयाने ) पुत्रके समान है 
और | तुम्हारे-जैसा ] अपने बलका मान न करनेवाला सेवक मेरे शिशु 
पुत्रके समान है।॥ ४॥ 

मेरे सेवकको केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ( ज्ञानीको ) अपना 
बल होता है। पर काम-क्रोधरूपी शत्रु तो दोनोंके लिये हैं। | भक्तके 
शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी मुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण 
होकर मेरा ही बल मानता है; परन्तु अपने बलको माननेवाले ज्ञानीके 
शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है।] ऐसा विचारकर 
पण्डितजन (९ बुद्द्वधिामानू लोग ) मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी 
भक्तिको नहीं छोड़ते ॥ ५ ॥ 

काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह (९ अज्ञान ) की प्रबल सेना है। 
इनमें मायारूपिणी ( मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति ) स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख 
देनेवाली है॥ ४३ ॥ 

हे मुनि! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन [ को 
विकसित करने ] के लिये स्त्री वसन्‍त ऋतुके समान है। जप, तप, नियमरूपी 
सम्पूर्ण जलके स्थानोंको स्त्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती है॥ १॥ 

काम, क्रोध, मद और मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हैं। इनको वर्षा-ऋतु 
होकर हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (९ स्त्री ) है। बुरी वासनाएँ कुमुदोंके 


* अरएयकाण्ड * ३९९ 


समूह हैं । उनको सदैव सुख देनेवाली यह शरद्‌ ऋतु है ॥ २॥ 

समस्त धर्म कमलोंके झुंड हैं। यह नीच ( विषयजन्य ) सुख 
देनेवाली स्त्री हिम-ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममतारूपी 
जवासका समूह (वन ) स्त्रीरूपी शिशिर-ऋतुको पाकर हरा-भरा हो 
जाता है॥ ३॥ 

पापरूपी उल्लुओंके समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी 
रात्रि है। बुच्दधि, बल, शील और सत्य--ये सब मछलियाँ हैं और उन [ को 
फँसाकर नष्ट करने ] के लिये स्त्री बंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा 
कहते हैं ॥ ४॥ 

युवती स्त्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी 
खान है। इसलिये हे मुनि! मैंने जीमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे 
रोका था॥ ४४॥ 

श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया 
और नेत्र [ प्रेमाशुओंके जलसे ] भर आये। [वे मन-ही-मन कहने 
लगे--- ] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना 
ममत्व और प्रेम हो ॥ १॥ 

जो मनुष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल, 
दुर्बुब्द्धे और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदरसहित बोले--हे विज्ञान- 
विशारद श्रीरामजी! सुनिये--- ॥ २॥ 

हे रघुवीर! हे भव-भय ( जन्म-मरणके भय )-का नाश करनेवाले मेरे 
नाथ! अब कृपा कर संतोंके लक्षण कहिये। [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे 
मुनि! सुनो, मैं संतोंके गुणोंको कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वशमें 
रहता हूँ॥ ३॥ 

वे संत [ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर---इन ] छः विकारों 
( दोषों ) को जीते हुए, पापरहित, कामनारहित, निश्चल (स्थिरबुद्ध्धि ), 
अकिझ्ञजन ( सर्वत्यागी ), बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके धाम, असीम ज्ञानवान्‌, 
इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, ॥ ४॥ 

सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, थेर्यवान्‌, धर्मके ज्ञान 
और आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५॥ 

गुणोंके घर, संसारके दुःखोंसे रहित और सनन्‍्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए 
होते हैं। मेरे चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, 
न घर ही॥ ४५ ॥ 

कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष 
हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्‍्यायका कभी त्याग नहीं करते। 
सरलस्वभाव होते हैं और सभीसे प्रेम रखते हैं।॥ १॥ 


४०0० * रामचरितमानस * 


वे जप, तप, ब्रत, दम, संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरू, 
गोविन्द तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, 
दया, मुदिता ( प्रसन्नता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है॥ २॥ 

तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्त्वका ज्ञान ) और 
वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं 
करते और भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते ॥ ३ ॥ 

सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोंके 
हितमें लगे रहनेवाले होते हैं। हे मुनि! सुनो, संतोंके जितने गुण हैं, उनको 
सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते॥ ४॥ 

'छशोष और शारदा भी नहीं कह सकते' यह सुनते ही नारदजीने 
श्रीरामजीके चरणकमल पकड़ लिये। दीनबन्धु कृपालु प्रभुने इस प्रकार 
अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुण कहे। भगवान्‌के चरणोंमें बार-बार सिर 
नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये। तुलसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष 
धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरिके रंगमें रँग गये हैं। 

जो लोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे 
वैराग्य, जप और योगके बिना ही श्रीरामजीकी दूढ़ भक्ति पावेंगे।। ४६ ( क )॥ 

युवती स्त्रियोंका शरीर दीपककी लौके समान है, हे मन! तू उसका 
पतिंगा न बन। काम और मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और 
सदा सत्संग कर॥ ४८६ ( रख )॥ 


मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम 
कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। 


( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस । 


अतुर्थ सोपान । 


कुन्दपुष्प और नील कमलके समान सुन्दर गौर एवं एयामवर्ण, अत्यन्त 
बलवान्‌, विज्ञानके धाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदोंके द्वारा वन्दित, गौ 
एवं ब्राह्मणोंके समूहके प्रिय [| अथवा प्रेमी ], मायासे मनुष्यरूप धारण किये 
हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचस्वरूप, सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी रोजमें 
लगे हुए, पथिकरूप रघुकुलके श्रेष्ठ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई 
निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों॥ १॥ 

वे सुकृती ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [| के मथने ] 
से उत्पन्न हुए कलियुगके मलको सर्वथा नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, 
भगवान्‌ श्रीशम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, 
जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सबको सुख देनेवाले और श्रीजानकीजीके 
जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं॥ २॥ 

जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी 
खान और पापोंका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्‍यों न किया जाय ? 

जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने 
स्वयं पान कर लिया, रे मन्द मन! तू उन शड्डरजीको क्‍यों नहीं भजता? 
उनके समान कृपालु | और ] कौन है ? 

श्रीरघधुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ 
( ऋष्यमूक पर्वतपर ) मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बलकी सीमा 
श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर-- ॥ १॥ 

सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष 
बल और रूपके निधान हैं। तुम ब्रह्माचारीका रूप धारण करके जाकर 


४०२ * रामचरितमानस * 


देखो। अपने हृदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे समझाकर कह 
देना॥ २॥ 

यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर 
भाग जाऊँ। [यह सुनकर ] हनुमानजी ब्राह्मोाणका रूप धरकर 
वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे-- ॥ ३ ॥ 

हे वीर! साँवले और गोरे शरीरवाले आप कौन हैं, जो क्षत्रियके रूपमें 
बनमें फिर रहे हैं ? हे स्वामी! कठोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप 
किस कारण वबनमें विचर रहे हैं ?॥ ४॥ 

मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अंग हैं, और आप वनके दुःसह 
धूप और वायुको सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन 
तीन देवताओंमेंसे कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं।॥ ५॥ 

अथवा आप जगत्‌के मूल कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी स्वयं 
भगवान्‌ हैं, जिन्होंने लोगोंको भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका भार 
नष्ट करनेके लिये मनुष्य-रूपमें अवतार लिया है 2॥ १॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--- ] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हैं और पिताका 
वच्चन मानकर वन आये हैं। हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों 
भाई हैं। हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी॥ १॥ 

यहाँ (वनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको हर लिया। हे ब्राह्मण! 
हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण ! 
अपनी कथा समझाकर कहिये॥ २॥ 

प्रभुकोी पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े 
( उन्होंने साष्टाड़ दण्डवत्‌-प्रणाम किया )। [ शिवजी कहते हैं--] हे 
पार्वती! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुखसे 
वचन नहीं निकलता। वे प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं!॥ ३॥ 

फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदयमें हर्ष हो 
रहा है। [ फिर हनुमानजीने कहा-- ] हे स्वामी! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना 
तो न्याय था, [ वर्षोके बाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेषमें और मेरी 
वानरी-बुद्द्धि, इससे में तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके 
अनुसार मैंने आपसे पूछा ] परन्तु आप मनुष्यकी तरह कैसे पूछ रहे हैं 2॥ ४॥ 

मैं तो आपकी मायाके वश भूला फिरता हूँ; इसीसे मैंने अपने स्वामी ( आप ) 
को नहीं पहचाना ॥ ५ ॥ 

एक तो मैं यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वशमें हूँ, तीसरे हदयका कुटिल और 
अज्ञान हूँ, फिर हे दीनबन्धु भगवान्‌! प्रभु ( आप ) ने भी मुझे भुला दिया!॥ २॥ 

हे नाथ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामीकी 
विस्मृतिमें न पड़े ( आप उसे न भूल जाये )। हे नाथ! जीव आपकी मायासे मोहित 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४०३ 


है। वह आपहीकी कृपासे निस्तार पा सकता है॥ १॥ 

उसपर हे रघुवीर! मैं आपकी दुहाई (शपथ ) करके कहता हूँ कि मैं 
भजन-साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे 
निश्चिन्त रहता है। प्रभुको सेवकका पालन-पोषण करते ही बनता है ( करना 
ही पड़ता है )॥ २॥ 

ऐसा कहकर हनुमानजी अकुलाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े, उन्होंने 
अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदयमें प्रेम छा गया। तब 
श्रीरघुनाथजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे 
सींचकर शीतल किया॥ ३॥ 

[ फिर कहा--- ] हे कपि! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना ( मन छोटा 
न करना )। तुम मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शा 
कहते हैं ( मेरे लिये न कोई प्रिय है न अप्रिय ) पर मुझको सेवक प्रिय 
है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है (मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा 
सहारा नहीं होता )॥ ४॥ 

और हे हनुमान्‌! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्द्धि कभी नहीं टलती 
कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर ( जड-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवान्‌का 
रूप है॥ ३॥ 

स्वामीको अनुकूल (९ प्रसन्न ) देखकर पवनकुमार हनुमानजीके हृदयमें 
हर्ष छा गया और उनके सब दुःख जाते रहे। [ उन्होंने कहा-- ] हे नाथ! 
इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है॥ १॥ 

हे नाथ! उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये। 
वह सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २॥ 

इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमानजीने ( श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनों 
जनोंको पीठपर चढ़ा लिया। जब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने 
जन्मको अत्यन्त धन्य समझा॥ ३॥ 

सुग्रीव चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले। श्रीरघुनाथजी भी छोटे 
भाईसहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि 
हे विधाता! क्‍या ये मुझसे प्रीति करेंगे ?॥ ४॥ 

तब हनुमानूजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अग्नरिको साक्षी देकर 
परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी ( अर्थात्‌ अग्रिकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक 
उनकी मैत्री करवा दी )॥ ४॥ 

दोनोंने [ हदयसे ] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं रखा। तब लक्ष्मणजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका सारा इतिहास कहा। सुग्रीवने नेत्रोंमें जल भरकर कहा--हे 
नाथ! मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायूँगी॥ १॥ 

मैं एक बार यहाँ मन्त्रियोंक साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। 


४०४ * रामचरितमानस * 


तब मैंने पराये (शत्रु ) के वशमें पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीताजीको 
आकाश मार्गसे जाते देखा था॥ २॥ 

हमें देखकर उन्होंने (राम! राम! हा राम!” पुकारकर वस्त्र गिरा दिया 
था। श्रीरामजीने उसे माँगा, तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया। वस्त्रको हृदयसे 
लगाकर श्रीरामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया॥ ३॥ 

सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर! सुनिये, सोच छोड़ दीजिये और मनमें धीरज 
लाइये। मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा, जिस उपायसे जानकीजी 
आकर आपको मिलें॥ ४॥ 

कृपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वच्चन सुनकर 
हर्षित हुए।[ और बोले--- ] हे सुग्रीव! मुझे बताओ, तुम वनमें किस कारण 
रहते हो ?॥ ५॥ 

[ सुग्रीवने कहा--- ] हे नाथ! बालि और में दो भाई हैं। हम दोनोंमें ऐसी 
प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभो! मय दानवका एक पूत्र 
था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गाँवमें आया॥ १॥ 

उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा )। बालि 
शत्रुके बल ( ललकार ) को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी 
भागा। मैं भी भाईके सड़ लगा चला गया॥ २॥ 

वह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा। तब बालिने मुझे समझाकर 
कहा--तुम एक पखवाड़े ( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने 
दिनोंमें न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया॥ ३॥ 

है खरारि! मैं वहाँ महीनेभरतक रहा। वहाँ ( उस गुफामेंसे ) रक्तकी बड़ी भारी 
धारा निकली। तब [ मैंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला, अब आकर मुझे 
मारेगा। इसलिये मैं वहाँ ( गुफाके द्वारपर ) एक शिला लगाकर भाग आया।॥ ४॥ 

मन्त्रियोंने नगरको बिना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुझको जबर्दस्ती 
राज्य दे दिया। बालि उसे मारकर घर आ गया। मुझे [| राजसिंहासनपर ] 
देखकर उसने जीमें भेद बढ़ाया ( बहुत ही विरोध माना )। [ उसने समझा 
कि यह राज्यके लोभसे ही गुफाके द्वारपर शिला दे आया था, जिससे में 
बाहर न निकल सकूँ; और यहाँ आकर राजा बन बैठा ]॥ ५॥ 

उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी 
स्त्रीको भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर! मैं उसके भयसे समस्त लोकोंमें 
बेहाल होकर फिरता रहा॥ ६॥ 

वह शापके कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ। 
सेवकका दुःख सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों 
विशाल भुजाएँ फड़क उठीं॥ ७॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] हे सुग्रीव! सुनो, में एक ही बाणसे बालिको मार 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४०५७ 


डालूँगा। ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे॥ ६॥ 

जो लोग मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लगता 
है। अपने पर्वतके समान दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान 
दुःखको सुमेरूु ( बड़े भारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १॥ 

जिन्हें स्वभावसे ही ऐसी बुदिद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्‍यों किसीसे 
मित्रता करते हैं ? मित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे 
मार्गपर चलावे। उसके गुण प्रकट करे और अवगुणोंको छिपावे॥ २॥ 

देने-लेनेमें मनमें शंका न रखे। अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता 
रहे। विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्त्रेह करे। वेद कहते हैं कि संत 
( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं॥ ३॥ 

जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ-पीछे 
बुराई करता है तथा मनमें कुटिलता रखता है--हे भाई! [ इस तरह ] 
जिसका मन साँपकी चालके समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें 
ही भलाई है॥ ४॥ 

मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र--ये चारों 
शूलके समान | पीड़ा देनेवाले ] हैं। हे सखा! मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ 
दो। मैं सब प्रकारसे तुम्हारे काम आऊँगा (९ तुम्हारी सहायता करूँगा )॥ ५ ॥ 

सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर! सुनिये, बालि महान्‌ बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर 
है। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हड्डियाँ और तालके वृक्ष 
दिखलाये। श्रीरघुनाथजीने उन्हें बिना ही परिश्रमके ( आसानीसे ) ढहा दिया।॥ ६॥ 

श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें 
विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार-बार चरणोमें 
सिर नवाने लगे। प्रभुको पहचानकर सुग्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे।॥ ७॥ 

जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ! आपकी कृपासे 
अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई (९ बड़प्पन ) 
सबको त्यागकर मैं आपकी सेवा ही करूँगा।॥ ८ ॥ 

क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब 
( सुख-सम्पत्ति आदि ) रामभक्तिके विरोधी हैं। जगतमें जितने भी शत्रु-मित्र 
और सुख-दुःख [ आदि द्वन्द्र ] हैं, सब-के-सब मायारचित हैं, परमार्थतः 
( वास्तवमें ) नहीं हैं। ९ ॥ 

हे श्रीरामजी! बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपासे शोकका 
नाश करनेवाले आप मुझे मिले; और जिसके साथ अब स्वप्रमें भी लड़ाई 
हो तो जागनेपर उसे समझकर मनमें संकोच होगा [ कि स्वप्रमें भी मैं उससे क्‍यों 
लड़ा ]॥ १०॥ 

हे प्रभो! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात 


४०६ * रामचरितमानस * 


मैं आपका भजन ही करूंँ। सुग्रीवकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके 
क्षणिक वैराग्यको देखकर ) हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी 
मुसकराकर बोले--- ॥ ११॥ 

तुमने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा! मेरा वचन 
मिथ्या नहीं होता ( अर्थात्‌ बालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा )। 
[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि--- ] हे पक्षियोंके राजा गरुड़! नट ( मदारी ) 
के बंदरकी तरह श्रीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं॥ १५२॥ 

तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हाथोंमें धनुष-बाण धारण करके 
श्रीरघुनाथजी चले। तब श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा। वह 
श्रीरामजीका बल पाकर बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३॥ 

बालि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दौड़ा। उसकी स्त्री ताराने चरण 
पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों 
भाई तेज और बलकी सीमा हैं।॥ १४॥ 

वे कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको 
भी जीत सकते हैं॥ १५॥ 

बालिने कहा--हे भीरु! ( डरपोक ) प्रिये! सुनो, श्रीरघुनाथजी समदर्शा हैं। जो 
कदाचित्‌ वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा )॥ ७॥ 

ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान 
जानकर चला। दोनों भिड़ गये। बालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और घूँसा 
मारकर बड़े जोरसे गरजा॥ १॥ 

तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूँसेकी चोट उसे वच्रधके समान लगी। 
[ सुग्रीवने आकर कहा-- ] हे कृपालु रघुवीर! मैंने आपसे पहले ही कहा 
था कि बालि मेरा भाई नहीं है, काल है॥ २॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-- ] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है। इसी 
भ्रमसे मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हाथसे 
स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वजच्रके समान हो गया और सारी पीड़ा 
जाती रही॥ ३॥ 

तब अश्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाल दी और फिर उसे 
बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ। 
श्रीरघुनाथजी वृक्षकी आड़से देख रहे थे॥ ४॥ 

सुग्रीवने बहुत-से छल-बल किये, किन्तु | अन्तमें |] भय मानकर हदयसे 
हार गया। तब श्रीरामजीने तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा॥ ८ ॥ 

बाणके लगते ही बालि व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। किन्तु प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीको आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान्‌का श्याम शरीर है, 
सिरपर जटा बनाये हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं।॥ १॥ 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४०७ 


बालिने बार-बार भगवानकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें लगा 
दिया। प्रभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदयमें प्रीति 
थी, पर मुखमें कठोर वचन थे। वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला--- ॥ २॥ 

हे गोसाई! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे 
व्याधकी तरह ( छिपकर ) मारा ? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा ? हे नाथ! किस 
दोषसे आपने मुझे मारा ?2॥ ३॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे मूर्ख! सुन, छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, पुत्रकी 
स्त्री और कन्या--ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, 
उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता॥ ४॥ 

हे मूढ़! तुझे अत्यन्त अभिमान है। तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर भी कान 
( ध्यान ) नहीं दिया। सुग्रीवको मेरी भुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी 
अरे अधम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा! ॥ ५ ॥ 

[ बालिने कहा--- ] हे श्रीरामजी! सुनिये, स्वामी ( आप ) से मेरी चतुराई 
नहीं चल सकती। हे प्रभो! अन्तकालमें आपकी गति (शरण ) पाकर मैं 
अब भी पापी ही रहा 2॥ ९॥ 

बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने 
हाथसे स्पर्श किया [ और कहा-- ] मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर दूँ, तुम 
प्राणोंको रखो । बालिने कहा--हे कृपानिधान! सुनिये--- ॥ १॥ 

मुनिगण जन्म-जन्ममें (९ प्रत्येक जन्ममें )| अनेकों प्रकारका ] साधन 
करते रहते हैं। फिर भी अन्तकालमें उन्हें 'राम' नहीं कह आता ( उनके मुखसे 
रामनाम नहीं निकलता )। जिनके नामके बलसे शड्डरजी काशीमें सबको 
समानरूपसे अविनाशिनी गति (८ मुक्ति ) देते हैं॥ २॥ 

वह श्रीरामजी स्वयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं। हे प्रभो! ऐसा 
संयोग क्‍या फिर कभी बन पड़ेगा ?॥ ३॥ 

श्रुतियाँ “नेति-नेति' कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं, 
तथा प्राण और मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंको | विषयोंके रससे सर्वथा ] नीरस 
बनाकर मुनिगण ध्यानमें जिनकी कभी क्कचित्‌ ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु 
( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवश जानकर 
यह कहा कि तुम शरीर रख लो। परन्तु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक 
कल्पवृक्षको काटकर उससे बबूरके बाड़ लगावेगा ( अर्थात्‌ पूर्णकाम बना 
देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा ) ?॥ १॥ 

है नाथ! अब मुझपर दयादृष्टि कीजिये और मैं जो वर माँगता हूँ उसे 
दीजिये। मैं कर्मवश जिस योनिमें जन्म लूँ, वहीं श्रीरामजी (आप ) के 
चरणोंमें प्रेम करूँ! हे कल्याणप्रद प्रभो! यह मेरा पुत्र अंगद विनय और 
बलमें मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिये। और हे देवता और मनुष्योंके 


४०८ * रामचरितमानस * 


नाथ! बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २॥ 

श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे ही ( आसानीसे ) 
त्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने॥ १०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने परम धाम भेज दिया। नगरके सब लोग 
व्याकुल होकर दौड़े। बालिकी स्त्री तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने 
लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देहकी सँभाल नहीं है॥ १॥ 

ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी 
माया ( अज्ञान ) हर ली। [ उन्होंने कहा--- ] पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और 
वायु--इन पाँच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है॥ २॥ 

वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और जीव नित्य है। 
फिर तुम किसके लिये रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह 
भगवान्‌के चरणों लगी और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! स्वामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी 
तरह नचाते हैं। तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने 
विधिपूर्वक बालिका सब मृतक-कर्म किया ॥ ४॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम 
जाकर सुग्रीवको राज्य दे दो। श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ॥ ५ ॥ 

लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंको और ब्राह्मणोंके समाजको बुला 
लिया और [ उनके सामने ] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराज-पद्‌ दिया॥ ११॥ 

हे पार्वती! जगत्‌में श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, 
बन्धु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है 
कि स्वार्थके लिये ही सब प्रीति करते हैं॥ १॥ 

जो सुग्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीरमें 
बहुत-से घाव हो गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, 
उसी सुग्रीवको उन्‍होंने वानरोंका राजा बना दिया। श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव 
अत्यन्त ही कृपालु है॥ २॥ 

जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्‍यों न विपत्तिके 
जालमें फँसें ? फिर श्रीरामजीने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे 
उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी॥ ३॥ 

फिर प्रभुने कहा--हे वानरपति सुग्रीव! सुनो, मैं चौद॒ह वर्षतक गाँव 
( बस्ती ) में नहीं जाऊँगा। ग्रीष्म-ऋतु बीतकर वर्षा-ऋतु आ गयी। अतः मैं यहाँ 
पास ही पर्वतपर टिक रहूँगा।॥ ४॥ 

तुम अंगदसहित राज्य करो। मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना। तदनन्तर 
जब सुग्रीवजी घर लौट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके॥ ५॥ 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४०९ 


देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना (सजा ) 
रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ 
आकर निवास करेंगे॥ १२॥ 

सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त सुशोभित है। मधुके लोभसे भौरोंके समूह 
गुंजार कर रहे हैं। जबसे प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फल 
और पत्तोंकी बहुतायत हो गयी॥ १॥ 

मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सम्राट्‌ श्रीरामजी छोटे 
भाईसहित वहाँ रह गये। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओंके 
शरीर धारण करके प्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २॥ 

जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे वन मड़लस्वरूप 
हो गया। सुन्दर स्फटिकमणिकी एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है, उसपर दोनों 
भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं।॥ ३॥ 

श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, बैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी 
अनेकों कथाएँ कहते हैं। वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते 
हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं।॥ ४॥ 

[ श्रीरामजी कहने लगे---] हे लक्ष्मण! देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर नाच 
रहे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं॥ १३॥ 

आकाशमें बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया 
( सीताजी ) के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजलीकी चमक बादलोंमें ठहरती 
नहीं, जैसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥ 

बादल पृथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे हैं, जैसे विद्या 
पाकर दिद्वान्‌ नप्न हो जाते हैं। बूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टोंके 
वचन संत सहते हैं॥ २॥ 

छोटी नदियाँ भरकर [| किनारोंको ] तुड़ाती हुई चलीं, जैसे थोड़े धनसे 
भी दुष्ट इतरा जाते हैं ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं )। पृथ्वीपर पड़ते ही 
पानी गँदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो॥ ३॥ 

जल एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैसे सदगुण [ एक-एककर ] 
सज्जनके पास चले आते हैं। नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता 
है, जेसे जीव श्रीहरिको पाकर अचल ( आवागमनसे मुक्त ) हो जाता है॥ ४॥ 

पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं 
पड़ते। जैसे पाखण्ड-मतके प्रचारसे सदग्रन्थ गुप्त ( लुप्त ) हो जाते हैं॥ १४॥ 

चारों दिशाओंमें मेढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो 
विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृश्षोंमें नये पत्ते आ गये हैं, 
जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं सुशोभित हो गये हैं जैसे साधकका मन विवेक 
( ज्ञान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है॥ १॥ 


४२९० * रामचरितमानस * 


मदार और जवासा बिना पत्तेके हो गये (उनके पत्ते झड़ गये )। जैसे 
श्रेष्ठ राज्यमें दुष्ठोंका उद्यम जाता रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती )। धूल 
कहीं खोजनेपर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है ( अर्थात्‌ 
क्रोधका आवेश होनेपर धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता )॥ २॥ 

अन्नसे युक्त ( लहलहाती हुई खेतीसे हरी-भरी ) पृथ्वी कैसी शोभित हो 
रही है, जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति। रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा 
पा रहे हैं, मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा हो॥ ३॥ 

भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतन्त्र होनेसे स्त्रियाँ बिगड़ 
जाती हैं। चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर 
फेंक रहे हैं )। जेसे विद्वान लोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते हैं।॥ ४॥ 

चअक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं; जैसे कलियुगको पाकर धर्म भाग 
जाते हैं। ऊसरमें वर्षा होती है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती। जैसे हरिभक्तके 
हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता॥ ५॥ 

पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य 
पाकर प्रजाकी वृद्द्धि होती है। जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान 
उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं ]॥ ६॥ 

कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ 
गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म ९ श्रेष्ठ 
आचरण ) नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ( क )॥ 

कभी | बादलोंके कारण ] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी 
सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग 
पाकर उत्पन्न हो जाता है॥ १७ ( ख )॥ 

हे लक्ष्मण! देखो, वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरद्‌ू-ऋतु आ गयी। 
'फूले हुए काससे सारी पृथ्वी छा गयी। मानो वर्षा-ऋतुने | कासरूपी सफेद 
बालोंके रूपमें ] अपना बुढ़ापा प्रकट किया है ॥ १॥ 

अगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सनन्‍्तोष 
लोभको सोख लेता है। नदियों और तालाबोंका निर्मल जल ऐसी शोभा पा 
रहा है जैसे मद और मोहसे रहित संतोंका हृदय !॥ २॥ 

नदी और तालाबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी ( विवेकी ) 
पुरुष ममताका त्याग करते हैं। शरद्‌ू-ऋतु जानकर खंजन पश्षी आ गये। 
जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जोते हैं (€ पुण्य प्रकट हो जाते हैं )॥ ३ ॥ 

न कीचड़ है न धूल; इससे धरती [ निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जैसे 
नीतिनिपुण राजाकी करनी! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, 
जैसे मूर्ख ( विवेकशून्य ) कुट॒ुम्बी ( गृहस्थ ) धनके बिना व्याकुल होता है॥ ४॥ 

बिना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवद्धक्त 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४१९ 


सब आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं-कहीं (विरले ही 
स्थानोंमें ) शरद-ऋतुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है। जैसे कोई विरले ही 
मेरी भक्ति पाते हैं॥ ५॥ 

[ शरद्‌ू-ऋतु पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः 
विजय, तप, व्यापार और भिशक्षाके लिये ] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। 
जैसे श्रीहरिकी भक्ति पाकर चारों आश्रमवाले | नाना प्रकारके साधनरूपी ] 
श्रमोंको त्याग देते हैं॥ १६॥ 

जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिके शरणमें चले 
जानेपर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलोंके फूलनेसे तालाब कैसी शोभा दे 
रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है॥ १॥ 

भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं, तथा पश्षियोंके नाना प्रकारके 
सुन्दर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकदवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, 
जैसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है॥ २॥ 

पपीहा रट लगाये है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्रीशद्भूरजीका द्रोही 
सुख नहीं पाता ( सुखके लिये झीखता रहता है )। शरद्‌-ऋतुके तापको रातके 
समय चन्द्रमा हर लेता है, जैसे संतोंके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं॥ ३॥ 

अकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हैं 
जैसे भगवद्धक्त भगवान्‌को पाकर उनके | निर्निमेष नेत्रोंसे ] दर्शन करते हैं। 
मच्छर और डाँस जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ 
बैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है॥ ४॥ 

[ वर्षा-ऋतुके कारण ] पृथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरद-ऋतुको 
पाकर वैसे ही नष्ट हो गये जैसे सदगुरुके मिल जानेपर सन्देह और भ्रमके 
समूह नष्ट हो जाते हैं॥ १७॥ 

वर्षा बीत गयी, निर्मल शरद-ऋतु आ गयी। परन्तु हे तात! सीताकी कोई 
खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर 
पलभरमें जानकीको ले आऊँ॥ १॥ 

कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात! यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊँगा। राज्य, 
खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुधि भुला दी॥ २॥ 

जिस बाणसे मैंने बालिको मारा था, उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारूँ! 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं, 
उनको कहीं स्वप्रमें भी क्रोध हो सकता है? [ यह तो लीलामात्र है ]॥ ३॥ 

ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है ( जोड़ ली है ), 
वे ही इस चरित्र ( लीलारहस्य ) को जानते हैं। लक्ष्मणजीने जब प्रभुको 
क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथमें ले लिये।॥ ४॥ 

तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि 


४१२ * रामचरितमानस * 


हे तात! सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [| उसे मारनेकी 
बात नहीं है ]॥ १८ ॥ 

यहाँ ( किष्किन्धानगरीमें ) पवनकुमार श्रीहनुमानूजीने विचार किया कि 
सुग्रीवने श्रीरामजीके कार्यको भुला दिया। उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर 
चरणोंमें सिर नवाया। [ साम, दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति 
कहकर उन्हें समझाया ॥ १ ॥ 

हनुमानूजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना। [ और 
कहा--- ] विषयोने मेरे ज्ञानको हर लिया। अब हे पवनसुत! जहाँ-तहाँ 
वानरोंके यूथ रहते हैं; वहाँ दूतोंके समूहोंको भेजो ॥ २॥ 

और कहला दो कि एक पखबवाड़ेमें ( पंद्रह दिनोंमें) जो न आ जायगा, 
उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमानजीने दूतोंको बुलाया और सबका 
बहुत सम्मान करके--- ॥ ३॥ 

सबको भय, प्रीति और नीति दिखलायी। सब बंदर चरणोंमें सिर 
नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये। उनका क्रोध देखकर 
बंदर जहाँ-तहाँ भागे॥ ४॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर 
दूँगा। तब नगरभरको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये॥ १९॥ 

अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की )। 
तब लक्ष्मणजीने उनको अभय बाँह दी ( भुजा उठाकर कहा कि डरो मत )। 
सुग्रीवने अपने कानोंसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त 
व्याकुल होकर कहा--- ॥ १॥ 

हे हनुमान्‌! सुनो, तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको 
समझाओ ( समझा-बुझाकर शान्त करो )। हनुमानूजीने तारासहित जाकर 
लक्ष्मणजीके चरणोंकी वन्दना की और प्रभुके सुन्दर यशका बखान किया।॥ २॥ 

वे विनती करके उन्हें महलमें ले आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें 
पलँगपर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और 
लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर उनको गलेसे लगा लिया॥ ३॥ 

[ सुग्रीवने कहा-- ] हे नाथ! विषयके समान और कोई मद नहीं है। 
यह मुनियोंके मनमें भी क्षणमात्रमें मोह उत्पन्न कर देता है [फिर मैं तो 
विषयी जीव ही ठहरा ]। सुग्रीवके विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजीने 
सुख पाया और उनको बहुत प्रकारसे समझाया।॥। ४॥ 

तब पवनसुत हनुमानजीने जिस प्रकार सब दिशाओंमें दूतोंके समूह गये थे 
वह सब हाल सुनाया ॥ ५ ॥ 

तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई 
लक्ष्मणजीको आगे करके (९ अर्थात्‌ उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हर्षित होकर 


* किष्किन्धाकाण्ड * ड१३ 


चले और जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ आये॥ २०॥ 

श्रीरघधुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा--हे 
नाथ! मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबल 
है। आप जब दया कर ते हैं, हे राम! तभी यह छूटती है ॥ १॥ 

हे स्वामी! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमें हैं। फिर मैं 
तो पामर पशु और पशुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ। स्त्रीका नयन-बाण 
जिसको नहीं लगा, जो भयद्धूर क्रोधरूपी अँधेरी रातमें भी जागता रहता 
है ( क्रोधान्ध नहीं होता )॥ २॥ 

और लोभकी फाँसीसे जिसने अपना गला नहीं बँधाया, हे रघुनाथजी! 
वह मनुष्य आपहीके समान है। ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते। आपकी 
कृपासे ही कोई-कोई इन्हें पाते हैं।॥ ३ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले--हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे 
हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले।॥ ४॥ 

इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ (झुंड ) आ गये। 
अनेक रंगोंके वानरोंके दल सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे॥ २१॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! वानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी। 
उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान्‌ मूर्ख है। सब वानर आ-आकर 
श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं और [ सौन्दर्य-माधुर्यनिधि ] श्रीमुखके 
दर्शन करके कृतार्थ होते हैं॥ १॥ 

सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी 
हो। प्रभुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा 
सर्वव्यापक हैं ( सारे रूपों और सब स्थानोंमें हैं )॥ २॥ 

आज्ञा पाकर सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये। तब सुग्रीवने सबको समझाकर 
कहा कि हे वानरोंके समूहो! यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा 
( अनुरोध ) है; तुम चारों ओर जाओ॥ ३॥ 

और जाकर जानकीजीको खोजो। हे भाई! महीनेभरमें वापस आ जाना। 
जो [| महीनेभरकी ] अवधि बिताकर बिना पता लगाये ही लौट आवेगा उसे मेरे 
द्वारा मरवाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा )॥ ४॥ 

सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न 
दिशाओंमें ) चल दिये। तब सुग्रीवने अंगद, नल, हनुमान्‌ आदि प्रधान- 
प्रधान योब्द्राओंको बुलाया | और कहा--- ]॥ २२ ॥ 

हे धीरबुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान्‌ और हनुमान! तुम सब श्रेष्ठ योद्धा 
मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना॥ १॥ 

मन, वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता लगानेका ) उपाय 
सोचना। श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न ( सफल ) करना। सूर्यको पीठसे 


४१९४ * रामचरितमानस * 


और अग्निको हृदयसे ( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये। परन्तु स्वामीकी सेवा 
तो छल छोड़कर सर्वभावसे ( मन, वचन, कर्मसे ) करनी चाहिये।॥ २॥ 

माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन 
( भगवान्‌के दिव्य धामकी प्राप्तिकि लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना 
चाहिये, जिससे भव ( जन्म-मरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायाँ। हे भाई! 
देह धारण करनेका यही फल है कि सब कामों ( कामनाओं ) को छोड़कर 
श्रीरामजीका भजन ही किया जाय॥ ३॥ 

सदगुणोंको पहचाननेवाला (गुणवान्‌ ) तथा बड़भागी वही है जो 
श्रीरघधुनाथजीके चरणोंका प्रेमी है। आज्ञा माँगकर और चरणोंमें सिर नवाकर 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले॥ ४ ॥ 

सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानूजीने सिर नवाया। कार्यका विचार करके 
प्रभुने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्श 
किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी अँगूठी उत्तारकर दी॥ ५॥ 

[ और कहा-- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा 
विरह (९ प्रेम ) कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमानूजीने अपना जन्म सफल 
समझा और कृपानिधान प्रभुको हृदयमें धारण करके वे चले॥ ६॥ 

यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे 
राजनीतिकी रक्षा कर रहे हैं। ( नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता 
लगानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको भेज रहे हैं )॥ ७॥ 

सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतोंकी कन्दराओंमें खोजते 
हुए चले जा रहे हैं। मन श्रीरामजीके कार्यमें लवलीन है। शरीरतकका प्रेम 
( ममत्व ) भूल गया है॥ २३॥ 

कहीं किसी राक्षससे भेंट हो जाती है, तो एक-एक चपतमें ही उसके 
प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनोंको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं। कोई मुनि 
मिल जाता है तो पता पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं।॥ १॥ 

इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब अत्यन्त ही व्याकुल 
हो गये। किन्तु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलमें सब भुला गये। हनुमान्‌जीने 
मनमें अनुमान किया कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं।॥ २॥ 

उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वीके अंदर एक 
गुफामें उन्हें एक कौतुक ( आश्चर्य ) दिखायी दिया। उसके ऊपर चकदवे, 
बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ३ ॥ 

'पवनकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने 
वह गुफा दिखलायी। सबने हनुमानूजीको आगे कर लिया और वे गुफामें 
घुस गये, देर नहीं की ॥ ४॥ 

अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) और तालाब देखा, 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४९७ 


जिसमें बहुत-से कमल रिबले हुए हैं। वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक 
तपोमूर्ति स्त्री बैठी है॥ २४॥ 

दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब तृत्तान्त कह सुनाया। 
तब उसने कहा--जलपान करो और भाँति-भाँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ॥ १॥ 

[ आज्ञा पाकर ] सबने सन्नान किया, मीठे फल खाये और फिर सब उसके 
पास चले आये। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनायी [ और कहा-- ] 
मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं॥२॥ 

तुमलोग आँखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीताजीको 
पा जाओगे, पछताओ नहीं ( निराश न होओ )। आँखें मूँद्कर फिर जब आँखें 
खोलीं तो सब वीर क्‍या देखते हैं कि सब समुद्रके तीरपर खड़े हैं।॥ ३॥ 

और वह स्वयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे। उसने जाकर प्रभुके 
चरणकमलोंमें मस्तक नवाया और बहुत प्रकारसे विनती की। प्रभुने उसे 
अपनी अनपायिनी ( अचल ) भक्ति दी॥ ४॥ 

प्रभुकी आज्ञा सिरपर धारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, 
जिनकी ब्रह्म और महेश भी वन्दना करते हैं, हृदयमें धारणकर वह (८ स्वयंप्रभा ) 
बदरिकाश्रमको चली गयी॥ २५॥ 

यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी; पर काम 
कुछ न हुआ । सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हे भाई ! अब तो सीताजीकी 
खबर लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे 2॥ १॥ 

अंगदने नेत्रोंमें जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो 
सीताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे॥ २॥ 

वे तो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते। श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, 
इसमें सुग्रीवका कोई एहसान नहीं है। अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब 
मरण हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ३॥ 

वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं; किन्तु कुछ बोल नहीं सकते। उनके 
नेत्रोंस जल बह रहा है। एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्र हो रहे। फिर 
सब ऐसा वचन कहने लगे--- ॥ ४ ॥ 

हे सुयोग्य युवराज! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा 
कहकर लवणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गये॥ ५॥ 

जाम्बवानूने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं। [ वे 
बोले--- ] हे तात! श्रीरामजीको मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रहा, अजेय और 
अजन्मा समझो॥ ६॥ 

हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) में 
प्रीति रखते हैं ॥ ७॥ 

देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी 


४१६ * रामचरितमानस * 


कर्मबन्धनसे नहीं ] अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सापष्टि और सायुज्य ] सब प्रकारके मोक्षोंको त्यागकर 
उनकी सेवामें साथ रहते हैं॥ २६॥ 

इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वतकी 
कन्दरामें सम्पातीने सुनीं। बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे। [ तब 
वह बोला---] जगदी श्वरने मुझको घर बैठे बहुत-सा आहार भेज दिया!॥ १॥ 

आज इन सबको खा जाऊँगा। बहुत दिन बीत गये, भोजनके बिना मर रहा 
था। पेटभर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा 
भोजन दे दिया॥ २॥ 

गीधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो 
गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर 
उठ खड़े हुए। जाम्बवानके मनमें विशेष सोच हुआ॥ ३॥ 

अंगदने मनमें विचारकर कहा---अहा! जटायुके समान धन्य कोई नहीं है। 
श्रीरामजीके कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके 
'परमधामको चला गया ।॥ ४॥ 

हर्ष और शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) 
वानरोंके पास आया। वानर डर गये। उनको अभय करके ( अभय-वचन 
देकर ) उसने पास जाकर जटायुका तृत्तान्त पूछा, तब उन्होंने सारी कथा उसे 
कह सुनायी ॥ ५॥ 

भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी 
महिमा वर्णन की॥ ६॥ 

[ उसने कहा--- ] मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, मैं जटायुको तिलाझलि दे 
दूँ। इस सेवाके बदले मैं तुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ 
हैं सो बतला दूँगा ) जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे॥ २७॥ 

समुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राव्द्ध आदि ) करके सम्पाती 
अपनी कथा कहने लगा--हे वीर वानरो! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें 
एक बार आकाशमें उड़कर सूर्यके निकट चले गये।॥ १॥ 

वह ( जटायु ) तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। (किन्तु) मैं 
अभिमानी था इसलिये सूर्यके पास चला गया। अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख 
जल गये। मैं बड़े जोरसे चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा॥ २॥ 

वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने 
बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित (९ देहसम्बन्धी ) अभिमानको 
छुड़ा दिया॥ ३॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] त्रेतायुगमें साक्षात्‌ परत्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे। 
उनकी स्त्रीको राक्षतोंका राजा हर ले जायगा। उसकी खोजमें प्रभु दूत 


* किष्किन्धाकाण्ड * ४२१७ 


भेजेंगे। उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा॥ ४॥ 

और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर। उन्हें तू सीताजीको दिखा देना। 
मुनिकी वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य 
करो॥ ५॥ 

त्रिकूट पर्वतपर लड्ज्ा बसी हुई है। वहाँ स्वभावहीसे निडर रावण रहता 
है। वहाँ अशोक नामका उपवन ( बगीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती हैं।|[ इस 
समय भी ] वे सोचमें मग्र बैठी हैं॥ ६॥ 

मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार 
होती है ( बहुत दूरतक जाती है )। क्‍या करूँ? मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो 
तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता॥ २८॥ 

जो सौ योजन ( चार सौ कोस ) समुद्र लाँध सकेगा और बुद्द्धनिधान होगा 
वही श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा।[ निराश होकर घबराओ मत ] मुझे देखकर 
मनमें धीरज धरो। देखो, श्रीरामजीकी कृपासे [| देखते-ही-देखते ] मेरा शरीर 
कैसा हो गया ( बिना पाँखका बेहाल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया )!॥ १॥ 

पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर 
जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें 
धारण करके उपाय करो॥ २॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--- ] हे गरुड़जी! इस प्रकार कहकर जब गीध 
चला गया, तब उन (९ वानरों ) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ। सब किसीने 
अपना-अपना बल कहा! पर समुद्रके पार जानेमें सभीने सन्देह प्रकट किया ॥ ३ ॥ 

ऋक्षराज जाम्बवान्‌ कहने लगे---मैं अब बूढ़ा हो गया। शरीरमें पहलेवाले 
बलका लेश भी नहीं रहा । जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे, तब 
मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था॥ ४॥ 

बलिके बाँधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता, 
किन्तु मैंने दो ही घड़ीमें दौड़कर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं ॥ २९॥ 

अंगदने कहा--मैं पार तो चला जाऊँगा। परन्तु लौटते समयके लिये हृदयमें 
कुछ सन्देह है। जाम्बवानने कहा---तुम सब प्रकारसे योग्य हो । परन्तु तुम सबके 
नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाय ?॥ १॥ 

ऋक्षराज जाम्बवानने श्रीहनुमानजीसे कहा--हे हनुमान्‌! हे बलवान! सुनो, 
तुमने यह क्‍या चुप साध रखोी है ? तुम पवनके पुत्र हो और बलमें पवनके 
समान हो तुम बुद्द्चि-विवेक और विज्ञानकी खान हो ॥ २॥ 

जगतूमें कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात! तुमसे न हो सके। 
श्रीरामजीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही 
हनुमानजी पर्वतके आकारके ( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये॥ ३ ॥ 

उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा 


४१८ * रामचरितमानस * 


पर्वतोंका राजा सुमेरू हो। हनुमानूजीने बार-बार सिंहनाद करके कहा--मैं 
इस खारे समुद्रको खेलमें ही लाँघ सकता हूँ।॥ ४॥ 

और सहायकोंसहित रावणको मारकर त्रिकूट पर्वतको उखाड़कर यहाँ 
ला सकता हूँ। हे जाम्बवान्‌! मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उच्चित सीख देना 
[ कि मुझे क्या करना चाहिये ]॥ ५॥ 

[ जाम्बवानने कहा-- ] हे तात! तुम जाकर इतना ही करो कि 
सीताजीको देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन 
श्रीरामजी अपने बाहुबलसे [ ही राक्षसोंका संहार कर सीताजीको ले आयेंगे, 
केवल ] खेलके लिये ही वे वानरोंकी सेना साथ लेंगे॥ ६॥ 

वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको 
ले आयेंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवानके तीनों लोकोंको पवित्र 
करनेवाले सुन्दर यशका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और 
समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे श्रीरघुवीरके चरणकमलका 
मधुकर ( भ्रमर ) तुलसीदास गाता है। 

श्रीरघुवीरका यश भव ( जन्म-मरण )-रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है। 
जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब 
मनोरथोंको सिद्ध करेंगे। ३० ( क )॥ 

जिनका नीले कमलके समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों 
कामदेवोंसे भी अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके 
लिये बधिक (९ व्याध ) के समान है, उन श्रीरामके गुणोंके समूह ( लीला ) 
को अवश्य सुनना चाहिये॥ ३० ( ख)॥ 


मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


पद्ञम सोपान 


शान्त, सनातन, अप्रमेय ( प्रमाणोंसे परे ), निष्पाप, मोक्षरूप परमशान्ति 
देनेवाले, ब्रह्मा, शम्भु और शेषजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य, 
सर्वव्यापक, देवताओंमें सबसे बड़े, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवाले, समस्त 
पापोंको हरनेवाले, करुणाकी खान, रघुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, 
राम कहलानेवाले जगदीश्वरकी मैं वन्दना करता हूँ॥ १॥ 

हे रघुनाथजी! मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही 
हैं (सब जानते ही हैं ) कि मेरे हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे 
रघुकुलश्रेष्ठ! मुझे अपनी निर्भरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम 
आदि दोषोंसे रहित कीजिये॥ २॥ 

अतुल बलके धाम, सोनेके पर्वत (सुमेरु) के समान कान्तियुक्त 
शरीरवाले, दैत्यरूपी वन [ को ध्वंस करने ] के लिये अग््नमिरूप, ज्ञानियोंमें 
अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी, श्रीरघुनाथजीके प्रिय 
भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमानजीको मैं प्रणाम करता हूँ॥ ३॥ 

जाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानूजीके हदयको बहुत ही भाये। 
[वे बोले-- ] हे भाई! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर 
तबतक मेरी राह देखना।॥ १॥ 

जबतक मैं सीताजीको देखकर [ लौट ] न आऊँ। काम अवश्य होगा, 
क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक 
नवाकर तथा हृदयमें श्रीरघुनाथजीको धारण करके हनुमानजी हर्षित 
होकर चले॥ २॥ 

समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था। हनुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) 


४२० * रामचरितमानस * 


कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त 
बलवान्‌ हनुमानजी उसपरसे बड़े वेगसे उछले॥ ३ ॥ 

जिस पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले ), वह 
तुरंत ही पातालमें धैँस गया। जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, 
उसी तरह हनुमानजी चले॥ ४॥ 

समुद्रने उन्हें श्रीरधुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे 
मैनाक! तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें 
विश्राम दे )॥ ५॥ 

हनुमानूजीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा--भाई ! 
श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ 2॥ १॥ 

देवताओंने पवनपुत्र हनुमानूजीको जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल- 
बुद्द्धिको जाननेके लिये ( परीक्षार्थ ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा, 
उसने आकर हनुमानजीसे यह बात कही--- ॥ १॥ 

आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनकुमार 
हनुमानूजीने कहा--- श्रीरामजीका कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीकी 
खबर प्रभुको सुना दूँ, ॥ २॥ 

तब मैं आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना ]। हे माता! 
मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपायसे उसने जाने 
नहीं दिया, तब हनुमानूजीने कहा--तो फिर मुझे खा न ले॥ ३॥ 

उसने योजनभर (चार कोसमें ) मुँह फैलाया। तब हनुमानूजीने अपने 
शरीरको उससे दूना बढ़ा लिया। उसने सोलह योजनका मुख किया। 
हनुमानजी तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये॥ ४॥ 

जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दूना रूप 
दिखलाते थे। उसने सौ योजन (चार सौ कोसका ) मुख किया। तब 
हनुमानूजीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया॥ ५ ॥ 

और वे उसके मुखमें घुसकर | तुरंत ] फिर बाहर निकल आये और उसे 
सिर नवाकर विदा माँगने लगे। [ उसने कहा-- ] मैंने तुम्हारे बुश्द्चि-बलका 
भेद पा लिया, जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था॥ ६॥ 

तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल-बुदर्द्धिके 
भण्डार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गयी, तब हनुमानजी हर्षित 
होकर चले॥ २॥ 

समुद्रमें एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाशमें उड़ते हुए 
पक्षियोंको पकड़ लेती थी। आकाशमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, वह 
जलमें उनकी परछाईं देखकर॥ १॥ 

उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे [ और 


* सुन्दरकाण्ड * ४२१ 


जलमें गिर पड़ते थे ] इस प्रकार वह सदा आकाशमें उड़नेवाले जीवोंको 
खाया करती थी। उसने वही छल हनुमानजीसे भी किया। हनुमानजीने तुरंत 
ही उसका कपट पहचान लिया॥ २॥ 

पवनपुत्र धीरबुर्द्धि वीर श्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार गये। 
वहाँ जाकर उन्होंने वनकी शोभा देखी। मधु ९ पुष्परस ) के लोभसे भौरे 
गुझ्ज़ार कर रहे थे॥ ३॥ 

अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-फूलसे शोभित हैं। पक्षली और पशुओंके 
समूहको देखकर तो वे मनमें [ बहुत ही ] प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल 
पर्वत देखकर हनुमानजी भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े॥ ४॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! इसमें वानर हनुमानकी कुछ बड़ाई नहीं 
है। यह प्रभुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है। पर्वतपर चढ़कर 
उन्होंने लड्ढठा देखी । बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता॥ ५ ॥ 

वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोटे 
( चहारदीवारी ) का परम प्रकाश हो रहा है॥ ६॥ 

विचित्र मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुत- 
से सुन्दर-सुन्दर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं; सुन्दर 
नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरोंके समूह तथा पैदल 
और रथोंके समूहोंको कौन गिन सकता है! अनेक रूपोंके राक्षसोंके दल 
हैं, उनकी अत्यन्त बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती॥ १॥ 

वन, बाग, उपवन ( बगीचे ), फुलवाड़ी, तालाब, कुएँ और बावलियाँ 
सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धर्वोकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे 
मुनियोंके भी मनोंको मोहे लेती हैं। कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले 
बड़े ही बलवान्‌ मल्‍ल ( पहलवान ) गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत 
प्रकारसे भिड़ते और एक-दूसरेको ललकारते हैं ॥ २॥ 

भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्वत करके ( बड़ी सावधानीसे ) 
नगरकी चारों दिशाओंमें ( सब ओरसे ) रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस 
भेंसों, मनुष्यों, गायों, गदहों और बकरोंको खा रहे हैं। तुलसीदासने इनकी 
कथा इसीलिये कुछ थोड़ी-सी कही है कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके 
बाणरूपी तीर्थमें शरीरोंको त्यागकर परमगति पावेंगे॥ ३ ॥ 

नगरके बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हनुमानूजीने मनमें विचार किया 
कि अत्यन्त छोटा रूप धरू और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ।॥ ३ ॥ 

हनुमानजी मच्छड़के समान (छोटा-सा ) रूप धारण कर नररूपसे 
लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लड्ढलाको चले। 
[ लड्ढके द्वारपर ] लट्;डिनी नामकी एक राक्षसी रहती थी। वह बोली--मेरा 
निरादर करके ( बिना मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रहा है ?॥ १॥ 


४२२ * रामचरितमानस * 


हे मूर्ख! तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँतक ( जितने ) चोर हैं, वे सब 
मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह खूनकी 
उलटी करती हुई पृथ्वीपर लुढ़क पड़ी॥ २॥ 

वह लड्ढडिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर 
विनती करने लगी।[ वह बोली---- ] रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था, तब 
चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसोंके विनाशकी यह पहचान बता दी थी कि---- ॥ ३ ॥ 

जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ 
जान लेना। हे तात! मेरे बड़े पुण्य हैं, जो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दूत ( आप ) 
को नेत्रोंसे देख पायी ॥ ४॥ 

हे तात! स्वर्ग और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके एक पलड़ेमें रखा 
जाय, तो भी वे सब मिलकर [| दूसरे पलड़ेपर रखे हुए ] उस सुखके बराबर 
नहीं हो सकते, जो लव ( क्षण )-मात्रके सत्सड्रसे होता है॥ ४॥ 

अयोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें रखे हुए नगरमें प्रवेश 
करके सब काम कीजिये। उसके लिये विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता 
करने लगते हैं, समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता है, अग्निमें शीतलता 
आ जाती है॥ १॥ 

और हे गरुड़जी! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता है, जिसे 
श्रीरामचन्द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमानजीने बहुत ही 
छोटा रूप धारण किया और भगवान्‌का स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया ।॥। २ ॥ 

उन्होंने एक-एक (९ प्रत्येक ) महलकी खोज की। जहाँ-तहाँ असंख्य 
योद्ध्धा देखे। फिर वे रावणके महलमें गये। वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका 
वर्णन नहीं हो सकता॥ ३॥ 

हनुमानूजीने उस ( रावण ) को शयन किये देखा; परन्तु महलमें जानकीजी 
नहीं दिखायी दीं। फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया। वहाँ (उसमें ) 
भगवान्‌का एक अलग मन्दिर बना हुआ था॥ ४॥ 

वह महल श्रीरामजीके आयुध ( धनुष-बाण ) के चिह्लोंसे अद्धित था, 
उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन-नवीन तुलसीके वृक्ष- 
समूहोंको देखकर कपिराज श्रीहनुमानजी हर्षित हुए ॥ ५ ॥ 

लड्ढ़ा तो राक्षसोंके समूहका निवासस्थान है। यहाँ सज्जन ( साथु पुरुष ) 
का निवास कहाँ? हनुमानजी मनमें इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय 
विभीषणजी जागे॥ १॥ 

उन्होंने ( विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया। हनुमानजीने 
उन्हें सज्जन जाना और हृदयमें हर्षित हुए। [ हनुमानूजीने विचार किया कि ] 
इनसे हठ करके ( अपनी ओरसे ही ) परिचय करूँगा, क्‍योंकि साथुसे 
कार्यकी हानि नहीं होती | प्रत्युत लाभ ही होता है ]॥ २॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४२३ 


ब्राह्मणका रूप धरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा )। सुनते 
ही विभीषणजी उठकर वहाँ आये। प्रणाम करके कुशल पूछी [ और कहा 
कि ] हे ब्राह्मणदेव! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ ३ ॥ 

क्या आप हरिभक्तोंमेंसे कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें 
अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्‍या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं 
श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने ( घर-बैठे दर्शन देकर कूतार्थ 
करने ) आये हैं 2॥ ४॥ 

तब हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। 
सुनते ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण 
करके दोनोंके मन [ प्रेम और आनन्दमें ] मग्र हो गये।॥ ६॥ 

[ विभीषणजीने कहा--- ] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता 
हूँ, जेसे दाँतोंके बीचमें बेचारी जीभ। हे तात! मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके 
नाथ श्रीरामचन्द्रजी कया कभी मुझपर कृपा करेंगे 2॥ १॥ 

मेरा तामसी ( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न 
मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोममें प्रेम ही है। परन्तु हे हनुमान! अब मुझे 
विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है; क्योंकि हरिकी कृपाके 
बिना संत नहीं मिलते॥ २॥ 

जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके ( अपनी ओरसे ) 
दर्शन दिये हैं। [ हनुमानूजीने कहा--- ] हे विभीषणजी! सुनिये, प्रभुकी यही 
रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं॥ ३॥ 

भला कहिये, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? [ जातिका ] चञ्जल वानर हूँ 
और सब प्रकारसे नीच हूँ। प्रातःकाल जो हमलोगों ( बंदरों ) का नाम 
ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले॥ ४॥ 

हे सखा! सुनिये, मैं ऐसा अधम हूँ; पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी 
कृपा ही की है। भगवान्‌के गुणोंका स्मरण करके हनुमानजीके दोनों 
नेत्रोंमें [ प्रेमा भुओंका ] जल भर आया।॥ ७॥ 

जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी ( श्रीरघुनाथजी ) को भुलाकर | विषयोंके 
पीछे ] भटकते फिरते हैं, वे दुःखी क्‍यों न हों ? इस प्रकार श्रीरामजीके 
गुणसमूहोंको कहते हुए उन्होंने अनिर्वच्चनीय ( परम ) शान्ति प्राप्त की॥ १॥ 

फिर विभीषणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ ( लड्डामें ) रहती 
थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमानूजीने कहा--हे भाई! सुनो, मैं जानकी 
माताको देखना चाहता हूँ॥ २॥ 

विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सब युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायीं। तब 
हनुमानजी विदा लेकर चले। फिर वही ( पहलेका मसक-सरीखा ) रूप धरकर 
वहाँ गये, जहाँ अशोकवनमें ( वनके जिस भागमें ) सीताजी रहती थीं॥ ३ ॥ 


४२४ * रामचरितमानस * 


सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया। उन्हें बैठे- 
ही-बैठे रात्रिके चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिरपर 
जटाओंकी एक वेणी ( लट ) है। हृदयमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका जाप 
( स्मरण ) करती रहती हैं॥ ४॥ 

श्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं ( नीचेकी ओर देख 
रही हैं) और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन है। जानकीजीको दीन 
( दुःखी ) देखकर पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुःखी हुए॥ ८ ॥ 

हनुमानजी वृक्षके पत्तोंमें छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई! 
क्या करूँ (इनका दुःख कैसे दूर करूँ )? उसी समय बहुत-सी स्त्रियोंका 
साथ लिये सज-धजकर रावण वहाँ आया॥ १॥ 

उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया। साम, दान, भय और 
भेद दिखलाया। रावणने कहा--हे सुमुर्त्रि! हे सयानी! सुनो। मन्दोदरी आदि 
सब रानियोंको--- ॥ २॥ 

मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो 
तो सही! अपने परम स्न्रेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके 
जानकीजी तिनकेकी आड़ ( परदा ) करके कहने लगीं--- ॥ ३ ॥ 

है दशमुख! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी सिल सकती है? 
जानकीजी फिर कहती हैं--तू [| अपने लिये भी ] ऐसा ही मनमें समझ ले। 
रे दुष्ट! तुझे श्रीरघुवीरके बाणकी खबर नहीं है।॥ ४॥ 

रे पापी! तू मुझे सूनेमें हर लाया है। रे अधम! निर्लज्ज! तुझे लज्जा नहीं 
आती ?2॥ ५॥ 

अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और 
सीताजीके कठोर वचनोंको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सेमें 
आकर बोला--- ॥ ९॥ 

सीता! तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट 
डालूँगा। नहीं तो [| अब भी ] जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुर्त्रि! नहीं तो 
जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा!॥ १॥ 

[ सीताजीने कहा-- ] हे दशग्रीव! प्रभुकी भुजा जो श्याम कमलकी 
मालाके समान सुन्दर और हाथीकी सूँड़के समान [ पुष्ठ तथा विशाल ] है, या 
तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ! 
सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है॥ २॥ 

सीताजी कहती हैं--हे चन्द्रहास ( तलवार )! श्रीरघुनाथजीके विरहकी 
अग्निसे उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलनको तू हर ले। हे तलवार! तू शीतल, 
तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है ( अर्थात्‌ तेरी धारा ठंडी और तेज है), तू 
मेरे दुःखके बोझको हर ले॥ ३॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४२५ 


सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानवकी पुत्री 
मन्दोदरीने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर 
कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ॥ ४॥ 

यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार 
डालूँगा॥ ५॥ 

[ यों कहकर ] रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियोंके समूह बहुत- 
से बुरे रूप धरकर सीताजीको भय दिखलाने लगे॥ १०॥ 

उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी। उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
प्रीति थी और वह विवेक (ज्ञान) में निपुण थी। उसने सबोंको बुलाकर 
अपना स्वप्र सुनाया और कहा---सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर 
लो॥१॥ 

स्वप्रमें [ मैंने देखा कि ] एक बंदरने लड्जा जला दी। राक्षसोंकी सारी 
सेना मार डाली गयी। रावण नड्ग है और गदहेपर सवार है। उसके सिर 
मुँड़े हुए हैं, बीसों भुजाएँ कटी हुई हैं॥ २॥ 

इस प्रकारसे वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो 
लड्ढा विभीषणने पायी है। नगरमें श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी। तब 
प्रभुने सीताजीको बुला भेजा॥ ३॥ 

मैं पुकारकर ( निश्चयके साथ ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार ( कुछ ही ) 
दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर 
गयीं और जानकीजीके चरणोंपर गिर पड़ीं॥ ४ ॥ 

तब (इसके बाद ) वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं। सीताजी मनमें सोच 
करने लगीं कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे 
सारेगा॥ ११॥ 

सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं--हे माता! तू मेरी विपत्तिकी 
संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूँ। विरह 
असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता॥ १॥ 

काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता! फिर उसमें आग लगा 
दे। हे सयानी! तू मेरी प्रीतिको सत्य कर दे। रावणकी शूलके समान दुःख 
देनेवाली वाणी कानोंसे कौन सुने 2॥ २॥ 

सीताजीके वच्चन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और 
प्रभुका प्रताप, बल और सुयश सुनाया। [ उसने कहा--- ] हे सुकुमारी! सुनो, 
रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी॥ ३॥ 

सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने लगीं---] क्या करूँ ] विधाता ही विपरीत 
हो गया। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाशमें अड्डरे प्रकट दिखायी 
दे रहे हैं, पर पृथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता॥ ४॥ 


४२६ * रामचरितमानस * 


अन्द्रमा अग्रिमय है, किन्तु वह भी मानो सुझे हतभागिनी जानकर आग 
नहीं बरसाता। हे अशोकवृक्ष! मेरी विनती सुन! मेरा शोक हर ले और 
अपना [ अशोक ] नाम सत्य कर॥ ५॥ 

तेरे नये-नये कोमल पत्ते अग्नरिके समान हैं। अग्रि दे, विरह-रोगका 
अन्त मत कर (९ अर्थात्‌ विरह-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा )। 
सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमानजीको कल्पके 
समान बीता॥ ६ ॥ 

तब हनुमानजीने हृदयमें विचारकर [ सीताजीके सामने ] अँगूठी डाल 
दी, मानो अशोकने अड्रारा दे दिया। [ यह समझकर ] सीताजीने हर्षित 
होकर उठकर उसे हाथमें ले लिया॥ १२॥ 

तब उन्होंने राम-नामसे अड्डित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी। 
अँगूठीको पहचानकर सीताजी आश्चर्यच्कित होकर उसे देखने लगीं और 
हर्ष तथा विषादसे हृदयमें अकुला उठीं॥ १॥ 

[ वे सोचने लगीं--- ] श्रीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत 
सकता है? और मायासे ऐसी (९ मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, 
चिन्मय ) अँगूठी बनायी नहीं जा सकती। सीताजी मनमें अनेक प्रकारके 
विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोले--- ॥ २॥ 

वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे, [जिनके ] सुनते ही 
सीताजीका दुःख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। 
हनुमानूजीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३॥ 

[ सीताजी बोलीं-- ] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर 
कथा कही, वह हे भाई! प्रकट क्‍यों नहीं होता? तब हनुमानजी पास 
चले गये। उन्हें देखकर सीताजी फिरकर ( मुख फेरकर ) बैठ गयीं; उनके मनमें 
आश्चर्य हुआ ॥ ४॥ 

[ हनुमानूजीने कहा-- ] हे माता जानकी! मैं श्रीरामजीका दूत हूँ। 
करुणानिधानकी सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता! यह अँगूठी मैं ही लाया हूँ। 
श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या पहिचान ) दी है॥ ५॥ 

[ सीताजीने पूछा--- ] नर और वानरका सड़ कहो कैसे हुआ ? तब 
हनुमानजीने जेसे सड़ हुआ था, वह सब कथा कही ॥ ६॥ 

हनुमानजीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न हो 
गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्मसे कृपासागर 
श्रीरघुनाथजीका दास है॥ १३॥ 

भगवान्‌का जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी। नेत्रोंमें 
[ प्रेमा भश्रओंका ] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया। [ सीताजीने 
कहा-- ] हे तात हनुमान्‌! विरहसागरमें डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए॥ १॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४२७ 


मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके शत्रु 
सुखधाम प्रभुका कुशल-मड्रल कहो। श्रीरघधुनाथजी तो कोमलहदय और 
कृपालु हैं। फिर हे हनुमान्‌! उन्होंने किस कारण यह निष्ठरता धारण कर 
ली है ?2॥ २॥ 

सेवकको सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्रीरघुनाथजी क्‍या 
कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात! क्या कभी उनके कोमल साँवले 
अड्भेंको देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ?॥ ३ ॥ 

[ मुँसे ] वचन नहीं निकलता, नेत्रोंमें [| विरहके आँसुओंका ] जल भर 
आया। | बड़े दुःखसे वे बोलीं--- ] हा नाथ! आपने मुझे बिलकुल ही भुला 
दिया! सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमल और 
विनीत वचन बोले---- ॥ ४॥ 

हे माता! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] 
कुशल हैं, परन्तु आपके दुःखसे दु:ख हैं। हे माता! मनमें ग्लानि न मानिये ( मन 
छोटा करके दुःख न कीजिये )। श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम 
है॥ ५॥ 

हे माता! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये। ऐसा कहकर 
हनुमानजी प्रेमसे गद़द हो गये। उनके नेत्रोंमें [ प्रेमाभुओंका ] जल भर 
आया।॥ १४॥ 

[ हनुमानजी बोले--- ] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते! तुम्हारे 
वियोगमें मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं। वृक्षोंके नये-नये 
कोमल पत्ते मानो अग्रिके समान, रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा 
सूर्यके समान॥ १॥ 

और कमलोंके वन भालोंके वनके समान हो गये हैं। मेघ मानो खौलता 
हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे, वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। 
त्रिविध ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) वायु साँपके श्रासके समान ( जहरीली और 
गरम ) हो गयी है॥ २॥ 

मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है। पर कहूँ किससे ? 
यह दुःख कोई जानता नहीं। हे प्रिये! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व ( रहस्य ) 
एक मेरा मन ही जानता है॥ ३॥ 

और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें 
ही समझ ले। प्रभुका सन्देश सुनते ही जानकीजी प्रेममें मग्न हो गयीं। उन्हें 
शरीरकी सुध न रही ॥ ४॥ 

हनुमानूजीने कहा--हे माता! हृदयमें धैर्य धारण करो और सेवकोंको 
सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो। श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें 
लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥ 


४२८ * रामचरितमानस * 


राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अग्रिके समान 
हैं। हे माता! हृदयमें धेर्य धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते। हे 
जानकीजी! रामबाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार 
कहाँ रह सकता है ?॥ १॥ 

है माता! मैं आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ 
है, मुझे प्रभु ( उन ) की आज्ञा नहीं है।[ अतः ] हे माता! कुछ दिन और धीरज 
धरो। श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेंगे॥ २॥ 

और राक्षसोंको मारकर आपको ले जायँगे। नारद आदि [ ऋषि-मुनि ] 
तीनों लोकोंमें उनका यश गावेंगे। [| सीताजीने कहा-- ] हे पुत्र! सब वानर 
तुम्हारे ही समान (९ नन्‍्हें-नन्हें-से ) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान्‌ योद्धा हैं।॥ ३॥ 

अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी सन्देह होता है [कि तुम-जैसे बंदर 
राक्षसोंको कैसे जीतेंगे!] यह सुनकर हनुमानूजीने अपना शरीर प्रकट 
किया। सोनेके पर्वत ( सुमेर) के आकारका ( अत्यन्त विशाल ) शरीर था, 
जो युद्धमें शत्रुओंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ और 
वीर था॥ ४॥ 

तब ( उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ | हनुमानूजीने फिर छोटा 
रूप धारण कर लिया॥ ५॥ 

हे माता! सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्द्धि नहीं होती। परन्तु प्रभुके 
प्रतापसे बहुत छोटा सर्प भी गरुड़को खा सकता है ( अत्यन्त निर्बल भी महान्‌ 
बलवानूको मार सकता है )॥ १६॥ 

भक्ति, प्रताप, तेज और बलसे सनी हुई हनुमानूजीकी वाणी सुनकर 
सीताजीके मनमें सन्‍्तोष हुआ। उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानजीको 
आशीर्वाद दिया कि हे तात! तुम बल और शीलके निधान होओ॥ १॥ 

हे पुत्र! तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ), अमर और गुणोंके खजाने होओ। 
श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें। “प्रभु कृपा करें' ऐसा कानोंसे सुनते 
ही हनुमानजी पूर्ण प्रेममें मग्र हो गये।। २ ॥ 

हनुमानूजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ 
जोड़कर कहा--हे माता! अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ 
( अचूक ) है, यह बात प्रसिद्ध है॥ ३ ॥ 

हे माता! सुनो, सुन्दर फलवाले वृक्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग 
आयी है। [ सीताजीने कहा-- ] हे बेटा! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस 
वनकी रखवाली करते हैं।॥ ४॥ 

[ हनुमानूजीने कहा-- ] हे माता! यदि आप मनमें सुख मानें € प्रसन्न 
होकर आज्ञा दें ) तो मुझे उनका भय तो बिलकुल नहीं है॥ ५॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४२९ 


हनुमानूजीको बुद्द्धि और बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा---जाओ। 
हे तात! श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें धारण करके मीठे फल 
खाओ॥ १५७॥ 

वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये। फल खाये 
और वृक्षोंको तोड़ने लगे। वहाँ बहुत-से योद्ध्धा रखवाले थे। उनमेंसे कुछको 
मार डाला और कुछने जाकर रावणसे पुकार की---॥ १॥ 

[ और कहा--] हे नाथ! एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने 
अशोकवाटिका उजाड़ डाली। फल खाये, वृक्षोंको उखाड़ डाला और 
रखवालोंको मसल-मसलकर जमीनपर डाल दिया॥ २॥ 

यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमानजीने 
गर्जना की। हनुमानूजीने सब राक्षसोंको मार डाला, कुछ जो अधमरे थे, 
चिल्लाते हुए गये॥ ३॥ 

फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ 
लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमानजीने एक वृश्ष [ हाथमें ] लेकर ललकारा 
और उसे मारकर महाध्वनि ( बड़े जोर ) से गर्जना की ॥ ४॥ 

उन्होंने सेनामें कुछको मार डाला और कुछको मसल डाला और कुछको 
पकड़-पकड़कर धूलमें मिला दिया। कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे 
प्रभु! बंदर बहुत ही बलवान है॥ १८ ॥ 

पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने जेठे 
पुत्र ] बलवान्‌ मेघनादको भेजा। ( उससे कहा कि--) हे पुत्र! मारना 
नहीं; उसे बाँध लाना। उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है॥ १॥ 

इन्द्रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्ध्वा मेघनाद चला। भाईका मारा जाना 
सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमानजीने देखा कि अबकी भयानक योद्ध्धा 
आया है। तब वे कटकटाकर गर्ज और दौड़े॥ २॥ 

उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और [ उसके प्रहारसे ] लंके श्वर 
रावणके पुत्र मेघनादको बिना रथका कर दिया ( रथको तोड़कर उसे नीचे 
पटक दिया )। उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड़-पकड़कर 
हनुमानजी अपने शरीरसे मसलने लगे॥ ३॥ 

उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे। | लड़ते हुए वे ऐसे 
मालूम होते थे ] मानो दो गजराज (९ श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हों। हनुमानजी 
उसे एक घूँसा मारकर वृक्षपर जा चढ़े। उसको क्षणभरके लिये मूर्च्छा 
आ गयी॥ ४॥ 

फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते 
नहीं जाते ॥ ५॥ 

अन्तमें उसने ब्रह्मास्त्रका सन्धान ( प्रयोग ) किया, तब हनुमानजीने मनमें 


ड३० * रामचरितमानस * 


विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्रको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा 
मिट जायगी॥ १९॥ 

उसने हनुमानूजीको ब्रह्मगराण मारा, [ जिसके लगते ही वे वृक्षसे नीचे 
गिर पड़े ] परन्तु गिरते समय भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली। जब उसने 
देखा कि हनुमानजी मूर्छित हो गये हैं, तब वह उनको नागपाशसे बाँधकर 
ले गया॥ १॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे भवानी! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी 
( विवेकी ) मनुष्य संसार ( जन्म-मरण ) के बन्धनको काट डालते हैं, उनका 
दूत कहीं बन्धनमें आ सकता है? किन्तु प्रभुके कार्यके लिये हनुमानजीने 
स्वयं अपनेको बँधा लिया॥ २॥ 

बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकके लिये ( तमाशा 
देखनेके लिये ) सब सभामें आये। हनुमानूजीने जाकर रावणकी सभा देखी। 
उसकी अत्यन्त प्रभुता ( ऐश्वर्य ) कुछ कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ 

देवता और दिक्‍पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्नताके साथ भयभीत हुए सब 
रावणकी भौं ताक रहे हैं। ( उसका रुख देख रहे हैं।) उसका ऐसा प्रताप 
देखकर भी हनुमानजीके मनमें जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशड्डः खड़े 
रहे जैसे सर्पोके समूहमें गरुड़ निःशड्डः ( निर्भय ) रहते हैं।॥ ४॥ 

हनुमानूजीको देखकर रावण दुर्वचचन कहता हुआ खूब हँसा। फिर पुत्र- 
वधका स्मरण किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया॥ २०॥ 

लड्जापति रावणने कहा--रे वानर! तू कौन है? किसके बलपर तूने 
वनको उजाड़कर नष्ट कर डाला ? क्‍या तूने कभी मुझे ( मेरा नाम और यश ) 
कानोंसे नहीं सुना ? रे शठ! मैं तुझे अत्यन्त निःशड्डू देख रहा हूँ॥ १॥ 

तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ? रे मूर्ख! बता, क्‍या तुझे प्राण जानेका 
भय नहीं है ? [ हनुमानूजीने कहा--- ] हे रावण! सुन; जिनका बल पाकर माया 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है;॥ २॥ 

जिनके बलसे हे दशशीश! ब्रह्मा, विष्णु, महेश (क्रमशः ) सृष्टिका 
सूजन, पालन और संहार करते हैं; जिनके बलसे सहस्त्रमुख (फणों ) 
वाले शेषजी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते 
हैं;॥ ३॥ 

जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं 
और जो तुम्हारे-जैसे मूर्खोको शिक्षा देनेवाले हैं; जिन्होंने शिवजीके 
कठोर धनुषको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्ज 
चूर्ण कर दिया।॥ ४ ॥ 

जिन्होंने खर, दूषण, त्रेशिरा और बालिको मार डाला, जो सब-के-सब 
अतुलनीय बलवान थे;॥ ५ ॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४३९ 


जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्‌को जीत लिया और 
जिनकी प्रिय पत्नीको तुम [ चोरीसे ] हर लाये हो, मैं उन्हींका दूत हूँ॥ २१ ॥ 

मैं तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ, सहस्त्रबाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी 
और बालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमानजीके [| मार्मिक ] 
वचन सुनकर रावणने हँसकर बात टाल दी॥ १॥ 

हे [ राक्षसोंके ] स्वामी! मुझे भूख लगी थी, (इसलिये ) मैंने फल 
खाये और वानर-स्वभावके कारण वृक्ष तोड़े। हे ( निशाचरोंके ) मालिक! 
देह सबको परम प्रिय है। कुमार्गपर चलनेवाले (दुष्ट ) राक्षत जब मुझे 
मारने लगे॥ २॥ 

तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको 
बाँध लिया। [ किन्तु ] मुझे अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं 
तो अपने प्रभुका कार्य किया चाहता हूँ॥ ३॥ 

है रावण! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो और भ्रमको 
छोड़कर भक्तभयहारी भगवान्‌को भजो ॥ ४॥ 

जो देवता, राक्षत और समस्त चराचरको खा जाता है, वह काल भी 
जिनके डरसे अत्यन्त डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहनेसे 
जानकीजीको दे दो ॥ ५॥ 

खरके शत्रु श्रीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके समुद्र हैं। शरण 
जानेपर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे। २२॥ 

तुम श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारण करो और लड्जाका 
अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्यजीका यश निर्मल चन्द्रमाके समान है। उस 
अन्द्रमामें तुम कलंक न बनो॥ १॥ 

रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद-मोहको छोड़, विचारकर 
देखो। हे देवताओंके शत्रु! सब गहनोंसे सजी हुई सुन्दरी स्त्री भी कपड़ोंके 
बिना ( नंगी ) शोभा नहीं पाती॥ २॥ 

रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और 
उसका पाना न पानेके समान है। जिन नदियोंके मूलमें कोई जलस्त्रोत नहीं 
है ( अर्थात्‌ जिन्हें केवल बरसातका ही आसरा है) वे वर्षा बीत जानेपर 
फिर तुरंत ही सूख जाती हैं।॥ ३ ॥ 

हे रावण! सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा 
करनेवाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके 
साथ द्रोह करनेवाले तुमको नहीं बचा सकते॥ ४॥ 

मोह ही जिसका मूल है ऐसे ( अज्ञानजनित ), बहुत पीड़ा देनेवाले, 
तमरूप अभिमानका त्याग कर दो और रघुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र 


४३२ * रामचरितमानस * 


भगवान्‌ अश्रीरामचन्द्रजीका भजन करो॥ २३॥ 

यहापि हनुमानजीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही 
हितकी वाणी कही, तो भी वह महान्‌ अभिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे ) 
बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरू मिला!॥ १॥ 

रे दुष्ट! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। अधम! मुझे शिक्षा देने चला 
है। हनुमानजीने कहा--इससे उलटा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट 
आयी है, मेरी नहीं )। यह तेरा मतिभ्रम (९ बुदर्द्विका फेर ) है, मैंने प्रत्यक्ष जान 
लिया है॥ २॥ 

हनुमानूजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और 
बोला--- ] आरे! इस मूर्खका प्राण शीघ्र ही क्‍यों नहीं हर लेते ? सुनते ही 
राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय ममन्त्रियोंके साथ विभीषणजी वहाँ 
आ पहुँचे ॥ ३ ॥ 

उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतको मारना 
नहीं चाहिये, यह नीतिके विरुद्ध है। हे गोसाई! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय। 
सबने कहा-- भाई ! यह सलाह उत्तम है॥ ४॥ 

यह सुनते ही रावण हँसकर बोला---अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके 
भेज ( लौटा ) दिया जाय॥ ७५॥ 

मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है। अतः 
तेलमें कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमें बाँधकर फिर आग लगा दो॥ २४॥ 

जब बिना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब 
यह मूर्ख अपने मालिकको साथ ले आयेगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, 
मैं जरा उनकी प्रभुता ( सामर्थ्य ) तो देखूँ!।॥ १॥ 

यह वचन सुनते ही हनुमानजी मनमें मुसकराये | और मन-ही-मन बोले 
कि ] मैं जान गया, सरस्वतीजी [ इसे ऐसी बुद्द्धि देनेमें | सहायक हुई हैं। 
रावणके वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही ( पूँछमें आग लगानेकी ) तैयारी 
करने लगे॥ २॥ 

[ पूँछके लपेटनेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगा कि ] नगरमें कपड़ा, घी 
और तेल नहीं रह गया। हनुमानजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( लंबी 
हो गयी )। नगरवासीलोग तमाशा देखने आये। वे हनुमानजीको पैरसे ठोकर 
मारते हैं और उनकी बहुत हँसी करते हैं।॥ ३ ॥ 

डोल बजते हैं, सब लोग तालियाँ पीटते हैं। हनुमानजीको नगरमें 
फिराकर, फिर पूँछमें आग लगा दी। अग्रिको जलते हुए देखकर हनुमानजी 
तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये।। ४ ॥ 

बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर जा चढ़े । उनको देखकर राक्षसोंकी 
स्त्रियाँ भयभीत हो गयीं॥ ५॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४३३ 


उस समय भगवान्‌की प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे। हनुमानजी 
अट्टहास करके गर्जे और बढ़कर आकाशसे जा लगे॥ २५॥ 

देह बड़ी विशाल, परन्तु बहुत ही हलकी (९ फुर्तीली ) है। वे दौड़कर एक 
महलसे दूसरे महलपर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हैं। 
आगकी करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं।॥ १॥ 

हाय बप्पा! हाय मैया! इस अवसरपर हमें कौन बचावेगा ? [ चारों ओर ] 
यही पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर 
नहीं है, वानरका रूप धरे कोई देवता है!॥ २॥ 

साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जल 
रहा है। हनुमानूजीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला। एक विभीषणका 
घर नहीं जलाया॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती! जिन्होंने अग्नरिको बनाया, हनुमानजी 
उन्हींके दूत हैं। इसी कारण वे अग्रिसे नहीं जले। हनुमानूजीने उलट- 
पलटकर ( एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लड्ढा जला दी। फिर वे समुद्रमें 
कूद पड़े ॥ ४॥ 

पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारण कर 
हनुमानजी श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए॥ २६॥ 

[ हनुमानूजीने कहा-- ] हे माता! मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये, 
जैसे श्रीरघुनाथजीने मुझे दिया था। तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी। 
हनुमानजीने उसको हर्षपूर्वक ले लिया॥ १॥ 

[ जानकीजीने कहा-- ] हे तात! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस 
प्रकार कहना--हे प्रभु! यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( आपको 
किसी प्रकारकी कामना नहीं है ), तथापि दीनों ( दुःरखित्रयों ) पर दया करना 
आपका विरद है [ और मैं दीन हूँ ] अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ! 
मेरे भारी संकटको दूर कीजिये॥ २॥ 

हे तात! इन्द्रपुत्र जयनन्‍्तकी कथा (घटना ) सुनाना और प्रभुको उनके 
बाणका प्रताप समझाना [ स्मरण कराना ]। यदि महीनेभरमें नाथ न आये 
तो फिर मुझे जीती न पायेंगे।॥ ३ ॥ 

हे हनुमान्‌! कहो, मैं किस प्रकार प्राण रखूँ! हे तात! तुम भी अब जानेको 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और 
वही रात! ॥ ४ ॥ 

हनुमानूजीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया और 
उनके चरणकमलोंमें सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया।॥ २७॥ 

चलते समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोंकी 
स्त्रियोंके गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाँधकर वे इस पार आये और उन्होंने 


४३४ * रामचरितमानस * 


वानरोंको किलकिला शब्द ( हर्षध्वनि ) सुनाया॥ १॥ 

हनुमानूजीको देखकर सब हर्षित हो गये और तब वानरोंने अपना 
नया जन्म समझा। हनुमानजीका मुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज 
विराजमान है, [ जिससे उन्होंने समझ लिया कि] ये श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य कर आये हैं॥ २॥ 

सब हनुमानजीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई 
मछलीको जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नये-नये इतिहास (९ वृत्तान्त ) 
पूछते-कहते हुए श्रीरघुनाथजीके पास चले॥ ३॥ 

तब सब लोग मध्ुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मध्चुर 
फल [ या मधु और फल ] खाये। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूँसोंकी 
मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे॥ ४॥ 

उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर 
सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं॥ २८ ॥ 

यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्‍या वे मधुवनके फल खा 
सकते थे ? इस प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाज- 
सहित वानर आ गये॥ १॥ 

सबने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभीसे 
बड़े प्रेमके साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, [ तब वानरोंने उत्तर दिया-- ] 
आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशल है। श्रीरामजीकी कृपासे विशेष कार्य 
हुआ (९ कार्यमें विशेष सफलता हुई है )॥ २॥ 

हे नाथ! हनुमानने ही सब कार्य किया और सब वानरोंके प्राण बचा 
लिये। यह सुनकर सुग्रीवजी हनुमानूजीसे फिर मिले और सब वानरोंसमेत 
श्रीरघुनाथजीके पास चले॥ ३॥ 

श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें 
विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिलापर बैठे थे। सब वानर जाकर 
उनके चरणोंपर गिर पड़े॥ ४॥ 

दयाकी राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले और 
कुशल पूछी। [ वानरोंने कहा-- ] हे नाथ! आपके चरणकमलोंके दर्शन 
पानेसे अब कुशल है॥ २९॥ 

जाम्बवानने कहा--हे रघुनाथजी! सुनिये। हे नाथ! जिसपर आप दया 
करते हैं, उसे सदा कल्याण और निरन्तर कुशल है। देवता, मनुष्य और 
मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं॥ १॥ 

वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणोंका समुद्र बन जाता है। 
उसीका सुन्दर यश तीनों लोकोंमें प्रकाशित होता है। प्रभुकी कृपासे सब 
कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया॥ २॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४३५ 


हे नाथ! पवनपुत्र हनुमानने जो करनी की, उसका हजार मुखोंसे भी 
वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवानने हनुमानजीके सुन्दर चरित्र 
( कार्य ) श्रीरघुनाथजीको सुनाये॥ ३॥ 

[ वे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत ही अच्छे 
लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमानूुजीको फिर हृदयसे लगा लिया और 
कहा--हे तात! कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा 
करती हैं 2॥ ४ ॥ 

( हनुमानूजीने कहा--- ) आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है, आपका 
ध्यान ही किंवाड़ है। नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये रहती हैं, यही ताला लगा 
है; फिर प्राण जायँ तो किस मार्गसे 2 ॥| ३० ॥ 

चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी। श्रीरघुनाथजीने उसे 
लेकर हृदयसे लगा लिया। [ हनुमानूजीने फिर कहा--- ] हे नाथ! दोनों नेत्रोंमें 
जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे--- ॥ १॥ 

छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना कि ] आप दीनबबनन्‍्धु 
हैं, शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले हैं और मैं मन, वचन और कर्मसे आपके 
चरणोंकी अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी ( आप ) ने मुझे किस अपराधसे त्याग 
दिया 2॥ २॥ 

[ हाँ ] एक दोष मैं अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते 
ही मेरे प्राण नहीं चले गये। किन्तु हे नाथ! यह तो नेत्रोंका अपराध है जो 
प्राणोंके निकलनेमें हठपूर्वक बाधा देते हैं॥ ३॥ 

विरह अग्गमि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है; इस प्रकार [ अग्रि और 
पवनका संयोग होनेसे ] यह शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है। परन्तु नेत्र 
अपने हितके लिये (९ प्रभुका स्वरूप देखकर सुखी होनेके लिये ) जल 
( आँसू ) बरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४॥ 

सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु! वह बिना कही ही 
अच्छी है ( कहनेसे आपको बड़ा क्लेश होगा )॥ ५ ॥ 

हे करुणानिधान! उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता है। अतः 
हे प्रभु! तुरंत चलिये और अपनी भ्रुजाओंके बलसे दुष्टोंक दलको जीतकर 
सीताजीको ले आइये॥ ३१॥ 

सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोंमें जल भर आया 
[ और वे बोले--- ] मन, वचन और शरीरसे जिसे मेरी ही गति ( मेरा ही 
आश्रय ) है, उसे क्‍या स्वप्रमें भी विपत्ति हो सकती है ?॥ १॥ 

हनुमानूजीने कहा--हे प्रभो! विपत्ति तो वही ( तभी ) है जब आपका 
भजन-स्मरण न हो। हे प्रभो! राक्षसोंकी बात ही कितनी है? आप शत्रुको 
जीतकर जानकीजीको ले आवेंगे॥ २॥ 


ड३६ * रामचरितमानस * 


[ भगवान्‌ कहने लगे--- ] हे हनुमान्‌! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, 
मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युयकार ( बदलेमें 
उपकार ) तो क्‍या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता॥ ३ ॥ 

हे पुत्र! सुन; मैंने मनमें | खूब ] विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे 
उऋण नहीं हो सकता। देवताओंके रक्षक प्रभु बार-बार हनुमानूजीको 
देख रहे हैं। नेत्रोंमें प्रेमाभ्रुऑओंका जल भरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित 
है॥ ४॥ 

प्रभुके वचन सुनकर और उनके | प्रसन्न ] मुख तथा | पुलकित ] अंगोंको 
देखकर हनुमानजी हर्षित हो गये और प्रेममें विकल होकर ' हे भगवन्‌! मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो' कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३२॥ 

प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं, परन्तु प्रेममें डूबे हुए हनुमानूजीको 
अरणोंसे उठना सुहाता नहीं। प्रभुका कर-कमल हनुमानजीके सिरपर है। उस 
स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममग्र हो गये।॥ १॥ 

फिर मनको सावधान करके शड्जूरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे-- 
हनुमानूजीको उठाकर प्रभुने हदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त 
निकट बैठा लिया॥ २॥ 

हे हनुमान! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लड्ढडा और उसके बड़े 
बाँके किलेको तुमने किस तरह जलाया ? हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना 
और वे अभिमानरहित वचन बोले--- ॥ ३ ॥ 

बंदरका बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर 
चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाँधकर सोनेका नगर जलाया और 
राक्षमगणको मारकर अशोकवनको उजाड़ डाला, ॥ ४॥ 

यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी! आपहीका प्रताप है। हे नाथ! इसमें मेरी 
प्रभुता ( बड़ाई ) कुछ भी नहीं है॥ ५॥ 

हे प्रभु! जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है। 
आपके प्रभावसे रूई | जो स्वयं बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है] 
बड़वानलको निश्चय ही जला सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो 
सकता है )॥ ३३॥ 

हे नाथ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके 
दीजिये। हनुमानूजीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, हे भवानी! तब प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहा॥ १ ॥ 

हे उमा! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर 
दूसरी बात ही नहीं सुहाती! यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ 
गया, वही श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया॥ २॥ 

प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे---कृपालु आनन्दकन्द श्रीरामजीकी 


* सुन्दरकाण्ड * ४३७ 


जय हो, जय हो, जय हो! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया 
और कहा---चलनेकी तैयारी करो॥ ३॥ 

अब विलम्ब किस कारण किया जाय ? वानरोंको तुरंत आज्ञा दो। 
[ भगवान्‌की ] यह लीला ( रावणवधकी तैयारी ) देखकर, बहुत-से फूल 
बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले ॥ ४॥ 

वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समूह 
आ गये। वानर-भालुओंके झुंड अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय 
बल है॥ ३४॥ 

वे प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं। महान्‌ बलवान्‌ रीछ और वानर 
गरज रहे हैं। श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी। तब कमलनेत्रोंसे 
कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली॥ १॥ 

रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये। तब 
श्रीरामजीने हर्षित होकर प्रस्थान ( कूच ) किया। अनेक सुन्दर और शुभ 
शकुन हुए॥ २॥ 

जिनकी कीर्ति सब मड़लोंसे पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, 
यह नीति है ( लीलाकी मर्यादा है )। प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान 
लिया। उनके बायें अड्ड फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [ कि श्रीरामजी 
आ रहे हैं ]॥ ३॥ 

जानकीजीको जो-जो शकुन होते थे, वही-वही रावणके लिये 
अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है ? असंख्य वानर 
और भालू गर्जना कर रहे हैं।॥ ४॥ 

नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेोरोक-टोक ) चलनेवाले 
रीछ-वानर पर्वतों और वृक्षोंको धारण किये कोई आकाशमार्गसे और कोई 
पृथ्वीपर चले जा रहे हैं। वे सिंहके समान गर्जना कर रहे हैं।[ उनके चलने 
और गर्जनेसे ] दिशाओंके हाथी विचलित होकर चि7ग्घाड़ रहे हैं। ५॥ 

दिशाओंके हाथी चिग्घाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चञ्जलल हो गये 
( काँपने लगे ) और समुद्र खलबला उठे। गन्धर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर 
सब-के-सब मनमें हर्षित हुए कि [| अब ] हमारे दुःख टल गये। अनेकों करोड़ 
भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। 'प्रबलप्रताप 
कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ' ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहोंको 
गा रहे हैं॥ १॥ 

उदार (परम श्रेष्ठ एवं महान्‌ ) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ नहीं 
सह सकते, वे बार-बार मोहित हो जाते (घबड़ा जाते ) हैं और पुनः-पुनः 
कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकड़ते हैं। ऐसा करते ( अर्थात्‌ बार-बार 
दाँतोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर लकीर-सी खोींचते हुए ) वे कैसे शोभा 


४३८ * रामचरितमानस * 


दे रहे हैं मानो श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थानयात्राको परम सुहावनी 
जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेषजी कच्छपकी 
पीठपर लिख रहे हों॥ २॥ 

इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटटपर जा उतरें। अनेकों रीछ- 
वानर वीर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे॥ ३५॥ 

वहाँ ( लड्ढममें ) जबसे हनुमानजी लड्जाको जलाकर गये, तबसे राक्षस 
भयभीत रहने लगे। अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब 
राक्षसकुलकी रक्षा [ का कोई उपाय ] नहीं है॥ १॥ 

जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमें 
आनेपर कौन भलाई है ( हमलोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी ) ? दूतियोंसे 
नगरनिवासियोंके वचन सुनकर मन्दोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी॥ २॥ 

वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति (रावण ) के चरणों लगी और 
नीतिरसमें पगी हुई वाणी बोली--हे प्रियतम! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये। 
मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें धारण कीजिये॥ ३॥ 

जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) राक्षसोंकी 
स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी! यदि भला चाहते हैं, तो अपने 
मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रीको भेज दीजिये।॥ ४॥ 

सीता आपके कुलरूपी कमलोंके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी 
रात्रिके समान आयी है। हे नाथ! सुनिये, सीताको दिये ( लौटाये ) बिना शम्भु 
और ब्रह्माके किये भी आपका भला नहीं हो सकता॥ ५॥ 

श्रीरामजीके बाण सर्पोके समूहके समान हैं और राक्षसोंके समूह 
मेढकके समान। जबतक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते ( निगल नहीं जाते ) तबतक 
हठ छोड़कर उपाय कर लीजिये।॥ ३६॥ 

मूर्ख और जगत्प्रसिद्दध अभिमानी रावण कानोंसे उसकी वाणी सुनकर 
खूब हँसा [ और बोला--- ] स्त्रियोंका स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक 
होता है। मड़लमें भी भय करती हो! तुम्हारा मन ( हृदय ) बहुत ही कच्चा 
( कमजोर ) है॥ १॥ 

यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना 
जीवननिर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डरसे काँपते हैं, उसकी स्त्री डरती 
हो, यह बड़ी हँसीकी बात है॥ २॥ 

रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे लगा लिया और ममता 
बढ़ाकर ( अधिक स्त्रेह दर्शाकर ) वह सभामें चला गया। मन्दोदरी हृदयमें 
चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये ॥ ३ ॥ 

ज्यों ही वह सभामें जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पायी कि शत्रुकी 
सारी सेना समुद्रके उस पार आ गयी है। उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि उचित 


* सुन्दरकाण्ड * ४३९ 


सलाह कहिये [ अब क्‍या करना चाहिये ? ]। तब वे सब हँसे और बोले कि 
चुप किये रहिये ( इसमें सलाहकी कौन-सी बात है ? )॥ ४॥ 

आपने देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं 
हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनतीमें हैं ?7॥ ५ ॥ 

मन्त्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय या [ लाभकी ] 
आशासे [ हितकी बात न कहकर ] प्रिय बोलते हैं ( ठकुरस॒ुहाती कहने 
लगते हैं ); तो [ क्रमशः ] राज्य, शरीर और धर्म--इन तीनका शीघ्र ही नाश 
हो जाता है॥ ३७॥ 

रावणके लिये भी वही सहायता ( संयोग ) आ बनी है। मन्त्री उसे सुना- 
सुनाकर (९ मुँहपर ) स्तुति करते हैं।[ इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी 
आये। उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया॥ १॥ 

फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर ये वचन 
बोले--हे कृपालु! जब आपने मुझसे बात (राय ) पूछी ही है तो हे तात! 
मैं अपनी बुद्द्रेकि अनुसार आपके हितकी बात कहता हूँ--- ॥ २॥ 

जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्द्चि, शुभ गति और नाना 
प्रकारके सुख चाहता हो, वह हे स्वामी! परस्त्रीके ललाटको चौथके 
अन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते, 
उसी प्रकार परस्त्रीका मुख ही न देखे )॥ ३॥ 

चौदहों भुवनोंका एक ही स्वामी हो, वह भी जीवोंसे वैर करके ठहर 
नहीं सकता (नष्ट हो जाता है )। जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो, 
उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्‍यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता ॥ ४॥ 

हे नाथ! काम, क्रोध, मद और लोभ--ये सब नरकके रास्ते हैं। 
इन सबको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको भजिये, जिन्हें संत (९ सत्पुरुष ) 
भजते हैं।॥ ३८ ॥ 

हे तात! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं। वे समस्त लोकोंके स्वामी और 
कालके भी काल हैं। वे [ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञानके 
भण्डार ] भगवान्‌ हैं; वे निरामय ( विकाररहित ), अजन्मा, व्यापक, अजेय, 
अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं॥ १॥ 

उन कृपाके समुद्र भगवानने पृथ्वी, ब्राह्णण, गौ और देवताओंका हित 
करनेके लिये ही मनुष्य-शरीर धारण किया है। हे भाई! सुनिये, वे 
सेवकोंको आनन्द देनेवाले, दुष्ठोंके समूहका नाश करनेवाले और वेद 
तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं।॥।| २॥। 

बैर त्यागकर उन्हें मस्तक नवाइये। वे श्रीरघुनाथजी शरणागतका दुःख 
नाश करनेवाले हैं। हे नाथ! उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और 
बिना ही कारण स्त्रेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये॥ ३॥ 


४४० * रामचरितमानस * 


जिसे सम्पूर्ण जगत्से द्रोह करनेका पाप लगा है, शरण जानेपर प्रभु 
उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला 
है, वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं। हे रावण! हृदयमें यह 
समझ लीजिये॥ ४॥ 

हे दशशीश! मैं बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता 
हूँ कि मान, मोह और मदको त्यागकर आप कोसलपति श्रीरामजीका भजन 
कीजिये॥। ३९ ( क )॥ 

मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है। हे 
तात! सुन्दर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु ( आप ) से कह 
दी॥३९९ख )॥ 

माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्द्विमान्‌ मन्‍्त्री था। उसने उन ( विभीषण ) 
के वचन सुनकर बहुत सुख माना [ और कहा-- ] हे तात! आपके 
छोटे भाई नीतिविभूषण ( नीतिको भूषणरूपमें धारण करनेवाले अर्थात्‌ 
नीतिमान्‌ ) हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर 
लीजिये॥ १॥ 

[ रावणने कहा-- ] ये दोनों मूर्ख शत्रुकी महिमा बखान रहे हैं। यहाँ 
कोई है? इन्हें दूर करो न! तब माल्यवान्‌ तो घर लौट गया और विभीषणजी 
हाथ जोड़कर फिर कहने लगे---. ॥ २॥ 

हे नाथ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुदर्द्धि ( अच्छी बुर्द्धि ) और 
कुबुर्द्धि ( खोटी बुद्द्धि ) सबके हृदयमें रहती हैं, जहाँ सुब॒ुद्द्धि है, वहाँ नाना 
प्रकारकी सम्पदाएँ ( सुखकी स्थिति ) रहती हैं और जहाँ कुबुद्ध्धि है, वहाँ 
परिणाममें विपत्ति ( दुःख ) रहती है॥ ३॥ 

आपके हृदयमें उलटी बुद्धि आ बसी है। इसीसे आप हितको अहित 
और शत्रुको मित्र मान रहे हैं। जो राक्षसकुलके लिये कालरात्रि | के समान ] 
हैं, उन सीतापर आपकी बड़ी प्रीति है॥ ४॥ 

हे तात! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता हूँ ) कि 
आप मेरा दुलार ररित्रये ( मुझ बालकके आग्रहको स्न्रेहपूर्वक स्वीकार कीजिये )। 
श्रीरामजीको सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका अहित न हो॥ ४०॥ 

विभीषणने पण्डितों, पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे 
नीति बखानकर कही । पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला 
कि रे दुष्ट! अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है!॥ १॥ 

अरे मूर्ख! तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे ही 
अन्नसे पल रहा है), पर हे मूढ! पश्ष तुझे शत्रुका ही अच्छा लगता है। 
अरे दुष्ट! बता न, जगतूमें ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओंके बलसे 
न जीता हो ?॥ २॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४४९२ 


मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोंपर। मूर्ख! उन्हींसे जा मिल 
और उनन्‍्हींको नीति बता। ऐसा कहकर रावण,ने उन्हें लात मारी। परन्तु छोटे 
भाई विभीषणने ( मारनेपर भी ) बार-बार उसके चरण ही पकड़े॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! संतकी यही बड़ाई (महिमा ) है कि 
वे बुराई करनेपर भी [ बुराई करनेवालेकी ] भलाई ही करते हैं।[ विभीषणजीने 
कहा--- ] आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया; 
परन्तु हे नाथ! आपका भला श्रीरामजीको भजनेमें ही है॥ ४॥ 

[ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोंको साथ लेकर आकाश मार्गों 
गये और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे--- ॥ ५॥ 

श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं | सर्वसमर्थ ] प्रभु हैं और [है रावण! ] 
तुम्हारी सभा कालके वश है। अतः मैं अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, 
मुझे दोष न देना॥ ४१२॥ 

ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन 
हो गये (उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी )। [ शिवजी कहते हैं--] हे 
भवानी! साध्ुका अपमान तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश) 
कर देता है॥ १॥ 

रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव 
( ऐश्वर्य ) से हीन हो गया। विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ 
करते हुए श्रीरघधुनाथजीके पास चले॥ २॥ 

[ वे सोचते जाते थे--- ] मैं जाकर भगवानके कोमल और लाल वर्णके 
सुन्दर चरणकमलोंके दर्शन करूँगा, जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन 
चरणोंका स्पर्श पाकर ऋषिपत्नी अहल्या तर गयीं और जो दण्डकवनको 
पवित्र करनेवाले हैं।॥ ३ ॥ 

जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर रखा है, जो कपटमृगके 
साथ पृथ्वीपर [ उसे पकड़नेको ] दौड़े थे और जो चरणकमल सरक्षात्‌ 
शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हींको 
आज मैं देखूँगा।॥ ४ ॥ 

जिन चरणोंकी पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रखा है, अहा! 
आज मैं उन्हीं चरणोंको अभी जाकर इन नेत्रोंसे देखूँगा।॥। ४२ ॥ 

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार 
( जिधर श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी ) आ गये । वानरोंने विभीषणको आते देखा तो 
उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है॥ १॥ 

उन्हें [ पहरेपर | ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये और उनको सब 
समाचार कह सुनाये। सुग्रीवने [ श्रीरामजीके पास जाकर ] कहा>“-हे 
रघुनाथजी! सुनिये, रावणका भाई [ आपसे ] मिलने आया है॥ २॥ 


४४२ * रामचरितमानस * 


प्रभु श्रीरामजीने कहा--हे मित्र! तुम कया समझते हो (९ तुम्हारी क्‍या राय 
है ) ? वानरराज सुग्रीवने कहा--हे महाराज! सुनिये, राक्षतओंकी माया जानी 
नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला ( छली ) न जाने किस कारण 
आया है॥ ३॥ 

[ जान पड़ता है ] यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिये मुझे तो यही 
अच्छा लगता है कि इसे बाँध रखा जाय। [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे मित्र! तुमने 
नीति तो अच्छी विचारी। परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना! ॥ ४ ॥ 

प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए [| और मन-ही-मन कहने लगे 
कि ] भगवान्‌ कैसे शरणागतवत्सल ( शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति 
प्रेम करनेवाले ) हैं॥ ५ ॥ 

[ श्रीरामजी फिर बोले--- ] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके 
शरणामें आये हुएका त्याग कर देते हैं, वे पामर (९ क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें 
देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता है )॥ ४३॥ 

जिसे करोड़ों ब्राह्यणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर मैं उसे भी 
नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों 
जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १॥ 

पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं 
सुहाता। यदि वह ( रावणका भाई ) निश्चय ही दुष्ट हदयका होता तो क्‍या 
वह मेरे सम्मुख आ सकता था 2॥ २॥ 

जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल- 
छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव! 
अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है॥ ३॥ 

क्योंकि हे सखे! जगत्‌में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन 
सबको मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो 
मैं उसे प्राणोंकी तरह रखूँगा। ४॥ 

कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर कहा--दोनों ही स्थितियोंमें उसे ले 
आओ । तब अंगद और हनुमान्सहित सुग्रीवजी 'कृपालु श्रीरामकी जय हो' 
कहते हुए चले॥ ४४॥ 

विभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले, जहाँ 
करुणाकी खान श्रीरघुनाथजी थे। नेत्रोंको आनन्दका दान देनेवाले ( अत्यन्त 
सुखद ) दोनों भाइयोंको विभीषणजीने दूरहीसे देखा ॥ १॥ 

फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक |[ मारना ] रोककर 
ठिठककर (९ स्तब्ध होकर ) एकटक देखते ही रह गये। भगवान्‌की विशाल 
भुजाएँ हैं, लाल कमलके समान नेत्र हैं और शरणागतके भयका नाश 
करनेवाला साँवला शरीर है॥ २॥ 


* सुन्दरकाण्ड * डडर३ 


सिंहके-से कंधे हैं, विशाल वशक्षःस्थल ( चौड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा 
है। असंख्य कामदेवोंके मनको मोहित करनेवाला मुख है। भगवान्‌के स्वरूपको 
देखकर विभीषणजीके नेत्रोंमें [ प्रेमा भ्रुओंका ] जल भर आया और शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो गया। फिर मनमें धीरज धरकर उन्‍होंने कोमल वचन कहे॥ ३ ॥ 

हे नाथ! मैं दशमुख रावणका भाई हूँ। हे देवताओंके रक्षक! मेरा जन्म 
राक्षसकुलमें हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, 
जैसे उल्‍लूको अन्धकारपर सहज स्त्रेह होता है॥ ४॥ 

मैं कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव ( जन्म- 
मरण ) के भयका नाश करनेवाले हैं। हे दुःसिबयोंके दुःख दूर करनेवाले 
और शरणागतको सुख देनेवाले श्रीरघुवीर! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये।॥ ४५ ॥ 

प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हर्षित होकर 
तुरंत उठे। विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये। 
उन्होंने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया॥ १॥ 

छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर 
श्रीरामजी भक्तोंके भयको हरनेवाले वचन बोले--हे लंकेश! परिवारसहित 
अपनी कुशल कहो । तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है॥ २॥ 

दिन-रात दुष्ठोंकी मण्डलीमें बसते हो। [ ऐसी दशामें ] हे सखे! तुम्हारा 
धर्म किस प्रकार निभता है ? मैं तुम्हारी सब रीति ( आचार-व्यवहार ) जानता 
हूँ। तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती॥ ३ ॥ 

हे तात! नरकमें रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता दुष्टका संग [ कभी ] 
न दे। [ विभीषणजीने कहा-- ] हे रघुनाथजी! अब आपके चरणोंका 
दर्शन कर कुशलसे हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की 
है॥ ४॥ 

तबतक जीवकी कुशल नहीं और न स्वप्रमें भी उसके मनको शान्ति 
है, जबतक वह शोकके घर काम (विषय-कामना ) को छोड़कर 
श्रीरामजीको नहीं भजता॥ ४६ ॥ 

लोभ, मोह, मत्सर ( डाह ), मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक 
हृदयमें बसते हैं, जबतक कि धनुष-बाण और कमरमें तरकस धारण किये 
हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते॥ १॥ 

ममता पूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-द्वेषरूपी उललुओंको सुख देनेवाली 
है। वह ( ममतारूपी रात्रि ) तभीतक जीवके मनमें बसती है, जबतक प्रभु 
( आप ) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता॥ २॥ 

हे श्रीरामजी! आपके चरणारविन्दके दर्शनकर अब मैं कुशलसे 
हूँ, मेरे भारी भय मिट गये। हे कृपालु! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे 


४४४ * रामचरितमानस * 


तीनों प्रकारके भवशूल ( आध्यात्मिक, आधिदेैविक और आधिभौतिक 
ताप ) नहीं व्यापते॥ ३ ॥ 

मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं 
किया। जिनका रूप मुनियोंके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने स्वयं हर्षित 
होकर मुझे हृदयसे लगा लिया।॥ ४॥ 

हे कृपा और सुखके पुझ्ल श्रीरामजी! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, 
जो मैंने ब्रहा और शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने 
नेत्रोंसे देखा ॥| ४७ ॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे सखा! सुनो, में तुम्हें अपना स्वभाव कहता 
हूँ, जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी भी जानती हैं। कोई मनुष्य 
[ सम्पूर्ण |] जड-चेतन जगत्‌का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी 
शरण तककर आ जाय, ॥ १॥ 

और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत 
शीघ्र साध्रुके समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, 
घर, मित्र और परिवार---- ॥ २॥ 

इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी 
बटकर उसके द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता है ९ सारे 
सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता है ), जो समदर्शी है, जिसे कुछ 
इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं है।॥ ३ ॥ 

ऐसा सज्जन मेरे हृदयमें कैसे बसता है, जैसे लोभीके हृदयमें धन बसा 
करता है। तुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। में और किसीके निहोरेसे 
( कृतज्ञतावश ) देह धारण नहीं करता॥ ४॥ 

जो सगुण ( साकार ) भगवान्‌के उपासक हैं, दूसरेके हितमें लगे रहते 
हैं, नीति और नियमोंमें दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है, वे 
मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं।॥ ४८ ॥ 

हे लल्जापति! सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं। इससे तुम मुझे 
अत्यन्त ही प्रिय हो। श्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह कहने 
लगे---कृपाके समूह श्रीरामजीकी जय हो!॥ १५॥ 

प्रभुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर 
विभीषणजी अघाते नहीं हैं। वे बार-बार श्रीरामजीके चरणकमलोंको 
पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदयमें समाता नहीं है।॥ २॥ 

[ विभीषणजीने कहा-- ] हे देव! हे चराचर जगत्‌ूके स्वामी! हे 
शरणागतके रक्षक ! हे सबके हदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे हृदयमें 
पहले कुछ वासना थी, वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिस्ूपी नदीमें बह गयी ।॥ ३ ॥ 

अब तो हे कृपालु! शिवजीके मनको सदैव प्रिय लगनेवाली अपनी 


* सुन्दरकाण्ड * डंड५ 


पवित्र भक्ति मुझे दीजिये। 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु 
श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल माँगा ॥ ४॥ 

[ और कहा--- ] हे सखा! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतमें मेरा 
दर्शन अमोघ है ( वह निष्फल नहीं जाता )। ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको 
राजतिलक कर दिया। आकाशसे पुष्पोंकी अपार वृष्टि हुई ॥ ५॥ 

श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्मिमें, जो अपनी (विभीषणकी ) 
श्वास ( वचन ) रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जलते हुए विभीषणको 
बचा लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया॥ ४९ ( क )॥ 

शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही 
सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी॥ ४९ ( ख )॥ 

ऐसे परम कृपालु प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना 
सींग-पूँछके पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना 
लिया। प्रभुका स्वभाव वानरकुलके मनको [ बहुत ] भाया॥ १॥ 

फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वस्ूूप ( सब 
रूपोंमें प्रकट ), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (९ भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी 
नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले--- ॥ २॥ 

हे वीर वानरराज सुग्रीव और लड्ढजापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे 
समुद्रको किस प्रकार पार किया जाय? अनेक जातिके मगर, साँप और 
मछलियोंसे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे 
कठिन है॥ ३॥ 

विभीषणजीने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक 
बाण ही करोड़ों समुद्रोंकी सोखनेवाला है ( सोख सकता है), तथापि 
नीति ऐसी कही गयी है ( उचित यह होगा ) कि [ पहले ] जाकर समुद्रसे 
प्रार्थना की जाय ॥ ४॥ 

हे प्रभु! समुद्र आपके कुलमें बड़े ९ पूर्वज ) हैं, वे विचारकर उपाय 
बतला देंगे। तब रीक और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके 
पार उतर जायगी॥ ५०॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--- ] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया। यही किया 
जाय, यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं 
लगी। श्रीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया॥ १॥ 

[ लक्ष्मणजीने कहा-- ] है नाथ! देवका कौन भरोसा! मनमें क्रोध 
कीजिये (ले आइये ) और समुद्रको सुखा डालिये। यह देव तो कायरके 
मनका एक आधार ( तसलल्‍ली देनेका उपाय ) है। आलसी लोग ही देव-दैव 
पुकारा करते हैं॥ २॥ 


४४६ * रामचरितमानस * 


यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले---ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रखो । ऐसा 
कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये॥ ३॥ 

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर किनारेपर कुश बिछाकर 
बैठ गये। इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही रावणने 
उनके पीछे दूत भेजे थे॥ ४॥ 

कपटसे वानरका शरीर धारणकर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं। वे अपने हृदयमें 
प्रभुके गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्न्रेहकी सराहना करने लगे॥ ५१॥ 

फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके स्वभावकी 
बड़ाई करने लगे, उन्हें दुराव ( कपट-वेष ) भूल गया! तब वानरोंने जाना कि 
ये शत्रुके दूत हैं और वे उन सबको बाँधकर सुग्रीवके पास ले आये॥ १॥ 

सुग्रीवने कहा--सब वानरो! सुनो, राक्षसोंके अंग-भंग करके भेज दो। 
सुग्रीवके वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतोंको बाँधकर उन्होंने सेनाके चारों 
ओर घुमाया॥ २॥ 

वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर 
भी वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा। [ तब दूतोंने पुकारकर कहा-- ] जो हमारे 
नाक-कान काटेगा, उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है॥ ३ ॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, 
इससे हँसकर उन्होंने राक्षसोंको तुरंत ही छुड़ा दिया। [ और उनसे कहा-- ] 
रावणके हाथमें यह चिट्ठी देना [| और कहना--- ] हे कुलघातक! लक्ष्मणके 
शब्दों ( सँदेसे ) को बाँचो॥ ४॥ 

फिर उस मूर्खसे जबानी यह मेरा उदार ( कृपासे भरा हुआ ) सन्देश 
कहना कि सीताजीको देकर उनसे ( श्रीरामजीसे ) मिलो, नहीं तो तुम्हारा 
काल आ गया [ समझो ]॥ ५२॥ 

लक्ष्मणजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर, श्रीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन 
करते हुए दूत तुरंत ही चल दिये। श्रीरामजीका यश कहते हुए वे 
लड्ढममें आये और उन्होंने रावणके चरणोंमें सिर नवाये॥ १॥ 

दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी---- अरे शुक! अपनी कुशल क्‍यों नहीं 
कहता ? फिर उस विभीषणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ 
गयी है॥ २॥ 

मूर्खने राज्य करते हुए लड्ढको त्याग दिया। अभागा अब जौका कीड़ा 
( घुन ) बनेगा ( जौके साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर-वानरोंके 
साथ वह भी मारा जायगा ); फिर भालु और वानरोंकी सेनाका हाल कह, 
जो कठिन कालकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है॥ ३॥ 

और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र बन गया 
है ( अर्थात्‌ उनके और राक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस 


* सुन्दरकाण्ड * डंढड७ 


उन्हें मारकर खा गये होते )। फिर उन तपस्वियोंकी बात बता, जिनके हृदयमें 
मेरा बड़ा डर है॥ ४॥ 

उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये ? 
शत्रुसेनाका तेज और बल बताता क्‍यों नहीं ? तेरा चित्त बहुत ही चकित 
( भौंचक्का-सा ) हो रहा है॥ ५३॥ 

[ दूतने कहा-- ] हे नाथ! आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही 
क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये (मेरी बातपर विश्वास कीजिये )। जब 
आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही 
श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया॥ १॥ 

हम रावणके दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें बाँधकर बहुत 
कष्ट दिये, यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे। श्रीरामजीकी शपथ 
दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा॥ २॥ 

हे नाथ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी; सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे 
भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगोंके भालु और वानरोंकी सेना 
है, जो भयंकर मुखवाले, विशाल शरीरवाले और भयानक हैं॥ ३॥ 

जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, 
उसका बल तो सब वानरोंमें थोड़ा है। असंख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर 
और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियोंका बल है और वे बड़े ही 
विशाल हैं ॥ ४॥ 

द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दध्िमुख, केसरी, 
निशठ, शठ और जाम्बवान्‌---ये सभी बलकी राशि हैं।॥ ५४॥ 

ये सब वानर बलमें सुग्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [ एक-दो 
नहीं ] करोड़ों हैं, उन बहुत-सोंको गिन ही कौन सकता है? श्रीरामजीकी 
कृपासे उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकोंको तृणके समान | तुच्छ ] 
समझते हैं॥ १॥ 

हे दशग्रीव! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्दय तो अकेले 
वानरोंके सेनापति हैं। हे नाथ! उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है, जो 
आपको रणमें न जीत सके ॥ २॥ 

सब-के-सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं। पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा 
नहीं देते। हम मछलियों और साँपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे। नहीं तो, 
बड़े-बड़े पर्वतोंसे उसे भरकर पूर ( पाट ) देंगे॥ ३॥ 

और रावणको मसलकर धूलमें मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन 
कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो 
लड्ढाको निगल ही जाना चाहते हैं।॥ ४॥ 

सब वानर-भालू सहज ही शूरवीर हैं फिर उनके सिरपर प्रभु ९ सर्वेश्वर ) 


४४८ * रामचरितमानस * 


श्रीरामजी हैं। हे रावण! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं।॥ ५५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके तेज (९ सामर्थ्य ), बल और बुद्द्ेकी अधिकताको 
लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोर 
सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण श्रीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ] आपके 
भाईसे उपाय पूछा॥ १॥ 

उनके ( आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी ) समुद्ग्से राह माँग 
रहे हैं, उनके मनमें कृपा भरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं ]। दूतके 
ये वचन सुनते ही रावण खूब हँसा [ और बोला--- ] जब ऐसी बुद्ध्रि है, 
तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है॥ २॥ 

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे 
मचलना ( बालहठ ) ठाना है। आरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है! बस, मैंने 
शत्रु ( राम ) के बल और बुद्द्धिकी थाह पा ली॥ ३॥ 

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगतमें विजय और 
विभूति ( ऐश्वर्य ) कहाँ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया। 
उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४॥ 

[ और कहा-- ] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। 
हे नाथ! इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिये। रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे 
लिया और मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा॥ ५॥ 

[ पत्रिकामें लिखा था--- ] अरे मूर्ख! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर 
अपने कुलको नष्ट- भ्रष्ट न कर! श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और 
महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा॥ ५६९ क )॥ 

या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके 
चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा अथवा रे दुष्ट! श्रीरामजीके बाणरूपी 
अग्रिमें परिवारसहित पतिंगा हो जा (९ दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो 
कर )॥ ५६ ( ख )॥ 

पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परन्तु मुखसे ( ऊपरसे ) 
मुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा---जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा 
हुआ हाथसे आकाशको पकड़नेकी चेष्टठा करता हो, वैसे ही यह छोटा 
तपस्वी ( लक्ष्मण ) वाग्विलास करता है (डींग हाँकता है )॥ १॥ 

शुक (दूत) ने कहा--हे नाथ! अभिमानी स्वभावको छोड़कर [ इस 
पत्रमें लिखी ] सब बातोंको सत्य समझिये। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये। 
हे नाथ! श्रीरामजीसे बैर त्याग दीजिये।॥ २॥ 

यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त 
ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी 
अपराध वे हृदयमें नहीं रखेंगे॥ ३ ॥ 


* सुन्दरकाण्ड * ४४९ 


जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये। हे प्रभु! इतना कहना मेरा 
कीजिये। जब उस (दूत) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट 
रावणने उसको लात मारी ॥ ४॥ 

वह भी [ विभीषणकी भाँति ] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ 
कृपासागर श्रीरघुनाथजी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और 
श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति ( मुनिका स्वरूप ) पायी ॥ ५ ॥ 

( शिवजी कहते हैं-- ) हे भवानी! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके 
शापसे राक्षस हो गया था। बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके 
वह मुनि अपने आश्रमको चला गया॥ ६॥ 

इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता। तब 
श्रीरामजी क्रोधसहित बोले---बिना भयके प्रीति नहीं होती! ॥ ५७॥ 

हे लक्ष्मण! धनुष-बाण लाओ, मैं अग्रिबाणसे समुद्रको सोख डालू। 
मूर्खसे विनय, कुटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति 
( उदारताका उपदेश ), ॥ १ ॥ 

ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका 
वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) की बात और कामीसे भगवान्‌की कथा, 
इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता है ( अर्थात्‌ 
ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है )॥ २॥ 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मणजीके मनको 
बहुत अच्छा लगा। प्रभुने भयानक | अग्रि ] बाण सन्धान किया, जिससे 
समुद्रके हृदयके अंदर अग्रिकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥ 

मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये। जब समुद्रने 
जीवोंको जलते जाना, तब सोनेके थालमें अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर 
अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणके रूपमें आया।॥ ४॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुड़जी! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों 
उपाय करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है। नीच विनयसे नहीं 
मानता, वह डाँटनेपर ही झुकता है ( रास्तेपर आता है )॥ ५८ ॥ 

समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा--हे नाथ! मेरे सब 
अवगुण ( दोष ) क्षमा कीजिये। हे नाथ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वी---इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड है॥ १॥ 

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोंने 
यही गाया है। जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे 
रहनेमें सुख पाता है॥ २॥ 

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी; किन्तु मर्यादा ( जीवोंका 
स्वभाव ) भी आपकी ही बनायी हुई है। ढोल, गँवार, शूद्र, पशु और 


४०० * रामचरितमानस * 


स्त्री---ये सब शिक्षाके अधिकारी हैं।॥ ३॥ 

प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी 
बड़ाई नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी )। तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है 
( अर्थात्‌ आपकी आज्ञाका उललद्भन नहीं हो सकता ) ऐसा वेद गाते हैं। 
अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूँ।॥ ४॥ 

समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर 
कहा--हे तात! जिस प्रकार वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय 
बताओ॥ ५९॥ 

[ समुद्रने कहा-- ] हे नाथ! नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने 
लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेनेसे ही भारी- 
भारी पहाड़ भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तैर जायँगे।॥ १॥ 

में भी प्रभुकी प्रभुताको हृदयमें धारण कर अपने बलके अनुसार 
( जहाँतक मुझसे बन पड़ेगा ) सहायता करूँगा। हे नाथ! इस प्रकार 
समुद्रको बँधाइये, जिससे तीनों लोकोंमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २॥ 

इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका 
वध कीजिये। कृपालु और रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर 
उसे तुरंत ही हर लिया ( अर्थात्‌ बाणसे उन दुष्टठोंका वध कर दिया )॥ ३॥ 

श्रीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी 
हो गया। उसने उन दुष्टोंका सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया। फिर चरणोंकी 
वन्दना करके समुद्र चला गया।॥ ४॥ 

समुद्र अपने घर चला गया, श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) 
अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुगके पापोंको हरनेवाला है, इसे तुलसीदासने 
अपनी बुद्द्धिकि अनुसार गाया है। श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह सुखके धाम, 
सन्देहका नाश करनेवाले और विषादका दमन करनेवाले हैं। अरे मूर्ख मन! 
तू संसारका सब आशा- भरोसा त्यागकर निरन्तर इन्हें गा और सुन। 

श्रीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मड्रलोंका देनेवाला है। जो इसे 
आदरसहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज ( अन्य साधन ) के ही भवसागरको 
तर जायूँगे॥ ६० ॥ 


मासपारायण, चौबीसवाँ विश्राम 


कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ। 


( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


घष्ठ सोपान 


कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य, भव (जन्म-मृत्यु> के भयको 
हरनेवाले, कालरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहके समान, योगियोंके स्वामी 
( योगीश्वर ), ज्ञानके द्वारा जानने योग्य, गुणोंकी निधि, अजेय, निर्गुण, 
निर्विकार, मायासे परे, देवताओंके स्वामी, दुष्टोंके वधमें तत्पर, ब्राह्मणवृन्दके 
एकमात्र देवता ( रक्षक ), जलवाले मेघके समान सुन्दर श्याम, कमलके-से 
नेत्रवाले, पृथ्वीपति (राजा ) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ॥ १॥ 

शद्भू और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, व्याप्रचर्मके 
वस्त्रवाले, कालके समान [| अथवा काले रंगके ] भयानक सर्पोका भूषण 
धारण करनेवाले, गड़गा और चन्द्रमाके प्रेमी, काशीपति, कलियुगके पाप- 
समूहका नाश करनेवाले, कल्याणके कल्पवृक्ष, गुणोंके निधान और 
कामदेवको भस्म करनेवाले पार्वतीपति वन्दनीय श्रीशड्डरजीको मैं नमस्कार 
करता हूँ॥ २॥ 

जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त दुर्लभ कैवल्यमुक्तितक दे डालते हैं और 
जो दुष्टोंको दण्ड देनेवाले हैं, वे कल्याणकारी श्रीशम्भु मेरे कल्याणका 
विस्तार करें॥ ३॥ 

लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचण्ड बाण हैं और 
काल जिनका धनुष है, हे मन! तू उन श्रीरामजीको क्‍यों नहीं भजता ? 

समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसा कहा---अब 
विलम्ब किसलिये हो रहा है ? सेतु ( पुल ) तैयार करो, जिसमें सेना उतरे। 


४डए०२ * रामचरितमानस * 


जाम्बवानने हाथ जोड़कर कहा--हे सूर्यकुलके ध्वजा-स्वरूप (९ कीर्तिको 
बढ़ानेवाले ) श्रीरामजी! सुनिये। हे नाथ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका 
नाम ही है, जिसपर चढ़कर ( जिसका आश्रय लेकर ) मनुष्य संसाररूपी 
समुद्र्से पार हो जाते हैं। 

फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर लगेगी? ऐसा 
सुनकर फिर पवनकुमार श्रीहनुमानजीने कहा--प्रभुका प्रताप भारी 
बड़वानल ( समुद्रकी आग ) के समान है। इसने पहले समुद्रके जलको 
सोख लिया था॥ १॥ 

परन्तु आपके शत्रुओंकी स्त्रियोंके आँसुओंकी धारासे यह फिर भर गया और 
उसीसे खारा भी हो गया। हनुमानूजीकी यह अत्युक्ति ( अलड्ड्गरपूर्ण युक्ति ) 
सुनकर वानर श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर हर्षित हो गये॥ २॥ 

जाम्बवानने नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह 
सुनायी | और कहा--- ] मनमें श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेतु तैयार 
करो, [ रामप्रतापसे ] कुछ भी परिश्रम नहीं होगा।॥ ३ ॥ 

फिर वानरोंके समूहको बुला लिया [| और कहा--- ] आप सब लोग मेरी 
कुछ विनती सुनिये। अपने हृदयमें श्रीरामजीके चरण-कमलोंको धारण कर 
लीजिये और सब भालू और वानर एक खेल कीजिये ॥ ४॥ 

विकट वानरोंके समूह ( आप ) दौड़ जाइये और वृक्षों तथा पर्वतोंके 
समूहोंको उखाड़ लाइये। यह सुनकर वानर और भालू हूह ( हुंकार ) करके 
और श्रीरघुनाथजीके प्रतापसमूहकी [| अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी ] 
जय पुकारते हुए चले॥ ५॥ 

बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों और वृक्षोंको खेलकी तरह ही [ उखाड़कर ] 
उठा लेते हैं और ला-लाकर नल-नीलको देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर 
[ सुन्दर ] सेतु बनाते हैं॥ १॥ 

वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह 
ले लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर 
वचन बोले--- ॥ १॥ 

यह (९ यहाँकी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा 
वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा। मेरे हृदयमें यह 
महान्‌ संकल्प है॥ २॥ 

श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे, जो सब 
श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ले आये। शिवलिड्र्की स्थापना करके विधिपूर्वक 
उसका पूजन किया। [ फिर भगवान्‌ बोले--- ] शिवजीके समान मुझको 
दूसरा कोई प्रिय नहीं है॥ ३॥ 

जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्रमें 


* लड्ढाकाण्ड * ४०३ 


भी मुझे नहीं पाता। शड्डूरजीसे विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेरी भक्ति 
चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुदर्द्धि है॥ ४॥ 

जिनको शड्डूरजी प्रिय हैं, परन्तु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके द्रोही हैं 
और मेरे दास [ बनना चाहते ] हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास 
करते हैं॥ २॥ 

जो मनुष्य | मेरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे 
शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायूँगे। और जो गड़ाजल लाकर इनपर 
चअढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा ( अर्थात्‌ मेरे साथ एक हो 
जायगा )॥ १॥ 

जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें 
शड्भूरजी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना 
ही परिश्रम संसाररूपी समुद्र्से तर जायगा॥ २॥ 

श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे। तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि 
अपने-अपने आश्रमोंको लौट आये। [ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती! 
श्रीरघधुनाथजीकी यह रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं।॥ ३ ॥ 

चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा। श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह 
[ उज्वल ] यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको 
डुबा देते हैं, वे ही जहाजके समान | स्वयं तैरनेवाले और दूसरोंको पार ले 
जानेवाले ] हो गये॥ ४॥ 

यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्थरोंका गुण है और 
न वानरोंकी ही कोई करामात है।॥ ५ ॥ 

श्रीरघुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये। ऐसे श्रीरामजीको 
छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते हैं वे [ निश्चय ही ] मन्दबुदर्द्धि 
हैं॥ ३॥ 

नल-नीलने सेतु बाँधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखनेपर वह कृपानिधान 
श्रीरामजीके मनको | बहुत ही ] अच्छा लगा। सेना चली, जिसका कुछ वर्णन 
नहीं हो सकता। योद्द्वा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं॥ १॥ 

कृपालु श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने 
लगे। करुणाकन्द ( करुणाके मूल ) प्रभुके दर्शनके लिये सब जलचरोंके 
समूह प्रकट हो गये ( जलके ऊपर निकल आये )॥ २॥ 

बहुत तरहके मगर, नाक ( घड़ियाल ), मच्छ और सर्प थे, जिनके सौ-सौ 
योजनके बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा 
जायूँ। किसी-किसीके डरसे तो वे भी डर रहे थे॥ ३॥ 

वे सब [ वैर-विरोध भूलकर ] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भी नहीं 
हटते। सबके मन हर्षित हैं; सब सुखी हो गये। उनकी आड़के कारण जल 


४५४ * रामचरितमानस * 


नहीं दिखायी पड़ता। वे सब भगवान्‌का रूप देखकर | आनन्द और प्रेममें ] 
मग्म हो गये॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली। वानर-सेनाकी विपुलता 
( अत्यधिक संख्या ) को कौन कह सकता है ?॥ ५॥ 

सेतुबन्धपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशामार्गसे उड़ने लगे 
और दूसरे [ कितने ही ] जलचर जीवोंपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं।॥ ४॥ 

कृपालु रघुनाथजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर 
हँसते हुए चले। श्रीरघुवीर सेनासहित समुद्रके पार हो गये। वानरों और उनके 
सेनापतियोंकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १॥ 

प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि 
तुम जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ 
दौड़ पड़े ॥ २॥ 

श्रीरामजीके हित (सेवा ) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुऋतु---समयकी 
गतिको छोड़कर फल उठे। वानर- भालू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षोंका 
हिला रहे हैं और पर्वतोंके शिखरोंको लड्जाकी ओर फेंक रहे हैं॥ ३॥ 

घूमते-फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर 
खूब नाच नचाते हैं और दाँतोंसे उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका सुयश 
कहकर [| अथवा कहलाकर ] तब उसे जाने देते हैं।॥ ४॥ 

जिन राक्षसोंके नाक और कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सब 
समाचार कहा। समुद्र [ पर सेतु ] का बाँधा जाना कानोंसे सुनते ही रावण 
घबड़ाकर दसों मुखोंसे बोल उठा--- ॥ ५॥ 

वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, 
'प्रयोधि, नदीशको क्‍या सचमुच ही बाँध लिया 2॥ ५॥ 

फिर अपनी व्याकुलताको समझकर [ ऊपरसे ] हँसता हुआ, भयको भुलाकर 
रावण महलको गया। [ जब ] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और 
उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बँधवा लिया है, ॥ १॥ 

[ तब ] वह हाथ पकड़कर, पतिको अपने महलमें लाकर परम मनोहर वाणी 
बोली। चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आँचल पसारा और कहा>--हे 
प्रियतम! क्रोध त्यागकर मेरा वच्चन सुनिये॥ २॥ 

हे नाथ! वैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुच्द्रि और बलके द्वारा 
जीत सके । आपमें और श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है, जैसा जुगनू 
और सूर्यमें! ॥ ३ ॥ 

जिन्होंने [ विष्णुरूपसे ] अत्यन्त बलवान्‌ मधु और कैटभ | दैत्य ] मारे 
और [ वाराह और नृसिंहरूपसे ] महान्‌ शूरवीर दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु ) का संहार किया; जिन्होंने [ वामनरूपसे ] बलिको बाँधा 


* लड्ढाकाण्ड * ड्णण 


और [ परशुरामरूपसे ] सहस्त्रबाहुको मारा, वे ही [| भगवान्‌ ] पृथ्वीका भार 
हरण करनेके लिये [ रामरूपमें ] अवतीर्ण ( प्रकट ) हुए हैं!॥ ४॥ 

हे नाथ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काल, कर्म और जीव 
सभी हैं॥ ५॥ 

[ श्रीरामजीके ] चरणकमलोंमें सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) 
उनको जानकीजी सौंप दीजिये और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर 
श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ६॥ 

हे नाथ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं। सम्मुख ( शरण ) 
जानेपर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिये था, 
वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर-अचर सभीको 
जीत लिया॥ १॥ 

हे दशमुख! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन ९ बुढ़ापे ) में राजाको 
वनमें चला जाना चाहिये। हे स्वामी! वहाँ ( वनमें ) आप उनका भजन कीजिये 
जो सृष्टिके रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाले हैं॥ २॥ 

हे नाथ! आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर प्रेम 
करनेवाले भगवान्‌का भजन कीजिये। जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते 
हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं--- ॥ ३ ॥ 

वही कोसलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं। हे प्रियतम! 
यदि आप मेरी सीख मान लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश 
तीनों लोकोंमें फैल जायगा ॥ ४ ॥ 

ऐसा कहकर नेत्रोंमें | करुणाका ] जल भरकर और पतिके चरण 
पकड़कर, काँपते हुए शरीरसे मन्दोदरीने कहा--हे नाथ! श्रीरघुनाथजीका 
भजन कीजिये, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय॥ ७॥ 

तब रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने 
लगा--हे प्रिये! सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगतमें मेरे 
समान योद्धा है कौन 2॥ १॥ 

वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोंको तथा कालको भी 
मैंने अपनी भुजाओंके बलसे जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी 
मेरे वशमें हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया 2॥ २॥ 

मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा | किन्तु रावणने उसकी 
एक भी बात न सुनी ] और वह फिर सभामें जाकर बैठ गया। मन्दोदरीने 
हृदयमें ऐसा जान लिया कि कालके वश होनेसे पतिको अभिमान हो 
गया है॥ ३॥ 

सभामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध 
करना होगा ? मन्त्री कहने लगे--हे राक्षसोंके नाथ! हे प्रभु! सुनिये, आप 


डण६ * रामचरितमानस * 


बार-बार क्‍या पूछते हैं ?॥ ४॥ 

कहिये तो [ ऐसा ] कौन-सा बड़ा भय है, जिसका विचार किया जाय ? 
( भयकी बात ही क्‍या है? ) मनुष्य और वानर-भालू तो हमारे भोजन [ की 
सामग्री ] हैं ॥ ५ ॥ 

कानोंसे सबके वचन सुनकर [| रावणका पुत्र ] प्रहस्त हाथ जोड़कर 
कहने लगा--हे प्रभु ! नीतिके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियोंमें 
बहुत ही थोड़ी बुदर्द्धि है॥ ८ ॥ 

ये सभी मूर्ख ( खुशामदी ) मन्त्री ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कह रहे हैं। 
है नाथ! इस प्रकारकी बातोंसे पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाँघकर 
आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं 
( स्मरण किया करते हैं )॥ १॥ 

उस समय तुमलोगोंमेंसे किसीको भूख न थी? [ बंदर तो तुम्हारा भोजन 
ही हैं, फिर ] नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्‍यों नहीं खा लिया ? इन 
मन्त्रियोंने स्वामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमें अच्छी है 
पर जिससे आगे चलकर दुःख पाना होगा॥ २॥ 

जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र बँधा लिया और जो सेनासहित सुबेल 
पर्वतपर आ उतरा। हे भाई! कहो वह मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम खा 
लेंगे ? सब गाल फुला-फुलाकर ( पागलोंकी तरह ) वचन कह रहे हैं!॥ ३ ॥ 

हे तात! मेरे वचचनोंको बहुत आदरसे ( बड़े गौरसे ) सुनिये। मुझे मनमें 
कायर न समझ लीजियेगा। जगतमें ऐसे मनुष्य झुंड-के-झुंड ( बहुत अधिक ) 
हैं, जो प्यारी ( मुँहपर मीठी लगनेवाली ) बात ही सुनते और कहते हैं।॥ ४॥ 

हे प्रभो! सुननेमें कठोर परन्तु [ परिणाममें ] परम हितकारी वचन जो 
सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिये, [ उसके 
अनुसार ] पहले दूत भेजिये, और [ फिर ] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति 
[ मेल ] कर लीजिये॥ ५॥ 

यदि वे स्त्री पाकर लौट जाये, तब तो | व्यर्थ ] झगड़ा न बढ़ाइये। नहीं 
तो ( यदि न फिरें तो ) हे तात! सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे हठपूर्वक ( डटकर ) 
मार-काट कौजिये॥ ९॥ 

हे प्रभो! यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगत्में दोनों ही प्रकारसे 
आपका सुयश होगा। रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्र्से कहा--अेरे मूर्ख! तुझे 
ऐसी बुद्द्धि किसने सिखायी 2॥ १॥ 

अभीसे हृदयमें सन्देह ( भय ) हो रहा है? हे पुत्र! तू तो बाँसकी जड़में 
घमोई हुआ (तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ )। पिताकी 
अत्यन्त घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ 
घरको चला गया।॥ २॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४डण७छ 


हितकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती ( आपपर कैसे असर नहीं 
करती ), जैसे मृत्युके वश हुए | रोगी ] को दवा नहीं लगती। सन्ध्याका समय 
जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओंको देखता हुआ महलको चला॥ ३॥ 

लंकाकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था। वहाँ नाच-गानका 
अखाड़ा जमता था। रावण उस महलमें जाकर बैठ गया। किन्नर उसके 
गुणसमूहोंको गाने लगे।॥ ४॥ 

ताल ( करताल ), पखावज ( मृदंग ) और वीणा बज रहे हैं। नृत्यमें प्रवीण 
अप्सराएँ नाच रही हैं।॥ ५ ॥ 

वह निरन्तर सैकड़ों इन्द्रोंक॒ समान भोग-विलास करता रहता है। यद्यपि 
[ श्रीरामजी-सरीखा ] अत्यन्त प्रबल शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो 
चिन्ता है और न डर ही है॥ १०॥ 

यहाँ श्रीरघुवीर सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ 
उऊतरे। पर्वतका एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे 
उज्जवल शिखर देखकर--॥ १॥ 

वहाँ लक्ष्मणजीने वृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोंसे 
सजाकर बिछा दिये। उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी 
आसनपर कृपालु श्रीरामजी विराजमान थे॥ २॥ 

प्रभु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रखे हैं। उनकी 
बायीं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस [ रखा ] है। वे अपने दोनों कर- 
कमलोंसे बाण सुधार रहे हैं। विभीषणजी कानोंसे लगकर सलाह कर 
रहे हैं॥ ३॥ 

परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके 
चअरणकमलोंको दबा रहे हैं। लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और हाथोंमें 
धनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रभुके पीछे सुशोभित हैं।। ४॥ 

इस प्रकार कृपा, रूप ( सौन्दर्य ) और गुणोंके धाम श्रीरामजी विराजमान 
हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते हैं॥ ११५ ( क )॥ 

पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ 
देखा। तब वे सबसे कहने लगे--चन्द्रमाको तो देखो। कैसा सिंहके 
समान निडर है!॥ ११ ( ख )॥ 

पूर्व दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज और 
बलकी राशि यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके 
मस्तकको विदीर्ण करके आकाशरूपी वनमें निर्भय विचर रहा है॥१॥ 

आकाशमें बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर 
स्त्रीके श्रड्रार हैं। प्रभुने कहा--- भाइयो! चन्द्रमामें जो कालापन है वह क्‍या 
है ? अपनी-अपनी बुद्द्धेकि अनुसार कहो ॥ २॥ 


४५८ * रामचरितमानस * 


सुग्रीवने कहा--हे रघुनाथजी! सुनिये। चन्द्रमामें पृथ्वीकी छाया 
दिखायी दे रही है। किसीने कहा--चन्द्रमाको राहुने मारा था। वही 
[ चोटका ] काला दाग हृदयपर पड़ा हुआ है॥ ३॥ 

कोई कहता है--जब ब्रह्माने | कामदेवकी स्त्री ] रतिका मुख बनाया, 
तब उसने चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो 
परम सुन्दर बन गया, परन्तु चन्द्रमाके हृदयमें छेद हो गया ]। वही छेद 
अन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है, जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया 
उसमें दिखायी पड़ती है॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरीामजीने कहा--विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है। इसीसे उसने 
विषको अपने हृदयमें स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरणसमूहको 
फैलाकर वह वियोगी नर-नारियोंको जलाता रहता है॥ ५॥ 

हनुमानूजीने कहा--हे प्रभो! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है। 
आपकी सुन्दर श्याम मूर्ति चन्द्रमाके हृदयमें बसती है, वही श्यामताकी 
झलक चन्द्रमामें है १२( क )॥ 


नवाह्पारायण, सातवाँ विश्राम 


परवनपुत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हँसे। फिर 
दक्षिणकी ओर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले--- ॥ १२ ( ख )॥ 

हे विभीषण! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और 
बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे-मीठे ( हलके-हलके ) स्वरसे गरज 
रहा है। कहीं कठोर ओलोंकी वर्षा न हो!॥ १॥ 

विभीषण बोले--हे कृपालु! सुनिये, यह न तो बिजली है, न बादलोंकी 
घटा। लंकाकी चोटीपर एक महल है। दशग्रीव रावण वहाँ [ नाच-गानका ] 
अखाड़ा देख रहा है॥ २॥ 

रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलोंके डंबर-जैसा विशाल और काला ) 
छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है। 
मन्दोदरीके कानोंमें जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो! वही मानो बिजली 
चमक रही है॥ ३॥ 

हे देवताओंके सम्राट! सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही 
मधुर | गर्जन ] ध्वनि है। रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुसकराये। उन्होंने 
धनुष चढ़ाकर उसपर बाणका सन्धान किया; ॥ ४॥ 

और एक ही बाणसे [ रावणके ] छत्र-मुकुट और | मन्दोदरीके ] 
कर्णफूल काट गिराये। सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़े, पर इसका 
भेद ( कारण ) किसीने नहीं जाना॥ १३ ( क )॥ 

ऐसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस ] आकर [| फिर ] 


* लड्ढाकाण्ड * ४०९ 


तरकसमें जा घुसा। यह महान्‌ रस-भंग (९ रंगमें भंग ) देखकर रावणकी सारी 
सभा भयभीत हो गयी॥ १३ ( ख )॥ 

न भूकम्प हुआ, न बहुत जोरकी हवा ( आँधी ) चली। न कोई अस्त्र- 
शस्त्र ही नेत्रोंसे देखे। [ फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर 
गिर पड़े ?] सभी अपने-अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयद्भूर 
अपशकुन हुआ! ॥ १॥ 

सभाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये वचन 
कहे--सिरोंका गिरना भी जिसके लिये निरन्तर शुभ होता रहा है, उसके 
लिये मुकुटका गिरना अपशकुन कैसा ?॥ २॥ 

अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहीं है ] तब सब 
लोग सिर नवाकर घर गये। जबसे कर्णफूल पृथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके 
हृदयमें सोच बस गया।॥ ३॥ 

नेत्रोंमें जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे ] कहने लगी--हे 
प्राणनाथ! मेरी विनती सुनिये। हे प्रियतम! श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये। उन्हें 
मनुष्य जानकर मनमें हठ न पकड़े रहिये॥ ४॥ 

मेरे इन वचनोंपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हैं--( यह सारा विश्व उन्हींका रूप है ) वेद जिनके 
अड्ग-अड्में लोकोंकी कल्पना करते हैं॥ १४॥ 

पाताल [ जिन विश्वरूप भगवान्‌का ] चरण है, ब्रहालोक सिर है, अन्य 
( बीचके सब ) लोकोंका विश्राम (स्थिति ) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न 
अड्डभोंपर है। भयड्डूर काल जिनका भृकुटिसंचालन ( भौंहोंका चलना ) है। 
सूर्य नेत्र है, बादलोंका समूह बाल है॥१॥ 

अश्विनीकुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष 
( पलक मारना और खोलना ) हैं। दसों दिशाएँ कान हैं, वेद ऐसा कहते 
हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है॥२॥ 

लोभ जिनका अधर ( होठ ) है, यमराज भयानक दाँत है। माया हँसी है, 
दिक्‍पाल भुजाएँ हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन और 
प्रलय जिनकी चेष्टा ( क्रिया ) है॥ ३ ॥ 

अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत 
अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसोंका जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी 
नीचेकी इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ( ऊहापोह ) 
कया की जाय ?॥ ४॥ 

शिव जिनका अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्द्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं और महान्‌ 
(विष्णु ) ही चित्त हैं। उन्हीं चराचरस्ूवछपप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें 
निवास किया है॥ १५ ( क )॥ 


४६० * रामचरितमानस * 


हे प्राणपति! सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुसे वैर छोड़कर श्रीरघुवीरके 
अरणोंमें प्रेम कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय॥ १५७ ( ख )॥ 

'पत्नीके वचन कानोंसे सुनकर रावण खूब हँसा [| और बोला--- ] अहो! मोह 
( अज्ञान ) की महिमा बड़ी बलवानू्‌ है! स्त्रीका स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं 
कि उसके हृदयमें आठ अवगुण सदा रहते हैं--- ॥ १॥ 

साहस, झूठ, चजञ्जलता, माया ( छल ), भय ( डरपोकपन ), अविवेक 
( मूर्खता ), अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रुका समग्र ( विराट ) रूप गाया 
और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया॥ २॥ 

हे प्रिये! बह सब ( यह चराचर विश्व तो ) स्वभावसे ही मेरे वशमें है। 
तेरी कृपासे मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिये! तेरी चतुराई मैं जान गया। 
तू इस प्रकार ( इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है॥ ३॥ 

हे मृगनयनी! तेरी बातें बड़ी गूढ़ ( रहस्यभरी ) हैं, समझनेपर सुख देनेवाली 
और सुननेसे भय छुड़ानेवाली हैं। मन्दोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि 
'पितिको कालवश मतिभ्रम हो गया है ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार [ अज्ञानवश ] बहुत-से विनोद करते हुए रावणको सबेरा हो 
गया। तब स्वभावसे ही निडर और घमण्डमें अंधा लंकापति सभामें 
गया॥ १६ ( क )॥ 

यद्यपि बादल अमृत-सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता-फलता 
नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्माके समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूर्खके 
हृदयमें च्ेत ( ज्ञान ) नहीं होता॥ १६ ( ख )॥ 

यहाँ (सुबेल पर्वतपर ) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब 
मन्त्रियोंको बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये, अब क्‍या उपाय करना 
चाहिये ? जाम्बवानने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर कहा--- ॥ १॥ 

हे सर्वज्ञ (सब कुछ जाननेवाले )!) हे सबके हृदयमें बसनेवाले 
( अन्तर्यामी )! हे बुच्द्चि, बल, तेज, धर्म और गुणोंकी राशि! सुनिये! मैं अपनी 
बुच्द्ेकि अनुसार सलाह देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बनाकर भेजा 
जाय!॥ २॥ 

यह अच्छी सलाह सबके मनमें जँच गयी। कृपाके निधान श्रीरामजीने 
अंगदसे कहा--हे बल, बुद्धि और गुणोंके धाम बालिपुत्र! हे तात! तुम मेरे 
कामके लिये लड्ढी जाओ॥ ३॥ 

तुमको बहुत समझाकर क्‍या कहूँ! मैं जानता हूँ, तुम परम चतुर 
हो। शत्रुसे वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका 
कल्याण हो॥ ४॥ 

प्रभुकी आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी 
उठे [ और बोले--- ] हे भगवान्‌ श्रीरामजी! आप जिसपर कृपा करें, वही 


* लड्ढाकाण्ड * ४६१ 


गुणोंका समुद्र हो जाता है॥ १७ ( क )॥ 

स्वामीके सब कार्य अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया 
है। जो मुझे अपने कार्यपर भेज रहे हैं ]। ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय 
हर्षित और शरीर पुलकित हो गया॥ १७ ( ख )॥ 

चरणोंकी वन्दना करके और भगवान्‌की प्रभुता हृदयमें धरकर अंगद 
सबको सिर नवाकर चले। प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण किये हुए 
रणबाँकुरे वीर बालिपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं॥१५॥ 

लड्डामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा 
था। बातों-ही-बातोंमें दोनोंमें झगड़ा बढ़ गया। [ क्योंकि ] दोनों ही अतुलनीय 
बलवान्‌ थे और फिर दोनोंकी युवावस्था थी॥ २॥ 

उसने अंगदपर लात उठायी। अंगदने [ वही ] पैर पकड़कर उसे घुमाकर 
जमीनपर दे पटका ( मार गिराया )। राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ- 
तहाँ [ भाग ] चले, वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके ॥ ३॥ 

एक-दूसरेको मर्म ( असली बात ) नहीं बतलाते, उस ( रावणके पुत्र ) 
का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। [| रावण-पुत्रकी मृत्यु 
जानकर और राक्षसोंको भयके मारे भागते देखकर ] नगरभरमें कोलाहल 
मच गया कि जिसने लड्ढन जलायी थी, वही वानर फिर आ गया है॥ ४॥ 

सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्‍या 
करेगा। वे बिना पूछे ही अंगदको [ रावणके दरबारकी ] राह बता देते हैं। जिसे 
ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है॥ ५॥ 

श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके 
ट्वारपर गये। और वे धीर, वीर और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐडड़ 
( शान ) से इधर-उधर देखने लगे॥ १८ ॥ 

तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका 
समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हँसकर बोला--बुला लाओ, 
[ देखें |] कहाँका बंदर है॥ १॥ 

आज्ञा पाकर बहुत-से दूत दौड़े और वानरोंमें हाथीके समान अंगदको 
बुला लाये। अंगदने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त 
( सजीव ) काजलका पहाड़ हो!॥ २॥ 

भुजाएँ वृक्षोंके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं। रोमावली मानो 
बहुत-सी लताएँ हैं। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और 
खोहोंके बराबर हैं।॥ ३ ॥ 

अत्यन्त बलवान्‌ बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमें जरा 
भी नहीं झिझके । अंगदको देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए। यह देखकर 
रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४॥ 


४६२ * रामचरितमानस * 


जैसे मतवाले हाथियोंके झुंडमें सिंह [ निःशड्डू होकर ] चला जाता है, 
वैसे ही श्रीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [ निर्भय ] सभामें सिर 
नवाकर बैठ गये॥ १९॥ 

रावणने कहा--ओरे बंदर! तू कौन है? [ अंगदने कहा--- ] हे दशग्रीव! 
मैं श्रीरघुवीरका दूत हूँ। मेरे पितासे और तुमसे मित्रता थी। इसलिये हे भाई! 
मैं तुम्हारी भलाईके लिये ही आया हूँ॥ १॥ 

तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिके तुम पौत्र हो। शिवजीकी और 
बहाजीकी तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है। उनसे वर पाये हैं और 
सब काम सिद्ध किये हैं। लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत 
लिया है॥ २॥ 

राजमदसे या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजीको हर लाये हो। अब तुम 
मेरे शुभ वचन ( मेरी हितभरी सलाह ) सुनो! [ उसके अनुसार चलनेसे ] प्रभु 
श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे।॥ ३॥ 

दाँतोंमें तिनका दबाओ, गलेमें कुल्हाड़ी डालो और कुटुम्बियोंसहित 
अपनी स्त्रियोंको साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस 
प्रकार सब भय छोड़कर चलो-- ॥ ४ ॥ 

और “'हे शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि श्रीरामजी! 
मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये।' [ इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। ] आर्त 
पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। २०॥ 

[ रावणने कहा-- ] ओआरे बंदरके बच्चे! सँभालकर बोल! मूर्ख! मुझ 
देवताओंके शत्रुको तूने जाना नहीं? अरे भाई! अपना और अपने बापका 
नाम तो बता। किस नातेसे मित्रता मानता है ?॥ १॥ 

[ अंगदने कहा--- ] मेरा नाम अंगद है, मैं बालिका पुत्र हूँ। उनसे कभी 
तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया 
[ और बोला--- ] हाँ, मैं जान गया ( मुझे याद आ गया ), बालि नामका 
एक बंदर था॥ २॥ 

अरे अंगद! तू ही बालिका लड़का है? अरे कुलनाशक! तू तो अपने 
कुलरूपी बाँसके लिये अग्निरूप ही पैदा हुआ! गर्भमें ही क्‍यों न नष्ट हो 
गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँहसे तपस्वियोंका दूत 
कहलाया।! ॥ ३॥ 

अब बालिकी कुशल तो बता, वह [ आजकल ] कहाँ है? तब अंगदने 
हँसकर कहा--दस ( कुछ ) दिन बीतनेपर [ स्वयं ही ] बालिके पास जाकर, 
अपने मित्रको हदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पूछ लेना॥ ४॥ 

श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। 
हे मूर्ख! सुन, भेद उसीके मनमें पड़ सकता है, ( भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव 


* लड्ढाकाण्ड * ४६३ 


डाल सकती है ) जिसके हृदयमें श्रीरघुवीर न हों॥ ५ ॥ 

सच है, मैं तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण! तुम कुलके 
रक्षक हो। अंधे-बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और 
बीस कान हैं!॥ २१॥ 

शिव, ब्रह्मा [| आदि ] देवता और मुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा 
[ करना ] चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुलको डुबा दिया ? अरे ऐसी बुदर्द्धि 
होनेपर भी तुम्हारा हदय फट नहीं जाता ?॥ १॥ 

वानर ( अंगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर ( तिरछी 
करके ) बोला--अरे दुष्ट! मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ कि मैं 
नीति और धर्मको जानता हूँ ( उनन्‍्हींकी रक्षा कर रहा हूँ )॥ २॥ 

अंगदने कहा--तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है।[ वह यह कि ] तुमने 
परायी स्त्रीकी चोरी की है! और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे 
देख ली। ऐसे धर्मके ब्रतको धारण ( पालन ) करनेवाले तुम डूबकर मर 
नहीं जाते!॥ ३॥ 

नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा 
कर दिया था! तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवानू हूँ, 
जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया !॥ ४॥ 

[ रावणने कहा--- ] अरे जड जन्‍्तु वानर! व्यर्थ बक-बक न कर; आरे 
मूर्ख! मेरी भुजाएँ तो देख। ये सब लोकपालोंके विशाल बलरूपी चन्द्रमाको 
ग्रसनेके लिये राहु हैं॥ २२ ( क )॥ 

फिर [ तूने सुना ही होगा कि ] आकाशरूपी तालाबमें मेरी भुजाओंरूपी 
कमलोंपर बसकर शिवजीसहित कैलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हुआ 
था!॥ २२( ख )॥ 

अरे अंगद! सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ 
सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्रीके वियोगमें बलहीन हो रहा है। और उसका छोटा 
भाई उसीके दुःखसे दुःखी और उदास है॥ १॥ 

तुम और सुग्रीव, दोनों [| नदी ] तटके वृक्ष हो। [ रहा ] मेरा छोटा भाई 
विभीषण, [| सो ] वह भी बड़ा डरपोक है। मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढ़ा है। वह 
अब लड़ाईमें क्‍या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है ?॥ २॥ 

नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं ( वे लड़ना क्‍या जानें ? )। हाँ, एक वानर 
जरूर महान्‌ बलवान्‌ है, जो पहले आया था, और जिसने लड्ढा जलायी थी। 
यह वचन सुनते ही बालिपुत्र अंगदने कहा--- ॥ ३ ॥ 

हे राक्षसराज! सच्ची बात कहो! क्‍या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर 
जला दिया ? रावण | जैसे जगद्दधिजयी योद्धा ] का नगर एक छोटे-से वानरने 
जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा 2॥ ४॥ 


४६४ * रामचरितमानस * 


हे रावण! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो 
सुग्रीवका एक छोटा-सा दौड़कर चलनेवाला हरकारा है। वह बहुत 
चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने [ केवल ] खबर लेनेके लिये 
भेजा था॥ ५॥ 

क्‍या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर 
जला डाला ? मालूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं 
गया और कहीं छिप रहा!॥ २३ ( क )॥ 

हे रावण! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। 
सचमुच हमारी सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा 
पाये॥ २३ ( ख )॥ 

प्रीति और बैर बराबरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है। सिंह 
यदि मेढकोंको मारे, तो क्‍या उसे कोई भला कहेगा 2॥ २३ ( ग )॥ 

यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरीामजीकी लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि 
हे रावण! सुनो, क्षत्रियजातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है॥ २३ ( घ )॥ 

वक्रोक्तिरूपी धनुषसे वच्नरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय 
जला दिया। वीर रावण उन बाणोंको मानो प्रत्युत्तररूपी सँड़सियोंसे 
निकाल रहा है॥ २३ ( डर)॥ 

तब रावण हँसकर बोला--बंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जो 
उसे पालता है, उसका वह अनेकों उपायोंसे भला करनेकी चेष्ठा करता 
है॥२३(९च )॥ 

बंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ 
नाचता है। नाच-कूदकर, लोगोंको रिझाकर, मालिकका हित करता है। 
यह उसके धर्मकी निपुणता है॥ १॥ 

हे अंगद! तेरी जाति स्वामिभक्त है। [ फिर भला ] तू अपने मालिकके 
गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुणग्राहक (गुणोंका आदर 
करनेवाला ) और परम सुजान ( समझदार ) हूँ, इसीसे तेरी जली-कटी बक- 
बकपर कान ( ध्यान ) नहीं देता ॥ २॥ 

अंगदने कहा--तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमानने सुनायी 
थी। उसने अशोकवनको विध्वंस ( तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुत्रको 
मारकर नगरको जला दिया था। तो भी [ तुमने अपनी गुणग्राहकताके कारण 
यही समझा कि ] उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया॥ ३॥ 

तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचारकर, हे दशग्रीव! मैंने कुछ ध्ृष्टता की 
है। हनुमानने जो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें 
न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है॥ ४॥ 

[ रावण बोला--- ] अरे वानर! जब तेरी ऐसी बुदर्द्रि है तभी तो तू बापको 


* लड्ढाकाण्ड * डद५ 


खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हँसा। अंगदने कहा--पिताको 
खाकर फिर तुमको भी खा डालता। परन्तु अभी तुरंत कुछ और ही बात 
मेरी समझमें आ गयी!॥ ५७॥ 

अरे नीच अभिमानी! बालिके निर्मल यशका पात्र ( कारण ) जानकर तुम्हें 
मैं नहीं मारता। रावण! यह तो बता कि जगतूमें कितने रावण हैं ? मैंने जितने 
रावण अपने कानोंसे सुन रखे हैं, उन्हें सुन--- ॥ ६॥ 

एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था, तब बच्चोंने उसे 
घुड़सालमें बाँध रखा। बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे। 
बलिको दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया॥ ७॥ 

फिर एक रावणको सहस्त्रबाहुने देखा और उसने दौड़कर उसको एक 
विशेष प्रकारके ( विचित्र > जन्तुकी तरह [| समझकर ] पकड़ लिया। 
तमाशेके लिये वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे 
छुड़ाया॥ ८ ॥ 

एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है--वह [ बहुत 
दिनोंतक ] बालिकी काँखमें रहा था। इनमेंसे तुम कौन-से रावण हो? 
खीझना छोड़कर सच-सच बताओ ॥ २४॥ 

[ रावणने कहा-- ] अरे मूर्ख! सुन, मैं वही बलवान्‌ रावण हूँ जिसकी 
भुजाओंकी लीला ( करामात ) कैलास पर्वत जानता है। जिसकी शूरता 
उमापति महादेवजी जानते हैं, जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने 
पूजा था॥ १॥ 

सिररूपी कमलोंको अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणित बार त्रिपुरारि 
शिवजीकी पूजा की है। आरे मूर्ख ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्‍पाल जानते हैं, 
जिनके हृदयमें वह आज भी चुभ रहा है॥ २॥ 

दिग्गज ( दिशाओंके हाथी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं। जिनके 
भयानक दाँत, जब-जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छातीमें कभी 
नहीं फूटे ( अपना चिह्न भी नहीं बना सके ), बल्कि मेरी छातीसे लगते ही 
वे मूलीकी तरह टूट गये॥ ३॥ 

जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथीके 
चढ़ते समय छोटी नाव! मैं वही जगत्प्रसिद्धध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद 
करनेवाले! क्या तूने मुझको कानोंसे कभी नहीं सुना ?॥ ४॥ 

उस (९ महानू प्रतापी और जगत्प्रसिद्ध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता है 
और मनुष्यकी बड़ाई करता है? अरे दुष्ठ, असभ्य, तुच्छ बंदर! अब मैंने 
तेरा ज्ञान जान लिया॥ २०॥ 

रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन बोले--अरे नीच 
अभिमानी! सँभालकर ( सोच-समझकर ) बोल। जिनका फरसा सहतस्त्रबाहुकी 


४६६ * रामचरितमानस * 


भुजाओंरूपी अपार वनको जलानेके लिये अग्रिके समान था, ॥ १॥ 

जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीत्र धारामें अनगिनत राजा अनेकों बार 
डूब गये, उन परशुरामजीका गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अभागे 
दशशीश! वे मनुष्य क्योंकर हैं 2॥ २॥ 

क्यों रे मूर्ख उद्ण्ड! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ? कामदेव भी क्‍या धनुर्धारी है ? 
और गड्ढाजी क्‍या नदी हैं ? कामधेनु क्या पशु है ? और कल्पवृक्ष क्‍या पेड़ है ? 
अन्न भी क्‍या दान है ? और अमृत क्‍या रस है ?॥ ३॥ 

गरुड़जी क्‍या पक्षी हैं? शेषजी क्‍या सर्प हैं? अरे रावण! 
चिन्तामणि भी क्‍या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख! सुन, वैकुण्ठ भी क्‍या 
लोक है? और श्रीरघुनाथजीकी अखण्ड भक्ति क्‍या [ और लाभों- 
जैसा ही ] लाभ है ?॥ ४॥ 

सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाड़कर, नगरको जलाकर 
और तेरे पुत्रको मारकर जो लौट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका ], 
क्यों रे दुष्ट! वे हनुमानजी क्‍या वानर हैं 2॥ २६॥ 

अरे रावण! चतुराई ( कपट ) छोड़कर सुन | कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीका 
तू भजन क्‍यों नहीं करता ? अरे दुष्ट! यदि तू श्रीरामजीका बैरी हुआ तो तुझे 
बहा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे॥ १॥ 

हे मूढ़! व्यर्थ गाल न मार (डींग न हाँक )। श्रीरामजीसे वैर करनेपर 
तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर-समूह श्रीरामजीके बाण लगते ही वानरोंके 
आगे पृथ्वीपर पड़ेंगे, ॥ २॥ 

और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चौगान खेलेंगे। 
जब श्रीरघुनाथजी युद्धमें कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से 
बाण छूटेंगे, ॥ ३ ॥ 

तब क्‍या तेरा ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार ( कृपालु ) 
श्रीरामजीको भज। अंगदके ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा। 
मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्रिमें घी पड़ गया हो॥ ४॥ 

[ वह बोला--आरे मूर्ख! ] कुम्भकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु 
सुप्रसिन्द्ध मेघनाद मेरा पुत्र है! और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने 
सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्‌को जीत लिया है!॥ २७॥ 

रे दुष्ट! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; बस, यही 
उसकी प्रभुता है। समुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लाँघ जाते हैं। पर इसीसे 
वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर! सुन--- ॥ १॥ 

मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण है, जिसमें बहुत- 
से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। | बता, ] कौन ऐसा शूरवीर 
है जो मेरे इन अथाह और अपार बीस समुद्रोंका पार पा जायगा 2॥ २॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४६७ 


अरे दुष्ट! मैंने दिक्पालोंतकसे जल भरवाया और तू एक राजाका मुझे 
सुयश सुनाता है! यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह 
रहा है, संग्राममें लड़नेवाला योद्धा है--- ॥ ३ ॥ 

तो [ फिर ] वह दूत किसलिये भेजता है? शत्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते 
उसे लाज नहीं आती ? [ पहले ] कैलासका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको 
देख । फिर अरे मूर्ख वानर! अपने मालिककी सराहना करना॥ ४॥ 

रावणके समान शूरवीर कौन है? जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट- 
काटकर अत्यन्त हर्षके साथ बहुत बार उन्हें अग्निमें होम दिया! स्वयं गौरीपति 
शिवजी इस बातके साक्षी हैं॥ २८ ॥ 

मस्तकोंके जलते समय जब मैंने अपने ललाटोंपर लिखे हुए विधाताके 
अक्षर देखे, तब मनुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना बाँचकर, विधाताकी 
वाणी ( लेखको ) असत्य जानकर मैं हँसा॥ १॥ 

उस बातको समझकर (स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है। 
[ क्‍योंकि मैं समझता हूँ कि ] बूढ़े ब्रह्माने बुच्द्रिश्रससे ऐसा लिख दिया है। 
अरे मूर्ख! तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीरका 
बल कहता है!॥ २॥ 

अंगदने कहा--अरे रावण! तेरे समान लज्जावान्‌ जगतमें कोई नहीं है। 
लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँहसे अपने गुण कभी 
नहीं कहता॥ ३॥ 

सिर काटने और कैलास उठानेकी कथा चित्तमें चढ़ी हुई थी, इससे 
तूने उसे बीसों बार कहा। भुजाओंके उस बलको तो तूने हृदयमें ही 
टाल (छिपा ) रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु, बलि. और बालिको जीता 
था।॥ ४॥ 

अरे मन्दब॒ुच्द्धि! सुन, अब बस कर। सिर काटनेसे भी क्‍या कोई 
शूरवीर हो जाता है? इन्द्रजाल रचनेवालेको वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि 
वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है!॥५॥ 

अरे मन्दबुर्द्ध! समझकर देख। पतंगे मोहवश आगमें जल मरते हैं, 
गदहोंके झुंड बोझ लादकर चलते हैं; पर इस कारण वे शूरवीर नहीं 
कहलाते॥ २९॥ 

अरे दुष्ट! अब बतबढ़ाव मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे! 
हे दशमुख! मैं दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ। श्रीरघुवीरने 
ऐसा विचारकर मुझे भेजा है--- ॥ १॥ 

कृपालु श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्यारके मारनेसे सिंहको 
यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख ! प्रभुके | उन ] वचनोंको मनमें समझकर ( याद 
करके ) ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं॥ २॥ 


४६८ * रामचरितमानस * 


नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर मैं सीताजीको जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम! 
देवताओंके शत्रु! तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी 
स्त्रीको हर ( चुरा ) लाया॥ ३॥ 

तू राक्षतोंका राजा और बड़ा अभिमानी है। परन्तु में तो श्रीरघुनाथजीके 
सेवक (९ सुग्रीव ) का दूत ( सेवकका भी सेवक ) हूँ। यदि मैं श्रीरामजीके 
अपमानसे न डररूँ तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ कि--- ॥ ४॥ 

तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहारकर और तेरे गाँवको चौपट 
[ नष्ट-भ्रष्ट | करके, अआरे मूर्ख! तेरी युवती स्त्रियोंसहित जानकीजीको 
ले जाऊँ। ३० ॥ 

यदि ऐसा करूँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुएको मारनेमें 
कुछ भी पुरुषत्व ( बहादुरी ) नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त 
मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, ॥ १॥ 

नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विमुख, 
वेद और संतोंका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निनन्‍्दा 
करनेवाला और पापकी खान ( महान्‌ पापी )--ये चौदह प्राणी जीते ही 
मुरदेके समान हैं।॥ २॥ 

ओरे दुष्ट! ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता । अब तू मुझमें क्रोध न पैदा कर 
( मुझे गुस्सा न दिला )। अड्भदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दाँतोंसे होठ 
काटकर, क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला--- ॥ ३ ॥ 

अरे नीच बंदर! अब तू मरना ही चाहता है! इसीसे छोटे मुँह बड़ी बात 
कहता है। अरे मूर्ख बंदर! तू जिसके बलपर कड़ए वचन बक रहा है, उसमें 
बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है ॥ ४॥ 

उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया। 
उसे एक तो वह ( उसका ) दुःख, उसपर युवती स्त्रीका विरह और फिर 
रात-दिन मेरा डर बना रहता है॥ ३१९ क )॥ 

जिनके बलका तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्योंको तो राक्षस रात-दिन 
खाया करते हैं। अरे मूढ़! जिद छोड़कर समझ ( विचार कर )॥ ३१ ( ख )॥ 

जब उसने श्रीरामजीकी निन्‍्दा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त 
क्रोधित हुए। क्योंकि | शास्त्र ऐसा कहते हैं कि] जो अपने कानोंसे 
भगवान्‌ विष्णु और शिवकी निनन्‍्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप 
होता है॥ १॥ 

वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोरसे कटकटाये (शब्द किया ) और उन्होंने 
तमककर ( जोरसे ) अपने दोनों भुजदण्डोंको पृथ्वीपर दे मारा। पृथ्वी हिलने 
लगी, [| जिससे बैठे हुए ] सभासद्‌ गिर पड़े और भयरूपी पवन (९ भूत ) से 
ग्रस्त होकर भाग चले॥ २॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४६९ 


रावण गिरते-गिरते सँभलकर उठा। उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वीपर 
गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया और कुछ 
अंगदने उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये।॥ ३ ॥ 

मुकुटोंको आते देखकर वानर भागे। [ सोचने लगे ] विधाता! क्‍या 
दिनमें ही उल्कापात होने लगा (तारे टूटकर गिरने लगे )? अथवा क्‍या 
रावणने क्रोध करके चार वज् चलाये हैं, जो बड़े धायेके साथ ८ वेगसे ) 
आ रहे हैं 2॥ ४॥ 

प्रभुने [| उनसे ] हँसकर कहा--मनमें डरो नहीं। ये न उल्का हैं, न वज्र 
हैं और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई! ये तो रावणके मुकुट हैं; जो बालिपूुत्र 
अंगदके फेंके हुए आ रहे हैं॥ ५॥ 

पवनपुत्र श्रीहनुमानजीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और 
लाकर प्रभुके पास रख दिया। रीक्‌ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका 
प्रकाश सूर्यके समान था॥ ३२ ( क )॥ 

वहाँ (सभामें ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा 
कि--बंदरको पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर 
मुसकराने लगे ॥ ३२ ( ख )॥ 

[ रावण फिर बोला--- ] इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और 
जहाँ-कहीं रीछ-वानरोंको पाओ, वहीं खा डालो। पृथ्वीको बंदरोंसे 
रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों (राम-लक्ष्मण ) को 
जीते-जी पकड़ लो॥ १॥ 

[ रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तब युवराज अंगद क्रोधित होकर 
बोले---तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती! अरे निर्लज्ञ! अरे कुलनाशक! 
गला काटकर (९ आत्महत्या करके ) मर जा! मेरा बल देखकर भी क्‍या तेरी 
छाती नहीं फटती!॥ २॥ 

अरे स्त्रीके चोर! अरे कुमार्गपर चलनेवाले! आओरे दुष्ठ, पापकी राशि, 
मन्दबुद्द्धि और कामी! तू सन्निपातमें क्या दुर्बवचचन बक रहा है ? आरे दुष्ट राक्षस! 
तू कालके वश हो गया है!॥ ३॥ 

इसका फल तू आगे वानर और भालुओंके चपेटे लगनेपर पावेगा। राम 
मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी! तेरी जीभें नहीं गिर 
पड़ती ?॥ ४॥ 

इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीभें [ अकेले नहीं वर ] सिरोंके साथ 
रणभूमिमें गिरेंगी॥ ५ ॥ 

रे दशकन्ध! जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला, वह मनुष्य 
कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड! बीस आँखें होनेपर भी तू अन्धा है। तेरे 
जन्मको धिक्कार है॥ ३३ ( क )॥ 


४७० * रामचरितमानस * 


श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं। | वे प्यासे 
ही रह जायँगे] इस डरसे, अरे कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस! 
मैं तुझे छोड़ता हूँ॥। ३३ ( ख )॥ 

मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ। पर क्‍या करूँ? श्रीरघुनाथजीने मुझे 
आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डालूँ और 
[ तेरी ] लट्ढाको पकड़कर समुद्रमें डुबा दूँ॥ १॥ 

तेरी लड्ढा गूलरकेे फलके समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर 
[ अज्ञानवश ] निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको 
खाते क्‍या देर थी? पर उदार (कृपालु ) श्रीरामचन्द्रजीन वैसी आज्ञा 
नहीं दी॥ २॥ 

अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ और बोला--- ] आरे मूर्ख ! बहुत 
झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा ? बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान 
पड़ता है तू तपस्वियोंसे मिलकर लबार हो गया है॥ ३॥ 

[ अंगदने कहा--- ] अरे बीस भुजावाले! यदि तेरी दसों जीभें मैंने नहीं 
उखाड़ लीं तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर 
( स्मरण करके ) अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी सभामें प्रण 
करके (९ दृढ़ताके साथ ) पैर रोप दिया।॥ ४॥ 

[ और कहा-- ] अरे मूर्ख! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी 
लौट जायँगे, मैं सीताजीको हार गया। रावणने कहा--हे सब वीरो! सुनो, 
पैर पकड़कर बंदरको पृथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५॥ 

इन्द्रजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँ-तहाँसे हर्षित 
होकर उठे। वे पूरे बलसे बहुत-से उपाय करके झपटते हैं। पर पैर टलता नहीं, 
तब सिर नीचा करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते हैं॥ ६॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] वे देवताओंके शत्रु (राक्षस ) फिर 
उठकर झपटते हैं। परन्तु हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! अडद्भदका चरण उनसे 
वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी ( विषयी ) पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं 
उखाड़ सकते ॥ ७॥ 

करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हर्षित होकर उठे। 
वे बार-बार झपटते हैं, पर वानरका चरण नहीं उठता, तब लज्जाके मारे 
सिर नवाकर बैठ जाते हैं॥ ३४ ( क )॥ 

जैसे करोड़ों विश्चन आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे 
ही वानर ( अंगद )-का चरण पृथ्वीको नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु 
( रावण )-का मद दूर हो गया!॥ ३४ ( ख )॥ 

अद्भदका बल देखकर सब हृूदयमें हार गये। तब अड्भडदके ललकारनेपर 
रावण स्वयं उठा। जब वह अड्भदका चरण पकड़ने लगा, तब बालिकुमार 


* लड्ढाकाण्ड * ४७१ 


अड्भदने कहा--मेरा चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा!॥ १॥ 

अरे मूर्ख! तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्‍यों नहीं पकड़ता ? यह सुनकर 
वह मनमें बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह 
ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्लमें चन्द्रमा दिखायी देता है॥ २॥ 

वह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा। मानो सारी सम्पत्ति गँवाकर 
बैठा हो। श्रीरामचन्द्रजी जगत्‌भरके आत्मा और प्राणोंके स्वामी हैं। उनसे 
विमुख रहनेवाला शान्ति कैसे पा सकता है ?॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! जिन श्रीरामचन्द्रजीके भ्रूविलास 
( भौंहके इशारे )- से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है; 
जो तृणको वज्र और वज्रको तृण बना देते हैं ( अत्यन्त निर्बलको महान्‌ 
प्रबल और महान्‌ प्रबलको अत्यन्त निर्बल कर देते हैं ), उनके दूतका प्रण, 
कहो, कैसे टल सकता है 2॥ ४॥ 

फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही। पर रावणने नहीं माना; क्योंकि 
उसका काल निकट आ गया था। शत्रुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालिका पुत्र यह 
कहकर चल दिया--- ॥ ५॥ 

रणभूमिमें तुझे खेला-खेलाकर न मारूँ तबतक अभी [ पहलेसे ] क्‍या बड़ाई 
करूँ। अंगदने पहले ही ( सभामें आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला था। 
वह संवाद सुनकर रावण दुःखी हो गया ॥ ६॥ 

अंगदका प्रण [ सफल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल 
हो गये॥ ७॥ 

शत्रुके बलका मर्दन कर, बलकी राशि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर 
आकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उनका शरीर पुलकित है 
और नेत्रोंमें| आनन्दाश्रुओंका ] जल भरा है॥ ३५ ( क )॥ 

सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव विलखता हुआ ( उदास होकर ) महलमें 
गया। मन्दोदरीने रावणको समझाकर फिर कहा--- ॥ ३५७ ( रख )॥ 

हे कान्‍त! मनमें समझकर ( विचारकर ) कुब॒ुच्द्ोेोको छोड़ दो। आपसे 
और श्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाईने एक जरा- 
सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लाॉघ सके, ऐसा तो आपका 
पुरुषत्व है॥ १॥ 

हे प्रियतम! आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम 
है? खेलसे ही समुद्र लाँघकर वह वानरोंमें सिंह ( हनुमान ) आपकी लंकामें 
निर्भय चला आया!॥ २॥ 

रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते- 
देखते उसने अक्षयकुमारको मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख 


४७२ * रामचरितमानस * 


कर दिया। उस समय आपके बलका गर्व कहाँ चला गया था 2॥ ३॥ 

अब हे स्वामी! झूठ ( व्यर्थ ) गाल न मारिये (डींग न हाँकिये ), मेरे 
कहनेपर हृदयमें कुछ विचार कीजिये। हे पति! आप श्रीरघुपतिको [ निरा ] 
राजा मत समझिये, बल्कि अग-जगनाथ ( चराचरके स्वामी ) और 
अतुलनीय बलवान्‌ जानिये।॥ ४॥ 

श्रीरामजीके बाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था। परन्तु आपने 
उसका कहना भी नहीं माना। जनककी सभामें अगणित राजागण थे। वहाँ 
विशाल और अतुलनीय बलवाले आप भी थे॥ ५॥ 

वहाँ शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको ब्याहा, तब आपने 
उनको संग्राममें क्‍यों नहीं जीता? इन्द्रपुत्र जयन्त उनके बलको कुछ- 
कुछ जानता है। श्रीरामजीने पकड़कर, केवल उसकी एक आँख ही फोड़ 
दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया ॥ ६॥ 

शूर्पणखाकी दशा तो आपने देख ही ली। तो भी आपके हृदयमें [ उनसे 
लड़नेकी बात सोचते ] विशेष ( कुछ भी ) लज्जा नहीं आती! ॥ ७॥ 

जिन्होंने विराध और खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कबन्धको भी 
मार डाला; और जिन्होंने बालिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्ध! 
आप उन्हें ( उनके महत्त्वको ) समझिये!॥ ३६॥ 

जिन्होंने खेलसे ही समुद्रको बँधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुबेल 
पर्वतपर उतर पड़े, उन सूर्यकुलके ध्वजास्वरूप ( कीर्तिको बढ़ानेवाले ) 
करुणामय भगवानने आपहीके हितके लिये दूत भेजा ॥ १॥ 

जिसने बीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे 
हाथियोंके झुंडमें आकर सिंह [ उसे छिन्न-भिन्न कर डालता है ]। रणमें बाँके 
अत्यन्त विकट वीर अंगद और हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं, ॥ २॥ 

हे पति! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता 
और मदका बोझा ढो रहे हैं! हा प्रियतम! आपने श्रीरामजीसे विरोध कर 
लिया और कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी ज्ञान नहीं 
उत्पन्न होता॥ ३॥ 

काल दण्ड ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारता। वह धर्म, बल, बुद्द्ध 
और विचारको हर लेता है। हे स्वामी! जिसका काल ( मरण-समय ) निकट 
आ जाता है, उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है।॥। ४॥ 

आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल गया। [ जो हुआ सो हुआ ] 
हे प्रियतम! अब भी [ इस भूलकी ] पूर्ति ( समाप्ति ) कर दीजिये ( श्रीरामजीसे 
बैर त्याग दीजिये ), और हे नाथ! कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीको भजकर 
निर्मल यश लीजिये।॥ ३७॥ 

स्त्रीके बाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभामें 


* लड्ढाकाण्ड * ४७३ 


चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर 
जा बैठा॥ १॥ 

यहाँ (सुबेल पर्वतपर ) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया। उन्होंने आकर 
चअरण-कमलोंमें सिर नवाया। बड़े आदरसे उन्हें पास बैठाकर खरके शत्रु 
कृपालु श्रीरामजी हँसकर बोले---॥ २॥ 

हे बालिके पुत्र! मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात! इसीसे मैं तुमसे पूछता 
हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसोंके कुलका तिलक है और जिसके 
अतुलनीय बाहुबलकी जगत्भरमें धाक है, ॥ ३ ॥ 

उसके चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात! बताओ, तुमने उनको किस 
प्रकारसे पाया? [ अंगदने कहा ] हे सर्वज्ञ! हे शरणागतको सुख 
देनेवाले! सुनिये। वे मुकुट नहीं हैं।वे तो राजाके चार गुण हैं॥ ४॥ 

हे नाथ! वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद--ये चारों राजाके 
हृदयमें बसते हैं। ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं। [| किन्तु रावणमें 
धर्मका अभाव है ] ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये हैं॥ ५॥ 

दशशशीश रावण धर्महीन, प्रभुके पदसे विमुख और कालके वशमें है। 
इसलिये हे कोसलराज! सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ 
गये हैं॥ ३८ ( क )॥ 

अंगदकी परम चतुरता [पूर्ण जक्ति] कानोंसे सुनकर उदार 
श्रीरामचन्द्रजी हँसने लगे। फिर बालिपुत्रने किलेके ( लड्ढंके ) सब समाचार 
कहे॥ ३८ ( ख )॥ 

जब शरत्रुके समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोंका 
पास बुलाया [ और कहा-- ] लड्जके चार बड़े विकट दरवाजे हैं। उनपर 
किस तरह आक्रमण किया जाय, इसपर विचार करो॥ १॥ 

तब वानरराज सुग्रीव, ऋशक्षपति जाम्बवानू और विभीषणने हृदयमें 
सूर्यकुलके भूषण श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने 
कर्तव्य निश्चित किया। वानरोंकी सेनाके चार दल बनाये॥ २॥ 

और उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये। 
फिर सब यूथपतियोंको बुला लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सबको 
समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंहके समान गर्जना करके दौड़े॥ ३ ॥ 

वे हर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्वतोंके शिखर 
ले-लेकर सब वीर दोौड़ते हैं। 'कोसलराज श्रीरघृुवीरजीकी जय हो ' पुकारते 
हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं।॥ ४॥ 

लक्लूको अत्यन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रतापसे निडर होकर चले। चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह 
लड्ढाको चारों दिशाओंसे घेरकर वे मुँहसे ही डंके और भेरी बजाने लगे॥ ५॥ 


४७9४ * रामचरितमानस * 


महान्‌ बलकी सीमा वे वानर-भालू सिंहके समान ऊँचे स्वरसे 
' श्रीरामजीकी जय', 'लक्ष्मणजीकी जय', 'वानरराज सुग्रीवकी जय '-- 
ऐसी गर्जना करने लगे॥ ३९॥ 

लड्ज्ामें बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया। अत्यन्त अहड्ज्ारी 
रावणने उसे सुनकर कहा--वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए 
हँसकर उसने राक्षसोंकी सेना बुलायी॥ १॥ 

बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाताने 
इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्खने अट्टटास किया 
(वह बड़े जोरसे ठहाका मारकर हँसा )॥ २॥ 

[ और बोला--- ] हे वीरो ! सब लोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ- 
वानर सबको पकड़-पकड़कर खाओ। [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! 
रावणको ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहिरी पक्षी पैर ऊपरकी ओर करके 
सोता है [ मानो आकाशको थाम लेगा ]॥ ३॥ 

आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम भिंदिपाल, साँगी ( बरछी ), तोमर, 
मुद्बर, प्रचण्ड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ोंके टुकड़े 
लेकर राक्षस चले॥ ४॥ 

जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते 
हैं, [| पत्थरोंपर लगनेसे ] चोंच टूटनेका दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये 
बेसमझ राक्षस दौड़े॥ ५॥ 

अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और धनुष-बाण धारण किये करोड़ों 
बलवान्‌ और रणधीर राक्षस वीर परकोटेके कँगूरोंपर चढ़ गये।॥ ४० ॥ 

वे परकोटेके कँगूरोंपर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरुके शिखरोंपर 
बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, [ जिनकी ] ध्वनि 
सुनकर योद्द्धाओंके मनमें [ लड़नेका ] चाव होता है॥ १॥ 

अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, | जिन्हें |] सुनकर कायरोंके 
हृदयमें दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान्‌ 
योद्धा वानर और भालुओंके ठट्ट ( समूह ) देखे ।॥ २॥ 

[ देखा कि ] वे रीक-वानर दौड़ते हैं; औघट (९ ऊँची-नीची, विकट ) 
घाटियोंको कुछ नहीं गिनते। पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना लेते 
हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गर्जते हैं। दाँतोंसे ऑंठ काटते और खूब 
डपटते हैं ॥ ३॥ 

उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है। “जय ' 
“जय ' “जय' की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गयी। राक्षस पहाड़ोंके ढेर- 
के-ढेर शिखरोंको फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस 
उन्हींकी ओर चलाते हैं।॥ ४॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४७५ 


प्रचण्ड वानर और भालू पर्वतोंके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हैं। 
वे झपटते हैं और राक्षसोंके पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चलते 
हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चञ्लल और बड़े तेजस्वी वानर-भालाू 
बड़ी फुर्तीसे उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये और जहाँ-तहाँ महलोमें 
घुसकर श्रीरामजीका यश गाने लगे। 

फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप 
और नीचे [| राक्षस ] योद्धा--इस प्रकार वे [ किलेपरसे ] धरतीपर आ 
गिरते हैं ॥ ४१ ॥ 

श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोंके झुंड राक्षस योच्द्राओंके समूह- 
के-समूह योद्धराओंको मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ 
गये और प्रतापमें सूर्यके समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने लगे॥ १॥ 

राक्षसोंके झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादलोंके 
समूह तितर-बितर हो जाते हैं। लड्ढा नगरीमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया। 
बालक, स्त्रियाँ और रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने लगे॥ २॥ 

सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने 
मृत्युकोी बुला लिया। रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना 
कानोंसे सुना, तब [ भागते हुए ] योब्धाओंको लौटाकर वह क्रोधित 
होकर बोला--- ॥ ३ ॥ 

मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूँगा, उसे स्वयं 
भयानक दुधारी तलवारसे मारूँगा। मेरा सब कुछ खाया, भाँति-भाँतिके भोग 
किये और अब रणभूमिमें प्राण प्यारे हो गये!॥ ४॥ 

रावणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लज्जित 
होकर क्रोध करके युद्धके लिये लौट चले। रणामें [ शत्रुके ] सम्मुख ९ युद्ध 
करते हुए) मरनेमें ही वीरकी शोभा है। [ यह सोचकर ] तब उन्‍होंने 
प्राणोंका लोभ छोड़ दिया॥ ५ ॥ 

बहुत-से अस्त्र-शस्त्र धारण किये सब वीर ललकार-ललकारकर 
भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलोंसे मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको 
व्याकुल कर दिया।॥ ४२॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] वानर भयातुर होकर ( डरके मारे घबड़ाकर ) 
भागने लगे, यद्यपि हे उमा! आगे चलकर | वे ही ] जीतेंगे। कोई कहता 
है---अंगद-हनुमान्‌ कहाँ हैं ? बलवान्‌ नल, नील और द्विविद कहाँ हैं 2॥ १ ॥ 

हनुमानूजीने जब अपने दलको विकल ( भयभीत ) हुआ सुना, उस समय 
वे बलवान पश्चिम द्वारपर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार 
टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी॥ २॥ 

तब पवनपुत्र हनुमानजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे कालके 


४७६ * रामचरितमानस * 


समान योद्धा बड़े जोरसे गरजे और कूदकर लड्ढडाके किलेपर आ गये और 
पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दौड़े॥ ३॥ 

रथ तोड़ डाला, सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीमें लात 
मारी। दूसरा सारथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रथमें डालकर, तुरंत 
घर ले आया॥ ४॥ 

इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमानू किलेपर अकेले ही गये 
हैं, तो रणमें बाँके बालिपुत्र वानरके खेलकी तरह उछलकर किलेपर 
चढ़ गये॥ ४३॥ 

युद्धमें शत्रुओंके विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये। हृदयमें श्रीरामजीके 
प्रतापका स्मरण करके दोनों दौड़कर रावणके महलपर जा चढ़े और 
कोसलराज श्रीरामजीकी दुहाई बोलने लगे॥ १॥ 

उन्होंने कलशसहित महलको पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर 
राक्षसराज रावण डर गया। सब स्त्रियाँ हाथोंसे छाती पीटने लगीं [| और कहने 
लगीं--- ] अबकी बार दो उत्पाती वानर [ एक साथ ] आ गये॥ २॥ 

वानरलीला करके (घुड़की देकर ) दोनों उनको डराते हैं और 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हैं। फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे 
पकड़कर उन्होंने | परस्पर ] कहा कि अब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३॥ 

वे गर्जकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजबलसे 
उसका मर्दन करने लगे। किसीकी लातसे और किसीकी थप्पड़से खबर 
लेते हैं | और कहते हैं कि ] तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह 
फल लो ॥ ४॥ 

एकको दूसरेसे [ रगड़कर ] मसल डालते हैं और सिरोंको तोड़कर 
फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावणके सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो 
दहीके कूँड़े फूट रहे हों॥ ४४॥ 

जिन बड़े-बड़े मुर्त्रियों ( प्रधान सेनापतियों )-को पकड़ पाते हैं उनके 
पैर पकड़कर उन्हें प्रभुके पास फेंक देते हैं। विभीषणजी उनके नाम बतलाते 
हैं और श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम ( परम पद ) दे देते हैं॥ १॥ 

ब्राह्णोंका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति 
पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया कर ते हैं | परन्तु सहजमें नहीं पाते ]। 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहदय और 
करुणाकी खान हैं। [ वे सोचते हैं कि ] राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, 
स्मरण तो करते ही हैं॥ २॥ 

ऐसा हृदयमें जानकर वे उन्हें परमगति (मोक्ष ) देते हैं। हे भवानी ! 
कहो तो ऐसे कृपालु [ और ] कौन हैं? प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर 
भी जो मनुष्य भ्रम त्यागककर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त 


* लड्ढाकाण्ड * ४७७ 


मन्दबुन्द्धि और परम भाग्यहीन हैं॥ ३॥ 

श्रीरामजीने कहा कि अड्भरद और हनुमान्‌ किलेमें घुस गये हैं। दोनों 
वानर लड्डममें [ विध्वंस करते ] कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मन्दराचल 
समुद्रको मथ रहे हों॥ ४॥ 

भुजाओंके बलसे शत्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर, फिर दिनका 
अन्त होता देखकर हनुमान्‌ और अड्भद दोनों कूद पड़े और श्रम ( थकावट ) रहित 
होकर वहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरामजी थे॥४५॥ 

उन्होंने प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाये। उत्तम योव्द्राओऑको देखकर 
श्रीरघुनाथजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, 
जिससे वे श्रमरहित और परम सुखी हो गये ॥ १॥ 

अड्भद और हनुमानको गये जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट 
पड़े। राक्षसोंने प्रदोष ( सायं ) कालका बल पाकर रावणकोी दुहाई देते हुए 
वानरोंपर धावा किया॥ २॥ 

राक्षसोंकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ 
कटकटाकर भिड़ गये। दोनों ही दल बड़े बलवान्‌ हैं। योद्धा ललकार- 
ललकारकर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते ॥ ३॥ 

सभी राक्षस महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय 
तथा अनेकों रंगोंके हैं। दोनों ही दल बलवान्‌ हैं और समान बलवाले योद्धा हैं। 
वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते ( वीरता दिखलाते ) हैं।॥ ४॥ 

[ राक्षत और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः 
वर्षा और शरद-ऋतुके बहुत-से बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों। 
अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते 
देखकर माया की ॥ ५॥ 

पलभरमें अत्यन्त अन्धकार हो गया। खून, पत्थर और राखकोी वर्षा 
होने लगी॥ ६॥ 

दसों दिशाओंमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें 
खलबली पड़ गयी। एकको एक (९ दूसरा ) नहीं देख सकता और सब जहाँ- 
तहाँ पुकार कर रहे हैं॥ ४६॥ 

श्रीरघुनाथजी सब रहस्य जान गये। उन्होंने अड्रद और हनुमान्‌को बुला 
लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ 
क्रोध करके दौड़े॥ १॥ 

फिर कृपालु श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण 
चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अँधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञानके 
उदय होनेपर [| सब प्रकारके ] सन्देह दूर हो जाते हैं॥ २॥ 

भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर 


४७८ * रामचरितमानस * 


दौड़े। हनुमानू और अद्भद रणमें गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस 
भाग छूटे ॥ ३॥ 

भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और भालू पकड़कर पृथ्वीपर दे 
मारते हैं। और अद्भुत ( आश्चर्यजनक ) करनी करते हैं (९ युद्धकौशल 
दिखलाते हैं )। पैर पकड़कर उन्हें समुद्रमें डाल देते हैं। वहाँ मगर, साँप 
और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं॥ ४॥ 

कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये। 
अपने बलसे शत्रुदुलको विचलित करके रीक्‌ और वानर [ वीर ] गरज 
रहे हैं॥ ४७9॥ 

रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ (टुकड़ियाँ ) वहाँ आयीं जहाँ 
कोसलपति श्रीरामजी थे। श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा 
त्यों ही ये वानर भ्रमरहित हो गये॥ १॥ 

वहाँ [ लड्ढामें ] रावणने मन्त्रियोंको बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे 
उन सबको सबसे बताया। [| उसने कहा--- ] वानरोंने आधी सेनाका संहार 
कर दिया! अब शीघ्र बताओ, क्‍या विचार ( उपाय ) करना चाहिये ?2॥ २॥ 

माल्यवंत [ नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था। वह रावणकी माताका 
पिता ( अर्थात्‌ उसका नाना ) और श्रेष्ठ मन्‍्त्री था। वह अत्यन्त पवित्र नीतिके 
वचन बोला--हे तात! कुछ मेरी सीख भी सुनो--- ॥ ३॥ 

जबसे तुम सीताको हर लाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं 
कि जो वर्णन नहीं किये जा सकते। वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन 
श्रीरामसे विमुख होकर किसीने सुख नहीं पाया ॥ ४॥ 

भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको और बलवान्‌ मधु-कैटभको 
जिन्होंने मारा था, वे ही कृपाके समुद्र भगवान्‌ [| रामरूपसे ] अवतरित हुए 
हैं॥ ४८ ( क )॥ 


मासपारायण, पच्ीसवाँ विश्राम 


जो कालस्वरूप हैं, दुष्टोंके समूहरूपी वनके भस्म करनेवाले [ अग्नि ] 
हैं, गुणोंके धाम और ज्ञानघन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी 
सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा ?2॥ ४८ ( ख )॥ 

[ अतः ] वैर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और कृपानिधान परम 
स्त्रेही श्रीरीमजीका भजन करो। रावणको उसके वचन बाणके समान लगे। 
[ वह बोला--- ] अरे अभागे ! मुँह काला करके [ यहाँसे ] निकल जा॥ १॥ 

तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखोंको अपना 
मुँह न दिखला। रावणके ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा 
अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं॥ २॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४७९ 


वह रावणको दुर्वच्चन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद 
क्रोधपूर्वक बोला---सबेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा 
क्या कहूँ ? (जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा )॥ ३ ॥ 

पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया। उसने प्रेमके साथ उसे 
गोदमें बैठा लिया। विचार करते-करते ही सबेरा हो गया। वानर फिर चारों 
दरवाजोंपर जा लगे॥ ४॥ 

वानरोंने क्रोध करके दुर्गय किलेको घेर लिया। नगरमें बहुत ही 
कोलाहल ( शोर ) मच गया। राक्षस बहुत तरहके अस्त्र-शस्त्र धारण करके 
दौड़े और उन्होंने किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर ढहाये॥ ५॥ 

उन्होंने पर्वतोंके करोड़ों शिखर ढहाये, अनेक प्रकारसे गोले चलने 
लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वद्रपात हुआ हो ( बिजली गिरी हो ) 
और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलयकालके बादल हों। विकट वानर 
योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं (घायल हो जाते हैं ), उनके शरीर जर्जर 
( चलनी ) हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं ( हिम्मत नहीं हारते )। वे पहाड़ 
उठाकर उसे किलेपर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ-के-तहाँ (जो जहाँ होते हैं 
वहीं ) मारे जाते हैं। 

मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको 
घेर लिया है। तब वह वीर किलेसे उतरा और डंका बजाकर उनके 
सामने चला॥ ४९॥ 

[ मेघनादने पुकारकर कहा-- ] समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध धनुर्धर 
कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बलकी 
सीमा अड्गभद और हनुमान्‌ कहाँ हैं 2॥ १॥ 

भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और 
उस दुष्टको तो हठपूर्वक ( अवश्य ही) मारूँगा। ऐसा कहकर उसने 
धनुषपर कठिन बाणोंका सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे 
कानतक खींचा ॥ २॥ 

वह बाणोंके समूह छोड़ने लगा। मानो बहुत-से पंखवाले साँप दौड़े जा 
रहे हों । जहाँ-तहाँ वानर गिरते दिखायी पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके 
सामने न हो सके ॥ ३॥ 

रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले। सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी। 
रणभूमिमें ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने 
प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्र ही न 
बचे हों; बल, पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो )॥ ४॥ 

फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वीपर गिर पड़े। 
बलवान्‌ और धीर मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा॥ ५०॥ 


४८० * रामचरितमानस * 


सारी सेनाको बेहाल ( व्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके 
ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी 
पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोधके साथ उसे मेघनादपर छोड़ा ॥ १ ॥ 

पहाड़को आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया। [| उसके ] रथ, सारथि 
और घोड़े सब नष्ट हो गये ( चूर-चूर हो गये )। हनुमानजी उसे बार-बार 
ललकारते हैं। पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बलका मर्म 
जानता था॥ २॥ 

[ तब ] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [ उनके प्रति ] 
अनेकों प्रकारके दुर्वचचनोंका प्रयोग किया। [ फिर ] उसने उनपर अम्त्र-शस्त्र 
तथा और सब हथियार चलाये। प्रभुने खेलमें ही सबको काटकर अलग 
कर दिया॥ ३॥ 

श्रीरामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और 
अनेकों प्रकारकी माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा साँपका बच्चा 
हाथमें लेकर गरुड़को डरावे और उससे खेल करे।॥ ४॥ 

शिवजी और ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [सभी ] जिनकी अत्यन्त 
बलवान्‌ मायाके वशमें हैं, नीचबुक्द्ति निशाचर उनको अपनी माया 
दिखलाता है॥ ५१॥ 

आकाशमें [ ऊँचे ] चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वीसे 
जलकी धाराएँ प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ 
नाच-नाचकर ' मारो, काटो ' की आवाज करने लगीं॥ १॥ 

वह कभी तो विष्ठा, पीब, खून, बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी 
बहुत-से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया 
कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था॥ २॥ 

माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाबसे ( इसी 
तरह रहा ) तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्रीरामजी 
मुसकराये। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गये हैं।॥ ३॥ 

तब अश्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य 
अन्धकारके समूहको हर लेता है। तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसे वानर- 
भालुओंकी ओर देखा, [ जिससे ] वे ऐसे प्रबल हो गये कि रणमें रोकनेपर भी 
नहीं रुकते थे॥ ४॥ 

श्रीरामजीसे आज्ञा माँगकर, अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें धनुष- 
बाण लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर चले॥ ५२॥ 

उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं। हिमाचल 
पर्वतके समान उज्ज्वल ( गौरवर्ण ) शरीर कुछ ललाई लिये हुए है। इधर 
रावणने भी बड़े-बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अमस्त्र-शस्त्र लेकर दौड़े॥ १॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४८१ 


पर्वत, नख और वृश्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर 
' श्रीरामचन्द्रजीकी जय” पुकारकर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी- 
से-जोड़ी भिड़ गये। इधर और उधर दोनों ओर जयकी इच्छा कम 
न थी (€ अर्थात्‌ प्रबल थी )॥ २॥ 

वानर उनको घूँसों और लातोंसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं। विजयशील 
वानर उन्हें मारकर फिर डाँटते भी हैं। “मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, 
पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएँ पकड़कर उखाड़ लो'॥ ३॥ 

नवों खण्डोंमें ऐसी आवाज भर रही है। प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) जहाँ- 
तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाशमें देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी 
खेद होता है और कभी आनन्द्‌॥ ४॥ 

खून गडटड्डोंमें भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पड़ रही 
है [| वह दृश्य ऐसा है ] मानो अंगारोंके ढेरोंपर राख छा रही हो॥ ५३॥ 

घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलासके पेड़। लक्ष्मण 
और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध करके एक-दूसरेसे भिड़ते हैं॥ १॥ 

एक-दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता। राक्षस छल-बल 
( माया ) और अनीति ( अधर्म ) करता है, तब भगवान्‌ अनन्तजी ( लक्ष्मणजी ) 
क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और सारथिको 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये!॥ २॥ 

शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे। राक्षसके 
प्राणमात्र शेष रह गये। रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब 
तो प्राणसंकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे॥ ३॥ 

तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी 
छातीमें लगी। शक्तिके लगनेसे उन्हें मूर्छां आ गयी। तब मेघनाद भय 
छोड़कर उनके पास चला गया॥ ४॥ 

मेघनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। परन्तु 
जगत्‌के आधार श्रीशेषजी ( लक्ष्मणजी ) उनसे कैसे उठते ? तब वे लजाकर 
चले गये।॥ "५४॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हे गिरिजे! सुनो, [ प्रलयकालमें ] जिन 
( शेषनाग )-के क्रोधकी अग्नि चौदहों भुवनोंको तुरंत ही जला डालती है 
और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर [| जीव ] जिनकी सेवा करते हैं, 
उनको संग्राममें कौन जीत सकता है ?॥ १॥ 

इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो। सन्ध्या 
होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ लौट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ 
सँभालने लगे॥ २॥ 

व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्ण बत्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान 


४८२ * रामचरितमानस * 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--लक्ष्मण कहाँ हैं? तबतक हनुमान्‌ उन्हें ले आये। 
छोटे भाईको [| इस दशामें ] देखकर प्रभुने बहुत ही दुःख माना॥ ३॥ 

जाम्बवानने कहा--लड्ढमें सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आनेके लिये 
किसको भेजा जाय ? हनुमानजी छोटा रूप धरकर गये और सुषेणको उसके 
घरसमेत तुरंत ही उठा लाये॥ ४॥ 

सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमें सिर नवाया। उसने पर्वत 
और औषधका नाम बताया, ( और कहा कि ) हे पवनपुत्र! ओषधि लेने 
जाओ॥ ५५ ॥ 

श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृूदयमें रखकर पवनपुत्र हनुमानजी 
अपना बल बखानकर (९ अर्थात्‌ मैं अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) 
चले। उधर एक गुप्तचरने रावणको इस रहस्यकी खबर दी। तब रावण 
कालनेमिके घर आया॥ १॥ 

रावणने उसको सारा मर्म (हाल ) बतलाया। कालनेमिने सुना 
और बार-बार सिर पीटा (खेद प्रकट किया )। [| उसने कहा-- ] 
तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक 
सकता है 2॥ २॥ 

श्रीरघधुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ! झूठी 
बकवाद छोड़ दो। नेत्रोंकी आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर श्याम 
शरीरको अपने हृदयमें रखो ॥ ३॥ 

मैं-तू ( भेद-भाव ) और ममतारूपी मूढ़ताको त्याग दो । महामोह ( अज्ञान )- 
रूपी रात्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो। जो कालरूपी सर्पका भी भश्षक है, कहीं 
स्वप्नमें भी वह रणमें जीता जा सकता है ?॥ ४॥ 

उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमिने 
मनमें विचार किया कि [| इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके 
हाथसे ही मरूँ तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है॥ ५६ ॥। 

वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमें माया रची। 
तालाब, मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया। हनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर 
सोचा कि मुनिसे पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय॥ १॥ 

राक्षस वहाँ कपट [से मुनि ][का वेष बनाये विराजमान था। वह 
मूर्ख अपनी मायासे मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था। 
मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्रीरामजीके गुणोंकी 
कथा कहने लगा॥ २॥ 

[ वह बोला--- ] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है। रामजी जीतेंगे 
इसमें सन्देह नहीं है। हे भाई! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे 
ज्ञानदृष्टिका बहुत बड़ा बल है॥ ३॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४८३ 


हनुमानजीने उससे जल माँगा, तो उसने कमण्डलु दे दिया। हनुमानजीने 
कहा--थोड़े जलसे मैं तृ्॑त नहीं होनेका। तब वह बोला--तालाबमें स्नान 
करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त 
करो॥ ४॥ 

तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमानजीका 
पैर पकड़ लिया। हनुमानजीने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके 
विमानपर चढ़कर आकाशको चली ॥ ५७॥ 

[ उसने कहा-- ] हे वानर! मैं तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी। हे तात! 
श्रेष्ठ मुनिका शाप मिट गया। हे कपि! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। 
मेरा बच्चन सत्य मानो॥ १॥ 

ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्यों ही हनुमानजी निशाचरके 
पास गये। हनुमानजीने कहा--हे मुनि! पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये। पीछे 
आप मुझे मन्त्र दीजियेगा। २॥ 

हनुमानजीने उसके सिरको पूँछमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय 
उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया। उसने राम-राम कहकर प्राण 
छोड़े। यह ( उसके मुँहसे राम-नामका उच्चारण ) सुनकर हनुमानजी मनमें 
हर्षित होकर चले॥ ३॥ 

उन्होंने पर्वतको देखा, पर औषध न पहचान सके । तब हनुमानूजीने एकदमसे 
पर्वतको ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमानजी रातहीमें आकाशमार्गसे दौड़ 
चले और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ ॥ 

भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा, तब मनमें अनुमान 
किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कानतक धनुषको खींचकर बिना 
फलका एक बाण मारा॥ ५८ ॥ 

बाण लगते ही हनुमानजी 'राम, राम, रघुपति' का उच्चारण करते हुए 
मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरतजी 
उठकर दौड़े और बड़ी उतावलीसे हनुमानजीके पास आये॥ १॥ 

हनुमानूजीको व्याकुल देखकर उन्होंने हदयसे लगा लिया। बहुत 
तरहसे जगाया, पर वे जागते न थे! तब भरतजीका मुख उदास हो गया। 
वे मनमें बड़े दुःखी हुए और नेत्रोंमें [| विषादके आँसुओंका ] जल भरकर 
ये वचन बोले--- ॥ २॥ 

जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह भयानक 
दुःख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोमं 
मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ ३ ॥ 

और यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और 
पीड़ासे रहित हो जाय! यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी 'कोसलपति 


४८४ * रामचरितमानस * 


श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो ' कहते हुए उठ बैठे ॥ ४॥ 

भरतजीने वानर ( हनुमानजी )>को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर 
पुलकित हो गया और नेत्रोंमें | आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका ] जल भर 
आया। रघुकुलतिलक अश्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयमें 
प्रीति समाती न थी॥ ५९॥ 

[ भरतजी बोले-- ] हे तात! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता 
जानकीसहित सुखनिधान श्रीरामजीकी कुशल कहो। वानर ( हनुमानजी ) 
ने संक्षेपमें सब कथा कही। सुनकर भरतजी दुःखी हुए और मनमें 
पछताने लगे॥ १॥ 

हा देव! मैं जगत्‌में क्‍यों जन्मा ? प्रभुके एक भी काम न आया। फिर 
कुअवसर ( विपरीत समय ) जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर भरतजी 
हनुमानजीसे बोले--- ॥ २॥ 

हे तात! तुमको जानेमें देर होगी और सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा। 
[ अतः ] तुम पर्वतसहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ 
जहाँ कृपाके धाम श्रीरामजी हैं।॥ ३ ॥ 

भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो] हनुमानजीके मनमें 
अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझसे बाण कैसे चलेगा ? [ किन्तु ] फिर 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतजीके चरणोंकी वन्दना 
करके हाथ जोड़कर बोले--- ॥ ४॥ 

है नाथ! हे प्रभो! मैं आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा। 
ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके 
हनुमानजी चले॥ ६० ( क )॥ 

भरतजीके बाहुबल, शील ( सुन्दर स्वभाव ), गुण और प्रभुके चरणोंमें 
अपार प्रेमकी मन-ही-मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमानजी 
चले जा रहे हैं॥ ६० ( ख )॥ 

वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार 
( समान ) वचन बोले--आध्ी रात बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये। यह 
कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा 
लिया॥ १॥ 

[ और बोले--- ] हे भाई! तुम मुझे कभी दुःखी नहीं देख सकते थे। 
तुम्हारा स्वभाव सदासे ही कोमल था। मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको 
भी छोड़ दिया और वनमें जाड़ा, गरमी और हवा सब सहन किया॥ २॥ 

हे भाई! वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते 
क्यों नहीं ? यदि मैं जानता कि बनमें भाईका विछोह होगा तो मैं पिताका 
वचन [ जिसका मानना मेरे लिये परम कर्तव्य था ] उसे भी न मानता॥ ३॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४८५ 


पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार---ये जगतूमें बार-बार होते और जाते 
हैं, परन्तु जगतूमें सहोदर भाई बार-बार नहीं मिलता। हृदयमें ऐसा विचारकर 
हे तात! जागो॥ ४॥ 

जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूँड़ बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त 
दीन हो जाते हैं, हे भाई! यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे 
बिना सेरा जीवन भी ऐसा ही होगा॥ ५॥ 

स्त्रीके लिये प्यारे भाईको खोकर, मैं कौन-सा मुँह लेकर अवध 
जाऊँगा ? मैं जगतमें बदनामी भले ही सह लेता (कि राममें कुछ भी वीरता 
नहीं है जो स्त्रीको खो बैठे )। स्त्रीकी हानिसे | इस हानिको देखते ] कोई 
विशेष क्षति नहीं थी॥६॥ 

अब तो हे पुत्र! मेरा निष्ठुठु और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा 
शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात! तुम अपनी माताके एक हो पुत्र और 
उसके प्राणाधार हो ॥ ७॥ 

सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ 
पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्‍या उत्तर दूँगा? हे भाई! तुम 
उठकर मुझे सिखाते ( समझाते ) क्‍यों नहीं 2॥ ८ ॥ 

सोचसे छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं। उनके 
कमलकी पँखुड़ीके समान नेत्रोंस [ विषादके आँसुओंका ] जल बह रहा 
है। [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! श्रीरघुनाथजी एक (९ अद्वितीय ) और 
अखण्ड ( वियोगरहित ) हैं। भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानने [ लीला 
करके ] मनुष्यकी दशा दिखलायी है॥ ९॥ 

प्रभुके | लीलाके लिये किये गये ] प्रलापको कानोंसे सुनकर वानरोंके 
समूह व्याकुल हो गये। [ इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये, जैसे करुणरस | के 
प्रसड़ ] में वीररस [| का प्रसड़ ] आ गया हो॥ ६१॥ 

श्रीरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान 
( चतुर ) और अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया, 
[ जिससे ] लक्ष्मणजी हर्षित होकर उठ बैठे ॥ १ ॥ 

प्रभु भाईको हृदयसे लगाकर मिले। भालू और वानरोंके समूह सब 
हर्षित हो गये। फिर हनुमानजीने वैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस 
प्रकार वे उस बार ( पहले ) उसे ले आये थे॥ २॥ 

यह समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार 
सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुम्भकर्णके पास गया और बहुत-से उपाय 
करके उसने उसको जगाया॥ ३॥ 

कुम्भकर्ण जगा (उठ बैठा )। वह कैसा दिखायी देता है मानो स्वयं 
काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुम्भकर्णने पूछा--हे भाई! कहो 


४८६ * रामचरितमानस * 


तो तुम्हारे मुख सूख क्‍यों रहे हैं ?॥ ४॥ 

उस अभिमानी ( रावण )-ने उससे जिस प्रकारसे वह सीताको हर लाया 
था [ तबसे अबतककी ] सारी कथा कही। [ फिर कहा--- ] हे तात! वानरोंने 
सब राक्षस मार डाले। बड़े-बड़े योद्धाओंका भी संहार कर डाला॥ ५॥ 

दुर्मुख, देवशत्रु ( देवान्तक ), मनुष्यभशक्षक ( नरानतक ), भारी योद्धा 
अतिकाय और अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर 
रणभूमिमें मारे गये।॥ ६॥ 

तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बिलखकर (९ दुःखी होकर ) 
बोला---अरे मूर्ख! जगज्जननी जानकीको हर लाकर अब तू कल्याण 
चाहता है 7॥ ६२ ॥ 

हे राक्षसराज! तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया ? हे 
तात! अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा॥ १॥ 

हे रावण! जिनके हनुमान्‌-सरीखे सेवक हैं, वे श्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य हैं ? 
हाय भाई! तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं 
सुनाया॥ २॥ 

हे स्वामी! तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा 
आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे 
कहता; पर अब तो समय जाता रहा॥ ३॥ 

है भाई! अब तो [ अन्तिम बार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल ले। मैं 
जाकर अपने नेत्र सफल करूँ। तीनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीर, 
कमलनेत्र श्रीरामजीके जाकर दर्शन करूँ॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके रूप और गुणोंको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये 
प्रेममें मगन हो गया। फिर रावणने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भेंसे 
मँगवाये ॥ ६३ ॥ 

भेंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वजच्रघात ( बिजली गिरने ) के समान 
गरजा। मदसे चूर, रणके उत्साहसे पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला। 
सेना भी साथ नहीं ली॥ १॥ 

उसे देखकर विभीषण आगे आये और उसके चरणोंपर गिरकर अपना 
नाम सुनाया। छोटे भाईको उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया और श्रीरघुनाथजीका 
भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय लगे॥ २॥ 

[ विभीषणने कहा-- ] हे तात! परम हितकर सलाह एवं विचार 
कहनेपर रावणने मुझे लात मारी। उसी ग्लानिके मारे मैं श्रीरघुनाथजीके 
पास चला आया। दीन देखकर प्रभुके मनको मैं [ बहुत ] प्रिय लगा॥ ३॥ 

[ कुम्भकर्णने कहा-- ] हे पुत्र! सुन, रावण तो कालके वश हो गया 
है ( उसके सिरपर मृत्यु नाच रही है )। वह कया अब उत्तम शिक्षा मान सकता 


* लड्ढाकाण्ड * ४८७ 


है? हे विभीषण! तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात! तू राक्षसकुलका 
भूषण हो गया।॥ ४॥ 

हे भाई! तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुखके 
समुद्र श्रीरामजीको भजा॥ ५ ॥ 

मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजीका भजन करना। 
हे भाई! मैं काल (९ मृत्यु )>-के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; 
इसलिये अब तुम जाओ॥ ६४॥। 

भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रिलोकीके 
भूषण शभ्रीरामजी थे। [ विभीषणने कहा-- ] हे नाथ! पर्वतके समान 
[ विशाल ] देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है॥१॥ 

वानरोंने जब कानोंसे इतना सुना, तब वे बलवान्‌ किलकिलाकर 
( हर्षध्वनि करके ) दौड़े। वृक्ष और पर्वत [ उखाड़कर ] उठा लिये और 
[ क्रोधसे ] दाँत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे॥ २॥ 

रीछ-वानर एक-एक बारमें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार 
करते हैं; परन्तु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा ( विचलित हुआ ) और 
न शरीर ही टाले टला, जैसे मदारके फलोंकी मारसे हाथीपर कुछ भी असर 
नहीं होता! ॥ ३॥ 

तब हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा; जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमानजीको मारा! वे 
चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 

फिर उसने नल-नीलको पृथ्वीपर पछाड़ दिया और दूसरे योव्द्धाओंको 
भी जहाँ-तहाँ पटक-पटककर डाल दिया। वानरसेना भाग चली। सब अत्यन्त 
भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता॥ ५७ ॥ 

सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंको मूर्च्छित करके फिर वह अपरिमित 
बलकी सीमा कुम्भकर्ण वानरराज  सुग्रीवकोी काँखमें दाबकर 
चला॥ ६५० ॥ 

( शिवजी कहते हैं-- ) हे उमा! श्रीरघुनाथजी वैसे ही नरलीला कर रहे 
हैं जेसे गरुड़ सर्पोकि समूहमें मिलकर खेलता हो। जो भौंहके इशारेमात्रसे 
( बिना परिश्रमके ) कालको भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा 
देती है 2॥ १॥ 

भगवान्‌ [ इसके द्वारा ] जगत्‌को पवित्र करनेवाली वह कीर्ति फैलायेंगे 
जिसे गा-गाकर मनुष्य भवसागरसे तर जायँगे। मूर्च्छा जाती रही, तब मारुति 
हनुमानजी जागे और फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे॥ २॥ 

सुग्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे | मुर्दे-से होकर ] खिसक गये 
( काँखसे नीचे गिर पड़े )। कुम्भकर्णने उनको मृतक जाना। उन्होंने 


४८८ * रामचरितमानस * 


कुम्भकर्णके नाक-कान दाँतोंसे काट लिये और फिर गरजकर आकाशकी 
ओर चले, तब कुम्भकर्णने जाना॥ ३॥ 

उसने सुग्रीवका पैर पकड़कर उनको पृथ्वीपर पछाड़ दिया। फिर 
सुग्रीवने बड़ी फुर्तीसी उठकर उसको मारा। और तब बलवानू्‌ सुग्रीव प्रभुके 
पास आये और बोले---कृपानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो, जय हो ॥ ४॥ 

नाक-कान काटे गये, ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुई; और वह 
क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव ( आकृति )-से ही भयंकर था और 
फिर बिना नाक-कानका होनेसे और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही 
वानरोंकी सेनामें भय उत्पन्न हो गया॥ ५॥ 

'*रघुवंशमभणिकी जय हो, जय हो, जय हो' ऐसा पुकारकर वानर हूह 
करके दौड़े और सबने एक ही साथ उसपर पहाड़ और वृशक्षोंके समूह 
छोड़े ॥ ६६ ॥ 

रणके उत्साहमें कुम्भकर्ण विरुद्ध होकर [ उनके ] सामने ऐसा चला 
मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक 
साथ पकड़-पकड़कर खाने लगा। [ वे उसके मुँहमें इस तरह घुसने लगे ] 
मानो पर्वतकी गुफामें टिड्डियाँ समा रही हों॥ १॥ 

करोड़ों ( वानरों )-को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला। करोड़ोंको 
हाथोंसे मलकर पृथ्वीकी धूलमें मिला दिया। [ पेटमें गये हुए] भालू और 
वानरोंके ठट्ट-के-ठट्ट उसके मुख, नाक और कानोंकी राहसे निकल- 
निकलकर भाग रहे हैं॥ २॥ 

रणके मदमें मत्त राक्षस कुम्भकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ, मानो 
विधाताने उसको सारा विश्व अर्पण. कर दिया हो, और उसे वह ग्रास कर 
जायगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाये भी नहीं लौटते। आँखोंसे 
उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे सुनते नहीं!॥ ३ ॥ 

कुम्भकर्णने वानर-सेनाको तितर-बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस- 
सेना भी दौड़ी। श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और 
शत्रुकी नाना प्रकारकी सेना आ गयी है॥ ४॥ 

तब कमलनयन श्रीरामजी बोले--हे सुग्रीव! हे विभीषण! और हे 
लक्ष्मण! सुनो, तुम सेनाको सँभालना। मैं इस दुष्टके बल और सेनाको देखता 
हूँ॥ ६७॥ 

हाथमें शार्इ्रधनुष और कमरमें तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी शत्रुसेनाको 
दलन करने चले। प्रभुने पहले तो धनुषका टंकार किया जिसकी भयानक 
आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया॥ १॥ 

फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरीमजीने एक लाख बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो 
पंखवाले काल-सर्प चले हों। जहाँ-तहाँ बहुत-से बाण चले, जिनसे भयंकर 


* लड्ढाकाण्ड * ४८९ 


राक्षस योद्धा कटने लगे॥ २॥ 

उनके चरण, छाती, सिर और भुजदण्ड कट रहे हैं। बहुत-से वीरोंके 
सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा-खाकर पृथ्वीपर पड़ रहे हैं। 
उत्तम योद्धा फिर सँभलकर उठते और लड़ते हैं॥ ३॥ 

बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं। बहुत-से तो कठिन बाणको 
देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) दौड़ 
रहे हैं और 'पकड़ो, पकड़ो, मारो, मारो” का शब्द करते हुए गा ( चिल्ला ) 
रहे हैं॥ ४॥ 

प्रभुके बाणोंने क्षणमात्रमें भयानक राक्षसोंको काटकर रख दिया। फिर 
वे सब बाण लौटकर श्रीरघुनाथजीके तरकसमें घुस गये ॥ ६८ ॥ 

कुम्भकर्णने मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षसी 
सेनाका संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ और 
उसने गम्भीर सिंहनाद किया॥ १॥ 

वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी-भारी वानर योद्धा 
होते हैं, वहाँ डाल देता है। बड़े-बड़े पर्वतोंको आते देखकर प्रभुने उनको 
बाणोंसे काटकर धूलके समान ( चूर-चूर ) कर डाला॥ २॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त 
भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुम्भकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस 
प्रकार ] निकल जाते हैं [| कि उनका पता नहीं चलता ], जैसे बिजलियाँ बादलमें 
समा जाती हैं॥ ३॥ 

उसके काले शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है, मानो काजलके 
पर्वतसे गेरूके पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दौड़े। वे 
ज्यों ही निकट आये, त्यों ही वह हँसा।॥ ४॥ 

और बड़ा घोर शब्द करके गरजा। तथा करोड़-करोड़ वानरोंको 
पकड़कर वह गजराजकी तरह उन्हें पृथ्वीपर पटकने लगा और रावणकी 
दुहाई देने लगा॥ ६९॥ 

यह देखकर रीछ-वानरोंके झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर 
भेड़ोंके झुंड। [ शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी! वानर-भालू व्याकुल होकर 
आर्तवाणीसे पुकारते हुए भाग चले॥ १॥ 

[ वे कहने लगे--- ] यह राक्षस दुर्भिष्षके समान है, जो अब वानरकुलरूपी 
देशमें पड़ना चाहता है। हे कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप 
श्रीराम! हे खरके शत्रु)! हे शरणागतके दुःख हरनेवाले! रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये!॥ २॥ 

करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण सुधारकर चले। 
महाबलशाली श्रीरामजीने सेनाको अपने पीछे कर लिया और वे [ अकेले ] 


४९० * रामचरितमानस * 


क्रोधपूर्वक चले ( आगे बढ़े )॥ ३॥ 

उन्होंने धनुषको खींचकर सौ बाण सन्धान किये। बाण छूटे और उसके 
शरीरमें समा गये। बाणोंके लगते ही वह क्रोधमें भरकर दौड़ा। उसके दौड़नेसे 
पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी॥ ४॥ 

उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह 
भुजा ही काट दी। तब वह बायें हाथमें पर्वतको लेकर दौड़ा। प्रभुने उसकी 
वह भुजा भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दी॥ ५॥ 

भुजाओंके कट जानेपर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना 
पंखका मन्दराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टिसे प्रभुकोी देखा। मानो तीनों 
लोकोंको निगल जाना चाहता हो ॥ ६॥ 

वह बड़े जोरसे चिग्घाड़ करके मुँह फैलाकर दौड़ा। आकाशमें सिद्ध 
और देवता डरकर हा! हा! हा! इस प्रकार पुकारने लगे॥ ७०॥ 

करुणानिधान भगवानने देवताओंको भयभीत जाना। तब उन्होंने 
धनुषको कानतक तानकर राक्षसके मुखको बाणोंके समूहसे भर दिया। तो 
भी वह महाबली पृथ्वीपर न गिरा॥ १॥ 

मुखमें बाण भरे हुए वह | प्रभुके ] सामने दौड़ा। मानो कालरूपी सजीव 
तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभुने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके 
सिरको धड़से अलग कर दिया॥ २॥ 

वह सिर रावणके आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ 
जैसे मणिके छूट जानेपर सर्प। कुम्भकर्णका प्रचण्ड धड़ दौड़ा, जिससे 
पृथ्वी धँसी जाती थी। तब प्रभुने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये॥ ३॥ 

वानर-भालू और निशाचरोंको अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े 
पृथ्वीपर ऐसे पड़े जैसे आकाशसे दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखमें समा गया। [ यह देखकर ] देवता और मुनि सभीने 
आश्चर्य माना॥ ४॥ 

देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत-से फूल 
बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गये। उसी समय देवर्षि नारद 
आये॥ ५॥ 

आकाशके ऊपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान 
किया, जो प्रभुके मनको बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गये कि अब 
दुष्ट रावणको शीघ्र मारिये। [ उस समय ] श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें आकर 
[ अत्यन्त ] सुशोभित हुए॥ ६॥ 

अतुलनीय बलवाले कोसलपति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुशोभित हैं। 
मुखपर पसीनेकी बाूँदें हैं, कमलके समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीरपर 
रक्तके कण हैं, दोनों हाथोंसे धनुष-बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ- 


* लड्ढाकाण्ड * ४९१ 


वानर सुशोभित हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभुकी इस छबिका वर्णन 
शेषजी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत-से ( हजार ) मुख हैं। 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे गिरिजे! कुम्भकर्ण, जो नीच राक्षस और पापकी 
खान था, उसे भी श्रीरामजीने अपना परमधाम दे दिया! अतः वे मनुष्य [ निश्चय 
ही ] मन्दबुद्द्धि हैं जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते॥ ७१॥ 

दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ लौट पड़ीं। [ आजके युद्धमें ] 
योद्धराओंको बड़ी थकावट हुई; परन्तु श्रीरामजीकी कृपासे वानरसेनाका बल 
उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है॥ १॥ 

उधर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही 
मुखसे कहनेपर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार- 
बार भाई (९ कुम्भकर्ण ) का सिर कलेजेसे लगाता है॥ २॥ 

स्त्रियाँ उसके बड़े भारी तेज और बलको बखान करके हाथोंसे छाती 
पीट-पीटकर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत-सी 
कथाएँ कहकर पिताको समझाया ॥ ३॥ 

[ और कहा--- ] कल मेरा पुरुषार्थ देखिखियेगा। अभी बहुत बड़ाई क्‍या 
करूँ ? हे तात! मैंने अपने इष्टदेवसे जो बल और रथ पाया था वह बल [ और 
रथ ] अबतक आपको नहीं दिखलाया था॥ ४॥ 

इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया। लंकाके चारों दरवाजोंपर 
बहुत-से वानर आ डटे। इधर कालके समान वीर वानर-भालू हैं और उधर 
अत्यन्त रणधीर राक्षस ॥ ५ ॥। 

दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं। हे गरुड़! 
उनके युद्धका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ६॥ 

मेघनाद उसी (९ पूर्वोक्त > मायामय रथपर चढ़कर आकाशमें चला गया 
और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया॥ ७२॥ 

वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अम्त्र, शस्त्र एवं वच्र आदि 
बहुत-से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत- 
से बाणोंकी वृष्टि करने लगा॥ १॥ 

आकाशमें दसों दिशाओंमें बाण छा गये, मानो मघा नक्षत्रके बादलोंने 
झड़ी लगा दी हो। 'पकड़ो, पकड़ो, मारो' ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते 
हैं। पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता॥ २॥ 

पर्वत और वृक्षोंको लेकर वानर आकाशमें दौड़कर जाते हैं। पर उसे 
देख नहीं पाते, इससे दुःखी होकर लौट आते हैं--मेघनादने मायाके बलसे 
अटपटोी घाटियों, रास्तों और पर्वत-कन्दराओंको बाणोंके पिंजरे बना दिये 
( बाणोंसे छा दिया )॥ ३॥ 

अब कहाँ जायँ, यह सोचकर (९ रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुल हो गये। 


४९२ * रामचरितमानस * 


मानो पर्वत इन्द्रकी कैदमें पड़े हों। मेघनादने मारुति हनुमानू, अंगद, नल और 
नील आदि सभी बलवानोंको व्याकुल कर दिया।॥ ४॥ 

फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव और विभीषणको बाणोंसे मारकर उनके 
शरीरोंको चलनी कर दिया। फिर वह श्रीरघुनाथजीसे लड़ने लगा। वह जो 
बाण छोड़ता है, वे साँप होकर लगते हैं। ५॥ 

जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) और निर्विकार हैं, वे खरके शत्रु 
श्रीरामजी [ लीलासे ] नागपाशके वशमें हो गये (उससे बाँध गये )। 
श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, एक, ( अद्वितीय ) भगवान्‌ हैं। वे नटकी तरह 
अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र करते हैं।॥ ६॥ 

रणकी शोभाके लिये प्रभुने अपनेको नागपाशमें बँधा लिया; किन्तु 
उससे देवताओंको बड़ा भय हुआ॥ ७॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे गिरिजे! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म- 
मृत्यु) की फाँसीको काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके 
आधार ) प्रभु कहीं बन्धनमें आ सकते हैं ?7॥ ७३॥ 

हे भवानी! श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमें बुद्धि और 
वाणीके बलसे तर्क ( निर्णय ) नहीं किया जा सकता। ऐसा विचारकर जो 
तत्त्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब तर्क (शंका ) छोड़कर श्रीरामजीका 
भजन ही करते हैं॥ १॥ 

मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और 
दुर्वचचन कहने लगा। इसपर जाम्बवानने कहा--अओरे दुष्ट! खड़ा रह। यह 
सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा।॥ २॥ 

आरे मूर्ख! मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम! अब तू 
मुझीको ललकारने लगा है ? ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। 
जाम्बवान्‌ उसी त्रिशूलको हाथसे पकड़कर दौड़ा॥ ३॥ 

और उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा। वह देवताओंका शत्रु चक्कर खाकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। जाम्बवानने फिर क्रोधमें भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया 
और पृथ्वीपर पटककर उसे अपना बल दिखलाया॥ ४॥ 

[ किन्तु ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बवानने उसका 
पैर पकड़कर उसे लंकापर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारदजीने गरुड़को भेजा। 
वे तुरंत ही श्रीरामजीके पास आ पहुँचे ॥ ५॥ 

पक्षिराज गरुड़जी सब माया-सर्पोके समूहोंको पकड़कर खा गये। तब 
सब वानरोंके झुंड मायासे रहित होकर हर्षित हुए॥ ७४ ( क )॥ 

पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दौड़े। 
निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किलेपर चढ़ 
गये॥ ७४ ( ख )॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४९३ 


मेघनादकी मूर्च्छा छूटी, [ तब ] पिताको देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। 
मैं अजय ( अजेय होनेको ) यज्ञ करूँ, ऐसा मनमें निश्चय करके वह तुरंत 
श्रेष्ठ पर्वतकी गुफामें चला गया॥ १॥ 

यहाँ विभीषणने यह सलाह विचारी [ और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- ] 
हे अतुलनीय बलवान्‌ उदार प्रभो! देवताओंको सतानेवाला दुष्ट, मायावी 
मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है॥ २॥ 

हे प्रभो! यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा तो हे नाथ! फिर मेघनाद जल्दी 
जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना और 
अंगदादि बहुत-से वानरोंको बुलाया [| और कहा--- ]॥ ३॥ 

हे भाइयो! सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर यज्ञको विध्वंस 
करो। हे लक्ष्मण! संग्राममें तुम उसे मारना। देवताओंको भयभीत देखकर 
मुझे बड़ा दुःख है॥ ४॥ 

हे भाई! सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्द्धेकि उपायसे मारना, जिससे 
निशाचरका नाश हो। हे जाम्बवान्‌ू, सुग्रीव और विभीषण! तुम तीनों जने 
सेनासमेत [ इनके ] साथ रहना ॥ ५ ॥ 

[ इस प्रकार ] जब श्रीरघुवीरने आज्ञा दी, तब कमरमें तरकस कसकर 
और धनुष सजाकर ( चढ़ाकर ) रणधीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको 
हृदयमें धारण करके मेघके समान गम्भीर वाणी बोले--- ॥ ६॥ 

यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ, तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न 
कहलाऊँ। यदि सैकड़ों शट्भूर भी उसकी सहायता करें तो भी श्रीरघुवीरकी 
दुहाई है; आज मैं उसे मार ही डालूँगा॥ ७॥ 

श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शोषावतार श्रीलक्ष्मणजी 
तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्ध्धा 
थे॥ ७५ ॥ 

वानरोंने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भेंसेकी आहुति दे 
रहा है। वानरोंने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा, 
तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे॥ १॥ 

इतनेपर भी वह न उठा, [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और 
लातोंसे मार-मारकर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे 
और वहाँ आ गये जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे॥ २॥ 

वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया और बार-बार भयंकर शब्द 
करके गरजने लगा। मारुति ( हनुमान्‌ ) और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने 
छातीमें त्रिशूल मारकर दोनोंको धरतीपर गिरा दिया॥ ३॥ 

फिर उसने प्रभु श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा। अनन्त 
( श्रीलक्ष्मणजी ) ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये। हनुमानजी और 


४९४ * रामचरितमानस * 


युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न 
लगी।॥ ४॥ 

शत्रु ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब जबीर लौटे, तब वह 
घोर चिग्घाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध कालकी तरह आता देखकर 
लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े ॥ ५॥ 

वजच्के समान बाणोंको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया 
और फिर भाँति-भाँतिके रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी 
प्रकट होता था और कभी छिप जाता था॥६॥ 

शत्रुकी पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेषजी 
( लक्ष्मणजी ) बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दृढ़ किया 
कि इस पापीको मैं बहुत खेला चुका [ अब और अधिक खेलाना अच्छा 
नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिये। ]॥ ७॥ 

कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित 
दर्ष करके बाणका सन्धान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचरमों 
लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया॥ ८ ॥ 

रामके छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण 
छोड़ दिये। अंगद और हनुमान्‌ कहने लगे--तेरी माता धन्य है, धन्य है, [| जो 
तू लक्ष्मणजीके हाथों मरा और मरते समय श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके 
तूने उनके नामोंका उच्चारण किया। ]॥ ७६॥ 

हनुमानजीने उसको बिना ही परिश्रमके उठा लिया और लड्ढके 
दरवाजेपर रखकर वे लौट आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धर्व 
आदि सब विमानोंपर चढ़कर आकाशमें आये॥ १॥ 

वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं। 
हे अनन्त! आपकी जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जय हो। हे प्रभो! आपने सब 
देवताओंका [ महान्‌ विपत्तिसे ] उद्धार किया॥ २॥ 

देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये, तब लक्ष्मणजी कृपाके समुद्र 
श्रीरामजीके पास आये। रावणने ज्यों ही पुत्रवधका समाचार सुना, त्यों ही 
वह मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ३॥ 

मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा 
भारी विलाप करने लगी। नगरके सब लोग शोकसे व्याकुल हो गये। सभी 
रावणको नीच कहने लगे॥ ४॥ 

तब रावणने सब स्त्रियोंको अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त 
जगत्‌का यह (९ दृश्य ) रूप नाशवान्‌ है, हृदयमें विचारकर देखो ॥ ७७॥ 

रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी 
कथा (९ बातें ) शुभ और पवित्र है। दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग 


* लड्ढाकाण्ड * ४९५ 


निपुण होते हैं। पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके अनुसार आचरण 
भी करते हैं॥ १॥ 

रात बीत गयी, सबेरा हुआ। रीछ-वानर [ फिर ] चारों दरवाजोंपर जा 
डटे। योग्द्राओंको बुलाकर दशमुख रावणने कहा--लड़ाईमें शत्रुके सम्मुख 
जिसका मन डाँवाडोल हो, ॥ २॥ 

अच्छा है वह अभी भाग जाय। युद्धमें जाकर विमुख होने ( भागने ) में 
भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओंके बलपर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया 
है, उसको मैं [ अपने ही ] उत्तर दे लूँगा॥ ३॥ 

ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया। सारे 
जुझाऊ ( लड़ाईके ) बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले 
मानो काजलकी आँधी चली हो ॥ ४ ॥ 

उस समय असंख्य अशकुन होने लगे। पर अपनी भुजाओंके बलका 
बड़ा गर्व होनेसे रावण उन्हें गिनता नहीं है।॥ ५ ॥ 

अत्यन्त गर्वके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता। 
हथियार हाथोंसे गिर रहे हैं। योद्धा रथसे गिर पड़ते हैं। घोड़े, हाथी साथ 
छोड़कर चि०ग्घाड़ते हुए भाग जाते हैं। स्थार, गीध, कौए और गदहे शब्द 
कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द 
कर रहे हैं, मानो कालके दूत हों ( मृत्युका सँदेशा सुना रहे हों )। 

जो जीवोंके द्रोहमें रत है, मोहके वश हो रहा है, रामविमुख है और 
कामासक्त है, उसको क्‍या कभी स्वप्नमें भी सम्पत्ति, शुभ शकुन और 
चित्तकी शान्ति हो सकती है ?॥ ७८ ॥ 

राक्षसोंकी अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी टुकड़ियाँ हैं। 
अनेकों प्रकारके वाहन, रथ और सवारियाँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी 
अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं॥ १ ॥ 

मतवाले हाथियोंके बहुत-से झुंड चले। मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षा- 
ऋतुके बादल हों। रंग-बिरंगे बाना धारण करनेवाले वीरोंके समूह हैं, जो 
युद्धमें बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकारकी माया जानते हैं ॥ २॥ 

अत्यन्त विचित्र फौज शोभित है। मानो वीर वसन्‍्तने सेना सजायी हो। 
सेनाके चलनेसे दिशाओंके हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये और 
पर्वत डगमगाने लगे।॥ ३॥ 

इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गये। [ फिर सहसा ] पवन रुक गया और 
पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जैसे 
प्रलयकालके बादल गरज रहे हों॥ ४॥ 

भेरी, नफीरी (तुरही ) और शहनाईमें योव्धराओंको सुख देनेवाला 
मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने-अपने 


४९६ * रामचरितमानस * 


बल-पौरुषका बखान कर रहे हैं॥ ५ ॥ 

रावणने कहा--हे उत्तम योबद्धाओ! सुनो। तुम रीछ-वानरोंके ठट्टको 
मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयोंको मारूँगा। ऐसा कहकर उसने 
अपनी सेना सामने चलायी॥ ६॥ 

जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघुवीरकी दुहाई देते 
हुए दौड़े ॥ ७॥ 

वे विशाल और कालके समान कराल वानर-भालू दौड़े। मानो पंखवाले 
पर्वतोंके समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णोके हैं। नख, दाँत, पर्वत और 
बड़े-बड़े वक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान्‌ हैं और किसीका भी 
डर नहीं मानते। रावणरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका 
जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर यशका बखान करते हैं। 

दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान 
( चुन )-कर इधर श्रीरघुनाथजीका और उधर रावणका बखान करके परस्पर 
भिड़ गये।॥ ७९॥ 

रावणको रथपर और श्रीरघृुवीरको बिना रथके देखकर विभीषण अधीर 
हो गये। प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमें सन्देह हो गया [ कि वे बिना रथके 
रावणको कैसे जीत सकेंगे ]। श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे 
स्नेहपूर्वक कहने लगे॥ १॥ 

हे नाथ! आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और न जूते 
ही हैं। वह बलवान्‌ वीर रावण किस प्रकार जीता जायगा ? कृपानिधान 
श्रीरामजीने कहा--हे सखे! सुनो, जिससे जय होती है, वह रथ दूसरा ही 
है॥२॥ 

शौर्य और धैर्य उस रथके पहिये हैं। सत्य और शील ( सदाचार ) उसकी 
मजबूत ध्वजा और पताका हैं। बल, विवेक, दम (९ इन्द्रियोंका वशमें होना ) 
और परोपकार---ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समतारूपी 
डोरीसे रथमें जोड़े हुए हैं।॥ ३॥ 

ईश्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ] चतुर सारथि है। वैराग्य 
ढाल है और सनन्‍्तोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्ध्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ 
विज्ञान कठिन धनुष है॥ ४॥ 

निर्मल ( पापरहित ) और अचल (स्थिर ) मन तरकसके समान है। शम 
( मनका वशमें होना ), [| अहिंसादि ] यम और [| शौचादि ] नियम--ये 
बहुत-से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुका पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान 
विजयका दूसरा उपाय नहीं है॥ ५ ॥ 

हे सखे! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु 
ही नहीं है ॥ ६॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४९७ 


हे धीरबुर्द्धविवाले सखा! सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर 
संसार ( जन्म- मृत्यु )-रूपी महान्‌ दुर्जय शत्रुकी भी जीत सकता है [ रावणकी 
तो बात ही क्‍या है ]॥ ८० (क )॥ 

प्रभुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमल 
पकड़ लिये [| और कहा--- ] हे कृपा और सुखके समूह श्रीरामजी! आपने 
इसी बहाने मुझे [| महान्‌ ] उपदेश दिया॥। ८० ( ख )॥ 

उधरसे रावण ललकार रहा है और इधरसे अंगद और हनुमान्‌। 
राक्ष। और रीछ-वानर अपने-अपने स्वामीकी दुहाई देकर लड़ रहे 
हैं॥८०(ग)॥ 

ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर 
चढ़े हुए आकाशसे युद्ध देख रहे हैं।[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! में भी 
उस समाजमें था और श्रीरामजीके रण-रंग ( रणोत्साह ) की लीला देख 
रहा था॥ १॥ 

दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं। वानरोंको 
श्रीरामजीका बल है, इससे वे जयशील हैं (जीत रहे हैं )। एक दूसरेसे 
भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरेको मसल-मसलकर पृथ्वीपर 
डाल देते हैं॥ २॥ 

वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं 
सिरोंसे दूसरोंको मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएँ उखाड़ते हैं और 
योद्धाओंको पैर पकड़कर पृथ्वीपर पटक देते हैं॥ ३॥ 

राक्षस योब्द्राओंको भालू पृथ्वीमें गाड़ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बालू 
डाल देते हैं। युद्धमें शत्रुओंसे विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखायी पड़ते 
हैं मानो बहुत-से क्रोधित काल हों॥ ४॥ 

क्रोधित हुए कालके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरोंसे शोभित हो 
रहे हैं। वे बलवान्‌ वीर राक्षसोंकी सेनाके योद्धाओंको मसलते और मेघकी 
तरह गरजते हैं। डाँटकर चपेटोंसे मारते, दाँतोंसे काटकर लातोंसे पीस डालते 
हैं। वानर-भालू चिग्घाड़ते और ऐसा छल-बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस 
नष्ट हो जायँं॥ १॥ 

वे राक्षसोंके गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और 
उनकी अँतड़ियाँ निकालकर गलेमें डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते 
हैं मानो प्रह्मादके स्वामी श्रीनुसिंहभगवान्‌ अनेकों शरीर धारण करके युद्धके 
मैदानमें क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द 
आकाश और पृथ्वीमें भर (छा ) गये हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जो 
सचमुच तृणसे वद्र और वजच्नसे तृण कर देते हैं ( निर्बलको सबल और 
सबलको निर्बल कर देते हैं )॥ २॥ 


४९८ * रामचरितमानस * 


अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस भुजाओंमें दस 
धनुष लेकर रावण रथपर चढ़कर गर्व करके 'लौटो', 'लौटो' कहता 
हुआ चला॥ ८ १॥ 

रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए [ लड़नेके 
लिये ] उसके सामने चले। उन्होंने हाथोंमें वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर 
रावणपर एक ही साथ डाले॥ १॥ 

पर्वत उसके वज्ञतुल्य शरीरमें लगते ही तुरंत टुकड़े-टुकड़े होकर फूट 
जाते हैं। अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, 
[ अपने स्थानसे ] जरा भी नहीं हिला॥ २॥ 

उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर-उधर झपटकर और डपटकर वानर 
योद्ध्राओंको मसलने लगा। अनेकों वानर-भालू 'हे अंगद! हे हनुमान्‌! रक्षा 
करो, रक्षा करो' [ पुकारते हुए ] भाग चले॥ ३॥ 

हे रघुवीर! हे गोसाईं! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। यह दुष्ट कालकी 
भाँति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब [ रावणने ] 
दसों धनुषोंपर बाण सन्धान किये।॥ ४॥ 

उसने धनुषपर सन्धान करके बाणोंके समूह छोड़े। वे बाण सर्पकी 
तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी-आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र 
बाण भर रहे हैं। वानर भागें तो कहाँ? अत्यन्त कोलाहल मच गया। 
वानर-भालुओंकी सेना व्याकुल होकर आरत्त पुकार करने लगी>--हे 
रघुवीर! हे करुणासागर! हे पीड़ितोंके बन्धु! हे सेवकोंकी रक्षा करके 
उनके दुःख हरनेवाले हरि! 

अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर और हाथमें 
धनुष लेकर श्रीरघुनाथजीके चरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित 
होकर चले॥ ८२॥ 

[ लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा-- ] अरे दुष्ट! वानर-भालुओंको क्‍या 
मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। [ रावणने कहा-- ] आरे मेरे पुत्रके 
घातक! मैं तुझीको ढूँढ़ रहा था। आज तुझे मारकर [ अपनी ] छाती ठंडी 
करूँगा॥ १॥ 

ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोड़े। लक्ष्मणजीने सबके सैकड़ों 
टुकड़े कर डाले। रावणने करोड़ों अस्त्र-शस्त्र चलाये। लक्ष्मणजीने उनको 
तिलके बराबर करके काटकर हटा दिया॥ २॥ 

फिर अपने बाणोंसे [ उसपर ] प्रहार किया और [ उसके ] रथको 
तोड़कर सारथिको मार डाला। [ रावणके ] दसों मस्तकोंमें सौ-सौ 
बाण मारे। वे सिरोंमें ऐसे पैठ गये मानो पहाड़के शिखरोंमें सर्प प्रवेश 
कर रहे हों॥ ३ ॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ४९९ 


फिर सौ बाण उसकी छातीमें मारे। वह पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ 
भी होश न रहा। फिर मूर्च्छा छूटनेपर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह 
शक्ति चलायी जो ब्रह्माजीने उसे दी थी॥ ४॥ 

वह ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीकी ठीक छातीमें लगी। वीर 
लक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके 
अतुलित बलकी महिमा यों ही रह गयी (९ व्यर्थ हो गयी, वह उन्हें उठा न 
सका )। जिनके एक ही सिरपर ब्रह्माण्डरूपी भवन धूलके एक कणके समान 
विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है! वह तीनों भुवनोंके स्वामी 
लक्ष्मणजीको नहीं जानता। 

यह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दोड़े। 
हनुमानूजीके आते ही रावण उनपर अत्यन्त भयड्डूर घूँसेका प्रहार 
किया॥ ८३॥ 

हनुमानजी घुटने टेककर रह गये, पृथ्वीपर गिरे नहीं। और फिर क्रोधसे 
भरे हुए सँभालकर उठे। हनुमानजीने रावणको एक घूँसा मारा। वह ऐसा 
गिर पड़ा जैसे वज्गकी मारसे पर्वत गिरा हो॥ १॥ 

मूर्च्छा भंग होनेपर फिर वह जगा और हनुमानजीके बड़े भारी बलको 
सराहने लगा। [ हनुमानजीने कहा--- ] मेरे पौरूषको धिक्कार है, धिक्कार है 
और मुझे भी धिक्‍कार है,जो हे देवद्रोही! तू अब भी जीता रह गया॥ २॥ 

ऐसा कहकर और लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके 
पास ले आये। यह देखकर रावणको आश्चर्य हुआ। श्रीरघुवीरने | लक्ष्मणजीसे ] 
कहा--हे भाई! हृदयमें समझो, तुम कालके भी भश्षक और देवताओंके 
रक्षक हो ॥ ३॥ 

ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उठ बैठे। वह कराल शक्ति 
आकाशको चली गयी। लक्ष्मणजी फिर धनुष-बाण लेकर दौड़े और बड़ी 
शीघ्रतासे शत्रुके सामने आ पहुँचे।॥ ४॥ 

फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और 
सारथिको मारकर उसे ( रावणको )> व्याकुल कर दिया। सौ बाणोंसे 
उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा। तब दूसरा सारथि उसे रथमें डालकर तुरंत ही लंकाको ले गया। 
प्रतापके समूह श्रीरघुवीरके भाई लक्ष्मणजीने फिर आकर प्रभुके चरणोमें 
प्रणाम किया। 

वहाँ ( लंकामें ) रावण मूर्च्छास जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह 
मूर्ख और अत्यन्त अज्ञानी हठवश श्रीरघुनाथजीसे विरोध करके विजय 
चाहता है॥ ८४॥ 

यहाँ विभीषणजीने सब खबर पायी और तुरंत जाकर श्रीरघुनाथजीको 


७०० * रामचरितमानस * 


कह सुनायी कि हे नाथ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होनेपर 
वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा॥ १॥ 

हे नाथ! तुरंत वानर योद्धाओंको भेजिये; जो यज्ञका विध्वंस करें, जिससे 
रावण युद्धमें आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभुने वीर योद्ध्राओंको भेजा। हनुमान्‌ 
और अंगद आदि सब | प्रधान वीर ] दौड़े ॥ २॥ 

वानर खेलसे ही कूदकर लंकापर जा चढ़े और निर्भय रावणके 
महलमें जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरोंको 
बहुत क्रोध हुआ॥ ३॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] अरे ओ निर्लज्ञ! रणभूमिसे घर भाग आया और 
यहाँ आकर बगुलेका-सा ध्यान लगाकर बैठा है? ऐसा कहकर अंगदने 
लात मारी। पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं, उस दुष्टका मन स्वार्थमें 
अनुरक्त था॥ ४॥ 

जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दाँतोंसे पकड़कर 
[ काटने और ] लातोंसे मारने लगे। स्त्रियोंको बाल पकड़कर घरसे बाहर 
घसीट लाये, वे अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण कालके 
समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी 
बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर डाला, यह देखकर वह मनमें हारने लगा 
( निराश होने लगा )। 

यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथजीके पास आ गये। तब रावण 
जीनेकी आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला।॥ ८५ ॥ 

चलते समय अत्यन्त भयड्डर अमड्रल ( अपशकुन ) होने लगे। गीध 
उड़-उड़कर उसके सिरोंपर बैठने लगे। किन्तु वह कालके वश था, इससे 
किसी भी अपशकुनको नहीं मानता था। उसने कहा--युद्धका डंका 
बजाओ॥ १॥ 

निशाचरोंकी अपार सेना चली। उसमें बहुत-से हाथी, रथ, घुड़सवार और 
पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभुके सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगोंके समूह अग्रिकी 
ओर [ जलनेके लिये ] दौड़ते हैं॥ २॥ 

इधर देवताओंने स्तुति की कि हे श्रीरामजी! इसने हमको दारुण दुःख 
दिये हैं। अब आप इसे [ अधिक ] न खेलाइये। जानकीजी बहुत ही दुःखी 
हो रही हैं॥ ३॥ 

देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये। फिर श्रीरघुवीरने उठकर बाण 
सुधारे। मस्तकपर जटाओंके जूड़ेको कसकर बाँधे हुए हैं, उसके बीच- 
बीचरमें पुष्प गूँथे हुए शोभित हो रहे हैं।॥ ४॥ 

लाल नेत्र और मेघके समान श्याम शरीरवाले और सम्पूर्ण लोकोंके 
नेत्रोंकोी आनन्द देनेवाले हैं। प्रभुने कमरमें फेंटा तथा तरकस कस लिया 


* लड्ढाकाण्ड * ५०१ 


और हाथमें कठोर शा््रधनुष ले लिया॥ ५॥ 

प्रभुने हाथमें शार्ज्धनुष. लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) 
सुन्दर तरकस कस लिया। उनके भुजदण्ड पुष्ठ हैं और मनोहर चौड़ी 
छातीपर ब्राह्मण ( भगुजी ) के चरणका चिह्न शोभित है। तुलसीदासजी 
कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष-बाण हाथमें लेकर फिराने लगे, त्यों ही 
ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत 
सभी डगमगा उठे। 

[ भगवान्‌की ] शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलोंकी अपार वर्षा 
करने लगे। और शोभा, शक्ति और गुणोंके धाम करुणानिधान प्रभुकी जय 
हो, जय हो, जय हो [ ऐसा पुकारने लगे ]॥ ८६॥ 

इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमें 
टकराती हुई ) आयी। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने 
चले जैसे प्रलयकालके बादलोंके समूह हों।॥ १॥ 

बहुत-से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं। मानो दसों दिशाओंमें 
बिजलियाँ चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा 
लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों॥ २॥ 

वानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाशमें छायी हुई हैं। [ वे ऐसी शोभा दे 
रही हैं ] मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो 
जलकी धारा हो। बाणरूपी बूँदोंकी अपार वृष्टि हुई॥ ३॥ 

दोनों ओरसे योद्धा पर्वतोंका प्रहार करते हैं। मानो बारंबार वजच्भरपात 
हो रहा हो। श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके बाणोंकी झड़ी लगा दी, [ जिससे ] 
राक्षसोंकी सेना घायल हो गयी॥ ४॥ 

बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्‍कर खा-खाकर जहाँ- 
तहाँ पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतके 
भारी झरनोंसे जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली 
रुधिरकी नदी बह चली ॥ ५॥ 

डरपोकोंको भय उपजानेवाली अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह चली। 
दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिये भँवर हैं। वह नदी 
बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गदहे तथा अनेकों सवारियाँ 
ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदीके जलजसतन्तु हैं। बाण, शक्ति और तोमर 
सर्प हैं; धनुष तरंगें हैं और ढाल बहुत-से कछूुवे हैं। 

वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं, मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हों। 
बहुत-सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, 
वहाँ उत्तम योद्धाओंके मनमें सुख होता है॥ ८७॥ 

भूत, पिशाच और बैताल, बड़े-बड़े झोंटोंबाले महान्‌ भयद्भुर झोटिंग और 


७५०२ * रामचरितमानस * 


प्रमभथ ( शिवगण ) उस नदीमें रन्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएँ लेकर 
उड़ते हैं और एक दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं॥ १॥ 

एक (कोई ) कहते हैं, आरे मूर्खो! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) है, फिर 
भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती ? घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं, 
मानो जहाँ-तहाँ अर्धजल (वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जलमें रखे 
जाते हैं ) पड़े हों ॥ २॥ 

गीध आँतें खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए 
( ध्यानस्थ होकर ) बंसी खेल रहे हों ( बंसीसे मछली पकड़ रहे हों )। बहुत- 
से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़े चले जा रहे हैं। मानो वे नदीमें 
नावरि ( नौकाक्रीड़ा ) खेल रहे हों॥ ३ ॥ 

योगिनियाँ खप्परोंमें भर-भरकर खून जमा कर रही हैं। भूत-पिशाचोंकी 
स्त्रियाँ आकाशमें नाच रही हैं। चामुण्डाएँ योद्धाओंकी खोपड़ियोंका करताल 
बजा रही हैं और नाना प्रकारसे गा रही हैं ।॥। ४॥ 

गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मसुरदोंको काटते, 
खाते, हुआँ-हुआँ करते और पेट भर जानेपर एक दूसरेको डाँटते 
हैं। करोड़ों धड़ बिना सिरके घूम रहे हैं और सिर पृथ्वीपर पड़े 
जय-जय बोल रहे हैं॥ ५ ॥ 

मुण्ड ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) बिना 
सिरके दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियोंमें उलझ-उलझकर परस्पर लड़े मरते हैं; 
उत्तम योद्धा दूसरे योवद्धाओंको ढहा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीके बलसे दर्पित 
हुए वानर राक्षसोंके झुण्डोंको मसले डालते हैं। श्रीरामजीके बाणसमूहोंसे मरे 
हुए योद्धा लड़ाईके मैदानमें सो रहे हैं। 

रावणने हृदयमें विचारा कि राक्षसोंका नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ 
और वानर-भालू बहुत हैं, इसलिये मैं अब अपार माया रचूँ॥ ८८ ॥ 

देवताओंने प्रभुकोी पैदल (बिना सवारीके युद्ध करते ) देखा, तो 
उनके हृदयमें बड़ा भारी क्षोभ (दुःख ) उत्पन्न हुआ। [ फिर क्‍या था] 
इन्द्रने तुरंत अपना रथ भेज दिया। [ उसका सारथि ] मातलि हर्षके साथ 
उसे ले आया॥ १॥ 

उस दिव्य अनुपम और तेजके पुझ्ल ( तेजोमय ) रथपर कोसलपुरीके राजा 
श्रीरामचन्द्रजी हर्षित होकर चढ़े । उसमें चार चञ्जलल, मनोहर, अजर, अमर और 
मनकी गतिके समान शीघ्र चलनेवाले ( देवलोकके ) घोड़े जुते थे॥ २॥ 

श्रीरघधुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दोड़े। 
वानरोंकी मार सही नहीं जाती। तब रावणने माया फैलायी॥ ३॥ 

एक श्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं लगी। सब वानरोंने और 
लक्ष्मणजीने भी उस मायाको सच मान लिया। वानरोंने राक्षसी सेनामें भाई 


* लड्ढाकाण्ड * ५०३ 


लक्ष्मणजीसहित बहुत-से रामोंको देखा ।॥ ४॥ 

बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-भालू मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही 
डर गये। लक्ष्मणजीसहित वे मानो चित्रलिखे-से जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने 
लगे। अपनी सेनाको आश्चर्यच्कित देखकर कोसलपति भगवान्‌ हरि 
( दुःखोंके हरनेवाले श्रीरामजी ) ने हँसकर धनुषपर बाण चढ़ाकर, पलभरमें 
सारी माया हर ली। वानरोंकी सारी सेना हर्षित हो गयी। 

फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले--हे वीरो! 
तुम सब बहुत ही थक गये हो, इसलिये अब [ मेरा और रावणका ] दइनन्द्रयुव्ध 
देखो ॥ ८९॥ 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमें सिर नवाया और 
फिर रथ चलाया। तब रावणके हृदयमें क्रोध छा गया और वह गरजता तथा 
ललकारता हुआ सामने दौड़ा॥ १॥ 

[ उसने कहा--- ] अरे तपस्वी! सुनो, तुमने युद्धमें जिन योद्धाओंको जीता 
है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत्‌ जानता 
है, लोकपालतक जिसके कैदखानेमें पड़े हैं ॥ २ ॥ 

तुमने खर, दूषण और विराधको मारा। बेचारे बालिका व्याधकी तरह 
वध किया। बड़े-बड़े राक्षस योद्ध्राओंके समूहका संहार किया और 
कुम्भकर्ण तथा मेघनादको भी मारा॥ ३॥ 

अरे राजा! यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज में [ वह ] सारा वैर 
निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही कालके हवाले कर दूँगा। तुम कठिन 
रावणके पाले पड़े हो ॥ ४॥ 

रावणके दुर्वचचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपानिधान 
श्रीरामजीने हँसकर यह वचन कहा--तुम्हारी सारी प्रभुता, जैसा तुम 
कहते हो, बिल्कुल सच है। पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना 
पुरुषार्थ दिखलाओ ॥ ५ ॥ 

व्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो । क्षमा 
करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो! संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते 
हैं--पाटल (गुलाब ), आम और कटहलके समान। एक (पाटल ) 
फूल देते हैं, एक ( आम ) फूल और फल दोनों देते हैं और एक 
( कटहल ) में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार | पुरुषोंमें |] एक 
कहते हैं [ करते नहीं ], दूसरे कहते और करते भी हैं और एक (९ तीसरे ) 
केवल करते हैं, पर वाणीसे कहते नहीं। 

श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा (और बोला-- ) मुझे 
ज्ञान सिखाते हो ? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे 
हैं॥ ९०॥ 


७०४ * रामचरितमानस * 


दुर्वचचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्रके समान बाण छोड़ने लगा। 
अनेकों आकारके बाण दौड़े और दिशा, विदिशा तथा आकाश और 
पृथ्वीमें, सब जगह छा गये॥ १॥ 

श्रीरघुवीरने अग्रिबाण छोड़ा, [ जिससे ] रावणके सब बाण क्षणभरमें 
भस्म हो गये। तब उसने सिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। [ किन्तु ] 
श्रीरामचन्द्रजीने उसको बाणके साथ वापस भेज दिया॥ २॥ 

वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परन्तु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम 
काटकर हटा देते हैं। रावणके बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट 
मनुष्यके सब मनोरथ !॥ ३॥ 

तब उसने श्रीरामजीके सारथिको सौ बाण मारे। वह श्रीरामजीकी जय 
पुकारकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। श्रीरामजीने कृपा करके सारथिको उठाया। 
तब प्रभु अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुए॥ ४॥ 

युद्धमें शत्रुके विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए, तब तरकसमें बाण 
कसमसाने लगे ( बाहर निकलनेको आतुर होने लगे )। उनके धनुषका 
अत्यन्त प्रचण्ड शब्द ( टड्ढटूार ) सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो 
गये ( अत्यन्त भयभीत हो गये )। मन्दोदरीका हृदय काँप उठा; समुद्र, 
कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गये। दिशाओंके हाथी पृथ्वीको दाँतोंसे 
पकड़कर चिग्घाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हँसे। 

धनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीनी भयानक बाण छोड़े। 
श्रीरामजीके बाणसमूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते (लहराते ) हुए 
जा रहे हों॥ ९१॥ 

बाण ऐसे चले मानो पंखवाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथि 
और घोड़ोंको मार डाला। फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा और 
पताकाओंको गिरा दिया। तब रावण बड़े जोरसे गरजा, पर भीतरसे उसका 
बल थक गया था॥ १॥ 

तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्त्र- 
शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमें 
लगे हुए चित्तवाले मनुष्यके होते हैं।॥ २॥ 

तब रावणने दस त्रिशूल चलाये और श्रीरामजीके चारों घोड़ोंको 
मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया। घोड़ोंको उठाकर श्रीरघुनाथजीने क्रोध 
करके धनुष खींचकर बाण छोड़े ॥ ३ ॥ 

रावणके सिररूपी कमलवनमें विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके बाणरूपी 
भ्रमरोंकी पंक्ति चली। श्रीरामचन्द्रजीने उसके दसों सिरोंमें दस-दस बाण 
मारे, जो आर-पार हो गये और सिरोंसे रक्तके पनाले बह चले॥ ४॥ 

रुधिर बहते हुए ही बलवान्‌ रावण दौड़ा। प्रभुने फिर धनुषपर बाण 


* लड्ढाकाण्ड * ५०५ 


सन्धान किया। श्रीरघुवीरने तीस बाण मारे और बीसों भुजाओंसमेत दसों 
सिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिये॥ ५॥ 

[ सिर और हाथ ] काटते ही फिर नये हो गये। श्रीरामजीने फिर भुजाओं 
और सिरोंको काट गिराया। इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे। 
परन्तु काटते ही वे तुरन्त फिर नये हो गये॥ ६॥ 

प्रभु बार-बार उसकी भुजा और सिरोंको काट रहे हैं; क्योंकि 
कोसलपति श्रीरामजी बड़े कौतुकी हैं। आकाशमें सिर और बाहु ऐसे छा 
गये हैं, मानो असंख्य केतु और राहु हों॥ ७॥ 

मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशामार्गसे दौड़ रहे 
हों। श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाणोंके [ बार-बार ] लगनेसे वे पृथ्वीपर गिरने 
नहीं पाते। एक-एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिदे हुए आकाशमें उड़ते 
ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्यकी किरणें क्रोध करके जहाँ-तहाँ राहुओंको 
पिरो रही हों। 

जैसे-जैसे प्रभु उसके सिरोंको काटते हैं, वैसे-ही-वैसे वे अपार होते 
जाते हैं। जेसे विषयोंका सेवन करनेसे काम (८ उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिन- 
'प्रति-दिन नया-नया बढ़ता जाता है॥ ९२॥ 

सिरोंकी बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा 
क्रोध हुआ। वह महान्‌ अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषोंको तानकर 
दौड़ा॥ १॥ 

रणभूमिमें रावणने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्रीरघुनाथजीके 
रथको ढक दिया। एक ठण्ड (घड़ी ) तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो 
कुहरेमें सूर्य छिप गया हो॥ २॥ 

जब देवताओने हाहाकार किया, तब प्रभुने क्रोध करके धनुष उठाया। 
और शत्रुके बाणोंको हटाकर उन्होंने शत्रुके सिर काटे और उनसे दिशा-विदिशा, 
आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया।॥ ३ ॥ 

काटे हुए सिर आकाशरमार्गसे दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके 
भय उत्पन्न करते हैं। “लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं ? कोसलपति 
रघुवीर कहाँ हैं ?'॥ ४॥ 

“राम कहाँ हैं ?' यह कहकर सिरोंके समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग 
चले। तब धनुष सन्धान करके रघुकुलमणि श्रीरामजीने हँसकर बाणोंसे उन 
सिरोंको भलीभाँति बेध डाला। हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ लेकर बहुत-सी 
कालिकाएँ झुंड-की-झुंड मिलकर इकट्टी हुईं और वे रुधिरकी नदीमें सन्नान 
करके चलीं, मानो संग्रामरूपी वटवृक्षकी पूजा करने जा रही हों। 

फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी। वह विभीषणके 
सामने ऐसी चली जैसे काल ( यमराज ) का दण्ड हो ॥ ९३॥ 


५०६ * रामचरितमानस * 


अत्यन्त भयानक शक्तिको आती देख और यह विचारकर कि मेरा 
प्रण शरणागतके दुःखका नाश करना है, श्रीरामजीने तुरंत ही विभीषणको 
पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली॥ १॥ 

शक्ति लगनेसे उन्हें कुछ मूर्च्छा हो गयी। प्रभुने तो यह लीला की, पर 
देवताओंको व्याकुलता हुईं। प्रभुको श्रम ( शारीरिक कष्ट ) प्राप्त हुआ देखकर 
विभीषण क्रोधित हो हाथमें गदा लेकर दौड़े॥ २॥ 

[ और बोले--- ] अरे अभागे! मूर्ख, नीच, दुर्बुन्द्रि! तूने देवता, मनुष्य, 
मुनि, नाग सभीसे विरोध किया। तूने आदरसहित शिवजीको सिर चढ़ाये। 
इसीसे एक-एकके बदलेमें करोड़ों पाये ॥ ३ ॥ 

उसी कारणसे अरे दुष्ट! तू अबतक बचा है। [| किन्तु ] अब काल तेरे 
सिरपर नाच रहा है। अरे मूर्ख ! तू रामविमुख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता 
है ? ऐसा कहकर विभीषणने रावणकी छातीके बीचो-बीच गदा मारी ॥ ४॥ 

बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वीपर 
गिर पड़ा। उसके दसों मुखोंसे रुधिर बहने लगा; वह अपनेको फिर 
सँभालकर क्रोधमें भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यन्त बलवान्‌ योद्धा भिड़ गये 
और मलल्‍्लयुद्धमें एक दूसरेके विरुद्ध होकर मारने लगे। श्रीरघुवीरके बलसे 
गर्वित विभीषण उसको (रावण-जैसे जगद्दधिजयी योद्धाको ) पासंगके 
बराबर भी नहीं समझते। 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! विभीषण क्‍या कभी रावणके सामने 
आँख उठाकर भी देख सकता था? परन्तु अब वही कालके समान उससे 
भिड़ रहा है। यह श्रीरघुवीरका ही प्रभाव है॥ ९४॥ 

विभीषणको बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत धारण किये 
हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वतसे रावणके रथ, घोड़े और सारथिका संहार कर 
डाला और उसके सीनेपर लात मारी॥ १॥ 

रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा। विभीषण वहाँ 
गये जहाँ सेवकोंके रक्षक श्रीरामजी थे। फिर रावणने ललकारकर हनुमानजीको 
मारा। वे पूँछफैलाकर आकाशमें चले गये ॥ २॥ 

रावणने पूँछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए ऊपर उड़े। फिर 
लौटकर महाबलवान्‌ हनुमानजी उससे भिड़ गये। दोनों समान योद्द्धा आकाशमें 
लड़ते हुए एक-दूसरेको क्रोध करके मारने लगे॥ ३॥ 

दोनों बहुत-से छल-बल करते हुए आकाशमें ऐसे शोभित हो रहे हैं 
मानो कज्जलगिरि और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्द्धि और बलसे राक्षस 
गिराये न गिरा तब मारुति श्रीहनुमानजीने प्रभुको स्मरण किया॥ ४॥ 

श्रीरघुवीरका स्मरण करके धीर हनुमानजीने ललकारकर रावणको 
मारा। वे दोनों पृथ्वीपर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं; देवताओंने दोनोंकी 


* लड्ढाकाण्ड * ५०७ 


“जय-जय ' पुकारी। हनुमानूजीपर सड्ड्ट देखकर वानर-भालू क्रोधातुर 
होकर दौड़े। किन्तु रण-मद-माते रावणने सब योद्धाओंको अपने प्रचण्ड 
भुजाओंके बलसे कुचल और मसल डाला। 

तब श्रीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े। वानरोंके प्रबल 
दलको देखकर रावणने माया प्रकट की॥ ९५॥ 

क्षणभरके लिये वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट 
किये। श्रीरघधुनाथजीकी सेनामें जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ- 
तहाँ ( चारों ओर ) प्रकट हो गये॥ १॥ 

वानरोंने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहाँ-तहाँ 
( इधर-उधर ) भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मणजी! हे 
रघुवीर! बचाइये, बचाइये, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं॥ २॥ 

दसों दिशाओंमें करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर भयानक गर्जन 
कर रहे हैं। सब देवता डर गये और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई! 
अब जयकी आशा छोड़ दो!॥ ३॥ 

एक ही रावणने सब देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुत-से 
रावण हो गये हैं। इससे अब पहाड़की गुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें 
छिप रहो )। वहाँ ब्रह्मा, शम्भु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभुकी 
कुछ महिमा जानी थी।॥ ४॥ 

जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरोने शत्रुओं ( बहुत- 
से रावणों ) को सच्चा ही मान लिया। [ इससे ] सब वानर-भालू विचलित 
होकर 'हे कृपालु! रक्षा कीजिये! [यों पुकारते हुए ] भयसे व्याकुल होकर 
भाग चले। अत्यन्त बलवान्‌ रणबाँकुरे हनुमानजी, अंगद, नील और नल 
लड़ते हैं और कपटरूपी भूमिसे अद्भजरकी भाँति उपजे हुए कोटि-कोटि 
योद्धा रावणोंको मसलते हैं। 

देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसलपति श्रीरामजी हँसे और 
शार्ड्र्धनुषपर एक बाण चढ़ाकर [ मायाके बने हुए ] सब रावणोंको मार 
डाला॥ ९६॥ 

प्रभुने क्षणभरमें सब माया काट डाली। जैसे सूर्यके उदय होते ही 
अन्धकारकी राशि फट जाती है (नष्ट हो जाती है )। अब एक ही रावणको 
देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभुपर बहुत-से पुष्प 
बरसाये॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सब वानरोंको लौटाया। तब वे एक 
दूसरेको पुकार-पुकारकर लौट आये। प्रभुका बल पाकर रीछ-वानर दौड़ 
पड़े । जल्दीसे कूदकर वे रणभूमिमें आ गये॥ २॥ 

देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, मैं इनकी 


५०८ * रामचरितमानस * 


समझमें एक हो गया। | परन्तु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये मैं एक 
ही बहुत हूँ ] और कहा--आओरे मूर्खो! तुम तो सदाके ही मेरे मरैल ९ मेरी 
मार खानेवाले ) हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताओंकी 
ओर ] दौड़ा॥ ३॥ 

देवता हाहाकार करते हुए भागे। [ रावणने कहा-- ] दुष्टो! मेरे 
आगेसे कहाँ जा सकोगे ? देवताओंको व्याकुल देखकर अंगद दोड़े 
और उछलकर रावणका पैर पकड़कर [ उन्होंने |] उसको पृथ्वीपर 
गिरा दिया।॥ ४॥ 

उसे पकड़कर पृथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्र अंगद प्रभुके 
पास चले गये। रावण सँभलकर उठा और बड़े भयद्धूर कठोर शब्दसे गरजने 
लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर बहुत-से बाण सन्धान करके 
बरसाने लगा। उसने सब योद्ध्राओंको घायल और भयसे व्याकुल कर दिया 
और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। 

तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर, भुजाएँ, बाण और धनुष काट डाले। पर 
वे फिर बहुत बढ़ गये, जैसे तीर्थमें किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक 
भयानक फल उत्पन्न करते हैं ))॥ ९७॥ 

शत्रुके सिर और भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-वानरोंको बहुत ही क्रोध 
हुआ। यह मूर्ख भुजाओंके और सिरोंके कटनेपर भी नहीं मरता, [ ऐसा कहते 
हुए ] भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े॥ १॥ 

बालिपुत्र अंगद, मारुति हनुमानजी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव और 
द्विविद आदि बलवान्‌ उसपर वृक्ष और पर्वतोंका प्रहार करते हैं। वह उन्हीं 
पर्वतों और वृक्षोंको पकड़कर वानरोंको मारता है॥ २॥ 

कोई एक वानर नखोंसे शत्रुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई 
उसे लातोंसे मारकर। तब नल और नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये और 
नखोंसे उसके ललाटको फाड़ने लगे॥ ३॥ 

खून देखकर उसे हृदयमें बड़ा दुःख हुआ। उसने उनको पकड़नेके लिये 
हाथ फैलाये, पर वे पकड़में नहीं आते, हाथोंके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं मानो 
दो भौरे कमलोंके वनमें विचचरण कर रहे हों।॥ ४॥ 

तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनोंको पकड़ लिया। पृथ्वीपर 
पटकते समय वे उसकी भुजाओंको मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध 
करके हाथोंमें दसों धनुष लिये और वानरोंको बाणोंसे मारकर घायल कर 
दिया।॥ ५॥ 

हनुमानजी आदि सब वानरोंको मूच्छित करके और सन्ध्याका समय 
पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर-वीरोंको मूच्छित देखकर रणधीर 
जाम्बवान्‌ दौड़े ॥ ६॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ५०९ 


जाम्बवानके साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको 
ललकार-ललकारकर मारने लगे। बलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पैर 
पकड़-पकड़कर वह अनेकों योद्द्राओंको पृथ्वीपर पटकने लगा॥ ७॥ 

जाम्बवानने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी 
छातीमें लात मारी ॥ ८ ॥ 

छातीमें लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसने बीसों हाथोंमें भालुओंको पकड़ रखा था। [ ऐसा 
जान पड़ता था] मानो रात्रिके समय भौरे कमलोंमें बसे हुए हों। उसे 
मूच्छित देखकर, फिर लात मारकर ऋक्षराज जाम्बवानू्‌ प्रभुके पास चले 
गये। रात्रि जानकर सारथि रावणको रथमें डालकर उसे होशमें लानेका 
उपाय करने लगा। 

मूर्च्छा दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये। उधर सब रारक्षसोंने 
बहुत ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया॥ ९८॥ 


मासपारायण, छब्बीसवाँ विश्राम 


उसी रात त्रिजटाने सीताजीके पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनायी। 
शत्रुके सिर और भुजाओंकी बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ा 
भय हुआ॥ १५॥ 

[ उनका ] मुख उदास हो गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी। तब सीताजी 
त्रिजटासे बोलीं--हे माता! बताती क्‍यों नहीं ? क्‍या होगा ? सम्पूर्ण विश्वको 
दुःख देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा ?2॥ २॥ 

श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता। विधाता सारे 
अरित्र विपरीत ( उलटे ) ही कर रहा है। [| सच बात तो यह है कि ] मेरा 
दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवानके चरण-कमलोंसे 
अलग कर दिया है॥ ३॥ 

जिसने कपटका झूठा स्वर्णमृग बनाया था, वही देव अब भी मुझपर 
रूठा हुआ है। जिस विधाताने मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये और 
लक्ष्मणको कड़वे वचन कहलाये, ॥ ४ ॥ 

जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषैले बाणोंसे तक-तककर मुझे 
बहुत बार मारकर, अब भी मार रहा है और ऐसे दुःखमें भी जो मेरे 
प्राणोंको रख रहा है, वही विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है, दूसरा 
कोई नहीं ॥ ५॥ 

कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे 
विलाप कर रही हैं। त्रिजटाने कहा--हे राजकुमारी! सुनो, देवताओंका शत्रु 
रावण हृदयमें बाण लगते ही मर जायगा॥ ६॥ 


७५१९० * रामचरितमानस * 


परन्तु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयमें 
जानकीजी ( आप ) बसती हैं।॥ ७॥ 

[ वे यही सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके हृदयमें जानकीका निवास 
है, जानकीके हृदयमें मेरा निवास है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं। अतः 
रावणके हृदयमें बाण लगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा। यह वचन 
सुनकर, सीताजीके मनमें अत्यन्त हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने 
फिर कहा--हे सुन्दरी! महान्‌ सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो, शत्रु इस 
प्रकार मरेगा-- 

सिरोंके बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुल हो जायगा और उसके 
हृदयसे तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब सुजान ( अन्‍्तर्यामी ) श्रीरामजी 
रावणके हृदयमें बाण मारेंगे॥ ९९॥ 

ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा 
अपने घर चली गयी। श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावका स्मरण करके जानकीजीको 
अत्यन्त विरहव्यथा उत्पन्न हुई ॥ १॥ 

वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारसे निन्द्ा कर रही हैं [ और 
कह रही हैं-- ] रात युगके समान बड़ी हो गयी, वह बीतती ही नहीं। 
जानकीजी श्रीरामजीके विरहमें दुःखी होकर मन-हो-मन भारी विलाप 
कर रही हैं॥ २॥ 

जब विरहके मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया, तब उनका बायाँ नेत्र 
और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मनमें थधर्य धारण किया कि 
अब कृपालु श्रीरघुवीर अवश्य मिलेंगे।॥ ३॥ 

यहाँ आधी रातको रावण | मूर्च्छासे ] जगा और अपने सारथिपर रुष्ट होकर 
कहने लगा--ओरे मूर्ख! तूने मुझे रणभूमिसे अलग कर दिया। अरे अधम! 
ओरे मन्दबुर्द्धि ! तुझे धिक्‍्कार है, धिक्‍्कार है!॥ ४॥ 

सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया। सबेरा होते 
ही वह रथपर चढ़कर फिर दौड़ा। रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें 
बड़ी खलबली मच गयी।॥ ५ ॥ 

वे भारी योद्धा जहाँ-तहाँसे पर्वत और वृक्ष उखाड़कर [ क्रोधसे ] दाँत 
कटकटाकर दोौड़े॥ ६॥ 

विकट और विकराल वानर-भालू हाथोंमें पर्वत लिये दौड़े। वे अत्यन्त 
क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारनेसे राक्षस भाग चले। बलवान्‌ 
वानरोंने शत्रुकी सेनाको विचलित करके फिर रावणको घेर लिया। चारों 
ओरसे चपेटे मारकर और नखोंसे शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको 
व्याकुल कर दिया। 

वानरोंको बड़ा ही प्रबल देखकर रावणने विचार किया और अनन्‍्तर्धान 


* लड्ढाकाण्ड * ५११ 


होकर क्षणभरमें उसने माया फैलायी॥ १५००॥ 

जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा, तब भयड्डूर जीव प्रकट हो गये। 
बेताल, भूत और पिशाच हाथोंमें धनुष-बाण लिये प्रकट हुए! ॥ १॥ 

योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लिये 
ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरहके गीत गाने लगीं॥ २॥ 

वे “पकड़ो, मारो' आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर ( सब 
दिशाओंमें ) यह ध्वनि भर गयी। वे मुख फेैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब 
वानर भागने लगे॥ ३॥ 

वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जलती देखते हैं। वानर- 
भालू व्याकुल हो गये। फिर रावण बालू बरसाने लगा।॥ ४॥ 

वानरोंको जहाँ-तहाँ थकित (शिथिल ) कर रावण फिर गरजा। 
लक्ष्मणजी और सुग्रीवसहित सभी वीर अचेत हो गये॥ ५॥ 

हा राम! हा रघुनाथ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते 
( पछताते ) हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावणने फिर दूसरी 
माया रच्ची॥ ६॥ 

उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर लिये दौड़े। उन्होंने चारों 
ओर दल बनाकर श्रीरामचन्द्रजीको जा घेरा॥ ७॥ 

वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, “मारो, पकड़ो, जाने न 
पावे।' उनके लंगूर ( पूँछ ) दसों दिशाओंमें शोभा दे रहे हैं और उनके बीचमें 
कोसलराज श्रीरामजी हैं।॥ ८ ॥ 

उनके बीचमें कोसलराजका सुन्दर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा 
है, मानो ऊँचे तमाल वृशक्षके लिये अनेक इन्द्रधनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ (घेरा ) 
बनायी गयी हो। प्रभुको देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदयसे “जय, 
जय, जय ' ऐसा बोलने लगे। तब श्रीरघुवीरने क्रोध करके एक ही बाणसे 
निमेषमात्रमें रावणकी सारी माया हर ली॥ १॥ 

माया दूर हो जानेपर वानर-भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले- 
लेकर सब लौट पड़े। श्रीरामजीने बाणोंके समूह छोड़े, जिनसे रावणके हाथ 
और सिर फिर कट-कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े। श्रीरीमजी और रावणके 
युबद्धका चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पोंतक 
गाते रहें, तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते॥ २॥ 

उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुर्द्रि तुलसीदासने कहे हैं, जैसे मकसी 
भी अपने पुरुषार्थके अनुसार आकाशमें उड़ती है॥ १०१ ( क )॥ 

सिर और भुजाएँ बहुत बार काटी गयीं। फिर भी वीर रावण मरता 
नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं; परन्तु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेशको 
देखकर (९ प्रभुको क्लेश पाते समझकर ) व्याकुल हैं ॥ १०१ ( ख )॥ 


५१२ * रामचरितमानस * 


काटते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता 
है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब अश्रीरामचन्द्रजीने 
विभीषणकी ओर देखा॥ १॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! जिसकी इच्छामात्र्से काल भी मर जाता 
है, वही प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीक्षा ले रहे हैं।[ विभीषणजीने कहा-- ] 
हे सर्वज्ञ! हे चराचरके स्वामी! हे शरणागतके पालन करनेवाले! हे देवता 
और मुनियोंको सुख देनेवाले! सुनिये--- ॥ २॥ 

इसके नाभिकुण्डमें अमृतका निवास है। हे नाथ! रावण उसीके बलपर 
जीता है। विभीषणके वचन सुनते ही कृपालु श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर 
हाथमें विकराल बाण लिये॥ ३॥ 

उस समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे। बहुत-से गठहे, स्थार और 
कुत्ते रोने लगे। जगत्‌के दुःख ( अशुभ ) को सूचित करनेके लिये पश्ली 
बोलने लगे। आकाशमें जहाँ-तहाँ केतु ( पुच्छल तारे ) प्रकट हो गये।॥ ४॥ 

दसों दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने लगा ( आग लगने लगी )। बिना ही 
पर्व ( योग ) के सूर्यग्रहण होने लगा। मन्दोदरीका हृदय बहुत काँपने लगा। 
मूर्तियाँ नेत्र-मार्गसे जल बहाने लगीं॥ ५ ॥ 

मूर्तियाँ रोने लगीं, आकाशसे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु 
बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूलकी वर्षा करने 
लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमड्रल होने लगे कि उनको कौन कह सकता 
है ? अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय-जय 
पुकार उठे। देवताओंको भयभीत जानकर कृपालु श्रीरघुनाथजी धनुषपर 
बाण सन्धान करने लगे। 

कानोंतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोड़े। वे 
श्रीरामचन्द्रजीके बाण ऐसे चले मानो कालसर्प हों ॥ १०२॥ 

एक बाणने नाभिके अमृतकुण्डको सोख लिया। दूसरे तीस बाण कोप 
करके उसके सिरों और भ्रुजाओंमें लगे। बाण सिरों और भुजाओंको लेकर 
चले। सिरों और भुजाओंसे रहित रुण्ड ( धड़ ) पृथ्वीपर नाचने लगा॥ १॥ 

धड़ प्रचण्ड वेगसे दौड़ता है, जिससे धरती धँसने लगी। तब प्रभुने बाण 
मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये। मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर 
बोला--राम कहाँ हैं ? मैं ललकारकर उनको युद्धमें मारूँ!।॥ २॥ 

रावणके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी। समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और 
पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़के दोनों टुकड़ोंको फैलाकर भालू और वानरोंके 
समुदायको दबाता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ३॥ 

रावणकी भुजाओं और सिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण 
वहाँ चले, जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी थे। सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश 


* लड्ढाकाण्ड * ५१३ 


कर गये | यह देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये॥ ४॥ 

रावणका तेज प्रभुके मुखमें समा गया। यह देखकर शिवजी और 
ब्रह्माजी हर्षित हुए। ब्रह्माण्डभरमें जय-जयकी ध्वनि भर गयी। प्रबल 
भुजदण्डोंवाले श्रीरघुवीरकी जय हो ॥ ५॥ 

देवता और मुनियोंके समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं--कृपालुकी 
जय हो, मुकुन्दकी जय हो, जय हो!॥ ६॥ 

हे कृपाके कन्द! हे मोक्षदाता मुकुन्द! हे [| राग-द्वेष, हर्ष -शोक, जन्म- 
मृत्यु आदि ] द्वन्द्"ोंक हरनेवाले! हे शरणागतको सुख देनेवाले प्रभो! हे दुष्ट- 
दलको विदीर्ण करनेवाले! हे कारणोंके भी परम कारण! हे सदा करुणा 
करनेवाले! हे सर्वव्यापक विभो! आपकी जय हो। देवता हर्षमें भरे हुए पुष्प 
बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके अड़ोंने 
बहुत-से कामदेवोंकी शोभा प्राप्त की ॥ १॥ 

सिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर 
पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वतपर बिजलीके समूहसहित नक्षत्र 
सुशोभित हो रहे हैं। श्रीरामजी अपने भुजदण्डोंसे बाण और धनुष 
फिरा रहे हैं। शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर लगते हैं। मानो तमालके 
वृक्षपर बहुत-सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान्‌ सुखमें मग्र हुई निश्चल 
बैठी हों॥ २॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्भय कर 
दिया। वानर-भालू सब हर्षित हुए. और सुखधाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा 
पुकारने लगे॥ १०३॥ 

पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूच्छित होकर धरतीपर 
गिर पड़ी। स्त्रियाँ रोती हुई उठ दौड़ीं और उस ( मन्दोदरी ) को उठाकर 
रावणके पास आयीं॥ १॥ 

पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं। उनके बाल खुल 
गये, देहकी सँभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकारसे छाती पीटती हैं और रोती 
हुई रावणके प्रतापका बखान करती हैं॥ २॥ 

[ वे कहती हैं-- ] हे नाथ! तुम्हारे बलसे पृथ्वी सदा काँपती रहती थी। 
अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी 
जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ 
पृथ्वीपर पड़ा है!॥ ३॥ 

वरुण, कुबेर, इन्द्र और वायु, इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने 
धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी! तुमने अपने भुजबलसे काल और 
यमराजको भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथकी तरह पड़े हो ॥ ४॥ 

तुम्हारी प्रभुता जगत्‌्भरमें प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुम्बियोंके 


"१४ * रामचरितमानस * 


बलका हाय! वर्णन ही नहीं हो सकता। श्रीरामचन्द्रजीके विमुख 
होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला 
भी न रह गया।॥ ५॥ 

है नाथ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशमें थी। लोकपाल सदा 
भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। किन्तु हाय! अब तुम्हारे सिर और 
भुजाओंको गीदड़ खा रहे हैं। रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी 
नहीं है ( अर्थात्‌ उचित ही है )॥ ६॥ 

हे पति! कालके पूर्ण वशमें होनेसे तुमने | किसीका ] कहना नहीं माना 
और चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करके जाना॥ ७॥ 

दैत्यरूपी वनको जलानेके लिये अग्निस्वरूप साक्षात्‌ श्रीहरिको तुमने 
मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते 
हैं, उन करुणामय भगवान्‌को हे प्रियतम! तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर 
जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर तथा पापसमूहमय रहा! इतनेपर भी 
जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजीने तुमको अपना धाम दिया, उनको में 
नमस्कार करती हूँ। 

अहह! नाथ! श्रीरघुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं है, 
जिन भगवानने तुमको वह गति दी जो योगिसमाजको भी दुर्लभ है॥ १०४॥ 

मन्दोदरीके वचन कानोंसे सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभीने सुख 
माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी 
( परमात्माके तत्त्वको जानने और कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि थे॥ १॥ 

वे सभी श्रीरघुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममग्र हो गये और अत्यन्त 
सुखी हुए। अपने घरकी सब स्त्रियोंको रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमें 
बड़ा भारी दुःख हुआ और वे उनके पास गये॥ २॥ 

उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया। तब प्रभु श्रीरामजीने छोटे 
भाईको आज्ञा दी [कि जाकर विभीषणको थेर्य बँधाओ ]। लक्ष्मणजीने 
उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया तब विभीषण प्रभुके पास लौट आये॥ ३॥ 

प्रभुने उनको कृपापूर्ण दृष्टिसे देखा | और कहा--- ] सब शोक त्यागकर 
रावणकी अनत्येष्टि क्रिया करो। प्रभुकी आज्ञा मानकर और हृदयमें देश और 
कालका विचार करके विभीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया की॥ ४॥ 

मन्दोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे ( रावणको ) तिलाञ्ललि देकर मनमें 
श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन करती हुई महलको गयीं।॥ १०५॥ 

सब क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया। तब 
कृपाके समुद्र श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुलाया। श्रीरघुनाथजीने 
कहा कि तुम, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान्‌ और मारुति 
सब नीतिनिपुण लोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक 


* लड्ढाकाण्ड * ५१५ 


कर दो। पिताजीके वचनोंके कारण मैं नगरमें नहीं आ सकता। पर अपने 
ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ॥ १-२॥ 

प्रभुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिलककी 
सारी व्यवस्था की। आदरके साथ विभीषणको सिंहासनपर बैठाकर 
राजतिलक किया और स्तुति की॥ ३॥ 

सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये। तदनन्तर विभीषणजीसहित 
सब प्रभुके पास आये। तब श्रीरघुवीरने वानरोंको बुला लिया और प्रिय 
वचन कहकर सबको सुखी किया।॥ ४॥ 

भगवान्‌ने अमृतके समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि 
तुम्हारे ही बलसे यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषणने राज्य पाया। 
इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकोंमें नित्य नया बना रहेगा। जो लोग 
मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्तिको परम प्रेमके साथ गायेंगे, वे बिना ही परिश्रम 
इस अपार संसारसागरका पार पा जायूँगे। 

प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानर-समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार- 
बार सिर नवाते हैं और चरणकमलोंको पककड़ते हैं॥ १५०६॥ 

फिर प्रभुने हनुमानूजीको बुला लिया। भगवानने कहा--तुम लड्ढा 
जाओ। जानकीको सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल-समाचार 
लेकर तुम चले आओ॥ १॥ 

तब हनुमानजी नगरमें आये। यह सुनकर राक्षस-राक्षसी [ उनके 
सत्कारके लिये ] दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकारसे हनुमानजीकी पूजा की और 
फिर श्रीजानकीजीको दिखला दिया।॥ २॥ 

हनुमानजीने [ सीताजीको ] दूरसे ही प्रणाम किया। जानकीजीने 
पहचान लिया कि यह वही श्रीरघुनाथजीका दूत है [| और पूछा-- ] हे 
तात! कहो, कृपाके धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरोंकी सेनासहित 
कुशलसे तो हैं ?7॥ ३॥ 

[ हनुमानूजीने कहा-- ] हे माता! कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकारसे 
सकुशल हैं। उन्होंने संग्राममें दस सिरवाले रावणको जीत लिया है और 
विभीषणने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमानूजीके वचन सुनकर 
सीताजीके हृदयमें हर्ष छा गया।॥ ४॥ 

श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो 
गया और ननेत्रोंमें | आनन्दाश्रुओंका ] जल छा गया। वे बार-बार कहती 
हैं--हे हनुमान्‌! मैं तुझे क्या दूँ? इस वाणी ( समाचार ) के समान तीनों 
लोकोंमें और कुछ भी नहीं है! [| हनुमानूजीने कहा-- ] हे माता! सुनिये, 
मैंने आज निःसन्देह सारे जगत्‌का राज्य पा लिया, जो मैं रणमें शत्रुसेनाको 
जीतकर भाईसहित निर्विकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ। 


५१९६ * रामचरितमानस * 


[ जानकीजीने कहा-- ] हे पुत्र! सुन, समस्त सदगुण तेरे हृदयमें बसें 
और हे हनुमान्‌! शेष ( लक्ष्मणजी ) सहित कोसलपति प्रभु सदा तुझपर 
प्रसन्न रहें ॥॥| १०७॥ 

हे तात! अब तुम वही उपाय करो जिससे में इन नेत्रोंसे प्रभुके कोमल 
हझयाम शरीरके दर्शन करूँ। तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने 
जानकीजीका कुशल-समाचार सुनाया॥ १॥ 

सूर्यकुलभूषण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद और विभीषणको 
बुला लिया [| और कहा--- ] पवनपुत्र हनुमानूके साथ जाओ और जानकीको 
आदरके साथ ले आओ॥ २॥ 

वे सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं। सब-की-सब राक्षसियाँ 
नम्नतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषणजीने शीघ्र ही उन लोगोंको 
समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको स्त्रान कराया, ॥ ३॥ 

बहुत प्रकारके गहने पहनाये और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर 
ले आये। सीताजी प्रसन्न होकर सुखके धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण 
करके उसपर हर्षके साथ चढ़ीं॥ ४॥ 

चारों ओर हाथोंमें छड़ी लिये रक्षक चले। सबके मनोंमें परम उल्लास 
( उमंग ) है। रीछ-वानर सब दर्शन करनेके लिये आये, तब रक्षक क्रोध 
करके उनको रोकने दौड़े॥ ५॥ 

श्रीरघुवीरने कहा--हे मित्र! सेरा कहना मानो और सीताको पैदल ले 
आओ, जिससे वानर उसको माताकी तरह देखें। गोसाईं श्रीरामजीने 
हँसकर ऐसा कहा॥ ६॥ 

प्रभुके वचन सुनकर रीछ-वानर हर्षित हो गये। आकाशसे देवताओंने 
बहुत-से फूल बरसाये। सीताजी [ के असली स्वरूप ] को पहले अग्मिमें 
रखा था। अब भीतरके साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते हैं।॥ ७॥ 

इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कड़े वचन 
कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं॥ १०८ ॥ 

प्रभुके वचनोंको सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्मसे पवित्र श्रीसीताजी 
बोलीं--हे लक्ष्मण! तुम मेरे धर्मके नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो और 
तुरंत आग तैयार करो॥ १॥ 

श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर 
लक्ष्मणजीके नेत्रोंमें [| विषधादके आँसुओंका ] जल भर आया। वे दोनों हाथ 
जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते॥ २॥ 

फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौड़े और आग तैयार करके 
बहुत-सी लकड़ी ले आये। अग्रिको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकीजीके 
हृदयमें हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ॥ ३॥ 


* लड्ढाकाण्ड * ५१७ 


[ सीताजीने लीलासे कहा--- ] यदि मन, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें 
श्रीरघुवीरको छोड़कर दूसरी गति ( अन्य किसीका आश्रय ) नहीं है, तो 
अग्नरिदेव जो सबके मनकी गति जानते हैं, [ मेरे भी मनकी गति जानकर ] 
मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जायूँ॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरीामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके द्वारा 
वन्दित हैं तथा जिनमें सीताजीकी अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसलपतिकी 
जय बोलकर जानकीजीने चन्दनके समान शीतल हुई अग्निमें प्रवेश किया। 
प्रतिबिम्ब ( सीताजीकी छायामूर्ति > और उनका लौकिक कलंक प्रचण्ड 
अग्निमें जल गये। प्रभुके इन चरित्रोंको किसीने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और 
मुनि सब आकाशमें खड़े देखते हैं॥ १॥ 

तब अग्निने शरीर धारण करके वेदोंमें और जगतमें प्रसिद्ध वास्तविक 
श्री (सीताजी ) का हाथ पकड़ उन्हें श्रीरीामजीको बैसे ही समर्पित किया 
जैसे क्षीरसागरने विष्णुभगवान्‌को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीताजी 
श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही 
सुन्दर है। मानो नये खिले हुए नीले कमलके पास सोनेके कमलकी कली 
सुशोभित हो ॥ २॥ 

देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाशमें डंके बजने लगे। 
किन्नर गाने लगे। विमानोंपर चढ़ी अप्सराएँ नाचने लगीं॥ १०९ ( क )॥ 

श्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोभा 
देखकर रीछ-वानर हर्षित हो गये और सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय 
बोलने लगे ॥ १०९ ( ख )॥ 

तब श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथि मातलि चरणोंमें सिर 
नवाकर [ रथ लेकर ] चला गया। तदनन्तर सदाके स्वार्थी देवता आये। वे 
ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों ॥ १ ॥ 

हे दीनबन्धु! हे दयालु रघुराज! हे परमदेव! आपने देवताओंपर बड़ी दया 
की। विश्वके द्रोहमें तत्पर यह दुष्ठ, कामी और कुमार्गपर चलनेवाला रावण 
अपने ही पापसे नष्ट हो गया॥ २॥ 

आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस, स्वभावसे ही उदासीन 
( शत्रु-मित्र- भावरहित ), अखण्ड, निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, 
निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघशक्ति ( जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं 
होती ) और दयामय हैं॥ ३॥ 

आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नूृसिंह, वामन और परशुरामके शरीर 
धारण किये। हे नाथ! जब-जब देवताओंने दुःख पाया, तब-तब अनेकों 
शरीर धारण करके आपने ही उनका दुःख नाश किया॥ ४॥ 

यह दुष्ट मलिनहदय, देवताओंका नित्य शात्रु, काम, लोभ और 


५१८ * रामचरितमानस * 


मदके परायण तथा अत्यन्त क्रोधी था। ऐसे अधमोंके शिरोमणिने भी 
आपका परमपद्‌ पा लिया। इस बातका हमारे मनमें आश्चर्य हुआ॥ ५॥ 

हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको 
भुलाकर निरन्तर भवसागरके प्रवाह ( जन्म-मृत्युके चक्र ) में पड़े हैं। अब 
हे प्रभो! हम आपकी शरणमें आ गये हैं, हमारी रक्षा कीजिये॥ ६॥ 

विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े 
रहे। तब अत्यन्त प्रेमले पुलकितशरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने 
लगे--- ॥ ११०॥ 

हे नित्य सुखधाम और | दुःखोंको हरनेवाले ] हरि! हे धनुष-बाण 
धारण किये हुए रघुनाथजी! आपकी जय हो। हे प्रभो! आप भव ( जन्म- 
मरण ) रूपी हाथीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं। हे नाथ! 
हे सर्वव्यापक! आप गुणोंके समुद्र और परम चतुर हैं।॥ १॥ 

आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छवि है। 
सिद्ध, मुनीधवर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र 
है। आपने रावणरूपी महासर्पको गरुड़की तरह क्रोध करके पकड़ 
लिया ॥ २॥ 

हे प्रभो! आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले, शोक और भयका नाश 
करनेवाले, सदा क्रोधरहित और नित्य ज्ञानस्वरूप हैं। आपका अवतार 
श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणोंवाला, पृथ्वीका भार उतारनेवाला और ज्ञानका 
समूह है॥ ३॥ 

[ किन्तु अवतार लेनेपर भी ] आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक 
( अद्वितीय ) और अनादि हैं। हे करुणाकी खान श्रीरामजी! मैं आपको बड़े 
ही हर्षके साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुलके आभूषण! हे दूषण राक्षसको 
मारनेवाले तथा समस्त दोषोंको हरनेवाले! विभीषण दीन था, उसे आपने 
[ लंकाका ] राजा बना दिया॥ ४॥ 

हे गुण और ज्ञानके भण्डार! हे मानरहित! हे अजन्मा, व्यापक और 
मायिक विकारोंसे रहित श्रीराम! मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। 
आपके भुजदण्डोंका प्रताप और बल प्रचण्ड है। दुष्टसमूहके नाश करनेमें 
आप परम निपुण हैं।॥ ५ ॥ 

हे बिना ही कारण दीनोंपर दया तथा उनका हित करनेवाले और 
शोभाके धाम! मैं श्रीजानकीजीसहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप 
भवसागरसे तारनेवाले हैं, कारणरूपा प्रकृति और कार्यरूप जगत दोनोंसे 
परे हैं और मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषोंको हरनेवाले हैं।॥ ६॥ 

आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवाले हैं। [ लाल ] 
कमलके समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओंमें श्रेष्ठ, सुखके मन्दिर, 


* लड्ढजाकाण्ड * ५१९ 


सुन्दर, श्री ( लक्ष्मीजी ) के वलल्‍लभ तथा मद ( अहड्जार ), काम और झूठी 
ममताके नाश करनेवाले हैं ।॥ ७॥ 

आप अनिन्दय या दोषरहित हैं, अखण्ड हैं, इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं। 
सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते 
हैं। यह [| कोई ] दन्‍तकथा ( कोरी कल्पना ) नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्यका 
प्रकाश अलग-अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसारसे 
भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं॥ ८ ॥ 

हे व्यापक प्रभो! ये सब वानर कृतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आपका 
मुख देख रहे हैं।[ और ] हे हरे! हमारे | अमर ] जीवन और देव (दिव्य) 
शरीरको धिक्कार है, जो हम आपकी भक्तिसे रहित हुए संसारमें ( सांसारिक 
विषयोंमें ) भूले पड़े हैं॥ ९॥ 

हे दीनदयालु! अब दया कीजिये और मेरी उस विभेद उत्पन्न करनेवाली 
बुच्द्िको हर लीजिये, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, 
उसे सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूँ॥ १०॥ 

आप दुष्टोंका खण्डन करनेवाले और पृथ्वीके रमणीय आभूषण हैं। 
आपके चरणकमल अश्रीशिव-पार्वतीद्वारा सेवित हैं। हे राजाओंके महाराज! 
मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलोंमें सदा मेरा कल्याणदायक 
[ अनन्य ] प्रेम हो॥ ११॥ 

इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीरसे विनती की। 
शोभाके समुद्र श्रीरामजीके दर्शन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं 
होते थे॥ ११५५॥ 

उसी समय दशरथजी वहाँ आये। पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेत्रोंमें 
[ प्रेमा भ्रओंका ] जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभुने उनकी वन्दना 
की और तब पिताने उनको आशीर्वाद दिया॥ १॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--- ] हे तात! यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव है, 
जो मैंने अजेय राक्षसराजको जीत लिया। पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढ़ गयी। नेत्रोंमें जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गयी ॥ २॥ 

श्रीरघुनाथजीने पहलेके ( जीवित कालके ) प्रेमको विचारकर, पिताकी 
ओर देखकर होी उन्हें अपने स्वरूपका दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा! 
दशरथजीने भेद-भक्तिमें अपना मन लगाया था, इसीसे उन्होंने [| कैवल्य ] 
मोक्ष नहीं पाया॥ ३ ॥ 

[ मायारहित सच्चिदानन्दमय स्वरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणस्वरूपकी 
उपासना करनेवाले भक्त इस प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्रीरामजी 
अपनी भक्ति देते हैं। प्रभुको | इष्टबुच्द्विसि | बार-बार प्रणाम करके दशरथजी 
हर्षित होकर देवलोकको चले गये ॥ ४॥ 


७५२० * रामचरितमानस * 


छोटे भाई लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित परम कुशल प्रभु 
श्रीकोसलाधीशकी शोभा देखकर देवराज इन्द्र मनमें हर्षित होकर स्तुति 
करने लगे--- ॥ ११२॥ 

शोभाके धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष 
और बाण धारण किये हुए, प्रबल प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो!॥ १॥ 

हे खर और दूषणके शत्रु और राक्षसोंकी सेनाके मर्दन करनेवाले! 
आपकी जय हो! हे नाथ! आपने इस दुष्टको मारा, जिससे सब देवता सनाथ 
( सुरक्षित ) हो गये॥ २॥ 

हे भूमिका भार हरनेवाले! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले! आपकी जय हो। 
हे रावणके शत्रु! हे कृपाल! आपकी जय हो। आपने राक्षसोंको बेहाल 
( तहस-नहस ) कर दिया॥ ३॥ 

लंकापति रावणको अपने बलका बहुत घमंड था। उसने देवता और 
गन्धर्व सभीको अपने वशमें कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी 
और नाग आदि सभीके हठपूर्वक ( हाथ धोकर ) पीछे पड़ गया था॥ ४॥ 

वह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर और अत्यन्त दुष्ट था। उस पापीने वैसा 
ही फल पाया। अब हे दीनोंपर दया करनेवाले! हे कमलके समान विशाल 
नेत्रोंवाले! सुनिये॥ ५॥ 

मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु 
( आप ) के चरणकमलोंके दर्शन करनेसे दुःख-समूहका देनेवाला मेरा वह 
अभिमान जाता रहा॥ ६॥ 

कोई उन निर्गुन ब्रह्मका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) 
कहते हैं। परन्तु हे रामजी! मुझे तो आपका यह सगुण कोसलराज-स्वरूप 
ही प्रिय लगता है॥ ७॥ 

श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें अपना घर 
बनाइये। हे रमानिवास! मुझे अपना दास समझिये और अपनी भक्ति 
दीजिये॥ ८ ॥ 

हे रमानिवास! हे शरणागतके भयको हरनेवाले और उसे सब 
प्रकारका सुख देनेवाले! मुझे अपनी भक्ति दीजिये। हे सुखके धाम! हे 
अनेकों कामदेवोंकी छबिवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी! मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवसमूहको आनन्द देनेवाले, [ जन्म-मृत्यु, 
हर्ष-विषाद, सुख-दुःख आदि ] द्वन्द्दोंक नाश करनेवाले, मनुष्यशरीरधारी, 
अतुलनीय बलवाले, ब्रह्मा और शिव आदिसे सेवनीय, करुणासे कोमल 
श्रीरामजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 

हे कृपाल! अब मेरी ओर कृपा करके (कृपादृष्टिसे ) देखकर आज्ञा 


* लड्ढाकाण्ड * ५२१ 


दीजिये कि मैं क्‍या [ सेवा ] करूँ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयालु 
श्रीरामजी बोले--- ॥ ११३॥ 

हे देवराज! सुनो, हमारे वानर-भालू, जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, 
पृथ्वीपर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हितके लिये अपने प्राण त्याग दिये। हे सुजान 
देवराज! इन सबको जिला दो॥ १॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुड़! सुनिये, प्रभुके ये वचन 
अत्यन्त गहन (९गूढ़) हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु 
श्रीरामजी त्रिलोकीको मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल 
इन्द्रको बड़ाई दी है॥ २॥ 

इन्द्रने अमृत बरसाकर वानर-भालुओंको जिला दिया। सब हर्षित होकर 
उठे और प्रभुके पास आये। अमृतकी वर्षा दोनों ही दलोंपर हुई। पर रीछ- 
वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं॥ ३ ॥ 

क्योंकि राक्षसोंके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे। अतः वे मुक्त 
हो गये, उनके भव-बन्धन छूट गये। किन्तु वानर और भालू तो सब देवांश 
( भगवान्‌की लीलाके परिकर ) थे। इसलिये वे सब श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे 
जीवित हो गये॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके समान दीनोंका हित करनेवाला कौन है? जिन्होंने 
सारे राक्षसोंको मुक्त कर दिया! दुष्टछ, पापोंके घर और कामी रावणने भी 
वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते॥ ५॥ 

फूलोंकी वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानोंपर चढ़-चढ़कर 
चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आये---॥ ११५४ ( क )॥ 

और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर, कमलके समान नेेत्रोंमें जल 
भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने 
लगे--- ॥ ११४ ( ख )॥ 

हे रघुकुलके स्वामी! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण धारण 
किये हुए आप मेरी रक्षा कीजिये। आप महामोहरूपी मेघसमूहके | उड़ानेके ] 
लिये प्रचण्ड पवन हैं, संशयरूपी वनके | भस्म करनेके ] लिये अग्मि हैं और 
देवताओंको आनन्द देनेवाले हैं।॥ १॥ 

आप निर्गुण, सगुण, दिव्य गुणोंके धाम और परम सुन्दर हैं। भ्रमरूपी 
अन्धकारके [ नाशके ] लिये प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम, क्रोध और मदरूपी 
हाथियोंके [ वधके ] लिये सिंहके समान आप इस सेवकके मनरूपी वनमें 
निरन्तर निवास कीजिये॥ २॥ 

विषयकामनाओंके समूहरूपी कमलवनके [ नाशके ] लिये आप प्रबल 
पाला हैं, आप उदार और मनसे परे हैं। भवसागर [ को मथने ] के लिये 


"५२२ * रामचरितमानस * 


आप मन्दराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और हमें 
दुस्तर संसारसागरसे पार कीजिये।॥ ३॥ 

हे शु्यामसुन्दर-शरीर! हे कमलनयन! हे दीनबन्धु! हे शरणागतको 
दुःखसे छुड़ानेवाले! हे राजा रामचन्द्रजी) आप छोटे भाई लक्ष्मण और 
जानकीजीसहित निरन्तर मेरे हदयके अंदर निवास कीजिये। आप मुनियोंको 
आनन्द देनेवाले, पृथ्वीमण्डलके भूषण, तुलसीदासके प्रभु और भयका 
नाश करनेवाले हैं।॥ ४-५ ॥ 

हे नाथ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासागर! 
मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा॥ ११५॥ 

जब शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी प्रभुके पास आये 
और चरणोंमें सिर नवाकर कोमल वाणीसे बोले--हे शार्कह््धनुषके धारण 
करनेवाले प्रभो! मेरी विनती सुनिये--- ॥ १॥ 

आपने कुल और सेनासहित रावणका वध किया, त्रिभुवनमें अपना 
पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन, पापी, बुच्द्देिहीन और जातिहीनपर बहुत 
प्रकारसे कृपा की ॥ २॥ 

अब हे प्रभु! इस दासके घरको पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर स्त्नान 
कीजिये, जिससे युद्धकी थकावट दूर हो जाय। हे कृपालु! खजाना, महल और 
सम्पत्तिका निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरोंको दीजिये।॥ ३॥ 

हे नाथ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो! मुझे साथ 
लेकर अयोध्यापुरीको पधारिये। विभीषणजीके कोमल वचन सुनते ही 
दीनदयालु प्रभुके दोनों विशाल नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया।॥ ४॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे भाई! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब 
मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल 
कल्पके समान बीत रहा है॥ ११६ ( क )॥ 

तपस्वीके वेषमें कृश ( दुबले ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम जप कर रहे 
हैं। हे सखा! वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ। मैं 
तुमसे निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ॥ ११६ ( ख )॥ 

यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीता न पाऊँगा। छोटे 
भाई भरतजीकी प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित हो 
रहा है॥ ११६९ ग )॥ 

[ श्रीरामजीने फिर कहा--- ] हे विभीषण! तुम कल्पभर राज्य करना, मनमें 
मेरा निरन्तर स्मरण करते रहना। फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब 
संत जाते हैं॥ ११५६८ घ )॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने हर्षित होकर कृपाके धाम 
श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये। सभी वानर-भालू हर्षित हो गये और प्रभुके 


* लड्ढाकाण्ड * ७२३ 


चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणोंका बखान करने लगे॥ १॥ 

फिर विभीषणजी महलको गये और उन्होंने मणियोंके समूहों ( रत्नों ) से और 
वस्त्रोंसे विमानको भर लिया। फिर उस पुष्पकविमानको लाकर प्रभुके सामने रखा। 
तब कृपासागर श्रीरामजीने हँसकर कहा--- ॥ २॥ 

हे सखा विभीषण! सुनो, विमानपर चढ़कर, आकाशमें जाकर व्स्त्रों 
और गहनोंको बरसा दो। तब ( आज्ञा सुनते ) ही विभीषणजीने आकाशमें 
जाकर सब मणियों और वस्त्रोंको बरसा दिया॥ ३॥ 

जिसके मनको जो अच्छा लगता है, वह वही ले लेता है। मणियोंको 
मुँहमें लेकर वानर फिर उन्हें खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं। 
यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपाके धाम श्रीरामजी सीताजी 
और लक्ष्मणजीसहित हँसने लगे।॥ ४॥ 

जिनको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं, वे 
ही कृपाके समुद्र श्रीरामजी वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे 
हैं॥ ११७९ क )॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! अनेकों प्रकारके योग, जप, दान, तप, 
यज्ञ, ब्रत और नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जैसी 
अनन्य प्रेम होनेपर करते हैं॥ ११५७ ( ख )॥ 

भालुओं और वानरोंने कपड़े-गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे 
श्रीरघुनाथजीके पास आये। अनेकों जातियोंके वानरोंको देखकर कोसलपति 
श्रीरामजी बार-बार हँस रहे हैं॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजीने कृपादृष्टिसे देखकर सबपर दया की। फिर वे कोमल 
वचन बोले--हे भाइयो! तुम्हारे ही बलसे मैंने रावणको मारा और फिर 
विभीषणका राजतिलक किया॥ २॥ 

अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ। मेरा स्मरण करते रहना और 
किसीसे डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेममें विह्ल होकर हाथ 
जोड़कर आदरपूर्वक बोले--- ॥ ३ ॥ 

प्रभो! आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता है। पर आपके 
वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथजी! आप तीनों लोकोंके 
ईश्वर हैं। हम वानरोंको दीन जानकर ही आपने सनाथ (९ कृतार्थ ) 
किया है॥ ४॥ 

प्रभुके ( ऐसे ) वचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर 
भी गरुड़का हित कर सकते हैं ? श्रीरीमजीका रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममें 
मग्न हो गये। उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ 

परन्तु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानर-भालू श्रीरामजीके रूपको 
हृदयमें रखकर और अनेकों प्रकारसे विनती करके हर्ष और विषादसहित 


"रे ४ * रामचरितमानस * 


घरको चले॥ १५१५८ ( क )॥ 

वानरराज सुग्रीव, नील, ऋशक्षराज जाम्बवानू, अंगद, नल और हनुमान्‌ 
तथा विभीषणसहित और जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैं, ॥ ११५८ ( ख )॥ 

वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रोंमें जल भर-भरकर, नेत्रोंका 
पलक मारना छोड़कर (टकटकी लगाये ) सम्मुख होकर श्रीरामजीकी 
ओर देख रहे हैं॥ ११५८ ( ग )॥ 

श्रीरघधुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा 
लिया। तदनन्तर मन-ही-मन विप्रचरणोंमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर 
विमान चलाया॥ १॥ 

विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्रीरघुवीरकी जय 
कह रहे हैं। विमानमें एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है। उसपर 
सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥ २॥ 

पत्नीसहित श्रीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरुके शिखरपर 
बिजलीसहित श्याम मेघ हो। सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चला। देवता 
हर्षित हुए और उन्होंने फूलोंकी वर्षा की ॥ ३॥ 

अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्धित ) 
वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियोंका जल निर्मल हो गया। 
चारों ओर सुन्दर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और 
दिशाएँ निर्मल हैं॥ ४॥ 

श्रीरघुवीरने कहा--हे सीते! रणभूमि देखो। लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको 
जीतनेवाले मेघनादको मारा था। हनुमान्‌ और अंगदके मारे हुए ये भारी- 
भारी निशाचर रणभूमिमें पड़े हैं॥ ५॥ 

देवताओं और मुनियोंको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों 
भाई यहाँ मारे गये॥ ६॥ 

मैंने यहाँ पुल बाँधा ( बँधवाया ) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना 
की। तदनन्तर कृपानिधान श्रीरामजीने सीताजीसहित अश्रीरामेश्वर महादेवको 
प्रणाम किया॥ ११५९ ( क )॥ 

वनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीनी निवास और विश्राम 
किया था, वे सब स्थान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम 
बतलाये॥ ११९ ( ख )॥ 

विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था, 
और अगस्त्य आदि बहुत-से मुनिराज रहते थे। श्रीरामजी इन सबके 
स्थानोंमें गये॥ १॥ 

सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये। 
वहाँ मुनियोंको सन्‍्तुष्ट किया। [ फिर] विमान वहाँसे आगे तेजीके 


* लड्ढाकाण्ड * ण्२५ 


साथ चला॥ २॥ 

फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलियुगके पापोंका हरण करनेवाली 
सुहावनी यमुनाजीके दर्शन कराये। फिर पवित्र गड्डाजीके दर्शन किये। 
श्रीरामजीने कहा--हे सीते! इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ ॥ 

फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके 
पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणीजीके दर्शन करो, 
जो शोकोंको हरनेवाली और श्रीहरिके परम धाम [ पहुँचने ] के लिये 
सीढ़ीके समान है। फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो, 
जो तीनों प्रकारके तापों और भव ( आवागमनरूपी ) रोगका नाश 
करनेवाली है॥ ४-५ ॥ 

यों कहकर कृपालु श्रीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम 
किया। सजलनेत्र और पुलकितशरीर होकर श्रीरामजी बार-बार हर्षित हो 
रहे हैं॥ १२० ( क )॥ 

फिर त्रिवेणीमें आकर प्रभुने हर्षित होकर स्त्रान किया और वानरोंसहित 
ब्राह्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये॥ १२० ( ख )॥ 

तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर कहा--तुम ब्रह्मचारीका रूप 
धरकर अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी कुशल सुनाना और उनका 
समाचार लेकर चले आना॥ १॥ 

पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये। तब प्रभु भरद्वाजजीके पास 
गये। मुनिने [ इष्टबुब्द्धेसि ] उनकी अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति 
की और फिर [ लीलाकी दृष्टिसे |] आशीर्वाद दिया॥ २॥ 

दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु 
विमानपर चढ़कर फिर (आगे ) चले। यहाँ जब निषादराजने सुना कि 
प्रभु आ गये, तब उसने “नाव कहाँ है? नाव कहाँ है?' पुकारते हुए 
लोगोंको बुलाया॥ ३॥ 

इतनेमें ही विमान गड्भजाजीको लाँघकर [ इस पार ] आ गया और प्रभुकी 
आज्ञा पाकर वह किनारेपर उतरा। तब सीताजी बहुत प्रकारसे गड़गाजीकी 
पूजा करके फिर उनके चरणोंपर गिरी ॥ ४॥ 

गड़ाजीने मनमें हर्षित होकर आशीर्वाद दिया--हे सुन्दरी! तुम्हारा 
सुहाग अखण्ड हो। भगवान्‌के तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषादराज 
गुह प्रेममें विह्लल होकर दौड़ा। परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह प्रभुके 
समीप आया, ॥ ५॥ 

और श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह |[ आनन्द-समाधिमें मग्न 
होकर ] पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे शरीरकी सुधि न रही। श्रीरघुनाथजीने उसका 
परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्षके साथ हृदयसे लगा लिया॥ ६॥ 


५२६ * रामचरितमानस * 


सुजानोंके राजा (शिरोमणि ), लक्ष्मीकान्त, कृपानिधान भगवान्‌ने 
उसको हृदयसे लगा लिया और अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह 
विनती करने लगा--आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी और शड्डूरजीसे सेवित 
हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम ! हे पूर्णकाम 
श्रीरामजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ॥ १॥ 

सब प्रकारसे नीच उस निषादको भगवानने भरतजीकी भाँति हृदयसे 
लगा लिया। तुलसीदासजी कहते हैं--इस मन्दबुद्धिने ( मैंने) मोहवश उस 
प्रभुको भुला दिया। रावणके शत्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही 
श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न करनेवाला है। यह कामादि विकारोंका 
हरनेवाला और [ भगवान्‌के स्वरूपका ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है। 
देवता, सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं॥ २॥ 

जो सुजान लोग श्रीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको सुनते 
हैं, उनको भगवान्‌ नित्य विजय, विवेक और विभूति (ऐश्वर्य ) देते 
हैं॥ १२१ ( क )॥ 

अरे मन! विचार करके देख! यह कलिकाल पापोंका घर है। इसमें 
श्रीरधुनाथजीके नामको छोड़कर |[ पापोंसे बचनेके लिये ] दूसरा कोई 
आधार नहीं है॥ १२१ ( ख )॥ 


मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 


कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह छठा सोपान समाप्त हुआ। 


( लड्ढाकाण्ड समाप्त ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानसस 


सप्तम सोपान 


मोरके कण्ठकी आभाके समान ( हरिताभ ) नीलवर्ण, देवताओमें श्रेष्ठ, 
ब्राह्मण ( भगुजी ) के चरणकमलके चिह्सले सुशोभित, शोभासे पूर्ण, 
पीताम्बरधारी, कमलनेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथोंमें बाण और धनुष धारण 
किये हुए, वानरसमूहसे युक्त, भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, 
श्रीजानकीजीके पति, रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पफविमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको मैं 
निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥ १॥ 

कोसलपुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमल दोनों 
चअरणकमल ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं, श्रीजानकीजीके 
करकमलोंसे दुलराये हुए हैं और चिन्तन करनेवालेके मनरूपी भौरेके 
नित्य संगी हैं अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंका मनरूपी भ्रमर सदा उन 
चअरणकमलोंमें बसा रहता है॥ २॥ 

कुन्दके फूल, चन्द्रमा और शद्भ॒ुके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी 
श्रीपार्ववीजीके पति, वाड्छित फलके देनेवाले, [ दुःखिवयोंपर सदा ] दया 
करनेवाले, सुन्दर कमलके समान ननेत्रवाले, कामदेवसे छुड़ानेवाले, 
[ कल्याणकारी ] श्रीशड्भूरजीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३॥ 

[ श्रीरामजीके लौटनेकी ] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया, 
अतएव नगरके लोग बहुत आतुर ( अधीर ) हो रहे हैं। रामके वियोगमें दुबले 
हुए स्त्री-पुरुष जहाँ-तहाँ सोच (विचार ) कर रहे हैं [ कि क्‍या बात है, 
श्रीरामजी क्‍यों नहीं आये ]। 

इतनेमें ही सब सुन्दर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गये। 
नगर भी चारों ओरसे रमणीक हो गया। मानो ये सब-के-सब चिह्न प्रभुके 
[ शुभ ] आगमनको जना रहे हैं। 


५२८ * रामचरितमानस * 


कौसल्या आदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जैसे अभी कोई 
कहना ही चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आ गये। 

भरतजीकी दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार-बार फड़क रही है। इसे 
शुभ शकुन जानकर उनके मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे-- 

प्राणोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही 
भरतजीके मनमें अपार दुःख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ? प्रभुने 
कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया ?2॥ १॥ 

अहा हा! लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीके 
अरणारविन्दके प्रेमी हैं ( अर्थात्‌ उनसे अलग नहीं हुए )। मुझे तो प्रभुने कपटी 
और कुटिल पहचान लिया, इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया!॥ २॥ 

[ बात भी ठीक ही है, क्‍योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें, तो 
सौ करोड़ ( असंख्य ) कल्पोंतक भी मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो 
सकता। [ परन्तु आशा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण कभी नहीं 
मानते। वे दीनबन्धु हैं और अत्यन्त ही कोमल स्वभावके हैं॥ ३॥ 

अतएव मेरे हृदयमें ऐसा पक्का भरोसा है कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे, 
[ क्योंकि ] मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किन्तु अवधि बीत जानेपर यदि 
मेरे प्राण रह गये तो जगतमें मेरे समान नीच कौन होगा 2॥ ४॥ 

श्रीरामजीके विरह-समुद्रमें भरतजीका मन डूब रहा था, उसी समय 
पवनपुत्र हनुमानजी ब्राह्मणका रूप धरकर इस प्रकार आ गये, मानो | उन्हें 
डूबनेसे बचानेके लिये | नाव आ गयी हो ॥ १ (क )॥ 

हनुमानजीने दुर्बलशरीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये, राम! राम! 
रघुपति! जपते और कमलके समान ननेत्रोंसे [ प्रेमाभुओंका ] जल बहाते 
कुशके आसनपर बैठे देखा॥ १ ( ख )॥ 

उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुएं। उनका शरीर पुलकित 
हो गया, नेत्रोंसे [ प्रेमा भ्रुओंका ] जल बरसने लगा। मनमें बहुत प्रकारसे 
सुख मानकर वे कानोंके लिये अमृतके समान वाणी बोले--- ॥ १॥ 

जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते (घुलते ) रहते हैं और जिनके 
गुण-समूहोंकी पंक्तियोंको आप निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुलके 
तिलक, सज्जनोंको सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक 
श्रीरामजी सकुशल आ गये॥ २॥ 

शत्रुको रणमें जीतकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता 
उनका सुन्दर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही [ भरतजीको ] सारे दुःख 
भूल गये। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूल जाय ॥ ३॥ 

[ भरतजीने पूछा--- ] हे तात! तुम कौन हो ? और कहाँसे आये हो ? [ जो ] 
तुमने मुझको [ ये ] परम प्रिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) वचन सुनाये। 


* उत्तरकाण्ड * ५२९ 


[ हनुमानूजीने कहा-- ] हे कृपानिधान! सुनिये, मैं पवनका पुत्र और 
जातिका वानर हूँ; मेरा नाम हनुमान्‌ है।॥ ४॥ 

मैं दीनोंके बन्धु श्रीरघुनाथजीका दास हूँ। यह सुनते ही भरतजी उठकर 
आदरपूर्वक हनुमानूजीसे गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदयमें नहीं 
समाता। नेत्रोंसे [ आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जल बहने लगा और 
शरीर पुलकित हो गया।॥ ५ ॥ 

[ भरतजीने कहा-- ] हे हनुमान! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समाप्त 
हो गये ( दुःखोंका अन्त हो गया )। [ तुम्हारे रूपमें |] आज मुझे प्यारे रामजी 
ही मिल गये। भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ और कहा-- ] हे भाई! 
सुनो, [ इस शुभ संवादके बदलेमें ] तुम्हें क्‍या दूँ ?॥ ६॥ 

इस सन्देशके समान ( इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ ) जगत्‌में कुछ भी 
नहीं है, मैंने यह विचार कर देख लिया है।[ इसलिये ] हे तात! मैं तुमसे किसी 
प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभुका चरित्र ( हाल ) सुनाओ॥ ७॥ 

तब हनुमानजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीकी सारी 
गुणगाथा कही। [ भरतजीने पूछा--- ] हे हनुमान! कहो, कृपालु स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी कभी मुझे अपने दासकी तरह याद भी करते हैं 2॥ ८ ॥ 

रघुवंशके भूषण श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण 
करते रहे हैं ? भरतजीके अत्यन्त नम्न वचन सुनकर हनुमानजी पुलकित शरीर 
होकर उनके चरणोंपर गिर पड़े | और मनमें विचारने लगे कि ] जो चराचरके 
स्वामी हैं वे श्रीरघुजवीर अपने श्रीमुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं, 
वे भरतजी ऐसे विनप्र, परम पवित्र और सदगुणोंके समुद्र क्‍यों न हों ? 

[ हनुमानूजीने कहा--- ] हे नाथ! आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय 
हैं, हे तात! मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, 
हृदयमें हर्ष समाता नहीं है॥ २ ( क )॥ 

फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंत ही श्रीरामजीके 
पास [ लौट ] गये और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित 
होकर विमानपर चढ़कर चले॥ २ ( ख )॥ 

इधर भरतजी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरीमें आये और उन्होंने गुरुजीको 
सब समाचार सुनाया। फिर राजमहलमें खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी 
कुशलपूर्वक नगरको आ रहे हैं॥ १॥ 

खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दौड़ीं। भरतजीने प्रभुकी कुशल कहकर 
सबको समझाया। नगरनिवासियोंने यह समाचार पाया, तो स्त्री-पुरुष सभी 
हर्षित होकर दौड़े॥ २॥ 

[ श्रीरामजीके स्वागतके लिये ] दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मड़लके 
मूल नवीन तुलसीदल आदि वस्तुएँ सोनेके थालोंमें भर-भरकर हथिनीकी-सी 


७३० * रामचरितमानस * 


चालवाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ [ उन्हें लेकर ] गाती हुई चलीं॥ ३॥ 

जो जैसे हैं ( जहाँ जिस दशामें हैं ) वे वैसे ही ( वहींसे उसी दशामें ) उठ 
दौड़ते हैं।[ देर हो जानेके डरसे ] बालकों और बूढ़ोंको कोई साथ नहीं लाते। 
एक दूसरेसे पूछते हैं-- भाई! तुमने दयालु श्रीरघुनाथजीको देखा है ?॥ ४॥ 

प्रभुकोी आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गयी। तीनों 
प्रकारकी सुन्दर वायु बहने लगी। सरयूजी अति निर्मल जलवाली हो गयीं 
( अर्थात्‌ सरयूजीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया )॥ ५ ॥ 

गुरु वसिष्ठजी, कुटुम्बी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणोंके समूहके साथ 
हर्षित होकर भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे कृपाधाम श्रीरामजीके सामने 
( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके लिये ) चले॥ ३ ( क )॥ 

बहुत-सी स्त्रियाँ अटारियोंपर चढ़ीं आकाशमें विमान देख रही हैं और उसे 
देखकर हर्षित होकर मीठे स्वरसे सुन्दर मड्गलगीत गा रही हैं॥ ३ ( ख)॥ 

श्रीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं, तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस 
पूर्णचन्द्रको देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है [| इधर- 
उधर दौड़ती हुई ] स्त्रियाँ उसकी तरड्रोंके समान लगती हैं॥ ३ (ग )॥ 

यहाँ ( विमानपरसे ) सूर्यकुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य 
श्रीरामजी वानरोंको मनोहर नगर दिखला रहे हैं। [ वे कहते हैं-- ] हे 
सुग्रीव! हे अंगद! हे लंकापति विभीषण! सुनो। यह पुरी पवित्र है और 
यह देश सुन्दर है॥ १॥ 

यद्यपि सबने वैकुण्ठकी बड़ाई की है--यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है 
और जगत्‌ जानता है, परन्तु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। 
यह बात ( भेद ) कोई-कोई ( विरले ही ) जानते हैं ॥ २॥ 

यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशामें [| जीवोंको ] 
पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्त्रान करनेसे मनुष्य बिना ही 
परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥ ३॥ 

यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुखकी राशि और मेरे 
'परमधामको देनेवाली है। प्रभुकी वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए | और 
कहने लगे कि ] जिस अवधकी स्वयं श्रीरामजीने बड़ाई की, वह [| अवश्य ही ] 
धन्य है॥ ४॥ 

कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोंको आते देखा, तो प्रभुने 
विमानको नगरके समीप उतरनेकी प्रेरणा की | तब वह पृथ्वीपर उतरा ॥ ४ ( क )॥ 

विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पफफ्विमानसे कहा कि तुम अब कुबेरके पास 
जाओ। श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह चला; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेका ] 
हर्ष है और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त दुःख भी॥ ४ ( ख )॥ 

भरतजीके साथ सब लोग आये। श्रीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर 


* उत्तरकाण्ड * ५३१९ 


दुबले हो रहे हैं। प्रभुने वामदेव, वसिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठोंको देखा, तो उन्होंने 
धनुष-बाण पृथ्वीपर रखकर-- ॥ १॥ 

छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; 
उनके रोम-रोम अत्यन्त पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वसिष्ठजीने [ उठाकर ] 
उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। [ प्रभुने कहा--- ] आपहीकी दयामें हमारी 
कुशल है॥ २॥ 

धर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने सब 
बराह्मणोंसे मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरतजीने प्रभुके वे 
चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शटड्भूरजी और ब्रह्माजी [ भी ] 
नमस्कार करते हैं॥ ३॥ 

भरतजी पृथ्वीपर पड़े हैं, उठाये उठते नहीं। तब कृपासिंधु श्रीरामजीने 
उन्हें जबर्दस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया। [ उनके ] साँवले शरीरपर रोएँ 
खड़े हो गये। नवीन कमलके समान नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंके |] जलकी बाढ़ 
आ गयी॥ ४॥ 

कमलके समान नेत्रोंसे जल बह रहा है। सुन्दर शरीरमें पुलकावली 
[ अत्यन्त ] शोभा दे रही है। त्रिलोकीके स्वामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई 
भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे हदयसे लगाकर मिले। भाईसे मिलते समय प्रभु 
जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और 
श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभाको प्राप्त हुएु॥ १॥ 

कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं; परन्तु आनन्दवश 
भरतजीके मुखसे वचन शीघ्र नहीं निकलते। [ शिवजीने कहा-- ] हे 
पार्वती! सुनो, वह सुख ( जो उस समय भरतजीको मिल रहा था) वचन 
और मनसे परे है; उसे वही जानता है जो उसे पाता है।[ भरतजीने कहा -- ] 
हे कोसलनाथ! आपने आरत्त ( दुःखी ) जानकर दासको दर्शन दिये, इससे अब 
कुशल है। विरहसमुद्रमें डूबते हुए मुझको कृपानिधानने हाथ पकड़कर 
बचा लिया!॥ २॥ 

फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्नजीको हृदयसे लगाकर उनसे मिले। तब 
लक्ष्मणजी और भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले।॥ ५ ॥ 

फिर लक्ष्मणजी श्त्रुल्नजीसे गले लगकर मिले और इस प्रकार विरहसे 
उत्पन्न दुःसह दुःखका नाश किया। फिर भाई शरत्रुश्नजीसहित भरतजीने 
सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया॥ १॥ 

प्रभुकोी देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोगसे उत्पन्न 
सब दुःख नष्ट हो गये। सब लोगोंको प्रेमविहोल [| और मिलनेके लिये 
अत्यन्त आतुर ] देखकर खरके शत्रु कृपालु श्रीरामजीने एक चमत्कार 
किया॥ २॥ 


७५३२ * रामचरितमानस * 


उसी समय कृपालु श्रीरामजी असंख्य रूपोंमें प्रकट हो गये और सबसे 
[ एक ही साथ ] यथायोग्य मिले। श्रीरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसे देखकर सब 
नर-नारियोंको शोकसे रहित कर दिया॥ ३॥ 

भगवान्‌ क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये। हे उमा! यह रहस्य किसीने नहीं 
जाना। इस प्रकार शील और गुणोंके धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके 
आगे बढ़े ॥ ४॥ 

कौसल्या आदि माताएँ ऐसे दौड़ीं मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने बछड़ोंको 
देखकर दौड़ी हों ॥ ५ ॥ 

मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने छोटे बछड़ोंको घरपर छोड़ परवश 
होकर वनमें चरने गयी हों और दिनका अन्त होनेपर [ बछड़ोंसे मिलनेके 
लिये ] हुंकार करके थनसे दूध गिराती हुई नगरकी ओर दोौड़ी हों। प्रभुने 
अत्यन्त प्रेमसे सब माताओंसे मिलकर उनसे बहुत प्रकारके कोमल वचन 
कहे। वियोगसे उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गयी और सबने | भगवान्‌से 
मिलकर और उनके वचन सुनकर ] अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये। 

सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति 
जानकर उनसे मिलीं। श्रीरामजीसे मिलते समय कैकेयीजी हृूदयमें बहुत 
सकुचायीं ॥ ६ ( क )॥ 

लक्ष्मणजी भी सब माताओंसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। 
वे कैकेयीजीसे बार-बार मिले, परन्तु उनके मनका क्षोभ (रोष ) नहीं 
जाता॥ ६ ( ख )॥ 

जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं और उनके चरणों लगकर उन्हें 
अत्यन्त हर्ष हुआ। सासुएँ कुशल पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा 
सुहाग अचल हो ॥ १॥ 

सब माताएँ श्रीरघुनाथजीका कमल-सा मुखड़ा देख रही हैं। | नेत्रोंसे 
प्रेमके आँसू उमड़े आते हैं, परन्तु ] मड्गरलका समय जानकर वे आँसुओंके 
जलको ननेत्रोंमें ही रोक रखती हैं। सोनेके थालसे आरती उतारती हैं और बार- 
बार प्रभुके श्रीअड्रोंकी ओर देखती हैं।। २॥ 

अनेकों प्रकारसे निछावरें करती हैं और हृदयमें परमानन्द तथा हर्ष 
भर रही हैं । कौसल्याजी बार-बार कृपाके समुद्र और रणधीर श्रीरघुवीरको देख 
रही हैं॥ ३॥ 

वे बार-बार हृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावणको कैसे 
मारा ? मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्ध्धा 
और महान्‌ बली थे॥ ४॥ 

लक्ष्मणजी और सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं। 
उनका मन परमानन्दमें मग्र हे और शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है॥ ७॥ 


* उत्तरकाण्ड * ७३९३ 


लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान्‌ और अंगद 
तथा हनुमानजी आदि सभी उत्तम स्वभाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर 
शरीर धारण कर लिये॥ १॥ 

वे सब भरतजीके प्रेम, सुन्दर स्वभाव, | त्यागके ] ब्रत और नियमोंकी 
अत्यन्त प्रेमसे आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। और नगरनिवासियोंकी | प्रेम, 
शील और विनयसे पूर्ण ] रीति देखकर वे सब प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेमकी 
सराहना कर रहे हैं॥ २॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया और सबको सिखाया कि 
मुनिके चरणोंमें लगो। ये गुरू वसिष्ठजी हमारे कुलभरके पूज्य हैं। इन्हींकी 
कृपासे रणमें राक्षस मारे गये हैं।॥ ३ ॥ 

[ फिर गुरुजीसे कहा-- ] हे मुनि! सुनिये। ये सब मेरे सखा हैं। ये 
संग्रामरूपी समुद्रमें मेरे लिये बेड़े ( जहाज ) के समान हुए। मेरे हितके लिये 
इन्होंने अपने जन्मतक हार दिये ( अपने प्राणोंतकको होम दिया )। ये मुझे 
भरतसे भी अधिक प्रिय हैं।॥ ४॥ 

प्रभुके वचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दमें मग्र हो गये। इस प्रकार 
पल-पलमें उन्हें नये-नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं॥ ५॥ 

फिर उन लोगोंने कौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये। कौसल्याजीने 
हर्षित होकर आशिषें दीं | और कहा--- ] तुम मुझे रघुनाथके समान प्यारे 
हो॥८ (क )॥ 

आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले, आकाश फूलोंकी वृष्टिसे 
छा गया। नगरके स्त्री-पुरुषोंके समूह अटारियोंपर चढ़कर उनके दर्शन कर 
रहे हैं॥ ८ ( ख)॥ 

सोनेके कलशोंको विचित्र रीतिसे [| मणि-रत्नादिसे ] अलंकृत कर और 
सजाकर सब लोगोंने अपने-अपने दरवाजोंपर रख लिया। सब लोगोंने 
मड़लके लिये बंदनवार, ध्वजा और पताकाएँ लगायीं॥ १॥ 

सारी गलियाँ सुगन्धित द्रवोंसे सिंचायी गयीं। गजमुक्ताओंसे रचकर 
बहुत-सी चौकें पुरायी गयीं। अनेकों प्रकारके सुन्दर मड्भरल-साज सजाये 
गये और हर्षपूर्वक नगरमें बहुत-से डंके बजने लगे॥ २॥ 

स्त्रियाँ जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं, और हृदयमें हर्षित होकर आशीर्वाद 
देती हैं। बहुत-सी युवती [ सौभाग्यवती ] स्त्रियाँ सोनेके थालोंमें अनेकों 
प्रकारकी आरती सजकर मड्ुलगान कर रही हैं॥ ३ ॥ 

वे आर्तिहर (दुःखोंको हरनेवाले) और सूर्यकुलरूपी कमलवनके 
प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरीामजीकी आरती कर रही हैं। नगरकी 
शोभा, सम्पत्ति और कल्याणका वेद, शेषजी और सरस्वतीजी वर्णन 
करते हैं--- ॥ ४॥ 


"३४ * रामचरितमानस * 


परन्तु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं ( स्तम्भित हो रहते 
हैं )। | शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! तब भला मनुष्य उनके गुणोंको कैसे 
कह सकते हैं॥ ५॥ 

स्त्रियाँ कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्रीरघुनाथजीका विरह 
सूर्य है [ इस विरह-सूर्यके तापसे वे मुझा गयी थीं ]। अब उस 
विरहरूपी सूर्यके अस्त होनेपर श्रीरामरूपी पूर्णचन्द्रको निरखकर वे रित्रल 
उठीं॥९( क )॥ 

अनेक प्रकारके शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं। 
नगरके पुरुषों और स्त्रियोंको सनाथ (९ दर्शनद्वारा कृतार्थ ) करके भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी महलको चले॥ ९ ( ख )॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे भवानी! प्रभुने जान लिया कि माता कैकेयी 
लज्जित हो गयी हैं। [| इसलिये ] वे पहले उनन्‍्हींके महलको गये और उन्हें 
समझा-बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्रीहरिने अपने महलको गमन 
किया॥ १॥ 

कृपाके समुद्र श्रीरीमजी जब अपने महलको गये, तब नगरके स्त्री-पुरुष 
सब सुखी हुए। गुरु वसिष्ठजीने ब्राह्मणोंको बुला लिया [ और कहा-- ] 
आज शुभ घड़ी, सुन्दर दिन आदि सभी शुभ योग हैं॥ २॥ 

आप सब ब्राह्माण हर्षित होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी 
सिंहासनपर विराजमान हों। वसिष्ठ मुनिके सुहावने वचन सुनते ही सब 
ब्राह्मणोंको बहुत ही अच्छे लगे॥ ३॥ 

वे सब अनेकों ब्राह्णोाण कोमल वचन कहने लगे कि श्रीरामजीका 
राज्याभिषेक सम्पूर्ण जगत्‌को आनन्द देनेवाला है। हे मुनिश्रेष्ठ) अब विलम्ब 
न कीजिये और महाराजका तिलक शीघ्र कीजिये।॥ ४ ॥ 

तब मुनिने सुमन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही 
जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाये;॥ १० ( क )॥ 

और जहाँ-तहाँ [ सूचना देनेवाले ] दूतोंको भेजकर माड्रलिक वस्तुएँ मँगाकर 
फिर हर्षके साथ आकर वसिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया॥ १० ( ख )॥ 

नवाह्नपारायण, आठवों विश्राम 

अवधपुरी बहुत ही सुन्दर सजायी गयी। देवताओंने पुष्पोंकी वर्षाकी 
झड़ी लगा दी। श्रीरामचन्द्रजीने सेवकोंको बुलाकर कहा कि तुमलोग जाकर 
पहले मेरे सखाओंको स्त्रान कराओ॥ १॥ 

भगवान्‌के वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने 
सुग्रीवादिको स्त्रान कराया। फिर करुणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया 
और उनकी जटाओको अपने हाथोंसे सुलझाया ॥ २॥ 


* उत्तरकाण्ड * ज३७ 


तदनन्तर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्रीरघुनाथजीने तीनों भाइयोंको स्त्रान 
कराया। भरतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेषजी भी 
नहीं कर सकते ॥ ३॥ 

फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोलीं और गुरुजीकी आज्ञा माँगकर 
स्न्रान किया। स्त्रान करके प्रभुने आभूषण धारण किये। उनके [ सुशोभित ] 
अड्डरोंको देखकर सैकड़ों ( असंख्य ) कामदेव लजा गये॥ ४॥ 

[ इधर ] सासुओंने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही स्त्रान कराके 
उनके अड्भ-अड़में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभाँति सजा दिये 
( पहना दिये )॥ ११५ ( क )॥ 

श्रीरामके बायीं ओर रूप और गुणोंकी खान रमा ( श्रीजानकीजी ) शोभित 
हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएँ अपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर 
हर्षित हुईं॥ ११ ( ख )॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे पक्षिराज गरुड़जी! सुनिये; उस 
समय ब्रह्माजी, शिवजी और मुनियोंके समूह तथा विमानोंपर 
चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवानके दर्शन करनेके लिये 
आये॥ ११ ( ग )॥ 

प्रभुको देखकर मुनि वसिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही 
दिव्य सिंहासन मँगवाया, जिसका तेज सूर्यके समान था। उसका सौन्दर्य 
वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणोंको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर 
विराज गये॥ १॥ 

श्रीजानकीजीके सहित श्रीरघुनाथजीको देखकर मुनियोंका समुदाय 
अत्यन्त ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया। 
आकाशमें देवता और मुनि “जय हो, जय हो” ऐसी पुकार करने 
लगे॥ २॥ 

[ सबसे ] पहले मुनि वसिष्ठजीने तिलक किया। फिर उन्होंने सब 
ब्राह्मणोंको [| तिलक करनेकी ] आज्ञा दी। पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर 
माताएँ हर्षित हुई और उन्होंने बार-बार आरती उतारी॥ ३॥ 

उन्होंने ब्राह्रोणॉंको अनेकों प्रकारके दान दिये और सम्पूर्ण 
याचकोंको अयाचक बना दिया ( मालामाल कर दिया )। त्रिभुवनके स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजीको [ अयोध्याके ] सिंहासनपर [ विराजित ] देखकर देवताओंने 
नगाड़े बजाये॥ ४॥ 

आकाशमें बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं। गन्धर्व और किन्नर गा 
रहे हैं। अप्सराओंके झुंड-के-झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि 
परमानन्द प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्नजी, विभीषण, 
अड्भद, हनुमानू्‌ और सुग्रीव आदिसहित क्रमश: छत्र, चँवर, पंखा, 


७५३६ * रामचरितमानस * 


धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए सुशोभित हैं।॥ १॥ 

श्रीसीताजीसहित सूर्यवंशके विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों 
कामदेवोंकी छबि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर श्याम 
शरीरपर पीताम्बर देवताओंके मनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद 
आदि विचित्र आभूषण अड्भग-अड्डमें सजे हुए हैं। कमलके समान नेत्र हैं, चौड़ी 
छाती है और लंबी भुजाएँ हैं; जो उनके दर्शन करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। २॥ 

हे पछ्चिराज गरुड़जी! वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते 
नहीं बनता। सरस्वतीजी, शेषजी और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं, 
और उसका रस ( आनन्द ) महादेवजी ही जानते हैं॥ १२( क )॥ 

सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चले गये। तब 
भाटोंका रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे॥ १२ ( ख )॥ 

कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभुने [ उन्हें पहचानकर ] उनका बहुत ही आदर किया। 
इसका भेद किसीने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे॥ १२ (ग )॥ 

हे सगुण और निर्गुणरूप! हे अनुपम रूप-लावण्ययुक्त! हे राजाओंके 
शिरोमणि! आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रबल और दुष्ट 
निशाचरोंको अपनी भुजाओंके बलसे मार डाला। आपने मनुष्य-अवतार लेकर 
संसारके भारको नष्ट करके अत्यन्त कठोर दुःखोंको भस्म कर दिया। हे दयालु! 
हे शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्रभो! आपकी जय हो। में शक्ति ( सीताजी )- 
सहित शक्तिमान्‌ आपको नमस्कार करता हूँ॥ १॥ 

हे हरे! आपकी दुस्तर मायाके वशीभूत होनेके कारण देवता, राक्षस, नाग, 
मनुष्य और चर, अचर सभी काल, कर्म और गुणोंसे भरे हुए ( उनके वशीभूत 
हुए ) दिन-रात अनन्त भव ( आवागमन ) के मार्गमें भटक रहे हैं। हे नाथ! 
इनमेंसे जिनको आपने कृपा करके (९ कृपादृष्टिसे ) देख लिया, वे [| मायाजनित ] 
तीनों प्रकारके दुःखोंसे छूट गये। हे जन्म-मरणके श्रमको काटनेमें कुशल 
श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये। हम आपको नमस्कार करते हैं॥२॥ 

जिन्होंने मिथ्या ज्ञानके अभिमानमें विशेषरूपसे मतवाले होकर जन्म- 
मृत्यु [ के भय ] को हरनेवाली आपकी भक्तिका आदर नहीं किया, हे हरि! 
उन्हें देवदुर्लभ ( देवताओंको भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, ब्रह्मा 
आदिके ) पदको पाकर भी हम उस पदसे नीचे गिरते देखते हैं। | परन्तु ] 
जो सब आशाओको छोड़कर आपपर विश्वास करके आपके दास हो रहते 
हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागरसे तर जाते 
हैं।हे नाथ! ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं ॥ ३ ॥ 

जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणोंकी 
कल्याणमयी रजका स्पर्श पाकर [ शिला बनी हुई ] गौतमऋषिकी पत्नी 
अहल्या तर गयी; जिन चरणोंके नखसे मुनियोंद्वारा वन्दित, त्रैलोक्यको 


* उत्तरकाण्ड * ७५३७ 


पवित्र करनेवाली देवनदी गड़ााजी निकलीं और ध्वजा, वज्र, अंकुश और 
कमल, इन चिह्लोंसे युक्त जिन चरणोंमें वनमें फिरते समय काँटे चुभ जानेसे 
घट्ठे पड़ गये हैं; हे मुकुन्द! हे राम! हे रमापति! हम आपके उन्हीं दोनों 
चअरणकमलोंको नित्य भजते रहते हैं॥ ४॥ 

वेद-शास्त्रोंने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति ) है; जो 
[ प्रवाहरूपसे ] अनादि है; जिसके चार त्वचाएँ, छः: तने, पच्चीस शाखाएँ और 
अनेकों पत्ते और बहुत-से फूल हैं; जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकारके फल 
लगे हैं; जिसपर एक ही बेल है, जो उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये 
पत्ते और फूल निकलते रहते हैं; ऐसे संसारवृक्षस्वसूप ( विश्वरूपमें प्रकट ) 
आपको हम नमस्कार करते हैं।॥ ५ ॥ 

ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वेत है, केवल अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे 
परे है--जो [ इस प्रकार कहकर उस ] ब्रह्मका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें 
और जाना करें, किन्तु हे नाथ! हम तो नित्य आपका सगुण यश होी गाते हैं। 
हे करुणाके धाम प्रभो! हे सदगुणोंकी खान! हे देव! हम यह वर माँगते हैं कि मन, 
वचन और कर्मसे विकारोंको त्यागकर आपके चरणोंमें ही प्रेम करें।। ६ ॥ 

वेदोंने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की। फिर वे अन्‍न्तर्धान हो गये और 
बरह्ालोकको चले गये॥ १३ ( क )॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--- ] हे गरुड़जी! सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये 
जहाँ श्रीरघुवीर थे और गढ़द वाणीसे स्तुति करने लगे। उनका शरीर 
पुलकावलीसे पूर्ण हो गया--- ॥ १३ ( ख )॥ 

हे राम! हे रमारमण ( लक्ष्मीकान्त )! हे जन्म-मरणके संतापका नाश 
करनेवाले! आपकी जय हो; आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेवककोी रक्षा 
कीजिये। हे अवधपति! हे देवताओंके स्वामी! हे रमापति! हे विभो! मैं 
शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये।॥ १॥ 

हे दस सिर और बीस भुजाओंवाले रावणका विनाश करके पृथ्वीके सब 
महान्‌ रोगों ( कष्टों ) को दूर करनेवाले श्रीरामजी! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे 
थे, वे सब आपके बाणरूपी अग्निके प्रचण्ड तेजसे भस्म हो गये॥ २॥ 

आप पृथ्वीमण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण, धनुष 
और तरकस धारण किये हुए हैं। महान्‌ मद, मोह और ममतारूपी रात्रिके 
अन्धकारसमूहके नाश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय किरणसमूह हैं।॥ ३ ॥ 

कामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमें कुभोगरूपी बाण मारकर 
उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ! हे | पाप-तापका हरण करनेवाले ] हरे! उसे मारकर 
विषयरूपी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवोंकी रक्षा कीजिये॥ ४॥ 

लोग बहुत-से रोगों और वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं। ये सब आपके 
चरणोंके निरादरके फल हैं। जो मनुष्य आपके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं 


५३८ * रामचरितमानस * 


करते, वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं॥ ५॥ 

जिन्हें आपके चरणकमलोमें प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलिन 
( उदास ) और दुःखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है, 
उनको संत और भगवान्‌ सदा प्रिय लगने लगते हैं॥ ६॥ 

उनमें न राग ( आसक्ति ) है, न लोभ; न मान है, न मद। उनको सम्पत्ति ( सुख ) 
और विपत्ति ( दुःख ) समान है। इसीसे मुनिलोग योग ( साधन ) का भरोसा सदाके 
लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके साथ आपके सेवक बन जाते हैं॥ ७॥ 

वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हदयसे आपके चरणकमलोंकी 
सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदरको समान मानकर वे सब संत 
सुखी होकर पृथ्वीपर विचरते हैं। ८ ॥ 

हे मुनियोंके मनरूपी कमलके भ्रमर! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय 
श्रीरघुवीर! मैं आपको भजता हूँ ( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ )। हे हरि! 
आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म- 
मरणरूपी रोगकी महान्‌ औषध और अभिमानके शत्रु हैं॥ ९॥ 

आप गुण, शील और कृपाके परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं 
आपको निरन्तर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनन्दन! [ आप जन्म-मरण, सुख-दुःख, 
राग-द्वेषादि ] द्वन्द्र-समूहोंका नाश कीजिये। हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले 
राजन्‌! इस दीन जनकी ओर भी दृष्टि डालिये॥ १०॥ 

मैं आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोंकी 
अचलभक्ति और आपके भक्तोंका सत्सड़ सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते! हर्षित 
होकर मुझे यही दीजिये।॥ १४ ( क )॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करके उमापति महादेवजी हर्षित होकर 
कैलासको चले गये। तब प्रभुने वानरोंको सब प्रकारसे सुख देनेवाले डेरे 
दिलवाये॥ १४ ( ख )॥ 

हे गरुड़जी! सुनिये, यह कथा [ सबको ] पवित्र करनेवाली है, [ दैहिक, 
देैविक, भौतिक ] तीनों प्रकारके तापोंका और जन्म-मृत्युके भयका नाश 
करनेवाली है। महाराज श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणमय राज्याभिषेकका 
अरित्र | निष्कामभावसे ] सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं॥ १॥ 

और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके 
सुख और सम्पत्ति पाते हैं। वे जगतूमें देवदुर्लभ सुखोंको भोगकर 
अन्तकालमें श्रीरघुनाथजीके परमधामको जाते हैं।॥। २॥ 

इसे जो जीवन्मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे [ क्रमशः ] भक्ति, 
मुक्ति और नवीन सम्पत्ति ( नित्य नये भोग ) पाते हैं। हे पक्षिराज गरुड़जी! 
मैंने अपनी बुद्द्धिकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की है, जो [ जन्म- 
मरणके ] भय और दुःखको हरनेवाली है॥ ३॥ 


* उत्तरकाण्ड * ७५३९ 


यह वैराग्य, विवेक और भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा मोहरूपी 
नदीके [| पार करनेके ] लिये सुन्दर नाव है। अवधपुरीमें नित-नये मड्गलोत्सव 
होते हैं। सभी वर्गोके लोग हर्षित रहते हैं।॥ ४॥ 

श्रीरामजीके चरणकमलोंमें--जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी 
नमस्कार करते हैं--सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकोंको बहुत प्रकारके 
वस्त्राभूषण पहनाये गये और ब्राह्मणोंने नाना प्रकारके दान पाये॥ ५॥ 

वानर सब ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं। प्रभुके चरणोंमें सबका प्रेम है! उन्होंने 
दिन जाते जाने ही नहीं और [ बात-कौ-बातमें ] छः: महीने बीत गये॥ १५७॥ 

उन लोगोंको अपने घर भूल ही गये। [ जाग्रतकी तो बात ही क्‍या] 
उन्हें स्वप्रमें भी घरकी सुध ( याद ) नहीं आती, जैसे संतोंके मनमें दूसरोंसे 
द्रोह करनेकी बात कभी नहीं आती। तब श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको 
बुलाया। सबने आकर आदरसहित सिर नवाया॥ १॥ 

बड़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बैठाया और भक्तोंको सुख 
देनेवाले कोमल वचन कहे--तुमलोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है। मुँहपर किस 
प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूँ 2॥ २॥ 

मेरे हितके लिये तुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंको त्याग दिया। 
इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, 
अपना शरीर, घर, कुटुम्ब और मित्र--- ॥ ३॥ 

ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं । मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा 
स्वभाव है। सेवक सभीको प्यारे लगते हैं, यह नीति ( नियम ) है। [ पर ] मेरा 
तो दासपर [ स्वाभाविक ही ] विशेष प्रेम है ॥ ४॥ 

हे सखागण! अब सब लोग घर जाओ; वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे भजते रहना। 
मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना॥ १६॥ 

प्रभुके वचन सुनकर सब-के-सब प्रेममग्र हो गये। हम कौन हैं और कहाँ 
हैं? यह देहकी सुध भी भूल गयी। वे प्रभुके सामने हाथ जोड़कर टकटकी 
लगाये देखते ही रह गये। अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह नहीं सकते॥ १॥ 

प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [ तब ] उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका 
उपदेश दिया। प्रभुके सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते। बार-बार प्रभुके 
चअरणकमलोंको देखते हैं।॥ २॥ 

तब प्रभुने अनेक रंगोंके अनुपम और सुन्दर गहने-कपड़े मँगवाये। सबसे 
पहले भरतजीने अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्त्राभूषण पहनाये॥ ३ ॥ 

फिर प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये, जो 
श्रीरघुनाथजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगहसे 
हिलेतक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया ॥ ४॥ 

जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजीने स्वयं भूषण-वस्त्र 


"४० * रामचरितमानस * 


पहनाये। वे सब अपने हृदयोंमें श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके 
चरणोंमें मस्तक नवाकर चले॥ १७ ( क )॥ 

तब अंगद उठकर सिर नवाकर,, नेत्रोंमें जल भरकर और हाथ जोड़कर 
अत्यन्त विनम्र तथा मानो प्रेमके रसमें डुबोये हुए ( मधुर ) वचन बोले॥ १५७ ( ख )॥ 

हे सर्वज्ञ! हे कृपा और सुखके समुद्र! हे दीनोंपर दया करनेवाले! हे 
आतोके बन्धु! सुनिये। हे नाथ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी 
ही गोदमें डाल गया था॥ १॥ 

अतः हे भक्तोंके हितकारी! अपना अशरण-शरण विरद (९ बाना ) याद 
करके मुझे त्यागिये नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ 
आप ही हैं। आपके चरणकमलोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ 2॥ २॥ 

हे महाराज! आप ही विचारकर कहिये, प्रभु ( आप ) को छोड़कर घरमें 
मेरा क्‍या काम है? हे नाथ! इस ज्ञान, बुद्ध्धि और बलसे हीन बालक तथा 
दीन सेवकको शरणमें रस्त्रिये ॥ ३ ॥ 

मैं घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूँगा और आपके चरणकमलोंको 
देख-देखकर भवसागरसे तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरण्ोंमें 
गिर पड़े [| और बोले--- ] हे प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये। हे नाथ! आप यह न 
कहिये कि तू घर जा॥ ४॥ 

अड्भदके विनम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजीने 
उनको उठाकर हृूदयसे लगा लिया। प्रभुके नेत्रकमलोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] 
जल भर आया॥ १८ (क )॥ 

तब भगवानने अपने हदयकी माला, वस्त्र और मणि ( रत्नोंके आभूषण ) 
बालि-पुत्र अड्भदको पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी विदाई 
की॥ १८ ( ख)॥ 

भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शत्रुघ्नजी और लक्ष्मणजीसहित 
उनको पहुँचाने चले। अड्भदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक 
प्रेम है )। वे फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर देखते हैं, ॥ १॥ 

और बार-बार ठदण्डवत्-प्रणाम करते हैं। मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी 
मुझे रहनेको कह दें। वे श्रीरामजीके देखनेकी, बोलनेकी, चलनेकी तथा हँसकर 
मिलनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हैं ( दुःखी होते हैं )॥ २॥ 

किन्तु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनयवच्चनन कहकर तथा हृदयमें 
चरण-कमलोंको रखकर वे चले। अत्यन्त आदरके साथ सब वानरोंको 
पहुँचाकर भाइयोंसहित भरतजी लौट आये॥ ३॥ 

तब हनुमानजीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की 
और कहा--हे देव! दस ( कुछ ) दिन श्रीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके 
फिर मैं आकर आपके चरणोंके दर्शन करूँगा।॥ ४॥ 


* उत्तरकाण्ड * "४१९ 


[ सुग्रीवने कहा-- ] हे पवनकुमार! तुम पुण्यकी राशि हो [जो 
भगवानने तुमको अपनी सेवामें रख लिया ]। जाकर कृपाधाम श्रीरामजीकी 
सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अड्भदने कहा--हे 
हनुमान्‌! सुनो---- ॥ ५॥ 

मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभुसे मेरी दण्डवत्‌ कहना और 
श्रीरघुनाथजीको बार-बार मेरी याद कराते रहना॥ १५९ ( क )॥ 

ऐसा कहकर बालिपुत्र अड्भरद चले, तब हनुमानजी लौट आये और आकर 
प्रभुसे उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममग्न हो गये॥ १९ ( ख )॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुड़जी! श्रीरामजीका चित्त वजच्नसे 
भी अत्यन्त कठोर और फूलसे भी अत्यन्त कोमल है। तब कहिये, वह 
किसकी समझमें आ सकता है 2॥ १९ (ग )॥ 

फिर कृपालु श्रीरामजीने निषादराजको बुला लिया और उसे भूषण, 
वस्त्र प्रसादमें दिये।[ फिर कहा--- ] अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण 
करते रहना और मन, वचन तथा कर्मसे धर्मके अनुसार चलना॥ १॥ 

तुम मेरे मित्र हो और भरतके समान भाई हो। अयोध्यामें सदा आते- 
जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रोंमें 
[ आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जल भरकर वह चरणोंमें गिर पड़ा।॥ २॥ 

फिर भगवान्‌के चरणकमलोंको हृदयमें रखकर वह घर आया और 
आकर अपने कुटुम्बियोंको उसने प्रभुका स्वभाव सुनाया। श्रीरघुनाथजीका 
यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार-बार कहते हैं कि सुखकी राशि 
श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं।॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हर्षित हो गये, उनके 
सारे शोक जाते रहे। कोई किसीसे बवैर नहीं करता। श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे 
सबकी विषमता ( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी ॥ ४॥ 

सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें तत्पर हुए 
सदा वेद-मार्गपर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बातका भय है, न 
शोक है और न कोई रोग ही सताता है ॥ २० ॥ 

*राम-राज्य ' में देहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते । सब 
मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदोंमें बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर 
रहकर अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं॥ १॥ 

धर्म अपने चारों चरणों ( सत्य, शौच, दया और दान ) से जगतमें परिपूर्ण 
हो रहा है; स्वप्रमें भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी रामभक्तिके 
परायण हैं और सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं॥ २॥ 

छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है। सभीके 
शरीर सुन्दर और नीरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही 


"डर * रामचरितमानस * 


है।न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणोंसे हीन ही है ॥ ३ ॥ 

सभी दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी 
अतुर और गुणवान्‌ हैं। सभी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तथा 
सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ ( दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाले ) हैं, 
कपट-चतुराई ९ धूर्तता ) किसीमें नहीं है।॥ ४॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे पक्षिराज गरुड़जी! सुनिये। श्रीरामके 
राज्यमें जड़, चेतन सारे जगत्‌में काल, कर्म, स्वभाव और गुणोंसे उत्पन्न हुए 
दुःख किसीको भी नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है )॥ २१॥ 

अयोध्यामें श्रीरघधुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करधनी )-वाली 
पृथ्वीके एकमात्र राजा हैं। जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके 
लिये सात द्वीपोंकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है॥ १ ॥ 

बल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [कि वे 
सात समुद्रोंसे घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ हैं |] उनकी बड़ी 
हीनता होती है। परन्तु हे गरुड़जी! जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे 
भी फिर इस लीलामें बड़ा प्रेम मानते हैं।॥ २ ॥ 

क्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला (इस लीलाका 
अनुभव ) ही है, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते 
हैं। रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका वर्णन शेषजी और सरस्वतीजी भी नहीं 
कर सकते ॥ ३ ॥ 

सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके 
चरणोंके सेवक हैं। सभी पुरुषमात्र एकपत्लीब्नती हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी 
मन, वचन और कर्मसे पतिका हित करनेवाली हैं ।॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संनन्‍्यासियोंके हाथोंमें है और भेद 
नाचनेवालोंके नृत्यसमाजमें है और 'जीतो ' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये 
ही सुनायी पड़ता है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शत्रुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं 
आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद---ये चार उपाय किये 
जाते हैं। रामराज्यमें कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिये “'जीतो' शब्द केवल मनके 
जीतनेके लिये ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड 
किसीको नहीं होता; 'दण्ड' शब्द केवल संनन्‍्यासियोंके हाथमें रहनेवाले 
दण्डके लिये ही रह गया है। तथा सभी अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी 
आवश्यकता ही नहीं रह गयी; 'भेद' शब्द केवल सुर-तालके भेदके लिये 
ही कामोंमें आता है। )॥ २२॥ 

वनोंमें वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह [ वैर भूलकर ] 
एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभीने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपसमें 
प्रेम बढ़ा लिया है॥ १॥ 


* उत्तरकाण्ड * ५४३ 


पक्षी कूजते ( मीठी बोली बोलते ) हैं, भाँति-भाँतिके पशुओंके समूह वनमें 
निर्भय विचरते और आनन्द करते हैं। शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलता 
रहता है। भौरे पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं॥ २॥ 

बेलें और वृक्ष माँगनेसे ही मधु ( मकरन्द ) टपका देते हैं। गौएँ मनचाहा 
दूध देती हैं। धरती सदा खेतीसे भरी रहती है। त्रेतामें सत्ययुगकी करनी 
( स्थिति ) हो गयी॥ ३॥ 

समस्त जगत्‌के आत्मा भगवानको जगत्‌का राजा जानकर पर्वतोने 
अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट कर दीं। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, 
निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं॥ ४॥ 

समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं। वे लहरोंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाल देते हैं, 
जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलोससे परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओंके 
विभाग ( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं॥ ५॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अमृतमयी ] किरणोंसे पृथ्वीको 
पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है और 
मेघ माँगनेसे [| जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही ] जल देते हैं॥ २३॥ 

प्रभु श्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेकों दान 
दिये। श्रीरामचन्द्रजी वेदमार्गके पालनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, 
[ प्रकृतिजन्य सत्त्व, रज और तम ] तीनों गुणोंसे अतीत और भोगों ९ ऐश्वर्य ) 
में इन्द्रके समान हैं॥ १॥ 

शोभाकी खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं। 
वे कृपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता (महिमा ) को जानती हैं और मन 
लगाकर उनके चरणकमलोंकी सेवा करती हैं।॥ २॥ 

यहापि घरमें बहुत-से ( अपार ) दास और दासियाँ हैं और वे सभी 
सेवाकी विधिमें कुशल हैं, तथापि [ स्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली ] 
श्रीसीताजी घरकी सब सेवा अपने ही हाथोंसे करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञाका अनुसरण करती हैं॥ ३॥ 

कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, श्रीजी वही करती हैं; 
क्योंकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं। घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी 
सीताजी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान और मद नहीं है॥ ४॥ 

( शिवजी कहते हैं--- ) हे उमा! जगज्जननी रमा ( सीताजी ) ब्रह्मा आदि 
देवताओंसे वन्दित और सदा अनिन्दित ( सर्वगुणसम्पन्न ) हैं॥ ५॥ 

देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं, परन्तु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं, 
वे ही लक्ष्मीजी (जानकीजी ) अपने [ महामहिम ] स्वभावको छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं।॥ २४॥ 

सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामजीके चरणोमें 


"डड॑ * रामचरितमानस * 


उनकी अत्यन्त अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते 
हैं कि कृपालु श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ 
सिखलाते हैं। नगरके लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लभ 
( देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगते हैं।॥ २॥ 

वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और [ उनसे ] श्रीरघुवीरके 
अरणोंमें प्रीति चाहते हैं। सीताजीके लव और कुश--ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिनका वेद-पुराणोंने वर्णन किया है॥ ३॥ 

वे दोनों ही विजयी ( विख्यात योद्धा ), नम्न और गुणोंके धाम हैं और 
अत्यन्त सुन्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए, 
जो बड़े ही सुन्दर, गुणवान्‌ और सुशील थे ॥ ४॥ 

जो [ बौरिद्विक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अजन्मा हैं तथा माया, 
मन और गुणोंके परे हैं, वही सच्चिदानन्द्धन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं॥ २५॥ 

प्रातःकाल सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मोणों और सज्जनोंके साथ सभामें 
बैठते हैं। वसिष्ठजी वेद और पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और श्रीरामजी 
सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं॥ १॥ 

वे भाइयोंको साथ लेकर भोजन कर ते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएँ 
आनन्दसे भर जाती हैं। भरतजी और श॒त्रुश्नजी दोनों भाई हनुमानूजीसहित 
उपवनोंमें जाकर, ॥ २॥ 

वहाँ बैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमानजी 
अपनी सुन्दर बुद्द्धसि उन गुणोंमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। 
श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और 
विनय करके बार-बार कहलवाते हैं।॥ ३॥ 

सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोंकी 
कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और 
इस आनन्दमें दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते॥ ४॥ 

जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस 
अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी 
भी नहीं कर सकते॥ २६॥ 

नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसलराज श्रीरामजीके 
दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस | दिव्य ] नगरको देखकर 
वबैराग्य भुला देते हैं॥ १॥ 

[ दिव्य ] स्वर्ण और रल्नोंसे बनी हुई अटारियाँ हैं। उनमें [ मणि-रत्नोंकी ] 
अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली हुई फर्श हैं। नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा 
बना है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कँगूरे बने हैं॥। २॥ 


* उत्तरकाण्ड * ज्ड्‌ 


मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर 
लिया हो। पृथ्वी (सड़कों ) पर अनेकों रंगोंके (दिव्य) काँचों ९ रत्नों ) 
की गच्र बनायी (ढाली ) गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन 
नाच उठते हैं॥ ३ ॥ 

उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे हैं। महलोंपरके कलश 
[ अपने दिव्य प्रकाशसे ] मानो सूर्य, चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निनन्‍्दा 
( तिरस्कार ) करते हैं। [ महलोंमें ] बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे 
सुशोभित हैं और घर-घरमें मणियोंके दीपक शोभा पा रहे हैं।॥ ४॥ 

घरोंमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं। मूँगोंकी बनी हुई देहलियाँ 
चमक रही हैं। मणियों (९ रत्नों ) के खम्भे हैं। मरकतमणियों ८ पन्नों ) से जड़ी 
हुई सोनेकी दीवारें ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरसे बनायी हों। महल 
सुन्दर, मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं। प्रत्येक 
द्वारपर बहुत-से खरादे हुए हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किंवाड़ हैं। 

घर-घरमें सुन्दर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी 
सुन्दरताके साथ सँवारकर अड्डलित किये हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं, तो 
वे उनके भी चित्तको चुरा लेते हैं॥ २७॥ 

सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिकाएँ यत्न करके लगा 
रखी हैं, जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर और ललित लताएँ सदा वसंतकी 
तरह फूलती रहती हैं।॥ १॥ 

भोरे मनोहर स्वरसे गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु 
बहती रहती है। बालकोंने बहुत-से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते 
हैं और उड़नेमें सुन्दर लगते हैं।॥ २॥ 

मोर, हंस, सारस और कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पश्ली 
[ मणियोंकी दीवारोंमें और छतमें ] जहाँ-तहाँ अपनी परछाईं देखकर [ वहाँ दूसरे 
पक्षी समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं।॥ ३॥ 

बालक तोता-मैनाको पढ़ाते हैं कि कहो---' राम ' 'रघुपति' “'जनपालक '। 
राजद्वार सब प्रकारसे सुन्दर है। गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुन्दर हैं। ४॥ 

सुन्दर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता; वहाँ वस्तुएँ बिना ही मूल्य 
मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँकी सम्पत्तिका वर्णन कैसे 
किया जाय ? बजाज ( कपड़ेका व्यापार करनेवाले ), सराफ ( रुपये-पैसेका 
लेन-देन करनेवाले ) आदि वणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं 
मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, 
सदाचारी और सुन्दर हैं। 

नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा 
है। मनोहर घाट बॉँधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है॥ २८ ॥ 


५४६ * रामचरितमानस * 


अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके ठट्ट-के- 
ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरनेके लिये बहुत-से [| जनाने ] घाट हैं, जो बड़े 
ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १॥ 

राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णोौके पुरुष सरत्नान 
करते हैं। सरयूजीके किनारे-किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर 
सुन्दर उपवन ( बगीचे ) हैं॥ २॥ 

नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और संनन्‍्यासी 
निवास करते हैं। सरयूजीके किनारे-किनारे सुन्दर तुलसीजीके झुंड-के-झुंड 
बहुत-से पेड़ मुनियोंने लगा रखे हैं॥ ३॥ 

नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगरके बाहर भी परम सुन्दरता 
है। श्रीअयोध्यापुरीके दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं।[ वहाँ ] वन, 
उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं ॥ ४ ॥ 

अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोभा दे 
रहे हैं, जिनकी सुन्दर [ रतल्लोंकी ] सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता 
और मुनितक मोहित हो जाते हैं। [ तालाबोंमें |] अनेक रंगोंके कमल खिल 
रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। [ परम ] 
रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियोंकी [ सुन्दर बोलीसे ] मानो राह 
अलनेवालोंको बुला रहे हैं। 

स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों, उस नगरका कहीं वर्णन किया 
जा सकता है? अणिमा आदि आठों सिद्द्धिायाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ 
अयोध्यामें छा रही हैं॥ २९॥ 

लोग जहाँ-तहाँ श्रीरधुनाथजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक-दूसरेको 
यही सीख देते हैं कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, 
शील, रूप और गुणोंके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १॥ 

कमलनयन और साँवले शरीरवालेको भजो। पलकें जिस प्रकार नेत्रोंकी 
रक्षा करती हैं उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो। सुन्दर 
बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवालेको भजो। संतरूपी कमलवनके 
[ खिलानेके ] लिये सूर्यरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २॥ 

कालरूपी भयानक सर्पके भशक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुड़जीको भजो। 
निष्कामभावसे प्रणाम करते ही ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो। 
लोभ-मोहरूपी हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको 
भजो। कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले 
श्रीरामजीको भजो॥ ३॥ 

संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको 
भजो। राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामसूप अग्रिको भजो। जन्म- 


* उत्तरकाण्ड * "४७ 


मृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्‍यों नहीं 
भजते 2॥ ४॥ 

बहुत-सी वासनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि 
( बर्फके ढेर ) को भजो। नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरघुनाथजीको 
भजो। मुनियोंको आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले और तुलसीदासके 
उदार ( दयालु ) स्वामी श्रीरामजीको भजो॥ ५ ॥ 

इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैं और 
कृपानिधान श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं॥ ३०॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--- ] हे पक्षचिराज गरुड़जी ! जबसे रामप्रतापरूपी 
अत्यन्त प्रचण्ड सूर्य उदित हुआ, तबसे तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर गया है। 
इससे बहुतोंको सुख और बहुतोंके मनमें शोक हुआ॥ १॥ 

जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें मैं बखानकर कहता हूँ। [ सर्वत्र प्रकाश छा 
जानेसे ] पहले तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप 
गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये ॥ २॥ 

भाँति- भाँतिके [ बन्धनकारक ] कर्म, गुण, काल और स्वभाव--ये चअकोर हैं, 
जो [ रामप्रतापरूपी सूर्यके प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ( डाह ), मान, मोह 
और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर ( कला ) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥ 

धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान, विज्ञान--ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे। 
सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक---ये अनेकों चकवे शोकरहित हो गये॥ ४॥ 

यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तब 
जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है, वे ( धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, सनन्‍्तोष, 
बवैराग्य और विवेक ) बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, 
वे ( अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि ) नाशको 
प्राप्त होते ( नष्ट हो जाते ) हैं॥ ३५१॥ 

एक बार भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानूजीको साथ लेकर 
सुन्दर उपवन देखने गये। वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नये पत्तोंसे युक्त थे॥ १॥ 

सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुझ्ल, सुन्दर गुण और 
शीलसे युक्त तथा सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहते हैं। देखनेमें तो वे बालक 
लगते हैं, परन्तु हैं बहुत समयके ॥ २॥ 

मानो चारों वेद ही बालकरूप धारण किये हों। वे मुनि समदर्शा 
और भेदरहित हैं। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है 
कि जहाँ श्रीरघुनाथजीकी चरित्र-कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य 
सुनते हैं॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे भवानी! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहींसे 
चले आ रहे थे) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे। श्रेष्ठ मुनिने 


"४८ * रामचरितमानस * 


श्रीरामजीकी बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करनेमें उसी 
प्रकार समर्थ हैं, जेसे अरणि लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है।॥ ४॥ 

सनकादि मुनियोंको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दण्डवत्‌ 
की और स्वागत ( कुशल ) पूछकर प्रभुने [ उनके ] बैठनेके लिये अपना 
पीताम्बर बिछा दिया॥ ३२॥ 

फिर हनुमानूजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की, सबको बड़ा सुख हुआ। 
मुनि श्रीरघुनाथजीकी अतुलनीय छबि देखकर उसीमें मग्र हो गये। वे मनको 
रोक न सके ॥ १॥ 

वे जन्म-मृत्यु | के चक्र ] से छुड़ानेवाले, श्यामशरीर, कमलनयन, सुन्दरताके 
धाम श्रीरामजीको टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते। 
और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं॥ २॥ 

उनकी [| प्रेमविह्ल ] दशा देखकर [ उन्‍्हींकी भाँति |] श्रीरघुनाथजीके 
नेत्रोंसे भी [ प्रेमाअ्ुुओंका ] जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। 
तदनन्तर प्रभुने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोंको बैठाया और परम मनोहर 
वचन कहे--- ॥ ३ ॥ 

हे मुनीश्वरो! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनोंहीसे [ सारे ] पाप नष्ट 
हो जाते हैं। बड़े ही भाग्यसे सत्संगकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम 
जन्म-मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है ॥ ४॥ 

संतका संग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और कामीका संग जन्म- 
मृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है। संत, कवि और पण्डित तथा वेद, पुराण 
[ आदि ] सभी सदग्रन्थ ऐसा कहते हैं।॥ ३३ ॥ 

प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर, पुलकित शरीरसे स्तुति करने 
लगे---हे भगवन्‌! आपकी जय हो। आप अन्तरहित, विकाररहित, पापरहित, 
अनेक (९ सब रूपोंमें प्रकट ), एक ( अद्वितीय ) और करुणामय हैं॥ १॥ 

हे निर्गुण! आपकी जय हो। हे गुणके समुद्र! आपकी जय हो, जय हो। 
आप सुखके धाम, [ अत्यन्त ] सुन्दर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति! 
आपकी जय हो। हे पृथ्वीके धारण करनेवाले! आपकी जय हो। आप 
उपमारहित, अजन्मा, अनादि और शोभाकी खान हैं॥ २॥ 

आप ज्ञानके भण्डार, [ स्वयं ] मानरहित और | दूसरोंको ] मान देनेवाले 
हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुन्दर यश गाते हैं। आप तत्त्वके 
जाननेवाले, की हुई सेवाको माननेवाले और अज्ञानका नाश करनेवाले हैं। 
हे निरझख्धन ( मायारहित )! आपके अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नाम 
नहीं है ( अर्थात्‌ आप सब नामोंके परे हैं )॥ ३॥ 

आप सर्वरूप हैं, सबमें व्याप्त हें और सबके हृदयरूपी घरमें सदा निवास 
करते हैं; [| अतः ] आप हमारा परिपालन कीजिये। [| राग-द्वेष, अनुकूलता- 


* उत्तरकाण्ड * "४९ 


प्रतिकूलता, जन्म-मृत्यु आदि ] द्वन्द्द, विपत्ति और जन्म-मृत्युके जालको 
काट दीजिये। हे रामजी! आप हमारे हृदयमें बसकर काम और मदका नाश 
कर दीजिये।॥ ४ ॥ 

आप परमानन्दस्वरूप, कृपाके धाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण 
करनेवाले हैं। हे श्रीरामजी! हमको अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये।॥ ३४॥ 

हे रघुनाथजी! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों 
प्रकारके तापों और जन्म-मरणके क्लेशोंका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये। 
हे शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और कल्पदवृक्षरूप 
प्रभो! प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये।॥ १॥ 

हे रघुनाथजी! आप जनन्‍्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य 
मुनिके समान हैं। आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले 
हैं। हे दीनबन्धो! मनसे उत्पन्न दारुण दुःखोंका नाश कीजिये और [| हममें ] 
समदृष्टिका विस्तार कीजिये॥ २॥ 

आप [| विषयोंकी ] आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले 
हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं। हे राजाओंके 
शिरोमणि एवं पृथ्वीके भूषण श्रीरामजी! संसृति ( जन्म-मृत्युके प्रवाह )- 
रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिये।॥ ३॥ 

हे मुनियोंके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस! 
आपके चरणकमल ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं। आप रघुकुलके 
केतु, वेदमर्यादाके रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण [ -रूप बन्धनों ] 
के भक्षक ( नाशक ) हैं।॥ ४॥ 

आप तरन-तारन ९ स्वयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाले ) तथा सब दोषोंको 
हरनेवाले हैं। तीनों लोकोंके विभूषण आप ही तुलसीदासके स्वामी हैं। ५॥ 

प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त 
मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रहालोकको गये।॥ ३५॥ 

सनकादि मुनि ब्रहालोकको चले गये। तब भाइयोंने श्रीरामजीके 
चरणोंमें सिर नवाया। सब भाई प्रभुसे पूछते सकुचाते हैं।[ इसलिये ] सब 
हनुमानूजीकी ओर देख रहे हैं॥ १॥ 

वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका 
नाश हो जाता है। अन्‍्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछने लगे--कहो 
हनुमान्‌! क्‍या बात है ?2॥ २॥ 

तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयालु भगवान्‌! सुनिये। हे 
नाथ! भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं॥ ३॥ 

[ भगवानने कहा--- ] हनुमान्‌! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। 
भरतके और मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर ( भेद ) है? प्रभुके वचन 


५७० * रामचरितमानस * 


सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड़ लिये [ और कहा-- ] हे नाथ! हे 
शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले! सुनिये॥ ४॥ 

हे नाथ! न तो मुझे कुछ सन्देह है और न स्वप्रमें भी शोक और मोह है। 
हे कृपा और आनन्दके समूह! यह केवल आपकी ही कृपाका फल है॥ ३६॥ 

तथापि हे कृपानिधान! मैं आपसे एक थधृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ 
और आप सेवकको सुख देनेवाले हैं [ इससे मेरी ध्ृष्टताको क्षमा कीजिये 
और मेरे प्रश्नका उत्तर देकर सुख दीजिये ]। हे रघुनाथजी! बवेद-पुराणोंने 
संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है॥ १॥ 

आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई की है और उनपर प्रभु ( आप ) का 
प्रेम भी बहुत है।हे प्रभो ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ । आप कृपाके समुद्र हैं और 
गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २ ॥ 

हे शरणागतका पालन करनेवाले! संत और असंतके भेद अलग-अलग 
करके मुझको समझाकर कहिये। [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे भाई! संतोंके 
लक्षण ( गुण ) असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्द्ध हैं॥ ३ ॥ 

संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चन्दनका आचरण 
होता है। हे भाई! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योंकि उसका स्वभाव 
या काम ही वृक्षोंको काटना है ]; किन्तु चन्दन [ अपने स्वभाववश ] अपना गुण 
देकर उसे ( काटनेवाली कुल्हाड़ीको ) सुगन्धसे सुवासित कर देता है॥ ४॥ 

इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोंपर चढ़ता है और जगत्‌का 
प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको 
आगमें जलाकर फिर घनसे पीटते हैं।॥ ३७॥ 

संत विषयोंमें लम्पट (लिप्त ) नहीं होते, शील और सदगुणोंकी खान 
होते हैं। उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है। 
वे [ सबमें, सर्वत्र, सब समय ] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु 
नहीं है, वे मदसे रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और 
भयका त्याग किये हुए रहते हैं।॥ १॥ 

उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनोंपर दया करते हैं तथा मन, वचन 
और कर्मसे मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर 
स्वयं मानरहित होते हैं। हे भरत! वे प्राणी ( संतजन ) मेरे प्राणोंके समान हैं।। २॥ 

उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नामके परायण होते हैं। शान्ति, 
वैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके 
प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणके चरणोंमें प्रीति होती है, जो धर्मोको उत्पन्न 
करनेवाली है॥ ३॥ 

हे तात! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सच्चा संत 
जानना। जो शम ( मनके निग्रह ), दम (९ इन्द्रियोंके निग्रह ), नियम और नीतिसे 


* उत्तरकाण्ड * ७५०१२ 


कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; ॥ ४॥ 

जिन्हें निन्दा और स्तुति ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें 
जिनकी ममता है, वे गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके 
समान प्रिय हैं। ३८ ॥ 

अब असंतों ( दुष्टों ) का स्वभाव सुनो; कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं 
करनी चाहिये। उनका संग सदा दुःख देनेवाला होता है। जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) 
गाय कपिला ( सीधी और दुधार ) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती है॥ १॥ 

दुष्ठोंक हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति ( सुख ) 
देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्‍्दा सुन पाते हैं, वहाँ 
ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा ली हो॥ २॥ 

वे काम, क्रोध, मद और लोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल 
और पापोंके घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसीसे वैर किया करते हैं। 
जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं।॥। ३ ॥ 

उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है 
और झूठा ही चबेना होता है (९ अर्थात्‌ वे लेने-देनेके व्यवहारमें झूठका 
आश्रय लेकर दूसरोंका हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि 
हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ोंका दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं 
चअनेकी रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आये। अथवा चबेना 
चअबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजनसे बैराग्य है, इत्यादि। 
मतलब यह कि वे सभी बातोंमें झूठ ही बोला करते हैं।) जैसे मोर [ बहुत 
मीठा बोलता है, परन्तु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान्‌ 
विषैले साँपोंको भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपरसे मीठे वचन बोलते 
हैं | परन्तु हदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं ]॥ ४॥ 

वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं और परायी स्त्री, पराये धन तथा परायी 
निन्दामें आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण 
किये हुए राक्षस ही हैं॥ ३९॥ 

लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है ( अर्थात्‌ लोभहीसे 
वे सदा घिरे हुए रहते हैं )। वे पशुओंके समान आहार और मैथुनके ही परायण 
होते हैं, उन्हें यमपुरका भय नहीं लगता। यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं, 
तो वे ऐसी [ दुःखभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १॥ 

और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो 
जगत्भरके राजा हो गये हों। वे स्वार्थपरायण, परिवारवालोंके विरोधी, काम 
और लोभके कारण लम्पट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥ २ ॥ 

वे माता, पिता, गुरू और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते। आप तो नष्ट 
हुए ही रहते हैं, [ साथ ही अपने संगसे ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। मोहवश 


ण्‌्ण्‌र * रामचरितमानस * 


दूसरोंसे द्रोह करते हैं। उन्हें न संतोंका संग अच्छा लगता है, न भगवान्‌की 
कथा ही सुहाती है॥ ३॥ 

वे अवगुणोंके समुद्र, मन्दब॒ुच्द्चि, कामी ( रागयुक्त ), वेदोंके निन्दक और 
जबर्दस्ती पराये धनके स्वामी ( लूटनेवाले ) होते हैं। वे दूसरोंसे द्रोह तो करते 
ही हैं; परन्तु त्राह्ण-द्रोह विशेषतासे करते हैं। उनके हृदयमें दम्भ और कपट 
भरा रहता है, परन्तु वे | ऊपरसे ] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं॥ ४॥ 

ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं होते। द्वापरमें थोड़े-से 
होंगे और कलियुगमें तो इनके झुंड-के-झुंड होंगे।॥। ४० ॥ 

हे भाई! दूसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंको 
दुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता ( पाप ) नहीं है। हे तात! समस्त पुराणों 
और वेदोंका यह निर्णय ( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने तुमसे कहा है, इस बातको 
पण्डितलोग जानते हैं॥ १॥ 

मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं, उनको 
जन्म-मृत्युके महान्‌ संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण 
होकर अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है॥ २॥ 

हे भाई! मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ और उनके अच्छे और 
बुरे कर्मोका [ यथायोग्य ] फल देनेवाला हूँ! ऐसा विचारकर जो लोग परम 
अतुर हैं वे संसार | के प्रवाह ] को दुःखसरूप जानकर मुझे ही भजते हैं।॥ ३॥ 

इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मोको त्याग कर देवता, मनुष्य 
और मुनियोंके नायक मुझको भजते हैं। | इस प्रकार ] मैंने संतों और 
असंतोंके गुण कहे। जिन लोगोंने इन गुणोंको समझ रखा है, वे जन्म- 
मरणके चककरमें नहीं पड़ते ॥ ४॥ 

हे तात! सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक (सब ) गुण और दोष हैं 
( इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है )। गुण (विवेक ) इसीमें है कि 
दोनों ही न देखे जाय, इन्हें देखना ही अविवेक है।॥ ४१ ॥ 

भगवान्‌के श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गये। प्रेम उनके 
हृदयोंमें समाता नहीं। वे बार-बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर 
हनुमानजीके हृदयमें अपार हर्ष है॥ १॥ 

तदनन्तर अश्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये। इस प्रकार वे नित्य नयी 
लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्यामें बार-बार आते हैं और आकर 
श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं॥ २॥ 

मुनि यहाँसे नित्य नये-नये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्चलोकमें जाकर 
सब कथा कहते हैं। ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [| और कहते 
हैं--] हे तात! बार-बार श्रीरामजीके गुणोंका गान करो॥ ३॥ 

सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं। यद्यपि वे ( सनकादि ) मुनि 


* उत्तरकाण्ड * णजण्रे 


बहानिष्ठ हैं, परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको 
भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे [ रामकथा सुननेके ] श्रेष्ठ 
अधिकारी हैं॥ ४॥ 

सनकादि मुनि-जैसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ( ब्रह्म-समाधि ) 
छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कशथासे प्रेम 
नहीं करते, उनके हृदय [| सचमुच ही ] पत्थर [| के समान ] हैं॥ ४२॥ 

एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी, ब्राह्मण और अन्य 
सब नगरनिवासी सभामें आये। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन 
यथायोग्य बैठ गये, तब भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी वचन 
बोले---॥ १॥ 

हे समस्त नगरनिवासियो! मेरी बात सुनिये। यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता 
लाकर नहीं कहता हूँ।न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता 
ही है। इसलिये [| संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन 
लो और [ फिर ] यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो!॥ २॥ 

वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई! यदि 
मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय भुलाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना॥ ३॥ 

बड़े भाग्यसे यह मनुष्यशरीर मिला है। सब ग्रन्थोंने यही कहा है कि यह 
शरीर देवताओंको भी दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है )। यह साधनका धाम 
और मोक्षका दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, ॥ ४॥ 

वह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [| अपना 
दोष न समझकर ] कालपर, कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है॥ ४३ ॥ 

हे भाई! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयभोग नहीं है। [ इस 
जगत्‌के भोगोंकी तो बात ही क्या ] स्वर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और 
अन्तमें दुःख देनेवाला है। अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयोंमें 
मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृतको बदलकर विष ले लेते हैं॥ १॥ 

जो पारसमणिको खोकर बदलेमें घुूँघची ले लेता है, उसको कभी कोई 
भला (९ बुद्द्विामानू ) नहीं कहता। यह अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, 
जरायुज और उद्धिज्ज ] चार खानों और चौरासी लाख योनियोंमें चक्कर 
लगाता रहता है॥ २॥ 

मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, स्वभाव और गुणसे घिरा हुआ ( इनके वश्में 
हुआ ) यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्त्रेह करनेवाले ईश्वर कभी 
विरले ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं।॥ ३॥ 

यह मनुष्यका शरीर भवसागर | से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज ) है। 
मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरू इस मजबूत जहाजके कर्णधार 
( खेनेवाले ) हैं। इस प्रकार दुर्लभ ( कठिनतासे मिलनेवाले ) साधन सुलभ 


ण्ण्ड * रामचरितमानस * 


होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) उसे प्राप्त हो गये हैं, ॥ ४॥ 

जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतघ्न और 
मन्द-बुद्द्धि हि और आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है॥ ४४॥ 

यदि परलोकमें और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर 
उन्हें हृदयमें दृ्ठतासे पकड़ रखो। हे भाई! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और 
सुखदायक है, पुराणों और वेदोंने इसे गाया है ॥ १॥ 

ज्ञान अगम ( दुर्गम ) है, [ और ] उसकी प्राप्तिमें अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन 
कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करनेपर कोई 
उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्तिरहित होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २॥ 

भक्ति स्वतन्त्र हे और सब सुखोंकी खान है। परन्तु सत्संग ( संतोंके संग ) के 
बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते। 
सत्संगति ही संसृति ( जन्म-मरणके चक्र ) का अन्त करती है॥ ३॥ 

जगतूमें पुण्य एक ही है, | उसके समान ] दूसरा नहीं। वह है--मन, कर्म 
और वचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना। जो कपटका त्याग करके 
ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं।॥ ४॥ 

और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि 
शड्भूरजीके भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता॥ ४५० ॥ 

कहो तो, भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ? इसमें न योगकी आवश्यकता है, 
न यज्ञ, जप, तप और उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल स्वभाव 
हो, मनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसीमें सदा सनन्‍्तोष रखे॥ १॥ 

मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो तुम्हीं कहो, 
उसका क्‍या विश्वास है ? ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्बल है। ) 
बहुत बात बढ़ाकर क्‍या कहूँ ? हे भाइयो! मैं तो इसी आचरणके वशमें हूँ।॥। २॥ 

न किसीसे बैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही 
करे। उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरम्भ 
( फलकी इच्छासे कर्म ) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है 
( जिसकी घरमें ममता नहीं है ), जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, 
जो [ भक्ति करनेमें ] निपुण और विज्ञानवान्‌ है॥ ३॥ 

संतजनोंके संसर्ग ( सत्संग ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब 
विषय यहाँतक कि स्वर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके सामने ] तृणके समान हैं, 
जो भक्तिके पक्षमें हठ करता है, पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] 
मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतकोको दूर बहा दिया है, ॥ ४॥ 

जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण है, एवं ममता, मद और 
मोहसे रहित है, उसका सुख वही जानता है, जो | परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको 
प्राप्त है ॥ ४८६॥। 


* उत्तरकाण्ड * जज 


श्रीरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण 
पकड़ लिये [| और कहा--- ] हे कृपानिधान! आप हमारे माता, पिता, गुरू, 
भाई सब कुछ हैं और प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं।॥ १॥ 

और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी! आप ही हमारे शरीर, धन, 
घर-द्वार और सभी प्रकारसे हित करनेवाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त 
कोई नहीं दे सकता। माता-पिता | हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं ] परन्तु 
वे भी स्वार्थपरायण हैं [ इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते ]॥ २॥ 

हे असुरोंके शत्रु! जगतमें बिना हेतुके ( निःस्वार्थ ) उपकार करनेवाले 
तो दो ही हैं--एक आप, दूसरे आपके सेवक । जगतूमें | शेष ] सभी स्वार्थके 
मित्र हैं। हे प्रभो! उनमें स्वप्रमें भी परमार्थका भाव नहीं है॥ ३॥ 

सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें हर्षित हुए। 
फिर आज्ञा पाकर सब प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने- 
अपने घर गये॥ ४ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और स्त्री सभी 
कृतार्थस्वरूप हैं; जहाँ स्वयं सच्चिदानन्द्घन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं॥ ४७॥ 

एक बार मुनि वसिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी 
थे। श्रीरघुनाथजीने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण 
धोकर चरणामृत लिया॥ १॥ 

मुनिने हाथ जोड़कर कहा--हे कृपासागर श्रीरामजी! मेरी कुछ विनती 
सुनिये! आपके आचरणों ( मनुष्योचित चरित्रों ) को देख-देखकर मेरे हृदयमें 
अपार मोह (९ भ्रम ) होता है॥ २॥ 

हे भगवन्‌! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। 
फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ ? पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) बहुत ही नीचा 
है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निन्‍्दा करते हैं॥ ३॥ 

जब मैं उसे ( सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने 
मुझे कहा था--हे पुत्र! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म 
परमात्मा मनुष्यरूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे।॥ ४॥ 

तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, त्रत और दान 
किये जाते हैं, उसे मैं इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई 
धर्म ही नहीं है॥ ४८ ॥ 

जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धर्म, श्रुतियोंसे उत्पन्न 
( वेदविहित ) बहुत-से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम ( इन्द्रियनिग्रह ), तीर्थस्त्रान 
आदि जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [| उनके करनेका ]--- ॥ १ ॥ 

[ तथा ] हे प्रभो! अनेक तन्‍्त्र, वेद और पुराणोंके पढ़ने और सुननेका 
सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है कि 


५५६ * रामचरितमानस * 


आपके चरणकमलोंमें सदा-सर्वदा प्रेम हो ॥ २॥ 

मैलसे धोनेसे क्‍या मैल छूुटता है? जलके मथनेसे क्‍या कोई घी पा 
सकता है? [ उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी! प्रेम-भक्तिरूपी [ निर्मल ] जलके 
बिना अन्तःकरणका मल कभी नहीं जाता॥ ३॥ 

वही सर्वज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ और पण्डित है, वही गुणोंका घर और 
अखण्ड विज्ञानवान्‌ है; वही चतुर और सब सुलक्षणोंसे युक्त है, जिसका 
आपके चरणकमलोमें प्रेम है ॥| ४ ॥। 

हे नाथ! हे श्रीरामजी! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये। 
प्रभु ( आप ) के चरणकमलोंमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे॥ ४९॥ 

ऐसा कहकर मुनि वसिष्ठजी घर आये। वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको 
बहुत ही अच्छे लगे। तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी 
तथा भरतजी आदि भाइयोंको साथ लिया॥ १॥ 

और फिर कृपालु श्रीरामजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, 
रथ और घोड़े मँगवाये। उन्हें देखकर, कृपा करके प्रभुने सबकी सराहना 
की और उनको जिस-जिसने चाहा, उस-उसको उच्चित जानकर दिया॥ २॥ 

संसारके सभी अश्रमोंको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बाँटनेमें ] 
श्रमका अनुभव किया और [ श्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई 
( आमोंका बगीचा ) थी। वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उसपर 
बैठ गये और सब भाई उनकी सेवा करने लगे॥ ३॥ 

उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन (पंखा ) करने लगे। उनका शरीर 
पुलकित हो गया और नेत्रोंमें [ प्रेमाश्ुओंका ] जल भर आया। [ शिवजी 
कहने लगे--- ] हे गिरिजे! हनुमानूजीके समान न तो कोई बड़भागी है और 
न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी | स्वयं ] 
प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है॥ ४-५॥ 

उसी अवसरपर नारद मुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये। वे श्रीरामजीकी 
सुन्दर और नित्य नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे॥ ५०॥ 

कृपापूर्वक देख लेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन! मेरी ओर 
देखिये ( मुझपर भी कृपादृष्टि कीजिये )। हे हरि! आप नील कमलके समान 
शयामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके हदयकमलके मकरन्द (९ प्रेम- 
रस ) के पान करनेवाले भ्रमर हैं॥ १॥ 

आप राक्षसोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं। समुनियों और संतजनोंको 
आनन्द देनेवाले और पापोंके नाश करनेवाले हैं। ब्राह्मणरूपी खेतीके लिये 
आप नये मेघसमूह हैं और शरणहीनोंको शरण देनेवाले तथा दीनजनोंको 
अपने आश्रयमें ग्रहण करनेवाले हैं ॥ २॥ 

अपने बाहुबलसे पृथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले, खर- 


* उत्तरकाण्ड * ५५७ 


दूषण और विराधके वध करनेमें कुशल, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, 
राजाओंमें श्रेष्ठ और दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी! 
आपकी जय हो॥ ३॥ 

आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोंमें और तन्‍्त्रादि शास्त्रोंमें प्रकट है। 
देवता, सुनि और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करनेवाले और 
झूठे मदका नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल ( निपुण ) और श्रीअयोध्याजीके 
भूषण ही हैं।॥ ४॥ 

आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको 
मारनेवाला है। हे तुलसीदासके प्रभु! शरणागतकी रक्षा कीजिये।॥ ५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी 
शोभाके समुद्र प्रभुको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये॥ ५१॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे गिरिजे! सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा, जैसी 
मेरी बुद्धि थी, वैसी पूरी कह डाली। श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [ अथवा ] 
अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी 
अनन्त हैं। जलकी बाूँदें और पृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर 
श्रीरघुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते॥ २॥ 

यह पवित्र कथा भगवान्‌के परमपदको देनेवाली है। इसके सुननेसे 
अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही जो 
काकभुशुण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी थी॥ ३॥ 

मैंने श्रीरीामजीके कुछ थोड़े-से गुण बखानकर कहे हैं। हे भवानी! सो कहो, 
अब और क्‍या कहूँ ? श्रीरामजीकी मड्भगलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुईं 
और अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं--- ॥ ४ ॥ 

हे त्रिपुरारि! मैं धन्य हूँ, धन्‍्य-धन्य हूँ जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण 
करनेवाले श्रीरामजीके गुण ९ चरित्र ) सुने ॥ ५॥ 

हे कृपाधाम! अब आपकी कृपासे मैं कृतकृत्य हो गयी । अब मुझे मोह नहीं रह 
गया। हे प्रभु! में सच्चिदानन्द्घन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ५२ ( क )॥ 

हे नाथ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता 
है। हे मतिधीर! मेरा मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ॥ ५२ ( ख )॥ 

श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृप्त हो जाते हैं (बस कर देते हैं ), 
उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं, वे 
भी भगवान्‌के गुण निरन्तर सुनते रहते हैं॥ १॥ 

जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामजीकी 
कथा दृढ़ नौकाके समान है। श्रीहरिके गुणसमूह तो विषयी लोगोंके लिये भी 
कानोंको सुख देनेवाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं॥ २॥ 


५०५८ * रामचरितमानस * 


जगतूमें कानवाला ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते 
हों। जिन्हें श्रीरघुनाथजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी 
आत्माकी हत्या करनेवाले हैं।॥ ३ ॥ 

हे नाथ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार 
सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकशभुशुण्डिजीने 
गरुड़जीसे कही थी--- ॥ ४ ॥ 

सो कौएका शरीर पाकर भी काकशभुशुण्डि वैराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें 
दृढ़ हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरघुनाथजीकी 
भक्ति भी प्राप्त है, इस बातका मुझे परम सन्‍्देह हो रहा है॥ ५३॥ 

हे त्रिपुरारि! सुनिये, हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मके ब्रतका धारण 
करनेवाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख 
( विषयोंका त्यागी ) और वैराग्यपरायण होता है॥ १॥ 

श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोंमें कोई एक ही सम्यक्‌ ( यथार्थ ) ज्ञानको 
प्राप्त करता है। और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है। जगत्में 
कोई विरला ही ऐसा ( जीवन्मुक्त ) होगा ॥ २॥ 

हजारों जीवन्मुक्तोंमें भी सब सुखोंकी खान, त्रह्ममें लीन विज्ञानवान्‌ पुरुष 
और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन--- ॥ ३ ॥ 

इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ है जो 
मद और मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो। हे विश्वनाथ! 
ऐसी दुर्लभ हरिभक्तिको कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये।॥ ४॥ 

हे नाथ! कहिये, [ ऐसे ] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणधाम और 
धीरबुद्द्धि भुशुण्डिजीने कौएका शरीर किस कारण पाया ?2॥ ५४॥ 

हे कृपालु! बताइये, उस कौएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र 
कहाँ पाया ? और हे कामदेवके शत्रु! यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार 
सुना ? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है ॥ १॥ 

गरुड़जी तो महान्‌ ज्ञानी, सदगुणोंकी राशि, श्रीहरिके सेवक और उनके 
अत्यन्त निकट रहनेवाले ( उनके वाहन ही ) हैं। उन्होंने मुनियोंके समूहको 
छोड़कर, कौएसे जाकर हरिकथा किस कारण सुनी ?2॥ २॥ 

कहिये, काकभुशुण्डि और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तोंकी बातचीत किस 
प्रकार हुई ? पार्वतीजीकी सरल, सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर 
आदरके साथ बोले--- ॥ ३ ॥ 

हे सती! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुर्द्धि अत्यन्त पवित्र है। श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंमें तुम्हारा कम प्रेम नहीं है ( अत्यधिक प्रेम है )। अब वह परम पवित्र 
इतिहास सुनो, जिसे सुननेसे सारे लोकके भ्रमका नाश हो जाता है॥ ४॥ 

तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही 


* उत्तरकाण्ड * ५०९ 


परिश्रम संसाररूपी समुद्र्से तर जाता है॥ ५॥ 

पक्षिराज गरुड़जीने भी जाकर काकभुशुण्डिजीसे प्राय: ऐसे ही प्रश्न किये 
थे। हे उमा! मैं वह सब आदरसहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५० ॥। 

मैंने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-मृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे 
सुमुखी! हे सुलोचनी! वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ 
था। तब तुम्हारा नाम सती था॥ १॥ 

दक्षके यज्ञमें तुम्हारा अपमान हुआ। तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके 
प्राण त्याग दिये थे; और फिर मेरे सेवकोंने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। 
वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो॥ २॥ 

तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ और हे प्रिये! में तुम्हारे वियोगसे दुःखी 
हो गया। मैं विरक्तभावसे सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक 
( दृश्य ) देखता फिरता था॥ ३॥ 

सुमेरू पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नील 
पर्वत है। उसके सुन्दर स्वर्णओमय शिखर हैं, [ उनमेंसे ] चार सुन्दर शिखर 
मेरे मनको बहुत ही अच्छे लगे॥ ४॥ 

उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर और आमका 
एक-एक विशाल वृक्ष है। पर्वतके ऊपर एक सुन्दर तालाब शोभित 
है; जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है।॥ ५॥ 

उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है; उसमें रंग-बिरंगे बहुत-से 
कमल रिबले हुए हैं; हंसगण मधुर स्वरसे बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर 
रहे हैं॥ ५६॥ 

उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी ( काकभुशुण्डि ) बसता है। उसका नाश 
कल्पके अन्तमें भी नहीं होता। मायारतचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम 
आदि अविवेक, ॥ १॥ 

जो सारे जगतमें छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते। 
वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरिको भजता है, हे उमा! उसे 
प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥ 

वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान धरता है। पाकरके नीचे जपयज्ञ करता 
है। आमकी छायामें मानसिक पूजा करता है। श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे 
दूसरा कोई काम नहीं है॥ ३ ॥ 

बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसड़ कहता है। वहाँ अनेकों 
पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे 
प्रेमसहित आदरपूर्वक गान करता है॥ ४॥ 

सब निर्मल बुद्द्धविावाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते 
हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक ( दृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष 


५६० * रामचरितमानस * 


आनन्द उत्पन्न हुआ॥ ५॥ 

तब मैंने हंसका शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया 
और श्रीरघुनाथजीके गुणोंको आदरसहित सुनकर फिर कैलासको 
लौट आया॥ ५७॥ 

हे गिरिजे! मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुशुण्डिके 
पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारणसे पश्षिकुलके ध्वजा गरुड़जी 
उस काकके पास गये थे॥ १॥ 

जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण करनेसे 
मुझे लज्जा होती है--मेघनादके हाथों अपनेको बँधा लिया---तब नारद मुनिने 
गरुड़को भेजा ॥ २॥ 

सर्पोकेक भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमें बड़ा 
भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभुके बन्धनको स्मरण करके सर्पोके शत्रु 
गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार करने लगे--- ॥ ३ ॥ 

जो व्यापक, विकारहहित, वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रहा 
परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगतमें उन्हींका अवतार है। पर मैंने उस 
( अवतार ) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा ।॥ ४॥ 

जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको 
एक तुच्छ राक्षसने नागपाशसे बाँध लिया ॥ ०७८ ॥ 

गरुड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया। पर उन्हें ज्ञान नहीं 
हुआ, हृदयमें भ्रम और भी अधिक छा गया। [ सन्देहजनित ] दुःखसे दुःखी 
होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाँति मोहवश हो गये।॥ १॥ 

व्याकुल होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्‍्देह था, 
वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया आयी। [ उन्‍होंने 
कहा-- ] हे गरुड़! सुनिये, श्रीरामजीकी माया बड़ी ही बलवती है॥ २॥ 

जो ज्ञानियोंके चित्तको भी भलीभाँति हरण कर लेती है और उनके मनमें 
जबर्दस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत 
बार नचाया है, हे पक्षिराज! वही माया आपको भी व्याप गयी है॥ ३॥ 

हे गरुड़!' आपके हृदयमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे 
समझानेसे तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षिराज! आप ब्रह्माजीके पास 
जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा। ४॥ 

ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते 
हुए और बारंबार श्रीहरिकी मायाका बल वर्णन करते हुए चले॥ ५९॥ 

तब पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना सनन्‍्देह उन्हें कह 
सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके 
प्रतापको समझकर उनके अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १॥ 


* उत्तरकाण्ड * ७५६१ 


बरह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी 
मायाके वश हैं। भगवान्‌की मायाका प्रभाव असीम है, जिसने मुझतकको 
अनेकों बार नचाया है॥ २॥ 

यह सारा चराचर जगत््‌ तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने 
लगता हूँ, तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्चर्य [ की बात ] नहीं 
है। तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले--- श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी 
जानते हैं॥ ३ ॥ 

हे गरुड़! तुम शंकरजीके पास जाओ। हे तात! और कहीं किसीसे न पूछना। 
तुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा | ब्रह्माजीका वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये।॥ ४॥ 

तब बड़ी आतुरता (उतावली ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये। हे 
उमा! उस समय मैं कुबेरके घर जा रहा था और तुम कैलासपर थीं॥ ६०॥ 

गरुड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना 
सन्देह सुनाया। हे भवानी! उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने 
प्रेमसहित उनसे कहा--- ॥ १॥ 

हे गरुड़! तुम मुझे रास्तेमें मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार 
समझाऊँ ? सब सन्देहोंका तो तभी नाश हो जब दीर्घ कालतक सत्संग 
किया जाय॥ २॥ 

और वहाँ (९ सत्संगमें ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनियोंने अनेकों 
प्रकारसे गाया है और जिसके आदि, मध्य और अन्‍्तमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं।॥ ३ ॥ 

हे भाई! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम 
जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें 
श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥। 

सत्संगके बिना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके बिना मोह 
नहीं भागता और मोहके गये बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दूढ़ ( अचल ) 
प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ 

बिना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी 
नहीं मिलते। [ अतएव तुम सत्संगके लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर दिशामें 
एक सुन्दर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं।॥ १॥ 

वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके धाम हैं और 
बहुत कालके हैं। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे 
भाँति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं।॥ २॥ 

वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंको सुनो, उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न 
तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह 
मेरे चरणोंमें सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया ॥ ३॥ 


५६२ * रामचरितमानस * 


हे उमा! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मैं श्रीरधुनाथजीकी कृपासे 
उसका मर्म ( भेद ) पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको 
कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४॥ 

फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी 
पक्षीकी ही बोली समझते हैं। हे भवानी! प्रभुकी माया [| बड़ी ही ] बलवती 
है, ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले ?॥ ५॥ 

जो ज्ञानियोंमें और भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान्‌के 
वाहन हैं, उन गरुड़को भी मायाने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य 
मूर्खतावश घमंड किया करते हैं॥ ६२ ( क )॥ 


मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम 


यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा 
बेचारा क्‍या चीज है? जीमें ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी 
भगवान्‌का भजन करते हैं॥ ६२ ( ख )॥ 

गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्बाध बुद्द्धि और पूर्ण भक्तिवाले काकभुशुण्डिजी 
बसते थे। उस पर्वतको देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और [ उसके दर्शनसे 
ही ] सब माया, मोह तथा सोच जाता रहा॥ १॥ 

तालाबमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटवृक्षके नीचे गये। 
वहाँ श्रीरामजीके सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे।॥ २॥ 

भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पश्षिराज 
गरुड़जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर 
काकभुशुण्डिजीसहित सारा पक्षिसमाज हर्षित हुआ॥ ३॥ 

उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और स्वागत 
( कुशल ) पूछकर बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया। फिर प्रेमसहित पूजा करके 
काकभुशुण्डिजी मधुर वचन बोले---- ॥ ४ ॥ 

हे नाथ! हे पक्षचिराज! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें 
मैं अब वही करूँ। हे प्रभो! आप किस कार्यके लिये आये हैं 272६३ ( क )॥ 

पक्षिराज गरुड़जीने कोमल वचन कहे--आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं, 
जिनकी बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है।॥ ६३ ( ख )॥ 

हे तात! सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य तो यहाँ 
आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये। आपका परम 
पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब 
जाते रहे॥ १॥ 

अब हे तात! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा 
सुख देनेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसहित 


* उत्तरकाण्ड * ण६रे 


सुनाइये। हे प्रभो! मैं बार-बार आपसे यही विनती करता हूँ॥ २॥ 

गरुड़जीकी विनप्र, सरल, सुन्दर प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र 
वाणी सुनते ही भुशुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजीके 
गुणोंकी कथा कहने लगे॥ ३॥ 

हे भवानी! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका 
रूपक समझाकर कहा। फिर नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका 
अवतार कहा॥ ४॥ 

फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
बाललीलाएँ कहीं ॥ ५ ॥ 

मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर, 
फिर ऋषि विश्वामित्रजीका अयोध्या आना और श्रीरघुवीरजीका विवाह 
वर्णन किया॥ ६४॥ 

फिर श्रीरामजीके राज्याभिषेकका प्रसड़, फिर राजा दशरथजीके वचनसे 
राजरस (९ राज्याभिषेकके आनन्द ) में भड़ पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, 
विषाद और श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) कहा॥ १॥ 

श्रीरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गड़गाजीसे पार उतरकर प्रयागमें 
निवास, वाल्मीकिजी और प्रभु श्रीरामजीका मिलन और जैसे भगवान्‌ 
चित्रकूटमें बसे, वह सब कहा॥ २॥ 

फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें लौटना, राजा दशरथजीका मरण, 
भरतजीका [ ननिहालसे ] अयोध्यामें आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन 
किया। राजाकी उअनत्येष्टि क्रिया करके नगरनिवासियोंको साथ लेकर 
भरतजी वहाँ गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे॥ ३॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे वे खड़ाऊँ 
लेकर अयोध्यापुरी लौट आये, यह सब कथा कही। भरतजीकी नन्दिग्राममें 
रहनेकी रीति, इन्द्रपुत्र जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
और अतन्रिजीका मिलाप वर्णन किया॥ ४॥ 

जिस प्रकार विराधका वध हुआ और शरभंगजीने शरीर त्याग किया, 
वह प्रसंग कहकर, फिर सुतीक्ष्णजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और 
अगस्त्यजीका सत्संग-वृत्तान्त कहा।॥ ६५ ॥। 

दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुशुण्डिजीने गृश्तराजके साथ 
मित्रताका वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभुने पञ्जलवटीमें निवास किया 
और सब मुनियोंके भयका नाश किया, ॥ १॥ 

और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखाको 
कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर-दूषण-वध और जिस प्रकार 
रावणने सब समाचार जाना, वह बखानकर कहा, ॥ २॥ 


५६४ * रामचरितमानस * 


तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब 
उन्होंने कही। फिर मायासीताका हरण और श्रीरघ॒ुवीरके विरहका कुछ 
वर्णन किया॥ ३॥ 

फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका वध करके 
शबरीको परमगति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए 
श्रीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर गये, वह सब कहा ॥ ४ ॥ 

प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर 
सुग्रीवसे मित्रता और बालिके प्राणनाशका वर्णन किया॥ ६६ ( क )॥ 

सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, वह 
तथा वर्षा और शरदका वर्णन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवका 
भय आदि प्रसंग कहे॥ ६६ ( ख )॥ 

जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने वानरोंको भेजा और वे सीताजीकी रखोजमें 
जिस प्रकार सब दिशाओंमें गये, जिस प्रकार उन्होंने बिलमें प्रवेश किया और 
फिर जैसे वानरोंको सम्पाती मिला, वह कथा कही॥ १॥ 

संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको 
लाँघ गये, फिर हनुमानजीने जैसे लड्ढजामें प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको 
धीरज दिया, सो सब कहा॥ २॥ 

अशोकवनको उजाड़कर, रावणको समझाकर, लड्ढापुरीको जलाकर फिर 
जैसे उन्होंने समुद्रको लाँधा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहाँ 
श्रीरघुनाथजी थे और आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३॥ 

फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस 
प्रकार विभीषणजी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा 
उसने सुनायी ॥ ४॥ 

पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार 
वीरश्रेष्ठ बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गये, वह सब कहा॥ ६७ ( क )॥ 

फिर राक्षसों और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया। फिर 
कुम्भकर्ण और मेघनादके बल, पुरुषार्थ और संहारकी कथा कही ॥ ६७ ( ख )॥ 

नाना प्रकारके राक्षससमूहोंके मरण तथा श्रीरघुनाथजी और रावणके 
अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया। रावणवध, मन्दोदरीका शोक, 
विभीषणका राज्याभिषेक और देवताओंका शोकरहित होना कहकर, ॥ १॥ 

फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओंने 
हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरोंसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर 
कृपाधाम प्रभु अवधपुरीको चले, वह कहा॥ २॥ 

जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) में आये, वे सब 
उज्जवल चरित्र काकभुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये। फिर उन्होंने 


* उत्तरकाण्ड * ज६७ 


श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा। [ शिवजी कहते हैं--- ] अयोध्यापुरीका 
और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए--- ॥ ३ ॥ 

भुशुण्डिजीने वह सब कथा कही जो हे भवानी! मैंने तुमसे कही। सारी 
रामकथा सुनकर पश्षिराज गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित ( आनन्दित ) होकर 
वचन कहने लगे---- ॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीके सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा सन्देह जाता रहा। 
हे काकशिरोमणि! आपके अनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो 
गया॥ ६८ ( क )॥ 

युद्धमें प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था 
कि श्रीरामजी तो सच्चिदानन्दघन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं॥ ६८ ( ख )॥ 

बिलकुल ही लौकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयमें 
भारी सन्देह हो गया। मैं अब उस भ्रम (सन्देह ) को अपने लिये हित 
करके समझता हूँ। कृपानिधानने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया॥ १॥ 

जो धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता है, वही वृक्षकी छायाका सुख जानता 
है। हे तात! यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार 
मिलता 2॥ २॥ 

और कैसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत 
प्रकारसे गायी है ? वेद, शास्त्र और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और मुनि 
भी यही कहते हैं, इसमें सन्देह नहीं कि--- ॥ ३ ॥ 

शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते 
हैं। श्रीरामजीकी कृपासे मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपासे मेरा 
सन्देह चला गया॥ ४॥ 

पक्षिराज गरुड़जीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजीका 
शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रोंमें जल भर आया और वे मनमें अत्यन्त 
हर्षित हुए॥६९ ( क )॥ 

हे उमा! सुन्दर ब॒ुच्द्िवाले, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके 
सेवक श्रोताको पाकर सज्जन अत्यन्त गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न 
करनेयोग्य ) रहस्यको भी प्रकट कर देते हैं॥ ६९ ( ख )॥ 

काकभुशुण्डिजीनी फिर कहा--पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था 
( अर्थात्‌ बहुत था )--हे नाथ! आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं और 
श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं।॥ १॥ 

आपको न सनन्‍्देह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ! आपने 
तो मुझपर दया की है। हे पक्चिराज! मोहके बहाने श्रीरघधुनाथजीने आपको 
यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है॥ २॥ 

हे पक्षियोंके स्वामी! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाईं! यह कुछ 


५६६ * रामचरितमानस * 


आश्चर्य नहीं है। नारदजी, शिवजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके 
मर्मजझ्ञ और उसका उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं॥ ३ ॥ 

उनमेंसे भी किस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशून्य ) नहीं किया? 
जगतूमें ऐसा कौन है जिसे कामने न नचाया हो ? तृष्णाने किसको मतवाला 
नहीं बनाया ? क्रोधने किसका हृदय नहीं जलाया ?2॥ ४ ॥ 

इस संसारमें ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान्‌ और गुणोंका 
धाम है, जिसकी लोभने विडम्बना (मिट्टी पलीद ) न की हो ॥ ७० ( क )॥ 

लक्ष्मीके मदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको बहरा नहीं कर दिया ? 
ऐसा कौन है, जिसे मृगनयनी ९ युवती स्त्री ) के नेत्र-बाण न लगे हों 2॥॥ ७० ( ख )॥ 

[ रज, तम आदि ] गुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा 
कोई नहीं है जिसे मान और मदने अछूता छोड़ा हो। यौवनके ज्वरने किसे 
आपेसे बाहर नहीं किया ? ममताने किसके यशका नाश नहीं किया 2॥ १॥ 

मत्सर ( डाह ) ने किसको कलइड्डू नहीं लगाया ? शोकरूपी पवनने किसे 
नहीं हिला दिया? चिन्तारूपी साँपिनने किसे नहीं खा लिया ? जगत्‌में ऐसा 
कौन है, जिसे माया न व्यापी हो ?॥ २॥ 

मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा थेर्यवान्‌ कौन है, जिसके 
शरीरमें यह कीड़ा न लगा हो? पुत्रकी, धनकी और लोकप्रतिष्ठाकी 
इन तीन प्रबल इच्छाओंने किसकी बुदर्द्विको मलिन नहीं कर दिया (बिगाड़ 
नहीं दिया ) 2॥ ३॥ 

यह सब मायाका बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन 
कौन कर सकता है? शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे 
जीव तो किस गिनतीमें हैं ?॥ ४॥ 

मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई है। कामादि ( काम, क्रोध 
और लोभ ) उसके सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखण्ड योद्धा 
हैं॥ ७१ (क)॥ 

वह माया श्रीरघुवीरकी दासी है। यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही 
है, किन्तु वह श्रीरामजीकी कृपाके बिना छूटती नहीं। हे नाथ! यह मैं प्रतिज्ञा 
करके कहता हूँ॥ ७१ ( ख )॥ 

जो माया सारे जगत्‌को नचाती है और जिसका चरित्र ( करनी ) किसीने 
नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़जी ! वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके 
इशारेपर अपने समाज ( परिवार ) सहित नटीकी तरह नाचती है॥ १॥ 

श्रीरामजी वही सच्चिदानन्द्धन हैं जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप, रूप और 
बलके धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य ( सर्वरूप ), अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण, 
अमोघशक्ति ( जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) और छ: ऐश्वर्योसे युक्त 
भगवान्‌ हैं।॥ २॥ 


* उत्तरकाण्ड * ५६७ 


वे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित ), महान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे, 
सब कुछ देखनेवाले, निर्दोष, अजेय, ममतारहित, निराकार ( मायिक 
आकारसे रहित ), मोहरहित, नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, ॥ ३॥ 

प्रकृतिसे परे, प्रभु ( सर्वसमर्थ )) सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, 
इच्छारहित, विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ ( श्रीराममें ) मोहका 
कारण ही नहीं है। क्‍या अन्धकारका समूह कभी सूर्यके सामने जा 
सकता है ?॥ ४॥ 

भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंक लिये राजाका शरीर धारण किया 
और साधारण मनुष्योंके-से अनेकों परम पावन चरित्र किये॥ ७२ ( क )॥ 

जैसे कोई नट ( खेल करनेवाला ) अनेक वेष धारण करके नृत्य करता है, 
और वही-वही ( जैसा वेष होता है, उसीके अनुकूल ) भाव दिखलाता है, पर 
स्वयं वह उनमेंसे कोई हो नहीं जाता, ॥ ७२ ( रख )॥ 

हे गरुड़जी! ऐसी ही श्रीरघुनाथजीकी यह लीला है, जो राक्षसोंको 
विशेष मोहित करनेवाली और भक्तोंको सुख देनेवाली है। हे स्वामी! जो 
मनुष्य मलिनबुद्द्धि, विषयोंके वश और कामी हैं, वे ही प्रभुपर इस प्रकार 
मोहका आरोप करते हैं॥ १॥ 

जब जिसको [ कवँल आदि ] नेत्रदोष होता है, तब वह चन्द्रमाको पीले 
रंगका कहता है। हे पक्षिराज! जब जिसे दिशाभ्रम होता है, तब वह कहता 
है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ है॥ २॥ 

नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्‌को चलता हुआ देखता है और 
मोहवश अपनेको अचल समझता है। बालक घूमते ( चक्राकार दौड़ते ) 
हैं, घर आदि नहीं घूमते । पर वे आपसमें एक-दूसरेको झूठा कहते हैं।॥ ३ ॥ 

हे गरुड़जी! श्रीहरिके विषयमें मोहकी कल्पना भी ऐसी ही है, 
भगवानमें तो स्वप्रमें भी अज्ञानका प्रसंग ( अवसर ) नहीं है। किन्तु जो 
मायाके वश, मन्दबुब्द्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों 
प्रकारके परदे पड़े हैं, ॥ ४॥ 

वे मूर्ख हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर 
आरोपित करते हैं॥ ५ ॥ 

जो काम, क्रोध, मद और लोभमें रत हैं और दुःखसरूप घरमें आसक्त 
हैं, वे श्रीरघुनाथजीको कैसे जान सकते हैं ? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएँमें 
पड़े हुए हैं॥ ७३ ( क )॥ 

निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ ( सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है, परन्तु 
[ गुणातीत दिव्य] सगुण रूपको कोई नहीं जानता। इसलिये उन सगुण 
भगवान्‌के अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोके 
भी मनको भ्रम हो जाता है॥ ७३ ( रख )॥ 


५६८ * रामचरितमानस * 


हे पक्षिराज गरुड़जी! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये। मैं अपनी बुद्द्धिके 
अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभो! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, 
वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ॥ १॥ 

हे तात! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं। श्रीहरिके गुणोंमें आपकी प्रीति 
है, इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले हैं। इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं 
छिपाता और अत्यन्त रहस्यकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये। वे भक्तमें अभिमान कभी नहीं 
रहने देते। क्योंकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक 
प्रकारके कक्‍्लेशों तथा समस्त शोकोंका देनेवाला है॥ ३॥ 

इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी 
बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाईं! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता 
है, तो माता उसे कठोर हृदयकी भाँति चिरा डालती है॥ ४॥ 

यद्यपि बच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता है और अधीर 
होकर रोता है, तो भी रोगके नाशके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ 
भी नहीं गिनती ( उसकी परवा नहीं करती और फोड़ेको चिरवा ही डालती 
है )॥ ७४ ( क )॥ 

उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके 
लिये हर लेते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्‍यों नहीं 
भजते॥ ७४ ( ख )॥ 

हे पक्चिराज गरुड़जी! श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता ( मूर्खता ) 
की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये। जब-जब अश्रीरामचन्द्रजी 
मनुष्यशरीर धारण करते हैं और भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ 
करते हैं॥ १॥ 

तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हर्षित 
होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [ भगवान्‌की 
शिशुलीलामें ] लुभाकर पाँच वर्षतक वहीं रहता हूँ॥ २॥ 

बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीरमें अरबों 
कामदेवोंकी शोभा है। हे गरुड़जी! अपने प्रभुका मुख देख-देखकर मैं 
नेत्रोंकी सफल करता हूँ॥ ३ ॥ 

छोटे-से कौएका शरीर धरकर और भगवान्‌के साथ-साथ फिरकर मैं 
उनके भाँति-भाँतिके बालचरित्रोंको देखा करता हूँ।॥ ४॥ 

लड़कपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हैं, वहाँ-वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ 
और आँगनमें उनकी जो जूठन पड़ती है, वही उठाकर खाता हूँ॥ ७५ ( क )॥ 

एक बार श्रीरघुवीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये। प्रभुकी उस 
लीलाका स्मरण करते ही काकभुशुण्डिजीका शरीर [| प्रेमानन्दवश ] 


* उत्तरकाण्ड * ५६९ 


पुलकित हो गया॥ ७५ ( रख )॥ 

भुशुण्डिजी कहने लगे--हे पक्षिराज! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र 
सेवकोंको सुख देनेवाला है। [ अयोध्याका ] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर 
है। सोनेके महलमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए हैं॥ १॥ 

सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य 
खेलते हैं। माताको सुख देनेवाले बालविनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी 
आँगनमें विचर रहे हैं।॥ २॥ 

मरकत मणिके समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अड्ग-अड्डमें 
बहुत-से कामदेवोंकी शोभा छायी हुई है। नवीन [ लाल ] कमलके समान 
लाल-लाल कोमल चरण हैं। सुन्दर अँगुलियाँ हैं और नख अपनी ज्योतिसे 
अन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं।॥ ३ ॥ 

[ तलवेमें ] वज्रादि (वच्र, अंकुश, ध्वजा और कमल ) के चार 
सुन्दर चिह्न हैं, चरणोंमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं, मणियों, 
रत्लोंसे जड़ी हुई सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना लग 
रहा है॥ ४॥ 

उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली ) हैं, नाभि सुन्दर और गहरी 
है। विशाल वक्षःस्थलपर अनेकों प्रकारके बच्चोंके आभूषण और वस्त्र 
सुशोभित हैं॥ ७६ ॥ 

लाल-लाल हथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मनको हरनेवाले हैं और 
विशाल भ्रुजाओंपर सुन्दर आभूषण हैं। बालसिंह (सिंहके बच्चे ) के-से 
कंधे और शंखके समान (तीन रेखाओसससे युक्त ) गला है। सुन्दर ठुड्डी है 
और मुख तो छबिकी सीमा ही है॥ १॥ 

कलबल ( तोतले ) वचन हैं, लाल-लाल ओंठ हैं। उज्वल, सुन्दर और 
छोटी-छोटी [ ऊपर और नीचे ] दो-दो दुँतुलियाँ हैं। सुन्दर गाल, मनोहर 
नासिका और सब सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाली 
समस्त कलाओसे पूर्ण चन्द्रमाकी ] किरणोंके समान मधुर मुसकान है ॥ २॥ 

नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [ के बन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं। 
ललाटपर गोरोचनका तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुन्दर 
हैं, काले और घुँघराले केशोंकी छबि छा रही है॥ ३॥ 

पीली और महीन झँगुली शरीरपर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी 
और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथजीके आँगनमें 
विहार करनेवाले रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर 
नाचते हैं, ॥ ४॥ 

और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्रोंका वर्णन करते 
मुझे लज्जा आती है! किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और 


"५७० * रामचरितमानस * 


में भाग चलता, तब मुझे पूआ दिखलाते थे॥ ५॥ 

मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर रोते हैं और जब 
मैं उनका चरण स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर-फिरकर 
मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं ॥ ७७ ( क )॥ 

साधारण बच्चों-जैसी लीला देखकर मुझे मोह ( शझ्भाग ) हुआ कि सच्चिदानन्दघन 
प्रभु यह कौन | महत्त्वका ] चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं॥ ७७ ( ख )॥ 

हे पक्षिराज! मनमें इतनी [ शड्जा ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित 
माया मसुझपर छा गयी। परन्तु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई और 
न दूसरे जीवोंकी भाँति संसारमें डालनेवाली हुई ॥ १॥ 

हे नाथ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान्‌के वाहन गरुड़जी! 
उसे सावधान होकर सुनिये । एक सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानस्वरूप 
हैं और जड-चेतन सभी जीव मायाके वश हैं।॥ २॥ 

यदि जीवोंको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे, तो कहिये, फिर ईश्वर और 
जीवमें भेद ही कैसा ? अभिमानी जीव मायाके वश है और वह | सत्त्व, रज, 
तम--इन ] तीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके वशमें है॥ ३ ॥ 

जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं; जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान्‌ 
एक हैं। यद्यपि मायाका किया हुआ यह भेद असत्‌ है तथापि वह भगवान्‌के 
भजन बिना करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
होनेपर भी बिना पूँछ और सींगका पशु है॥ ७८ ( क )॥ 

सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओरसेे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और 
जितने पर्वत हैं उन सबमें दावाग्नमि लगा दी जाय, तो भी सूर्यके उदय हुए 
बिना रात्रि नहीं जा सकती॥ ७८ ( ख )॥ 

हे पक्षिराज! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका क्लेश नहीं 
मिटता। श्रीहरिके सेवकको अविद्या नहीं व्यापती। प्रभुकी प्रेरणासे उसे 
विद्या व्यापती है॥ १॥ 

हे पक्षिश्रेष्ठ) इसीसे दासका नाश नहीं होता और भेद-भक्ति बढ़ती है। 
श्रीरामजीने मुझे जब भ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे। वह विशेष चरित्र 
सुनिये॥ २॥ 

उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोंने और न माता- 
पिताने ही। वे श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और चरणतलवाले 
बालरूप श्रीरामजी घुटने और हाथोंके बल मुझे पकड़नेको दौड़े॥ ३॥ 

हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! तब मैं भाग चला। श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके 
लिये भ्रुजा फैलायी। मैं जैसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता, वैसे-वैसे ही वहाँ 
श्रीहरिकी भुजाको अपने पास देखता था॥ ४॥ 


* उत्तरकाण्ड * ५७9१ 


मैं ब्रह्यालोकतक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो 
हे तात! श्रीरामजीकी भुजामें और मुझमें केवल दो ही अंगुलका बीच 
था॥ ७९ ( क )॥ 

सातों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी, वहाँतक मैं गया। 
पर वहाँ भी प्रभुकी भुजाको [ अपने पीछे ] देखकर मैं व्याकुल हो 
गया॥ ७९ ( ख )॥ 

जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आँखें मूद लीं। फिर आँखें खोलकर 
देखते ही अवधपुरीमें पहुँच गया | मुझे देखकर श्रीरामजी मुसकराने लगे। उनके 
हँसते ही मैं तुरंत उनके मुखमें चला गया॥ १॥ 

हे पक्षिराज! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोंके समूह देखे। 
वहाँ ( उन ब्रह्माण्डोंमें ) अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से- 
एककी बढ़कर थी॥ २॥ 

करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमा, 
अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, ॥ ३॥ 

असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी 
सृष्टिका विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों 
प्रकारके जड़ और चेतन जीव देखे ॥ ४॥ 

जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता 
था ( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ), वही सब अद्भुत 
सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय!॥ ८० (क )॥ 

मैं एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्षतक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों 
ब्रह्माण्ड देखता फिरा॥ ८० ( ख )॥ 

प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्‍पाल, 
मनुष्य, गन्धर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, ॥ १॥ 

तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही 
प्रकारके थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ 
दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी।॥ २॥ 

प्रत्येक ब्रह्माण्डमें मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएँ 
देखीं। प्रत्येक भुवनमें न्‍्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न 
प्रकारके ही नर-नारी थे॥ ३॥ 

हे तात! सुनिये, दशरथजी, कौसल्याजी और भरतजी आदि भाई भी 
भिन्न-भिन्न रूपोंके थे। मैं प्रत्येक त्रह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार 
बाललीलाएँ देखता फिरता॥ ४॥ 

हे हरिवाहन! मैंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा। मैं 
अनगिनत ब्रह्माण्डोंमें फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका 


५७२ * रामचरितमानस * 


नहीं देखा ॥ ८१ ( क )॥ 

सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्रीरघुवीर! इस प्रकार 
मोहरूपी पवनकी प्रेरणासे मैं भुवन-भुवनमें देखता फिरता था॥ ८१ ( ख)॥ 

अनेक ब्रह्माण्डोंमें भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये। फिरता- 
फिरता मैं अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया॥ १॥ 

फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म ( अवतार ) सुन पाया, तब प्रेमसे 
परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिस 
प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते थे, 
वर्णन नहीं किये जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके स्वामी कृपालु 
भगवान्‌ श्रीरामको देखा ॥ ३॥ 

में बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्द्धि मोहरूपी कीचड़से व्याप्त थी। 
यह सब मैंने दो ही घड़ीमें देखा। मनमें विशेष मोह होनेसे मैं थक गया ।॥ ४॥ 

मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्रीरघुवीर हँस दिये। हे धीरबुदिद्ध 
गरुड़जी! सुनिये, उनके हँसते ही मैं मुँहसे बाहर आ गया॥ ८२(क )॥ 

श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों 
( असंख्य ) प्रकारसे मनको समझाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता 
था॥ ८२ ( रख)॥ 

यह [ बाल ] चरित्र देखकर और | पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताका 
स्मरण कर मैं शरीरकी सुध भूल गया और 'हे आर्तजनोंके रक्षक! रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये! पुकारता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा। मुखसे बात नहीं 
निकलती थी!॥ १॥ 

तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविह्लल देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) 
को रोक लिया। प्रभुने अपना कर-कमल मेरे सिरपर रखा। दीनदयालुने मेरा 
सम्पूर्ण दुःख हर लिया॥ २॥ 

सेवकोंको सुख देनेवाले, कृपाके समूह ( कृपामय ) श्रीरामजीने मुझे 
मोहसे सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहलेवाली प्रभुताको विचार-विचारकर 
( याद कर-कर के ) मेरे मनमें बड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३॥ 

प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर 
मैंने | आनन्दसे ] नेत्रोंमें जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर 
बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ४॥ 

मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास 
श्रीरामजी सुखदायक, गम्भीर और कोमल वचन बोले--- ॥ ८३ ( क )॥ 

हे काकभुशुण्डि! तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग। 
अणिमा आदि अपष्ट सिद्द्धियाँ, दूसरी ऋषच्द्वियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी 


* उत्तरकाण्ड * ५७३ 


खान मोक्ष, ॥ ८३ ( ख )॥ 

ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) और वे अनेकों गुण जो 
जगत्में मुनियोंके लिये भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा, इसमें सन्देह 
नहीं। जो तेरे मन भावे, सो माँग ले॥ १॥ 

प्रभुके वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेममें भर गया। तब मनमें अनुमान 
करने लगा कि प्रभुने सब सुखोंके देनेकी बात कही, यह तो सत्य है; पर 
अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं कही ॥ २॥ 

भक्तिसे रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही ( फीके ) हैं जेसे नमकके 
बिना बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ। भजनसे रहित सुख किस कामके ? 
हे पक्षिराज! ऐसा विचारकर मैं बोला--- ॥ ३ ॥ 

हे प्रभो! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा और 
स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी! मैं अपना मन-भाया वर माँगता हूँ। आप उदार 
हैं और हदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ ४॥ 

आपकी जिस अविरल ( प्रगाढ़ ) एवं विशुद्ध ( अनन्य, निष्काम ) भक्तिको 
श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी कृपासे 
कोई विरला ही जिसे पाता है, ॥ ८४ ( क )॥ 

हे भक्तोंके [ मन-इच्छित फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष! हे शरणागतके 
हितकारी! हे कृपासागर! हे सुखधाम श्रीरामजी! दया करके मुझे अपनी 
वही भक्ति दीजिये॥ ८४ ( ख )॥ 

“एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले 
वचन बोले--हे काक! सुन, तू स्वभावसे ही बुदर्द्विमानू है। ऐसा वरदान 
कैसे न माँगता 2॥ १॥ 

तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग ली, जगतूमें तेरे समान बड़भागी 
कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते 
हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २॥ 

वही भक्ति तूने माँगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता 
मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण 
तेरे हृदयमें बसेंगे॥ ३ ॥ 

भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा 
विभाग---इन सबके भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा। तुझे साधनका 
कष्ट नहीं होगा॥ ४॥ 

मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, 
अगुण ( प्रकृतिके गुणोंसे रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी खान ब्रह्म 
जानना।॥ ८५ ( क )॥ 

हे काक! सुन, मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर शरीर, वचन और 


"७४ * रामचरितमानस * 


मनसे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना॥ ८५ ( ख )॥ 

अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। 
मैं तुझको यह “निज सिद्धान्त' सुनाता हूँ। सुनकर मनमें धारण कर और 
सब तजकर मेरा भजन कर॥ १॥ 

यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है। [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर 
जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं; क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं।[ किन्तु ] 
मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं।॥ २ ॥ 

उन मजनुष्योंमें भी द्विज, द्विजोंमें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण 
करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भी विरक्त 
( वैराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और ज्ञानियोंसे 
भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं॥३॥ 

विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) 
है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार-बार सत्य (“निज सिद्धान्त' ) 
कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है।॥ ४॥ 

भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्‍यों न हो, वह मुझे सब जीवोंके समान हो प्रिय 
है। परन्तु भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, 
यह मेरी घोषणा है॥ ५॥ 

पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्द्विवाला सेवक, बता, किसको प्यारा नहीं 
लगता ? वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक! सावधान 
होकर सुन ॥ ८६॥ 

एक पिताके बहुत-से पुत्र पृथक्‌ू-पृथक्‌ गुण, स्वभाव और आचरणवाले 
होते हैं। कोई पण्डित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई 
शूरवीर, कोई दानी, ॥ १॥ 

कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिताका प्रेम इन सभीपर समान 
होता है। परन्तु इनमेंसे यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त 
होता है, स्वप्रमें भी दूसरा धर्म नहीं जानता, ॥ २॥ 

वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि ( चाहे ) वह सब 
प्रकारसे अज्ञान (९ मूर्ख ) ही हो। इस प्रकार तिर्यक्‌ ( पशु-पश्षी ), देव, मनुष्य 
और असुरोंसमेत जितने भी चेतन और जड जीव हैं, ॥ ३॥ 

[ उनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः 
सबपर मेरी बराबर दया है। परन्तु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन, 
वचन और शरीरसे मुझको भजता है, ॥ ४॥ 

वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव 
हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे भजता है वही मुझे परम 
प्रिय है ॥८७ ९ क )॥ 


* उत्तरकाण्ड * "9७ 


हे पक्षी! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एवं निष्काम ) सेवक 
मुझे प्राणोंके समान प्यारा है। ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर 
मुझीको भज॥ ८७ ( ख )॥ 

तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते 
रहना। प्रभुके वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित 
था और मनमें मैं अत्यन्त ही हर्षित हो रहा था॥ १॥ 

वह सुख मन और कान ही जानते हैं। जीभसे उसका बखान नहीं किया 
जा सकता। प्रभुकी शोभाका वह सुख नेत्र ही जानते हैं। पर वे कह कैसे 
सकते हैं ? उनके वाणी तो है नहीं।॥ २॥ 

मुझे बहुत प्रकारसे भलीभाँति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही 
बालकोंके खेल करने लगे। नेत्रोंमें जल भरकर और मुखको कुछ रूखा 
[ -सा] बनाकर उन्होंने माताकी ओर देखा--] और मुखाकृति तथा 
चितवनसे माताको समझा दिया कि ] बहुत भूख लगी है॥ ३॥ 

यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होंने 
श्रीरामजीको छातीसे लगा लिया। वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और 
श्रीरघुनाथजी ९ उन्हीं ) की ललित लीलाएँ गाने लगीं ॥ ४ ॥ 

जिस सुखके लिये [ सबको ] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि 
शिवजीने अशुभ वेष धारण किया, उस सुखमें अवधपुरीके नर-नारी 
निरन्तर निमग्र रहते हैं॥ ८८ ( क )॥ 

उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्रमें भी प्राप्त कर लिया, 
हे पक्षचिराज! वे सुन्दर बुच्द्विवाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखको 
भी कुछ नहीं गिनते॥ ८८ ( ख )॥ 

में और कुछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैंने श्रीरामजीकी रसीली 
बाललीलाएँ देखीं। श्रीरामजीकी कृपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया। तदनन्तर 
प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लौट आया॥ १॥ 

इस प्रकार जबसे श्रीरघुनाथजीने मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया 
कभी नहीं व्यापी। श्रीहरिकी मायाने मुझे जेसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र 
मैंने कहा॥ २॥ 

हे पक्षिराज गरुड़! अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। [ वह 
यह है कि ] भगवान्‌के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षिराज! सुनिये, 
श्रीरामजीकी कृपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती;॥ ३॥ 

प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं 
होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज! जलकी 
चिकनाई ठहरती नहीं ।॥ ४॥ 

गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? अथवा वैराग्यके बिना कहीं ज्ञान 


५७६ * रामचरितमानस * 


हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके 
बिना क्‍या सुख मिल सकता है ?7॥ ८९ ( क )॥ 

हे तात! स्वाभाविक संतोषके बिना क्‍या कोई शान्ति पा सकता है? 
[ चाहे ] करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये; [ फिर भी ] क्‍या कभी 
जलके बिना नाव चल सकती है ?॥ ८९ ( ख )॥ 

संतोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते स्वप्रमें 
भी सुख नहीं हो सकता। और श्रीरामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मिट 
सकती हैं ? बिना धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ?॥ १॥ 

विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) के बिना क्‍या समभाव आ सकता है? 
आकाशके बिना क्‍या कोई अवकाश (पोल ) पा सकता है? श्रद्धाके 
बिना धर्म [ का आचरण ] नहीं होता। क्‍या पृथ्वीतत्त्वके बिना कोई गन्ध 
पा सकता है ?॥ २॥ 

तपके बिना क्‍या तेज फैल सकता है? जल-तत्त्वके बिना संसारमें 
क्या रस हो सकता है? पण्डितजनोंकी सेवा बिना क्‍या शील 
( सदाचार ) प्राप्त हो सकता है? हे गोसाईं! जैसे बिना तेज ( अग्मि-तत्त्व ) 
के रूप नहीं मिलता ॥ ३॥ 

निज-सुख ( आत्मानन्द ) के बिना क्‍या मन स्थिर हो सकता है? वायु- 
तत्त्वके बिना क्‍या स्पर्श हो सकता है ? क्‍या विश्वासके बिना कोई भी सिद्द्धि 
हो सकती है? इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जन्म-मृत्युके भयका नाश 
नहीं होता।॥ ४॥ 

बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघलते 
( ढरते ) नहीं और श्रीरामजीकी कृपाके बिना जीव स्वप्रमें भी शान्ति नहीं 
पाता॥ ९० (क )॥ 

हे धीरबुच्द्धि ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतर्कों और सन्देहोंको 
छोड़कर करुणाकी खान सुन्दर और सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन 
कीजिये। ९० ( ख )॥ 

हे पक्षिराज! हे नाथ! मैंने अपनी बुदर्द्षिके अनुसार प्रभुके प्रताप और 
महिमाका गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है। 
यह सब अपनी आँखों देखी कही है।॥ १॥ 

श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सभी अपार एवं 
अनन्त हैं तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भी अनन्त हैं। मुनिगण अपनी-अपनी 
बुच्द्धेिकि अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका 
पार नहीं पाते॥ २॥ 

आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बड़े जीव आकाशमें उड़ते हैं, 
किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात! श्रीरघुनाथजीकी 


* उत्तरकाण्ड * ५9७ 


महिमा भी अथाह है। क्‍या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है ?॥ ३॥ 

श्रीरामजीका अरबों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है। वे अनन्त कोटि 
दुर्गाओंके समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इन्द्रोंक समान उनका विलास ( ऐश्वर्य ) 
है। अरबों आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (९ स्थान ) है॥ ४॥ 

अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल है और अरबों सूर्योके समान 
प्रकाश है। अरबों चअन्द्रमाओंके समान वे शीतल और संसारके समस्त 
भयोंका नाश करनेवाले हैं॥ ९१ ( क )॥ 

अरबों कालोंके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं। वे भगवान्‌ 
अरबों धूमकेतुओं ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं॥ ९१ ( ख )॥ 

अरबों पातालोंके समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजोंके समान 
भयानक हैं। अनन्तकोटि तीर्थोके समान वे पवित्र करनेवाले हैं। उनका नाम 
सम्पूर्ण पापसमूहका नाश करनेवाला है॥ १॥ 

श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोंके समान अचल (स्थिर ) हैं और अरबों 
समुद्रोंके समान गहरे हैं। भगवान्‌ अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं 
( इच्छित पदार्थों ) के देनेवाले हैं।॥ २॥ 

उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोंके समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओंके 
समान सृष्टिरचनाकी निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओंके समान पालन 
करनेवाले और अरबों रुद्रोंके समान संहार करनेवाले हैं।॥ ३॥ 

वे अरबों कुबेरोंक समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान 
सृष्टिके खजाने हैं। बोझ उठानेमें वे अरबों शेषोंके समान हैं। [ अधिक 
क्या ] जगदीश्वर प्रभु श्रीरामजी [सभी बातोंमें] सीमारहित और 
उपमारहित हैं।॥ ४॥ 

श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्रीरामके 
समान श्रीराम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओंके समान 
कहनेसे सूर्य [ प्रशंसाको नहीं वरं ] अत्यन्त लघुताको हो प्राप्त होता है 
( सूर्यकी निन्‍दा ही होती है )। इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्द्रेकि विकासके 
अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं। किन्तु प्रभु भक्तोंके भावमात्रको 
ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपालु हैं। वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर 
सुख मानते हैं। 

श्रीरामजी अपार गुणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता 
है ? संतोंसे मैंने जेसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया॥ ९२ ( क )॥ 

सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वश हैं।[ अतएव ] 
ममता, मद और मानको छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना 
चहिये॥ ९२ ( ख )॥ 

भुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हर्षित होकर अपने पंख 


"५७८ * रामचरितमानस * 


फुला लिये। उनके नेत्रोंमें [ प्रेमानन्दके आँसुओंका ] जल आ गया और मन 
अत्यन्त हर्षित हो गया। उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयमें धारण किया।॥ १॥ 

वे अपने पिछले मोहको समझकर (याद करके ) पछताने लगे कि 
मैंने अनादि ब्रह्मको मनुष्य करके माना। गरुड़जीने बार-बार काकभुशुण्डिजीके 
चअरणोंपर सिर नवाया और उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम 
बढ़ाया॥ २॥ 

गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्माजी और 
शंकरजीके समान ही क्‍यों न हो।[ गरुड़जीने कहा--- ] हे तात! मुझे सन्देहरूपी 
सर्पने डस लिया था और [ साँपके डसनेपर जैसे विष चढ़नेसे लहरें आती हैं, 
वैसे ही ] बहुत-सी कुतर्करूपी दुःख देनेवाली लहरें आ रही थीं॥ ३ ॥ 

आपके स्वरूपरूपी गारुड़ी ( साँपका विष उतारनेवाले ) के द्वारा भक्तोंको 
सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया। आपकी कृपासे मेरा मोह नाश 
हो गया और मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४॥ 

उनकी (९ भुशुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर 
और हाथ जोड़कर फिर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन 
बोले---॥ ९३ ( क )॥ 

हे प्रभो! हे स्वामी! मैं अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ। हे 
कृपाके समुद्र! मुझ अपना “निज दास' जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूर्वक ) 
मेरे प्रश्नचका उत्तर कहिये॥ ९३ ( ख )॥ 

आप सब कुछ जाननेवाले हैं, तत्त्वके ज्ञाता हैं, अन्धकार (माया ) से 
परे, उत्तम बुद्धिसि युक्त, सुशील, सरल आचरणवाले, ज्ञान, वैराग्य और 
विज्ञानके धाम और श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं।॥ १॥ 

आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ? हे तात! सब समझाकर 
मुझसे कहिये। हे स्वामी! हे आकाशगामी! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने 
कहाँ पाया, सो कहिये।॥ २॥ 

हे नाथ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रलयमें भी आपका नाश 
नहीं होता और ईश्वर ( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी 
मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३ ॥ 

[ क्योंकि ] हे नाथ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा 
यह सारा जगत्‌ कालका कलेवा है। असंख्य ब्रह्माण्डोंका नाश करनेवाला 
काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है॥ ४॥ 

[ ऐसा वह ] अत्यन्त भयड्डर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव 
नहीं दिखलाता ) इसका क्‍या कारण है ? हे कृपालु! मुझे कहिये, यह ज्ञानका 
प्रभाव है या योगका बल है 2॥ ९४ ( क )॥ 

हे प्रभो! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका 


* उत्तरकाण्ड * ५७9९ 


क्या कारण है ? हे नाथ! यह सब प्रेमसहित कहिये। ९४ ( ख )॥ 

हे उमा! गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी हर्षित हुए और परम 
प्रेमसे बोले--हे सर्पोके शत्रु! आपकी बुदर्द्धि धन्य है! धन्य है! आपके प्रश्न 
मुझे बहुत ही प्यारे लगे॥ १॥ 

आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ 
गयी। मैं अपनी सब कथा विस्तारसे कहता हूँ। हे तात! आदरसहित मन 
लगाकर सुनिये॥ २॥ 

अनेक जप, तप, यज्ञ, शम (मनको रोकना ), दम (९ इन्द्रियोंका 
रोकना ), व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा 
सकता॥ ३॥ 

मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है। इसीसे इसपर मेरी 
ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उसपर सभी कोई 
प्रेम करते हैं।॥। ४ ॥। 

हे गरुड़जी! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि 
अपना परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये। ९५ ( क )॥ 

रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसीसे उस 
परम अपवित्र कीड़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं॥ ९५ ( ख )॥ 

जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्मसे 
श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको 
पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया जाय॥ १॥ 

जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय 
तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीरसे मेरे हृदयमें 
रामभक्ति उत्पन्न हुई। इसीसे हे स्वामी! यह मुझे परम प्रिय है॥ २॥ 

मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परन्तु फिर भी मैं यह शरीर नहीं 
छोड़ता; क्‍योंकि वेदोंने वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं 
होता। पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशशा की। श्रीरामजीके विमुख होकर 
मैं कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ३॥ 

अनेकों जन्‍्मोंमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान 
आदि कर्म किये। हे गरुड़जी! जगत्‌में ऐसी कौन योनि है, जिसमें मैंने [| बार- 
बार ] घूम-फिरकर जन्म न लिया हो॥ ४॥ 

हे गुसाईं! मैंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब (इस जन्म ) की 
तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है। 
[ क्योंकि ] श्रीशिवजीकी कृपासे मेरी बुब्द्चिको मोहने नहीं घेरा ॥ ५॥ 

हे पक्षिराज! सुनिये, अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, 


५८० * रामचरितमानस * 


जिन्हें सुनकर प्रभुके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश 
मिट जाते हैं॥ ९६( क )॥ 

हे प्रभो! पूर्वक एक कल्पमें पापोंका मूल युग कलियुग था, जिसमें 
पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे॥ ९६ ( ख )॥ 

उस कलियुगमें मैं अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जनन्‍्मा। मैं 
मन, वचन और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्‍्दा 
करनेवाला अभिमानी था॥ १॥ 

मैं धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्रब॒ुब्द्रिवाला था; 
मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता 
था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी॥ २॥ 

अब मैंने अवधका प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणोंने ऐसा गाया 
है कि किसी भी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें बस जाता है, वह अवश्य ही 
श्रीरामजीके परायण हो जायगा॥ ३॥ 

अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले 
श्रीरामजी उसके हृदयमें निवास करते हैं। हे गरुड़जी! वह कल्िकाल बड़ा 
कठिन था। उसमें सभी नर-नारी पापपरायण (९ पापोंमें लिप्त ) थे॥ ४॥ 

कलियुगके पापोंने सब धर्मोको ग्रस लिया, सदग्रन्थ लुप्त हो गये, 
दम्भियोंने अपनी बुद्द्सि कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर 
दिये॥ ९७ ( क )॥ 

सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभकर्मोको लोभने हड़प लिया। हे 
ज्ञानके भण्डार! हे श्रीहरिके वाहन! सुनिये, अब मैं कलिके कुछ धर्म कहता 
हूँ॥ ९७ ( ख )॥ 

कलियुगमें न वर्णधर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष- 
स्त्री वेदके विरोधमें लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको 
खा डालनेवाले होते हैं। वेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता॥ १॥ 

जिसको जो अच्छा लग जाय, वही मार्ग है। जो डींग मारता है, वही 
पण्डित है। जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्भमें 
रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं ॥ २॥ 

जो [| जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर ले, वही बुद्द्विमान्‌ 
है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हँसी- 
दिल्‍लगी करना जानता है, कलियुगमें वही गुणवान्‌ कहा जाता है॥ ३॥ 

जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है, कलियुगमें वही ज्ञानी 
और वही वैराग्यवान्‌ है। जिसके बड़े-बड़े नख और लंबी-लंबी जटाएँं हैं, 
वही कलियुगमें प्रसिद्ध तपस्वी है ॥ ४॥ 

जो अमड्रल वेष और अमड्रल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य- 


* उत्तरकाण्ड * ५८१ 


अभक्ष्य ( खाने योग्य और न खाने योग्य ) सब कुछ खा लेते हैं, वे ही 
योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलियुगमें पूज्य हैं॥ ९८ ( क )॥ 

जिनके आचरण दूसरोंका अपकार ( अहित ) करनेवाले हैं, उनन्‍्हींका 
बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मानके योग्य होते हैं। जो मन, वचन 
और कर्मसे लबार (झूठ बकनेवाले ) हैं, वे ही कलियुगमें वक्ता माने 
जाते हैं॥ ९८ ( ख )॥ 

हे गोसाईं! सभी मनुष्य स्त्रियोंके विशेष वशमें हैं और बाजीगरके बंदरकी 
तरह [ उनके नचाये ] नाचते हैं। ब्राह्मणोंको शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें 
जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं॥ १॥ 

सभी पुरुष काम और लोभमें तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, 
वेद और संतोंके विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर 
पतिको छोड़कर परपुरुषका सेवन करती हैं ॥ २॥ 

सुहागिनी स्त्रियाँ तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य 
नये श्रड्भार होते हैं। शिष्य और गुरुमें बह और अंधेका-सा हिसाब होता 
है। एक (९ शिष्य ) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक (९ गुरु ) देखता नहीं 
( उसे ज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं है )॥ ३ ॥ 

जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह 
घोर नरकमें पड़ता है। माता-पिता बालकोंको बुलाकर वही धर्म सिखलाते 
हैं, जिससे पेट भरे॥ ४॥ 

स्त्री-पुरुष ब्रह्मज्ञाकके सिव्रा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश 
कौड़ियों ( बहुत थोड़े लाभ ) के लिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते 
हैं॥ ९९ ( क )॥ 

शूद्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [| और कहते हैं ] कि हम क्‍या तुमसे 
कुछ कम हैं ? जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। [ ऐसा कहकर ] 
वे उन्हें डाँटकर आँखें दिखलाते हैं॥ ९९ ( ख )॥ 

जो परायी स्त्रीमें आसक्त, कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें 
लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ( ब्रह्मा और जीवको एक बतानेवाले ) 
ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा।॥ १॥ 

वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सनन्‍्मार्गका प्रतिपालन करते हैं, 
उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदकी निन्‍्दा करते हैं, वे लोग 
कल्प-कल्पभर एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं ॥ २॥ 

तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णममें 
नीचे हैं, स्त्रीके मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर 
संन्‍्यासी हो जाते हैं।॥ ३ ॥ 

वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट 


५८२ * रामचरितमानस * 


करते हैं। ब्राह्णोाण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची 
जातिकी व्यभिचारिणी स्त्रियोंके स्वामी होते हैं।॥ ४॥ 

शूद्र नाना प्रकारके जप, तप और ब्रत करते हैं तथा ऊँचे आसन 
( व्यासगद्दी ) पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते 
हैं। अपार अनीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ५॥ 

कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये। वे पाप 
करते हैं और [ उनके फलस्वरूप ] दुःख, भय, रोग, शोक और [| प्रिय 
वस्तुका ] वियोग पाते हैं ॥ १०० ( क )॥ 

वेद्सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है, 
मोहवश मनुष्य उसपर नहीं चलते और अनेकों नये-नये पंथोंकी कल्पना 
करते हैं ॥ १०० ( ख )॥ 

संन्‍न्यासी बहुत धन लगाकर घर सजोाते हैं। उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे 
विषयोंने हर लिया। तपस्वी धनवान्‌ हो गये और गृहस्थ दरिद्र। हे तात! 
कलियुगकी लीला कुछ कही नहीं जाती॥ १॥ 

कुलवती और सती स्त्रीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं और अच्छी चालको 
छोड़कर घरमें दासीको ला रखते हैं। पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते 
हैं जबतक स्त्रीका मुँह नहीं दिखायी पड़ा॥ २॥ 

जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुटु॒म्बी शत्रुरूप हो गये। राजा 
लोग पापपरायण हो गये, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजाको नित्य ही [ बिना 
अपराध ] दण्ड देकर उसकी विड॒म्बना ( दुर्दशा ) किया करते हैं॥ ३॥ 

धनी लोग मलिन (नीच जातिके ) होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं। 
द्विजका चिह्न जनेऊमात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वीका। जो वेदों 
और पुराणोंको नहीं मानते, कलियुगमें वे ही हरिभक्त और सच्चे संत 
कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 

कवियोंके तो झुंड हो गये, पर दुनियामें उदार ( कवियोंका आश्रयदाता ) 
सुनायी नहीं पड़ता। गुणमें दोष लगानेवाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं 
है। कलियुगमें बार-बार अकाल पड़ते हैं। अन्नके बिना सब लोग दुःखी 
होकर मरते हैं।॥ ५ ॥ 

हे पक्चिराज गरुड़जी! सुनिये, कलियुगमें कपट, हठ (९ दुराग्रह ), दम्भ, 
ट्वेष, पाखण्ड, मान, मोह और काम आदि ( अर्थात्‌ काम, क्रोध और 
लोभ ) और मद ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त हो गये (छा गये )॥ १०१ ( क )॥ 

मनुष्य जप, तप, यज्ञ, ब्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने 
लगे। देवता ( इन्द्र ) पृथ्वीपर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता 
नहीं॥ १०१ ( ख)॥ 

स्त्रियोंक बाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह 


* उत्तरकाण्ड * ५८३ 


गया ) और उनको भूख बहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती 
हैं।) वे धनहीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं। 
वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्ममें उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और 
कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है॥ १॥ 

मनुष्य रोगोंसे पीड़ित हैं, भोग (सुख ) कहीं नहीं है। बिना ही 
कारण अभिमान और विरोध करते हैं। दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा 
जीवन है, परन्तु घमंड ऐसा है मानो कल्पान्त ( प्रलय ) होनेपर भी उनका 
नाश नहीं होगा॥ २॥ 

कलिकालने मनुष्यको बेहाल ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला। कोई बहिन- 
बेटीका भी विचार नहीं करता। [ लोगोंमें ] न सन्‍तोष है, न विवेक है और 
न शीतलता है। जाति, कुजाति सभी लोग भीख माँगनेवाले हो गये॥ ३॥ 

ईर्ष्या ( डाह ), कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली 
गयी। सब लोग वियोग और विशेष शोकसे भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम-धर्मके 
आचरण नष्ट हो गये॥ ४॥ 

इन्द्रियोंका दमन, दान, दया और समझदारी किसीमें नहीं रही। मूर्खता 
और दूसरोंको ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही 
पालन-पोषणमें लगे रहते हैं। जो परायी निन्‍दा करनेवाले हैं, जगत्में वे 
ही फैले हैं॥ ५॥ 

हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! सुनिये, कलिकाल पाप और अवगुणोंका घर 
है। किन्तु कलियुगमें एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम 
भवबन्धनसे छुटकारा मिल जाता है॥ १०२(क )॥ 

सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त 
होती है, वही गति कलियुगमें लोग केवल भगवान्‌के नामसे पा जाते 
हैं॥ १०२९८ रख )॥ 

सत्ययुगमें सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरिका ध्यान करके सब 
प्राणी भवसागरसे तर जाते हैं। त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं 
और सब कर्मोको प्रभुके समर्पण करके भवसागरसे पार हो जाते हैं॥ १॥ 

द्वापरमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलियुगमें तो केवल श्रीहरिकी गुणगाथाओंका 
गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं॥ २॥ 

कलियुगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्रीरामजीका गुणगान 
ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्यागकर जो श्रीरामजीको भजता 
है और प्रेमसहित उनके गुणसमूहोंको गाता है, ॥ ३ ॥ 

वही भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। नामका प्रताप 
कलियुगमें प्रत्यक्ष है। कलियुगका एक पवित्र प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक 


५८४ * रामचरितमानस * 


पुण्य तो होते हैं, पर | मानसिक ] पाप नहीं होते ॥ ४॥ 

यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है। 
[ क्योंकि ] इस युगमें श्रीरामजीके निर्मल गुणसमूहोंको गा-गाकर मनुष्य बिना 
ही परिश्रम संसार [ रूपी समुद्र ] से तर जाता है॥ १०३ ( क )॥ 

धर्मके चार चरण (सत्य, दया, तप और दान) प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे 
कलिमें एक | दानरूपी ] चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकारसे भी दिये 
जानेपर दान कल्याण ही करता है॥ १०३ ( ख )॥ 

श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोंमें सभी युगोंके धर्म नित्य 
होते रहते हैं। शुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना, इसे 
सत्ययुगका प्रभाव जाने ॥ १॥ 

सत्त्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मोमें प्रीति हो, सब प्रकारसे 
सुख हो, यह त्रेताका धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, 
कुछ तमोगुण हो, मनमें हर्ष और भय हो, यह द्वापरका धर्म है॥२॥ 

तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बवैर-विरोध हो, यह 
कलियुगका प्रभाव है। पण्डित लोग युगोंके धर्मको मनमें जान ( पहिचान ) 
कर, अधर्म छोड़कर धर्ममें प्रीति करते हैं।॥ ३ ॥ 

जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधर्म 
( युगधर्म ) नहीं व्यापते। हे पक्षिराज! नट ( बाजीगर ) का किया हुआ 
कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल ) देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट (९दुर्गम ) होता 
है, पर नटके सेवक (९ जंभूरे ) को उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४॥ 

श्रीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरिके भजन बिना 
नहीं जाते। मनमें ऐसा विचारकर, सब कामनाओंको छोड़कर 
( निष्कामभावसे ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये॥ १०४ ( क )॥ 

हे पक्षिराज! उस कलिकालमें मैं बहुत वर्षोतक अयोध्यामें रहा। 
एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्तिका मारा विदेश चला 
गया॥ १०४ ( रख )॥ 

हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! सुनिये। मैं दीन, मलिन ( उदास ), दरिद्र और 
दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर 
मैं वहीं भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लगा॥ १॥ 

एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई 
काम न था। वे परम साथध्रु और परमार्थके ज्ञाता थे, वे शम्भुके उपासक 
थे, पर श्रीहरिकी निन्‍दा करनेवाले न थे॥ २॥ 

मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीतिके 
घर थे। हे स्वामी! बाहरसे नप्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर 
पढ़ाते थे॥ ३॥ 


* उत्तरकाण्ड * ५८५७ 


उन ब्राह्मणश्रेष्ठने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके 
शुभ उपदेश किये। मैं शिवजीके मन्दिरमें जाकर मन्त्र जपता। मेरे हृदयमें दम्भ 
और अहंकार बढ़ गया॥ ४॥ 

मैं दुष्ठ, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्द्विवाला मोहवश श्रीहरिके 
भक्तों और द्विजोंको देखते ही जल उठता और विष्णुभगवानूसे द्रोह 
करता था॥ १०० ( क )॥ 

गुरुजी मेरे आचरण देखकर दु:ःखित थे। वे मुझे नित्य ही भलीभाँति समझाते, 
पर | मैं कुछ भी नहीं समझता, उलटे ] मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता। दम्भीको 
कभी नीति अच्छी लगती है ?7॥ १०० ( ख )॥ 

एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [ परमार्थ ] 
नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र! शिवजीकी सेवाका फल यही है कि 
श्रीरामजीके चरणोंमें प्रगाढ़ भक्ति हो॥ १ ॥ 

हे तात! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं [ फिर ] नीच 
मनुष्यकी तो बात ही कितनी है ? ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी 
हैं, अरे अभागे! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है ?॥ २॥ 

गुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा। यह सुनकर हे पशक्षिराज! मेरा 
हृदय जल उठा। नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध 
पिलानेसे साँप ॥ ३॥ 

अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह 
करता। गुरुजी अत्यन्त दयालु थे, उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं 
आता। | मेरे द्रोह करनेपर भी ] वे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही 
शिक्षा देते थे॥ ४॥ 

नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसीको मारकर 
उसीका नाश करता है। हे भाई! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ धुआँ मेघकी 
पदवी पाकर उसी अग्रिको बुझा देता है॥ ५॥ 

धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राह चलनेवालों ] 
के लातोंकी मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) है, 
तो सबसे पहले वह उसी ( पवन ) को भर देती है और फिर राजाओके नेत्रों 
और किरीटों (€ मुकुटों ) पर पड़ती है॥ ६॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्द्विमानू लोग अधम 
( नीच ) का संग नहीं करते। कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि 
दुष्ठसले न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही ॥ ७॥ 

हे गोसाईं! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये। दुष्टको कुत्तेकी 
तरह दूरसे ही त्याग देना चाहिये। मैं दुष्ट था, हृदयमें कपट और कुटिलता 
भरी थी। [ इसीलिये यद्यपि ] गुरुजी हितकी बात कहते थे,पर मुझे वह 


५८६ * रामचरितमानस * 


सुहाती न थी॥ ८ ॥ 

एक दिन मैं शिवजीके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था। उसी समय 
गुरुजी वहाँ आये, पर अभिमानके मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं 
किया॥ १०६ ( क )॥ 

गुरुजी दयालु थे, [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके 
हृदयमें लेशमात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; 
अतः महादेवजी उसे नहीं सह सके ॥ १५०६ ( ख )॥ 

मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य! मूर्ख! अभिमानी! यद्यपि 
तेरे गुरुको क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त कृपालु चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] 
यथार्थ ज्ञान है, ॥ १॥ 

तो भी हे मूर्ख! तुझको मैं शाप दूँगा; [ क्योंकि ] नीतिका विरोध मुझे 
अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट! यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमार्ग ही 
भ्रष्ट हो जाय॥ २॥ 

जो मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगोंतक रौरव नरकमें पड़े 
रहते हैं। फिर ( वहाँसे निकलकर ) वे तिर्यक्‌ ( पशु, पक्षी आदि ) योनियोंमें 
शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मोंतक दुःख पाते रहते हैं।॥ ३॥ 

अरे पापी! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रहा। रे दुष्ट! तेरी बुद्द्धि 
पापसे ढक गयी है, [ अतः ] तू सर्प हो जा। और अरे अधमसे भी अधम! 
इस अधोगति ( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के 
खोखलेमें जाकर रह॥ ४॥ 

शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया। मुझे 
काँपता हुआ देखकर उनके हृदयमें बड़ा सन्‍्ताप उत्पन्न हुआ॥ १०७ ( क )॥ 

प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्ोण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर 
मेरी भयड्डलर गति (दण्ड ) का विचार कर गदूद वाणीसे विनती करने 
लगे--- ॥ १०७ ( ख )॥ 

हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशाके ईश्वर 
तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निजस्वरूपमें 
स्थित ( अर्थात्‌ मायादिरहित ), [ मायिक ] गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, 
चेतन आकाशरूप एवं आकाशको होी वस्त्ररूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर 
[ अथवा आकाशको भी आच्छादित करनेवाले ] आपको मैं भजता हूँ॥ १॥ 

निराकार, ओड्डारके मूल, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और 
इन्द्रियोंसे परे, कैलासपति, विकराल, महाकालके भी काल, कृपालु, गुणोंके 
धाम, संसारसे परे आप परसेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 

जो हिमाचलके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों 
कामदेवोंकी ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गड्ढाजी 


* उत्तरकाण्ड * ५८७ 


विराजमान हैं, जिनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प 
सुशोभित हैं॥ ३॥ 

जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर श्रुकुटी और विशाल नेत्र 
हैं; जो प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और दयालु हैं; सिंहचर्मका वस्त्र धारण किये 
और मुण्डमाला पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ [ कल्याण 
करनेवाले ] श्रीशड्डरजीको मैं भजता हूँ।॥ ४॥ 

प्रचण्ड ( रुद्ररूप ), श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके शूलों (दुःखों ) को निर्मूल 
करनेवाले, हाथमें त्रिशूल धारण किये, भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले 
भवानीके पति श्रीशड्डरजीको मैं भजता हूँ॥ ५॥ 

कलाओंसे परे, कल्याणस्वरूप, कल्पका अन्त ( प्रलय ) करनेवाले, 
सज्जनोंको सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्रु, सच्चिदानन्द्धन, मोहको 
हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेवके शत्रु, हे प्रभो! प्रसन्न हूजिये, प्रसन्न 
हजिये।॥ ६ ॥ 

जबतक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते, 
तबतक उन्हें न तो इहहलोक और परलोकमें सुख-शान्ति मिलती है और न 
उनके तापोंका नाश होता है। अतः हे समस्त जीवोंके अंदर ( हृदयमें ) निवास 
करनेवाले प्रभो! प्रसन्न हूजिये।॥ ७॥ 

मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शम्भो! मैं तो सदा- 
सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो! बुढ़ापा तथा जन्म | मृत्यु ] 
के दुःखसमूहोंसे जलते हुए मुझ दुखीकी दुःखसे रक्षा कीजिये। हे ईश्वर! 
हे शम्भो! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शड्जरजीकी ताष्टि ( प्रसन्नता ) 
के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उनपर 
भगवान्‌ शम्भु प्रसन्न होते हैं॥ ९॥ 

सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा। तब मन्दिरमें 
आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ) वर माँगो॥ १०८ ( क )॥ 

[ ब्राह्मणने कहा-- ] हे प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे नाथ! 
यदि इस दीनपर आपका स्त्रेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर 
फिर दूसरा वर दीजिये॥ १०८ ( ख )॥ 

हे प्रभो! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला 
फिरता है। हे कृपाके समुद्र भगवान्‌) उसपर क्रोध न कीजिये॥ १०८ (ग )॥ 

हे दीनोंपर दया करनेवाले [| कल्याणकारी ] शट्ढगर! अब इसपर कृपालु 
होइये ( कृपा कीजिये ), जिससे हे नाथ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके 
बाद अनुग्रह ( शापसे मुक्ति ) हो जाय॥ १०८ (घ )॥ 


५८८ * रामचरितमानस * 


हे कृपानिधान! अब वही कौजिये, जिससे इसका परम कल्याण हो। 
दूसरेके हितसे सनी हुई ब्राह्णाणफी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी 
हुई--'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो )॥ १॥ 

यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके 
शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कृपा 
करूँगा॥ २॥ 

हे द्विज! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं 
जैसे खरारि श्रीरामचन्द्रजी। हे द्विज! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा। यह हजार 
जन्म अवश्य पावेगा॥ ३॥ 

परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है, इसको वह दुःख 
जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्‍न्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र! 
मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन ॥ ४॥ 

[ प्रथम तो ] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ। फिर तूने मेरी 
सेवामें मन लगाया। पुरीके प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति 
उत्पन्न होगी॥ ५॥ 

हे भाई! अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजोंकी सेवा ही भगवान्‌को प्रसन्न 
करनेवाला ब्रत है। अब कभी ब्राह्माणगका अपमान न करना। संतोंको अनन्त 
श्रीभगवान्‌हीके समान जानना॥ ६॥ 

इन्द्रके वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, कालके दण्ड और श्रीहरिके 
विकराल चक्रके मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोहरूपी अग्निसे 
भस्म हो जाता है॥ ७॥ 

ऐसा विवेक मनमें रखना। फिर तुम्हारे लिये जगतमें कुछ भी 
दुर्लैाभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र 
अबाध गति होगी (९ अर्थात्‌ तुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं बिना रोक- 
टोकके जा सकोगे )॥ ८ ॥ 

[ आकाशवाणीके द्वारा] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर 
'ऐसा ही हो' यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको 
हृदयमें रखकर अपने घर गये॥ १०९ ( क )॥ 

कालकी  प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल 
बीतनेपर बिना ही परिश्रम ( कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया॥ १०९ ( ख )॥ 

हे हरिवाहन! मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम वैसे 
ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और 
नया पहिन लेता है॥ १०९ ( ग )॥ 

शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। 
इस प्रकार हे पशक्षिराज! मैंने बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान 


* उत्तरकाण्ड * ५८९ 


नहीं गया॥ १०९ (घ )॥ 

तिर्यक्‌ू योनि ( पशु-पक्षी ), देवता या मनुष्यका, जो भी शरीर धारण 
करता, वहाँ-वहाँ ( उस-उस शरीरमें ) मैं श्रीगरीमजीका भजन जारी रखता। 
[ इस प्रकार मैं सुखी हो गया ] परन्तु एक शूल मुझे बना रहा। गुरुजीका 
कोमल, सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता ९ अर्थात्‌ मैंने ऐसे कोमल- 
स्वभाव दयालु गुरुका अपमान किया, यह दुःख मुझे सदा बना रहा )॥ १॥ 

मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी 
दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ( ब्राह्मण-शरीरमें ) भी बालकोंमें मिलकर खेलता 
तो श्रीरघुनाथजीकी ही सब लीलाएँ किया करता॥ २॥ 

सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, 
पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं। 
केवल श्रीरामजीके चरणोंमें लव लग गयी॥ ३॥ 

हे गरुड़जी! कहिये, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर 
गदहीकी सेवा करेगा ? प्रेममें मग्र रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। 
पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४॥ 

जब पिता-माता कालवश हो गये (मर गये ), तब में भक्तोंकी रक्षा 
करनेवाले श्रीरामजीका भजन करनेके लिये वनमें चला गया। वनमें जहाँ- 
जहाँ मुनीश्चरोंक आश्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता॥ ५ ॥ 

हे गरुड़जी! उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता। वे कहते और 
मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता 
फिरता। शिवजीकी कृपासे मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी (९ अर्थात्‌ मैं जहाँ 
चाहता वहीं जा सकता था )॥ ६॥ 

मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी )> गहरी प्रबल 
वासनाएँ छूट गयीं और हृदयमें एक यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि 
जब श्रीरामजीके चरणकमलोंके दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल 
हुआ समझूाँ। ७॥ 

जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। 
यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ 
रही थी॥ ८ ॥ 

गुरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें लग 
गया। मैं क्षण-क्षण नया-नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश 
गाता फिरता था॥ ११५० ( क )॥ 

सुमेरुपर्वतके शिखरपर बड़की छायामें लोमश मुनि बैठे थे। 
उन्हें देखकर मैंने उनके चरणोंमें सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन 
कहे॥ ११० ( ख )॥ 


७५९० * रामचरितमानस * 


हे पक्चिराज! मेरे अत्यन्त नम्न और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि 
मुझसे आदरके साथ पूछने लगे--हे ब्राह्मण! आप किस कार्यसे यहाँ 
आये हैं॥ ११० ( ग )॥ 

तब मैंने कहा--हे कृपानिधि! आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवन्‌! 
मुझे सगुण ब्रह्मफी आराधना [ की प्रक्रिया |] कहिये। ११५० (घ )॥ 

तब हे पक्षिराज! मुनीश्वरने श्रीरधुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ 
आदरसहित कहीं। फिर वे ब्रह्मज्ञानपरायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम 
अधिकारी जानकर-- ॥ १ ॥ 

बरहाका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अटद्ठैत है, निर्गुण है और 
हृदयका स्वामी (९ अन्तर्यामी ) है। उसे कोई बुद्द्धिके द्वारा माप नहीं सकता, 
वह इच्छारहित, नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जाननेयोग्य, अखण्ड और 
उपमारहित है, ॥ २॥ 

वह मन और इन्द्रियोंसे परे, निर्मल, विनाशरहित, निर्विकार, सीमारहित 
और सुखकी राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्त्वमसि ), जल 
और जलकी लहरकी भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है॥ ३ ॥ 

मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदयमें नहीं 
बैठा। मैंने फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर कहा--हे मसुनीश्चवर! मुझे सगुण 
बरहाकी उपासना कहिये।॥ ४॥ 

मेरा मन रामभक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा है ( उसीमें रम रहा है )। 
हे चतुर मुनीश्वर! ऐसी दशामें वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप 
दया करके मुझे वही उपदेश ( उपाय ) कहिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीको 
अपनी आँखोंसे देख सकूँ ॥ ५ ॥ 

[ पहले ] नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर, तब निर्गुणका उपदेश 
सुनूँगा। मुनिने फिर अनुपम हरिकथा कहकर, सगुण मतका खण्डन करके 
निर्गुणका निरूपण किया॥ ६॥ 

तब मैं निर्गुण मतको हटाकर (काटकर ) बहुत हठ करके सगुणका 
निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे मुनिके शरीरमें 
क्रोधके चिह्न उत्पन्न हो गये॥ ७॥ 

हे प्रभो! सुनिये, बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न 
हो जाता है। यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे 
भी अग्मरि प्रकट हो जायगी॥ ८ ॥ 

मुनि बार-बार क्रोधसहित ज्ञानका निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा- 
बैठा अपने मनमें अनेकों प्रकारके अनुमान करने लगा॥ ११५१ ( क )॥ 

बिना द्वैतबुनब्द्रेकि क्रोध कैसा और बिना अज्ञानके क्‍या द्वेतबुरद्धि हो 
सकती है ? मायाके वश रहनेवाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्‍या ईश्वरके समान 


* उत्तरकाण्ड * ५९१ 


हो सकता है 7॥ ११५१ ( ख )॥ 

सबका हित चाहनेसे क्‍या कभी दुःख हो सकता है? जिसके पास 
पारसमणि है, उसके पास क्‍या दरिद्रता रह सकती है? दूसरेसे द्रोह 
करनेवाले क्‍या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्‍या कल,ड्डूरहित 
( बेदाग ) रह सकते हैं 2॥ १॥ 

ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्‍या वंश रह सकता है? स्वरूपकी पहिचान 
( आत्मज्ञान ) होनेपर क्‍या | आसक्तिपूर्वक ] कर्म हो सकते हैं? दुष्टोंके 
सड़से क्या किसीके सुबुद्ध्धि उत्पन्न हुई है? परस्त्रीगामी क्‍या उत्तम गति पा 
सकता है ?॥ २॥ 

परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण | के चक्कर ] में पड़ सकते 
हैं ? भगवान्‌की निनन्‍दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना 
जाने क्‍या राज्य रह सकता है? श्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर क्‍या पाप 
रह सकते हैं 2॥ ३ ॥ 

बिना पुण्यके क्‍या पवित्र यश | प्राप्त ] हो सकता है ? बिना पापके भी क्‍या 
कोई अपयश पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं उस 
हरि-भक्तिके समान क्‍या कोई दूसरा लाभ भी है ?॥ ४॥ 

हे भाई! जगतमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि 
मनुष्यका शरीर पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके 
समान क्‍या कोई दूसरा पाप है ? और हे गरुड़जी! दयाके समान क्‍या कोई 
दूसरा धर्म है ?॥ ५॥ 

इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ 
मुनिका उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित 
किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले--- ॥ ६॥ 

आरे मूढ़! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और 
बहुत-से उत्तर- प्रत्युत्तर ( दलीलें ) लाकर रखता है। मेरे सत्य वचनपर विश्वास 
नहीं करता! कौएकी भाँति सभीसे डरता है॥ ७॥ 

अरे मूर्ख! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र 
चाण्डाल पक्षी ( कौआ ) हो जा। मैंने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर 
चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी॥ ८ ॥ 

तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर 
और रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ 
चला॥ ११५२ ( क )॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं और 
काम, अभिमान तथा क्रोधसे रहित हैं, वे जगत्‌को अपने प्रभुसे भरा हुआ 
देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें 2 ११२ ( ख )॥ 


५९२ * रामचरितमानस * 


[ काकभुशुण्डिजीने कहा-- ] हे पक्षिराज गरुड़जी! सुनिये, इसमें 
ऋषिका कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके 
हृदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुब्द्रिको भोली करके 
( भुलावा देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली॥ १॥ 

मन, वच्चान और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया, तब 
भगवान्‌ने मुनिकी बुरद्द्धि फिर पलट दी। ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोंका-सा 
स्वभाव ( धर्य, अक्रोध, विनय आदि ) और श्रीरामजीके चरणोंमें विशेष 
विश्वास देखा, ॥ २॥ 

तब मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला 
लिया। उन्होंने अनेकों प्रकारसे मेरा सन्‍्तोष किया और तब हर्षित होकर 
मुझे राममन्त्र दिया।॥ ३॥ 

कृपानिधान मुनिने मुझे बालकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी विधि ) 
बतलाया। सुन्दर और सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 
वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ।॥ ४॥ 

मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ ( अपने पास ) रखा। तब उन्होंने 
रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर 
मुनि मुझसे सुन्दर वाणी बोले--- ॥ ५॥ 

हे तात! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया 
था। तुम्हें श्रीरामजीका “निज भक्त” जाना, इसीसे मैंने तुमसे सब चरित्र 
विस्तारके साथ कहा॥ ६॥ 

हे तात! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे 
कभी भी नहीं कहना चाहिये। मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया। तब मैंने 
प्रेमके साथ मुनिके चरणोंमें सिर नवाया॥ ७॥ 

मुनीधरने अपने कर-कमलोंसे मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर 
आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ़ रामभक्ति 
बसेगी।॥ ८ ॥ 

तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धाम, 
मानरहित इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु (जिसकी शरीर 
छोड़नेकी इच्छा करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो ), एवं ज्ञान 
और वैराग्यके भण्डार होओ॥ ११३ ( क )॥ 

इतना ही नहीं, श्रीभगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आशज्चममें 
निवास करोगे वहाँ एक योजन (चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) 
नहीं व्यापेगी ॥ ११३ ( ख )॥ 

काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको 
कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य ९ गुप्त मर्मके 


* उत्तरकाण्ड * ५९३ 


अरित्र और गुण ), जो इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं ( वर्णित 
और लक्षित हैं )॥ १ ॥ 

तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्रीरामजीके चरणोमें 
तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी 
कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी।॥ २॥ 

हे धीरबुब्द्दि गरुड़जी! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें 
गम्भीर ब्रह्मताणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि! तुम्हारा वचन ऐसा ही ९ सत्य ) हो। 
यह कर्म, मन और वचनसे मेरा भक्त है॥ ३॥ 

आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेममें मग्र हो गया और मेरा 
सब सन्देह जाता रहा। तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके 
चरणकमलोंमें बार-बार सिर नवाकर-- ॥ ४॥ 

में हर्बोसहित इस आश्रममें आया। प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने 
दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षिराज! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प 
बीत गये।॥ ५ ॥ 

मैं यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया करता हूँ और चतुर 
पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्तोंके 
[ हितके ] लिये मनुष्यशरीर धारण करते हैं, ॥ ६॥ 

तब-तब मैं जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिशुलीला 
देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षिराज! श्रीरामजीके शिशुरूपको 
हृदयमें रखकर मैं अपने आश्रममें आ जाता हूँ।॥ ७॥ 

जिस कारणसे मैंने कौएकी देह पायी, वह सारी कथा आपको सुना 
दी। हे तात! मैंने आपके सब प्रश्नोंके उत्तर कहे। अहा! रामभक्तिकी बड़ी 
भारी महिमा है॥ ८ ॥ 

मुझे अपना यह काकशरीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके 
चरणोंका प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और 
मेरे सब सन्देह जाते रहे ( दूर हुए )॥ ११५४ ( क )॥ 


मासपारायण, उनतीसवाँ विश्राम 


मैं हठ करके भक्तिपक्षपर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमशने मुझे शाप दिया; 
परन्तु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियोंको भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने 
पाया। भजनका प्रताप तो देखिये!।॥ ११५४ ( ख )॥ 

जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानके 
लिये श्रम ( साधन ) करते हैं, वे मूर्ख घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर 
दूधके लिये मदारके पेड़को खोजते फिरते हैं ॥ १ ॥ 

हे पक्षिराज! सुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे 


५९४ * रामचरितमानस * 


उपायोंसे सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनीवाले ( अभागे ) बिना ही 
जहाजके तैरकर महासमुद्रके पार जाना चाहते हैं।॥ २॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे भवानी! भुशुण्डिके वचन सुनकर गरुड़जी 
हर्षित होकर कोमल वाणीसे बोले--हे प्रभो! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें 
अब सनन्‍्देह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया॥ ३॥ 

मैंने आपकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोंको सुना और 
शान्ति प्राप्त की। हे प्रभो! अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे 
कृपासागर! मुझे समझाकर कहिये॥ ४॥ 

संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ 
भी नहीं है। हे गोसाईं! वही ज्ञान मुनिने आपसे कहा, परन्तु आपने भक्तिके 
समान उसका आदर नहीं किया॥ ५ ॥ 

हे कृपाके धाम! हे प्रभो! ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है ? यह सब 
मुझसे कहिये। गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख 
माना और आदरके साथ कहा--- ॥ ६॥ 

भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसारसे उत्पन्न 
क्लेशोंको हर लेते हैं। हे नाथ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं। हे 
पश्षिश्रेष्ठ) उसे सावधान होकर सुनिये॥ ७॥ 

हे हरिवाहन! सुनिये; ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान---ये सब पुरुष हैं; पुरुषका 
प्रताप सब प्रकारसे प्रबल होता है। अबला ( माया ) स्वाभाविक ही निर्बल 
और जाति ( जन्म ) से ही जड़ ९ मूर्ख ) होती है॥ ८ ॥ 

परन्तु जो वैराग्यवान्‌ और धीरबुदर्द्धि पुरुष हैं वही स्त्रीको त्याग सकते 
हैं, न कि वे कामी पुरुष, जो विषयोंके वशमें हैं ( उनके गुलाम हैं ) और 
श्रीरघुवीरके चरणोंसे विमुख हैं॥ ११५५ ( क )॥ 

वे ज्ञानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी (युवती स्त्री ) के चन्द्रमुखको 
देखकर विवश ( उसके अधीन ) हो जाते हैं। हे गरुड़जी! साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुकी माया ही स्त्रीरूपसे प्रकट है॥ ११५९८ ख )॥ 

यहाँ मैं कुछ पश्षपात नहीं रखता। वेद, पुराण और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) 
ही कहता हूँ। हे गरुड़जी! यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति है कि एक स्त्रीके 
रूपपर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती ॥ १॥ 

आप सुनिये, माया और भक्ति--ये दोनों ही स्त्रीवर्गकी हैं, यह सब कोई 
जानते हैं। फिर श्रीरघुवीरको भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही 
नाचनेवाली ( नटिनीमात्र ) है॥ २॥ 

श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं। इसीसे माया उससे अत्यन्त 
डरती रहती है। जिसके हृदयमें उपमारहित और उपाधिरहित (९ विशुद्ध ) 
रामभक्ति सदा बिना किसी बाधा ( रोक-टोक ) के बसती है;॥ ३॥ 


* उत्तरकाण्ड * ५९५ 


उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं 
कर ( चला ) सकती। ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब 
सुखोंकी खान भक्तिकी ही याचना करते हैं।॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। 
श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्रमें भी मोह नहीं 
होता॥ ११६९ क )॥ 

हे सुचतुर गरुड़जी! ज्ञान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, 
जिसके सुननेसे श्रीरामजीके चरणोंमें सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम 
हो जाता है॥ ११६ ( रख )॥ 

हे तात! यह अकथनीय कहानी ( वार्ता ) सुनिये। यह समझते ही बनती है, 
कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वरका अंश है।[ अतएवं ] वह अविनाशी, चेतन, 
निर्मल और स्वभावसे ही सुखकी राशि है॥ १॥ 

हे गोसाईं! वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप 
ही बँध गया। इस प्रकार जड़ और चेतनमें ग्रन्थि ( गाँठ ) पड़ गयी। यद्यपि वह 
ग्रन्थि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटनेमें कठिनता है॥ २॥ 

तभीसे जीव संसारी ( जन्मने-मरनेवाला ) हो गया। अब न तो गाँठ छूटती 
है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणोंने बहुत-से उपाय बतलाये हैं। 
पर वह (९ ग्रन्थि ) छूटती नहीं वरं अधिकाधिक उलझती ही जाती है॥ ३॥ 

जीवके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे 
गाँठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे ? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग ( जैसा 
आगे कहा जाता है) उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित्‌ ही वह 
( ग्रन्थि ) छूट पाती है॥ ४॥ 

श्रीहरिकी कृपासे यदि सात्त्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमें 
आकर बस जाय; असंख्यों जप, तप, व्रत, यम और नियमादि शुभ धर्म 
और आचार ( आचरण ), जो श्रुतियोंने कहे हैं, ॥ ५॥ 

उन्हीं | धर्माचाररूपी ] हरे तृणों (घास )को जब वह गौ चरे और 
आस्तिक भावरूपी छोटे बछड़ेको पाकर वह पेन्हावे। निवृत्ति ( सांसारिक 
विषयोंसे और प्रपञ्लसे हटना ) नोई ( गौके दूहते समय पिछले पैर बाँधनेकी 
रस्सी ) है, विश्वास [ दूध दूृहनेका ] बरतन है, निर्मल ( निष्पाप ) मन जो 
स्वयं अपना दास है ( अपने वशमें है ), दुहनेवाला अहीर है॥ ६॥ 

हे भाई! इस प्रकार ९ धर्माचारमें प्रव॒ृत्त सात्त्विकी श्रद्धारूपी गौसे भाव, 
निवृत्ति और वशमें किये हुए निर्मल मनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध 
दुहकर उसे निष्काम भावरूपी अग्रिपर भलीभाँति औटावे। फिर क्षमा और 
संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे और थेर्य तथा शम ( मनका निग्रह )-रूपी 
जामन देकर उसे जमावे॥ ७॥ 


५९६ * रामचरितमानस * 


तब मुदिता (९ प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें, तत्त्वविचाररूपी मथानीसे दम 
( इन्द्रिय-दमन ) के आधारपर ( दमरूपी खंभे आदिके सहारे ) सत्य और 
सुन्दर वाणीरूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमेंसे निर्मल, 
सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी मक्खन निकाल ले॥ ८॥ 

तब योगरूपी अग्मि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन 
लगा दे ( सब कर्मोको योगरूपी अग्निमें भस्म कर दे )। जब | वैराग्यरूपी 
मक्खनका ] ममतारूपी मल जल जाय, तब | बचे हुए ] ज्ञानरूपी घीको 
[ निश्चयात्मिका ] बुद्द्धसि ठंढा करे॥ ११५७ ( क )॥ 

तब विज्ञानरूपिणी बुद्द्धि उस [ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर उससे 
चित्तरूपी दियेको भरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे दृढ़तापूर्वक 
( जमाकर ) रखे॥ ११५७ ( ख )॥ 

[ जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति ] तीनों अवस्थाएँ और [ सत्त्व, रज और तम ] 
तीनों गुणरूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर और फिर उसे 
सँवारकर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे॥ ११७ ( ग )॥ 

इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जिसके समीप 
जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जायँ॥ ११७ (घ )॥ 

“'सो5हमस्मि' (वह ब्रह्म मैं हूँ) यह जो अखण्ड ( तैलधारावत्‌ कभी 
न टूटनेवाली ) वृत्ति है वही [ उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपशिसा 
( लौ ) है।[ इस प्रकार ] जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है, 
तब संसारके मूल भेदरूपी भ्रमका नाश हो जाता है, ॥ १॥ 

और महान्‌ बलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट 
जाता है। तब वही ( विज्ञानरूपिणी ) बुच्द्धि[ आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर 
हृदयरूपी घरमें बैठकर उस जड़-चेतनकी गाँठको खोलती है॥ २॥ 

यदि वह (९ विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस गाँठको खोलने पावे, तब यह 
जीव कृतार्थ हो। परन्तु हे पक्षचिराज गरुड़जी! गाँठ खोलते हुए जानकर माया 
फिर अनेकों विश्व करती है॥ ३॥ 

हे भाई! वह बहुत-सी ऋषद्द्वि-सिच्द्रियोंको भेजती है, जो आकर 
बुच्द्को लोभ दिखाती हैं। और वे ऋदच्द्धि-सिद्द्रियाँ कल ( कला ), बल 
और छल करके समीप जाती और आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी 
दीपकको बुझा देती हैं।॥ ४॥ 

यदि बुद्द्धचि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन ( ऋचषच्द्वि-सिद्धद्रियों ) 
को अहितकर (हानिकर ) समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस 
प्रकार यदि मायाके विद्वोंसे ब॒ुब्द्ोको बाधा न हुई, तो फिर देवता 
उपाधि (९ विश्न ) करते हैं॥ ५॥ 

इन्द्रियोंके द्वार हदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं। वहाँ-वहाँ ८ प्रत्येक 


* उत्तरकाण्ड * ५९७ 


झरोखेपर ) देवता थाना किये ( अड्डा जमाकर ) बैठे हैं। ज्यों ही वे विषयरूपी 
हवाको आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं॥ ६॥ 

ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी 
दीपक बुझ जाता है। गाँठ भी नहीं छूटी और वह (९ आत्मानुभवरूप ) प्रकाश 
भी मिट गया। विषयरूपी हवासे बुद्द्धि व्याकुल हो गयी ( सारा किया- 
कराया चौपट हो गया )॥ ७॥ 

इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [ स्वाभाविक ही ] नहीं सुहाता; 
क्योंकि उनकी विषय-भोगोंमें सदा ही प्रीति रहती है और बुद्द्धिको भी 
विषयरूपी हवाने बावली बना दिया। तब फिर ( दुबारा ) उस ज्ञानदीपकको 
उसी प्रकारसे कौन जलावे 2॥ ८ ॥ 

[ इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे 
संसृति ( जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता है। हे पक्षिराज! हरिकी माया अत्यन्त 
दुस्‍्तर है, वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ ( क )॥ 

ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन, समझनेमें कठिन और साधनेमें भी कठिन 
है। यदि घुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर 
[ उसे बचाये रखनेमें ] अनेकों विश्व हैं॥ ११५८ ( ख )॥ 

ज्ञानका मार्ग कृपाण (दुधारी तलवार) की धारके समान है। हे 
पक्षिराज! इस मार्गसे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्गको निर्विघ्न निबाह 
ले जाता है, वही कैवल्य (९ मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है॥ १॥ 

संत, पुराण, वेद और | तन्त्र आदि ] शास्त्र [| सब ] यह कहते हैं कि 
कैवल्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्लभ है; किन्तु हे गोसाईं! वही [ अत्यन्त दुर्लभ ] 
मुक्ति श्रीरीामजीको भजनेसे बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है॥ २॥ 

जैसे स्थलके बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके 
उपाय क्‍यों न करे। वैसे ही, हे पक्षिराज! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी 
भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता।॥ ३॥ 

ऐसा विचारकर बुदर्द्विमानू हरिभक्त भक्तिपर लुभाये रहकर मुक्तिका 
तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करनेसे संसृति ( जन्म-मृत्युरूप संसार ) की 
जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रमके ( अपने-आप ) बैसे ही नष्ट हो 
जाती है, ॥ ४॥ 

जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके लिये और उस भोजनको जटराग्रि 
अपने-आप ( बिना हमारी चेष्टाके ) पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख 
देनेवाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा 2॥ ५॥ 

हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! मैं सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( स्वामी ) 
हैं, इस भावके बिना संसाररूपी समुद्र्से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धान्त 
विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भजन कीजिये।॥ ११५९ ( क )॥ 


५९८ * रामचरितमानस * 


जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ 
श्रीरघधुनाथजीको जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं॥ ११९ ( ख)॥ 

मैंने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा। अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता 
( महिमा ) सुनिये। श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है। हे गरुड़जी! यह 
जिसके हृदयके अंदर बसती है, ॥ १॥ 

वह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, 
घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये।[ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक 
प्रकाश रहता है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती [ क्‍योंकि मणि स्वयं 
धनरूप है ]; और | तीसरे ] लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं 
सकती, [ क्‍योंकि मणि स्वयं प्रकाशरूप है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं 
प्रकाश करती ]॥ २॥ 

[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता है। मदादि 
पतंगोंका सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदयमें भक्ति बसती है, काम, क्रोध 
और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते॥ ३॥ 

उसके लिये विष अमृतके समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणिके 
बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े-बड़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब 
जीव दुःखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते॥ ४॥ 

श्रीरामभक्तिरूपी मणि जिसके हृदयमें बसती है, उसे स्वप्रमें भी लेशमात्र 
दुःख नहीं होता। जगत्में वे ही मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उस 
भक्तिरूपी मणिके लिये भलीभाँति यत्र करते हैं ॥ ५ ॥ 

यद्यपि वह मणि जगतूमें प्रकट (९ प्रत्यक्ष ) है, पर बिना श्रीरामजीकी 
कृपाके उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं 
पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं।॥ ६॥ 

वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन 
पर्वतोंमें सुन्दर खानें हैं। संत पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको 
जाननेवाले ] मर्मी हैं और सुन्दर बुर्द्धि [| खोदनेवाली ] कुदाल है। हे गरुड़जी! 
ज्ञान और वैराग्य--ये दो उनके नेत्र हैं॥ ७॥ 

जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी खान इस 
भक्तिरूपी मणिको पा जाता है। हे प्रभो! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि 
श्रीरामजीके दास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं।॥ ८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्रीहरि चन्दनके वृधक्ष 
हैं तो संत पवन हैं। सब साधनोंका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है। उसे संतके 
बिना किसीने नहीं पाया॥ ९॥ 

ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुड़जी! उसके लिये 
श्रीरामजीकी भक्ति सुलभ हो जाती है॥ १०॥ 


* उत्तरकाण्ड * ५९९ 


ब्रह्म ( वेद ) समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस 
समुद्रको मथकर कथारूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधथ्ुुरता 
बसी रहती है॥ १२० ( क )॥ 

वैराग्यरूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ 
और मोहरूपी वैरियोंको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभिक्ति ही 
है; हे पक्षिराज! इसे विचारकर देरिवरये।। १२० ( ख )॥ 

पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले--हे कृपालु! यदि मुझपर 
आपका प्रेम है, तो हे नाथ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके 
उत्तर बखानकर कहिये।॥ १॥ 

हे नाथ! हे धीरबुद्द्धि! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुर्लभ कौन- 
सा शरीर है? फिर सबसे बड़ा दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन 
है, यह भी विचारकर संक्षेपमें ही कहिये।। २॥। 

संत और असंतका मर्म ( भेद ) आप जानते हैं, उनके सहज स्वभावका 
वर्णन कीजिये। फिर कहिये कि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कौन- 
सा है और सबसे महान्‌ भयंकर पाप कौन है ?॥ ३॥ 

फिर मानस-रोगोंको समझाकर कहिये। आप सर्वज्ञ हैं और मुझपर 
आपकी कृपा भी बहुत है। [ काकभुशुण्डिजीने कहा-- ] हे तात! अत्यन्त 
आदर और प्रेमके साथ सुनिये। मैं यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ।॥ ४॥ 

मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं है। चर-अचर सभी जीव उसकी 
याचना करते हैं। यह मनुष्य-शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा 
कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको देनेवाला है॥ ५॥ 

ऐसे मनुष्य-शरीरको धारण (९ प्राप्त ) करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन 
नहीं करते और नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको 
हाथसे फेंक देते हैं और बदलेमें काँचके टुकड़े ले लेते हैं॥ ६॥ 

जगतूमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोंके मिलनके समान 
जगतूमें सुख नहीं है। और हे पक्षिराज! मन, वचन और शरीरसे परोपकार 
करना, यह संतोंका सहज स्वभाव है॥ ७॥ 

संत दूसरोंकी भलाईके लिये दुःख सहते हैं और अभागे असंत 
दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये। कृपालु संत भोजके वृक्षके समान 
दूसरोंके हितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं ( अपनी खालतक उधड़वा 
लेते हैं )॥ ८ ॥ 

किन्तु दुष्ट लोग सनकी भाँति दूसरोंको बाँधते हैं और [ उन्हें बाँधनेके 
लिये ] अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पोके शत्रु 
गरुड़जी! सुनिये; दुष्ट बिना किसी स्वार्थके साँप और चूहेके समान अकारण 
ही दूसरोंका अपकार करते हैं॥ ९॥ 


६०० * रामचरितमानस * 


वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेतीका नाश 
करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टका अभ्युदय ९ उन्नति ) प्रसिद्द्ध अधम ग्रह केतुके 
उदयकी भाँति जगत्‌के दुःखके लिये ही होता है॥ १०॥ 

और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चन्द्रमा और 
सूर्यका उदय विश्वभरके लिये सुखदायक है। वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म 
माना है और परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं है ॥ ११॥ 

शंकरजी और गुरुकी निन्‍दा करनेवाला मनुष्य ( अगले जन्ममें ) मेढक 
होता है और वह हजार जन्मतक वही मेढकका शरीर पाता है। ब्राह्मणोंकी 
निन्‍दा करनेवाला व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमें कौएका शरीर 
धारण करके जन्म लेता है॥ १२॥ 

जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौरव 
नरकमें पड़ते हैं। संतोंकी निन्‍्दामें लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहसरूपी 
रात्रि प्रिय होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया (अस्त हो 
गया ) रहता है॥ १३॥ 

जो मूर्ख मनुष्य सबकी निन्‍्दा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे 
तात! अब मानस-रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं॥ १४॥ 

सब रोगोंकी जड़ मोह ९ अज्ञान ) है। उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से 
शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है और 
क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है॥ १५७॥ 

यदि कहीं ये तीनों भाई (वात, पित्त और कफ ) प्रीति कर लें ( मिल 
जाये ) तो दुःखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनतासे प्राप्त ( पूर्ण ) 
होनेवाले जो विषयोंके मनोरथ हैं, वे ही सब शूल ( कष्टदायक रोग) हैं; 
उनके नाम कौन जानता है ( अर्थात्‌ वे अपार हैं )॥ १६॥ 

ममता दाद है, ईर्ष्या (डाह ) खुजली है, हर्ष-विषाद गलेके रोगोंकी 
अधिकता है ( गलगंड, कण्ठमाला या घेघा आदि रोग हैं ), पराये सुखको 
देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है। दुष्ठता और मनकी कुटिलता ही 
कोढ़ है॥ १७॥ 

अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गाँठका ) रोग है। दम्भ, कपट, 
मद और मान नहरुआ ( नसोंका ) रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदरवृद्द्रि 
( जलोदर ) रोग है। तीन प्रकार ( पुत्र, धन और मान ) की प्रबल इच्छाएँ 
प्रबल तिजारी हैं॥ १८॥ 

मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें 
कहाँतक कहूँ। १९॥ 

एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत-से 
असाध्य रोग हैं। ये जीवको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें वह समाधि 


* उत्तरकाण्ड * ६०१ 


( शान्ति ) को कैसे प्राप्त करे 2 १२१ (क )॥ 

नियम, धर्म, आचार ( उत्तम आचरण ), तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान 
तथा और भी करोड़ों ओषधियाँ हैं, परन्तु हे गरुड़जी! उनसे ये रोग नहीं 
जाते॥ १२९१ ( ख )॥ 

इस प्रकार जगतूमें समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, 
प्रीति और वियोगके दुःखसे और भी दुःखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े- 
से मानस-रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई 
विरले ही॥ १॥ 

प्राणियोंको जलानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण 
अवश्य हो जाते हैं, परन्तु नाशको नहीं प्राप्त होते। विषयरूप कुपथ्य पाकर 
ये मुनियोंके हृदयमें भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य 
तो क्‍या चीज हैं।॥ २॥ 

यदि श्रीरामजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग 
नष्ट हो जायँ। सदूरुरूपी वैद्यके वचनमें विश्वास हो। विषयोंकी आशा न 
करे, यही संयम ( परहेज ) हो ॥ ३॥ 

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धासे पूर्ण बुच्दध्चि ही अनुपान 
( दवाके साथ लिया जानेवाला मधु आदि ) है। इस प्रकारका संयोग हो तो 
वे रोग भले ही नष्ट हो जायें, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते।॥ ४॥ 

हे गोसाईं! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यका 
बल बढ़ जाय, उत्तम बुद्द्वरूपी भूख नित नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी 
आशारूपी दुर्बलता मिट जाय ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार सब रोगोंसे छूटकर ] जब मनुष्य निर्मल ज्ञानरूपी जलमें 
सत्रान कर लेता है, तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है। शिवजी, 
बरहाजी, शुकदेवजी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम निपुण 
जो मुनि हैं, ॥ ६॥ 

हे पक्षिराज! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोमें प्रेम 
करना चाहिये। श्रुति, पुराण और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी 
भक्तिके बिना सुख नहीं है ॥ ७॥ 

कछुएकी पीठपर भले ही बाल उग आवें, बाँझका पुत्र भले ही किसीको 
मार डाले, आकाशमें भले ही अनेकों प्रकारके फूल रिब्रल उठें; परन्तु श्रीहरिसे 
विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता॥ ८ ॥ 

मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय, खरगोशके सिरपर 
भले ही सींग निकल आवें, अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे; परन्तु 
श्रीरामसे विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९॥ 

बर्फसे भले ही अग्मि प्रकट हो जाय (ये सब अनहोनी बातें चाहे हो 


६०२ * रामचरितमानस * 


जायाँ ), परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता॥ १०॥ 

जलको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हो जाय और बालू [ को पेरने ] से 
भले ही तेल निकल आवे; परन्तु श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे 
नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धान्त अटल है॥ १२२ ( क )॥ 

प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माफो मच्छरसे भी तुच्छ बना 
सकते हैं। ऐसा विचारकर चतुर पुरुष सब सनन्‍्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही 
भजते हैं॥ १२२ ( ख )॥ 

मैं आपसे भलीभाँति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ--मेरे वचन 
अन्यथा (९ मिथ्या ) नहीं हैं कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त 
दुसस्‍्तर संसारसागरको [| सहज ही ] पार कर जाते हैं॥ १२२ ( ग )॥ 

हे नाथ! मैंने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्द्धेकि अनुसार कहीं 
विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे कहा। हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! श्रुतियोंका 
यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन 
करना चाहिये।॥ १॥ 

प्रभु श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाय, 
जिनका मुझ-जैसे मूर्खपर भी ममत्व ( स्न्रेह ) है। हे नाथ! आप विज्ञानरूप हैं, 
आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है॥ २॥ 

जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय 
लगनेवाली अति पवित्र रामकथा पूछी। संसारमें घड़ीभरका अथवा 
पलभरका एक बारका भी सत्संग दुर्लभ है॥ ३॥ 

हे गरुड़जी! अपने हृदयमें विचारकर देखिये, क्‍या मैं भी 
श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हूँ? पश्षियोंमें सबसे नीच और सब 
प्रकारसे अपवित्र हूँ। परन्तु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगत्‌॒को 
पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुझको जगत्प्रसिद्दध 
पावन कर दिया ]॥ ४॥ 

यदापि मैं सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यन्त 
धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने मुझे अपना “निज जन” जानकर संत-समागम 
दिया ( आपसे मेरी भेंट करायी )॥ १२३ ( क )॥ 

हे नाथ! मैंने अपनी बुद्द्ेकि अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। 
[ फिर भी ] श्रीरघुवीरके चरित्र समुद्रके समान हैं; क्‍या उनकी कोई थाह 
पा सकता है 7॥ १२३ ( ख )॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका स्मरण कर-करके सुजान 
भुशुण्डिजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं। जिनकी महिमा वेदोंने 'नेति-नेति' 
कहकर गायी है; जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व ( सामर्थ्य >) अतुलनीय 


है; ॥ १५॥ 


* उत्तरकाण्ड * ६०३ 


जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी 
मुझपर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसीका ऐसा स्वभाव कहीं 
न सुनता हूँ, न देखता हूँ। अतः हे पक्षिराज गरुड़जी! मैं श्रीरघुनाथजीके 
समान किसे गिनूँ ( समझूँ ) 7॥ २॥ 

साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन (विरक्त ), कवि, विद्वान, कर्म 
[ रहस्य ] के ज्ञाता, संन्‍यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, 
'पण्डित और विज्ञानी॥ ३॥ 

ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं 
तर सकते। मैं उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण 
जानेपर मुझ-जैसे पापराशि भी शुद्ध ( पापरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी 
श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ।॥ ४॥ 

जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [ अव्यर्थ | औषध और तीनों 
भयंकर पीड़ाओं ( आधिदेैविक, आधिभौतिक और आधध्यात्मिक दुःखों ) 
को हरनेवाला है, वे कृपालु श्रीरामजी मुझपर और आपपर सदा प्रसन्न 
रहें॥ १२९४ ( क )॥ 

भुशुण्डिजीके मंगलमय वच्चन सुनकर और श्रीरामजीके चरणोंमें उनका 
अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे भलीभाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन 
बोले ॥ १२४ ( ख )॥ 

श्रीरघुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य 
हो गया। श्रीरामजीके चरणोंमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न 
सारी विपत्ति चली गयी॥ १॥ 

मोहरूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए। हे नाथ! आपने 
मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये (परम सुखी कर दिया )। मुझसे इसका 
प्रत्युयकार ( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता। मैं तो आपके 
चरणोंकी बार-बार वन्दना ही करता हूँ॥२॥ 

आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं। हे तात! आपके समान कोई 
बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी---इन सबकी क्रिया पराये 
हितके लिये ही होती है॥ ३॥ 

संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है; 
परन्तु उन्होंने [| असली बात] कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो 
अपनेको ताप मिलनेसे पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरोंके 
दुःखसे पिघल जाते हैं।॥ ४॥ 

मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपासे सब सनन्‍्देह चला 
गया। मुझे सदा अपना दास ही जानियेगा। [ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा! 
पश्षिश्रेष्ठ गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं॥५॥ 


६०४ * रामचरितमानस * 


उन (९ भुशुण्डिजी > के चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और 
हृदयमें श्रीरघुवीरको धारण करके धीरबुर्द्धि गरुड़जी तब वबैकुण्ठको 
चले गये॥ १२०५ ( क )॥ 

हे गिरिजे! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर वह 
( संत-समागम ) श्रीहरिकी कृपाके बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और 
पुराण गाते हैं॥ १२० ( ख )॥ 

मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश 
( संसारके बन्धन ) छूट जाते हैं और शरणागतोंको [ उनके इच्छानुसार फल 
देनेवाले ] कल्पवृक्ष तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोमें प्रेम 
उत्पन्न होता है॥ १॥ 

जो कान और मन लगाकर इस कथाको सुनते हैं, उनके मन, वचन और 
कर्म ( शरीर ) से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थयात्रा आदि बहुत-से 
साधन, योग, वैराग्य और ज्ञानमें निपुणता, --- ॥ २॥ 

अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, त्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, 
तप और यज्ञ, प्राणियोंपर दया, ब्राह्मण और गुरुकी सेवा; विद्या, विनय 
और विवेककी बड़ाई [| आदि ]---॥ ३ ॥ 

जहाँतक वेदोंने साधन बतलाये हैं, हे भवानी! उन. सबका 
फल श्रीहरिकी भक्ति ही है। किन्तु श्रुतियोंमें गायी हुई वह 
श्रीरधुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी एक (विरले) ने 
ही पायी है ॥ ४ ॥ 

किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, 
वे बिना ही परिश्रम उस मुनिदुर्लभ हरिभक्तिको प्राप्त कर लेते हैं॥ १२६॥ 

जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ ( सब 
कुछ जाननेवाला ) है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है। वही पृथ्वीका 
भूषण, पण्डित और दानी है। वही धर्मपरायण है और वही कुलका 
रक्षक है॥ १॥ 

जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण 
है, वही परम बुद्द्विमानू है। उसीने वेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति जाना 
है। वही कवि, वही विद्वान्‌ तथा वही रणधीर है।॥ २॥ 

वह देश धन्य है जहाँ श्रीगड़ाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिकब्रत- 
धर्मका पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह 
ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्मसे नहीं डिगता॥ ३॥ 

वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता 
है )। वही बुद्द्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्यमें लगी हुई है। वही घड़ी 


* उत्तरकाण्ड * ६०५ 


धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्णणकी अखण्ड 
भक्ति हो॥ ४॥ 

[ धनकी तीन गतियाँ होती हैं--दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, 
भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है, न भोगता है, 
उसके धनकी तीसरी गति होती है। ] 

हे उमा! सुनो। वह कुल धन्य है, संसारभरके लिये पूज्य है और 
परम पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीरपरायण ( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष 
उत्पन्न हो॥ १२७॥ 

मैंने अपनी बुच्द्ेोकि अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको 
छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मनमें प्रेमकी अधिकता देखी तब मैंने 
श्रीरघुनाथजीकी यह कथा तुमको सुनायी ॥ १॥ 

यह कथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ ( धूर्त ) हों, हठी स्वभावके 
हों और श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और 
कामीको, जो चराचरके स्वामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा नहीं 
कहनी चाहिये।॥ २॥ 

ब्राहाणोंके द्रोहीको, यदि वह देवराज (८ इन्द्र ) के समान ऐश्वर्यवान्‌ राजा 
भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिये। श्रीरामकी कथाके 
अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है॥ ३ ॥ 

जिनकी गुरुके चरणोंमें प्रीति है, जो नीतिपरायण हैं और 
बाहाणोंके सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह 
कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणके समान 
प्यारे हैं॥ ४॥ 

जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता 
हो, वह इस कथारूपी अमृतको प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे 
पिये॥ १२८ ॥ 

हे गिरिजे! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर 
करनेवाली रामकथाका वर्णन किया। यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण )- 
रूपी रोगके [ नाशके ] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और उविद्दान्‌ 
पुरुष ऐसा कहते हैं॥ १॥ 

इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त 
करनेके मार्ग हैं। जिसपर श्रीहरिकी अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्गपर 
पैर रखता है॥ २॥ 

जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनःकामनाकी 
सिद्द्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन (८ प्रशंसा ) करते 
हैं, वे संसाररूपी समुद्रको गौके खुरसे बने हुए गड्ढलेकी भाँति पार कर 


६०६ * रामचरितमानस * 


जाते हैं॥ ३॥ 

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--] सब कथा सुनकर अश्रीपार्वतीजीके 
हृदयको बहुत ही प्रिय लगी और वे सुन्दर वाणी बोलीं--स्वामीकी 
कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम 
उत्पन्न हो गया॥ ४॥ 

हे विश्वनाथ! आपकी कृपासे अब मैं कृतार्थ हो गयी। मुझमें दृढ़ 
रामभक्ति उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये (नष्ट हो 
गये )॥ १२९॥ 

शम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला 
और शोकका नाश करनेवाला है। जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, 
सन्देहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंको आनन्द देनेवाला और संत 
पुरुषोंको प्रिय है॥ १॥ 

जगतूमें जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान 
कुछ भी प्रिय नहीं है। श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र 
करनेवाला चरित्र अपनी बुदर्द्चिके अनुसार गाया है॥ २॥ 

[ तुलसीदासजी कहते हैं-- ] इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, 
ब्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस, श्रीरामजीका ही स्मरण 
करना, श्रीरामजीका ही गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंको 
सुनना चाहिये॥ ३॥ 

पतितोंको पवित्र करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध > बाना है--ऐसा 
कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं--रे मन! कुटिलता त्यागकर 
उन्हींको भज। श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी ?॥ ४ ॥ 

अरे मूर्ख मन! सुन, पतितोंको भी पावन करनेवाले श्रीरामको 
भजकर किसने परमगति नहीं पायी ? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, 
गज आदि बहुत-से दुष्टोंको उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, 
खस, श्रपच ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं, वे भी केवल 
एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजीको मैं 
नमस्कार करता हूँ॥ १॥ 

जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते 
हैं और गाते हैं, वे कलियुगके पाप और मनके मलको धोकर बिना ही 
परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको चले जाते हैं।[ अधिक क्‍या ] जो मनुष्य 
पाँच-सात चौपाइयोंको भी मनोहर जानकर [ अथवा रामायणकी 
चौपाइयोंको श्रेष्ठ पंच (९ कर्तव्याकर्तव्यका सच्चा निर्णायक ) जानकर 
उनको ] हृदयमें धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे 
उत्पन्न विकारोंको श्रीरामजी हरण कर लेते हैं। ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी 


* उत्तरकाण्ड * ६०७ 


तो बात ही क्‍या है, जो पाँच-सात चौपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ 
हृदयमें धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्‍लेश 
श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं )॥ २॥ 

[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते 
हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं। इनके समान निष्काम ( निःस्वार्थ ) हित 
करनेवाला ( सुहद्‌ ) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है? जिनकी लेशगमात्र 
कृपासे मन्दबुदर्द्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके 
समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं।॥ ३॥ 

हे श्रीरघुवीर! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनोंका 
हित करनेवाला नहीं है। ऐसा विचारकर हे रघुवंशमणि! मेरे जन्म-मरणके 
भयानक दुःखका हरण कर लीजिये॥ १३० ( क )॥ 

जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोभीको जैसे धन प्यारा 
लगता है, वैसे ही हे रघुनाथजी! हे रामजी! आप निरन्तर मुझे प्रिय 
लगिये॥ १३० ( ख )॥ 

श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, 
श्रीरामजीके चरणकमलोंमें नित्य-निरन्तर [| अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके 
लिये, रचना की थी, उस मानस-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममें निरत 
मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको मिटानेके लिये तुलसीदासने 
इस मानसके रूपमें भाषाबद्ध किया॥ १॥ 

यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पापोंका हरण करनेवाला, सदा 
कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिको देनेवाला, माया, मोह और मलका 
नाश करनेवाला, परम निर्मल प्रेमरूपी जलसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है। 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानससरोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी 
सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जलते॥ २॥ 


मासपारायण, तीसवाँ विश्राम 


नवाह्नपारायण, नवाँ विश्राम 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह सातवाँ सोपान समाप्त हुआ। 


उत्तरकाणड समाप्त 


श्रीरामायणजीकी आरती 


आरति श्रीरामायनजी की। 

कीरति कलित ललित सिय पी की॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। 

बालमीक . बिग्यान बिसारद॥ 
सुक सनकादि सेष अरू सारद। 

बरनि पवनसुत कौीरति नीकी॥ 
गावत बेद पुरान अष्टदस। 

छोओ सास्त्र सब ग्रंथन को रस॥ 
मुनि जन धन संतन को सरबस। 

सार अंस संमत सबही कोौी॥ 
गावत संतत संभु भवानी। 

अरू घटसंभव मुनि बिग्यानी॥ 
व्यास आदि कबिबर्ज बखानी। 

कागभुसुंडि गरुड के ही की॥ 
कलिमल हरनि बिषय रस फीकी 

सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की॥ 
दलन रोग भव मूरि अमी की। 

तात मात सब बिधि तुलसी की॥ 


